समग्न 


खंड चार 


आचार्य श्री विद्यासागर जी 


समग्र प्रकाशन, सागर (म. प्र.) 


प्रेरणा एवं शुभाशीष : 
परमपूज्य - मुनिश्री १०८ क्षमासाजर जी 
परमपूज्य - ऐलक श्री १०५ उदार सागर जी 
परमपूज्य - ऐलक श्री १०५ सम्यक्तव साजर जी 


समग्र - आचार्य श्री विद्यासाजर जी 
प्रकाशक - समग्र प्रकाशन, सागर (म. प्र ) 
मुद्रक - शक्कुन प्रिम्डर्स, ३६२५ सुभाष मार्ग, नई दिल्‍ली-२ 





समंग्र/४/३ 


0 समाघधीन धर्म 


आचार्य कुंदकुंद के रहते हुए भी आचार्य समन्तभद्र का महत्व एवं लोकोपकार 
किसी प्रकार कम नहीं है। हमारे लिए आचार्य कुदकुंद पिता तुल्य है और आचार्य 
समन्तभट्र करुणामयी मां के समान है। वही समन्तभद्र आचार्य कहते है कि देशयामि 
समीचीन धर्मम कर्मनिवर्हणम्‌, ससार दुखतः सत्त्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे। अर्थात्‌ मै 
समीचीन धर्म का उपदेश करूँगा। यह समीचीन धर्म कैसा है? 'कर्मनिवर्हणम्‌” अर्थात्‌ 
कर्मो का निर्मुलन करने वाला है और "सत्त्वान' प्राणियों को ससार के दुखों से 
उबारकर उत्तम सुख मे पहुँचाने वाला है। 

आचार्य श्री ने यहाँ 'सत्त्वान' कहा अकेला “जैनान” नहीं कह्म। इससे सिद्ध 
होता है कि धर्म किसी सम्प्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। धर्म निर्बन्ध है निस्सीम 
है, सूर्य के प्रकाश की तरह। सूर्य के प्रकाश को हम बधन युक्त कर लेते हैं दीवारें 
खींचकर, दरवाजे बनाकर, खिड़कियाँ लगाकर। इसी तरह आज धर्म के चारो ओर 
भी सम्प्रदायों की दीवारें सीमाएँ खींच दी गयी है। 

गगा नदी हिमालय से प्रारम्भ होकर निर्बाध गति से समुद्र की ओर प्रवाहित 
होती है। उसके जल में अगणित प्राणी किलोंले करते है उसके जल से आचमन 
करते है उसमे स्नान करते हैं उसका जल पीकर जीवन रक्षा करते हैं अपने पेड़ 
पीधो को पानी देते है खेतों को हरियाली से सजा लेते हैं। इस प्रकार गंगा नदी 
किसी एक प्राणी, जाति अथवा सम्रदाय॑ की नहीं है वह सभी की है। यदि कोई उसे 
अपना बतावे तो गगा का इसमे क्या दोष? ऐसे ही भगवान वृषभदेव अथवा भगवान 
महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्म पर किसी जाति विशेष का आधिपत्य सभव नहीं है। 
यदि कोई आधिपत्य रखता है तो यह उसकी अज्ञानता है। 

धर्म और धर्म को प्रतिपादित करने वाले महापुरुष सम्पूर्ण लोक की अक्षय 
निधि हैं। महावीर भगवान की सभा में कया केवल जैन ही बैठते थे? नहीं उनकी 
धर्मसभा में देव, देवी, मनुष्य, स्त्रियाँ पशुपक्षी सभी को स्थान मिला हुआ था। अतः 
धर्म किसी परिधि से बधा हुआ नहीं है उसका क्षेत्र प्राणी मात्र तक विस्तृत है। 


समग्र/४/४ 

आचार्य महाराज अगले श्लोक में धर्म की परिभाषा का [विवेचन करते हैं वे 
लिखते है कि सद्दृष्टि ज्ञान दृत्तानि धर्म, धर्मेश्वरा विदु:। यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति 
भवपद्धति।। अर्थात्‌ (धर्मेश्वरा) गणधर परमेष्ठी (सददृष्टि ज्ञानवरानि) समीचीन 
दृष्टि, ज्ञान और सदआचरण के समष्टि रूप को (धर्म विदुः) धर्म कहते हैं। इसके 
विपरीत अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र (भवपद्धति: भवन्ति) 
ससार पद्धति को बढ़ाने वाले है। 

सम्यग्दर्शन अकेला मोक्षमार्ग नहीं है किंतु सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र का समन्वित रूप ही मोक्षमार्ग है। वही धर्म है। औषधि पर आस्था, 
औषधि का ज्ञान और औषधि को पीने से ही रोगमुक्ति सभव है। इतना अवश्य 
है कि जैनाचार्यो ने सदृदृष्टि पर सर्वाधिक बल दिया है। यदि दृष्टि में विकार है 
तो निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव ही है। 

कार, चाहे कितनी अच्छी हो वह आज ही फैक्टरी से बनकर बाहर क्यो न आयी 
हो, कितु यदि उसका चालक मदहोश है तो वह गतव्य तक पहुँच नहीं पायेगा। वह 
कार को कहीं भी टकराकर चकनाचूर कर देगा। चालक का होश ठीक होना अनिवार्य 
है तभी मजिल तक पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार मोक्षमार्ग का पथिक जब तक 
होश मे नहीं है जब तक उसकी मोह नींद का उपशमन नहीं हुआ तब तक लक्ष्य 
की सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 

मिथ्यात्व का विकार, दृष्टि से निकलना चाहिये तभी दृष्टि समीचीन बनेगी, और 
तभी ज्ञान भी सुज्ञान बन पायेगा। फिर रागद्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र-मोहनीय 
के उपशम से आचरण भी परिवर्तित करना होगा तब मोक्षमार्ग की यात्रा निर्बाध 
पूरी होगी। 

ज्ञान-रहित आचरण लाभप्रद न होकर हानिकारक ही सिद्ध होता है। रोगी की 
परिचय करने वाला यदि यह नहीं जानता कि रोगी को औषधि का सेवन कैसे कराया 
जाए तो रोगी का जीवन ही समाप्त हो जायेगा। अत. समीचीन दृष्टि, समीचीन ज्ञान 
और समीचीन आचरण का समष्टि रूप ही धर्म है। यही मोक्षमार्ग है। 


00 


समग्र/४/५ 


निर्मल दृष्टि 
८. दर्शन विशुद्धि मात्र सम्यक्‌ दर्शन नहीं है दृष्टि में निर्मलता होना दर्शन विशुद्धि 
है और दृष्टि में निर्मलता आती है तत्व चिंतन से। 


कार्य से कारण की महत्ता अधिक है क्योंकि यदि कारण न हो तो कार्य निष्पनन 
नहीं होगा। फूल न हो तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। 

कुछ लोग ऐसे भगवान की कल्पना करते हैं जो उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति 
करे। खुदा महरबान तो गधा पहलवान' ऐसा लोग कहते हैं। इसीलिए महावीर को 
बहुत से लोग भगवान मानने को तैयार नहीं। किन्तु सत्यशतथ्य ये है कि भगवान 
बनने के पहले तो शुभाशुभ कार्य किए जा सकते हैं, भगवान बनने के बाद नहीं। 

भगवान महावीर जब पूर्व जीवन मे नदराज चक्रवर्ती थे, तब उनको एक विकल्प 
हुआ कि “मै सम्पूर्ण प्राणियों का कल्याण करूँ” और इसी विकल्प के फलस्वरूप 
उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बध हुआ। कल्याण करने के लिये भी बंधन स्वीकार करना 
पड़ा। ये बधन चेष्टा पूर्वक किया जाता है तो इस बधन के पश्चात्‌ मुक्ति होती 
है। यदि माँ केवल अपनी ही ओर देखे तो बच्चो का पालन सम्भव नहीं होगा। 

'पर' के कल्याण में भी मम्व' कल्याण निहित हैं ये बात दूसरी है कि फिर दूसरे 
का कल्याण हो अथवा न भी हो। किसान की भावना यही रहती है कि “वृष्टि समय 
पर हुआ करे'” और वृष्टि तो जब भी होगी सभी के खेतो पर होगी किन्तु जब 
किसान फसल काटता है तो अपनी ही काटता है, किसी दूसरे की नहीं। अर्थात्‌ 
कल्याण सबका चाहता है किन्तु पूर्ति अपने ही स्वार्थ की करता है। 

दर्शन-विशुद्धि मात्र सम्ग्रग्दर्शन नहीं है। दृष्टि में निर्मलता का होना 
दर्शन-विशुद्धि है और दृष्टि मे निर्मलता आती है तत्व चिन्तन से। 

हमारी दृष्टि बड़ी दोषपूर्ण है। हम देखते तो अनेक वस्तुएँ हैं किन्तु उन्हें हम 
साफ नहीं देख पाते। हमारी आँखों पर किसी न किसी रंग का चश्मा लगा हुआ 
है। प्रकाश का रंग कैसा है,आप बतायें। क्या यह लाल है? क्या हरा या पीला है? 
नहीं प्रकाश का कोई वर्ण नहीं। वह तो वर्णातीत है, किन्तु विभिन्न रग वाले कांच 


समत्र/४/६ 
के सम्पर्क से हम उस प्रकाश को लाल, पीला या हरा कहते हैं, इसी प्रकार हमारा 
स्वरूप क्‍या है? 'अवर्णो 5” मेरा कोई वर्ण नहीं, 'अरसोऊहं” मुझ में कोई रस नहीं, 
'अस्पर्शोहं' मुझे छुआ नहीं जा सकता। यह मेरा स्वरूप है। किन्तु इस स्वयं को 
आप पहिचान नहीं पाते। यही है हमारी दृष्टि का दोष। 

हम पदार्थों मे इष्टअनिष्ट की धारणा बनाते हैं। कुछ पदार्थों को इष्ट मानते 
है, जिन्हें हम हितकारी समझते हैं। कुछ पदार्थों को अनिष्ट मानते है, अहितकारी 
समझते है। पर वास्तव मे कोई पदार्थ न इष्ट है और न अनिष्ट है। इष्ट-अनिष्ट 
की कल्पना भी हमारी दृष्टि का दोष है। 

इसी प्रकार जैनाचार्यों ने बताया है कि आत्मा भिन्‍न है और शरीर भिन्‍न। ऊपर 
का आवरण ये शरीर केवल एक छिलके के समान है यह उन्होने अनुभव द्वारा बताया 
है किन्तु हम अनुभव की बात भी नहीं मानते। हमारी स्थिति बच्चे जैसी है। दीपक 
जलता है तो बच्चे को यह समझाया जाता है कि इसे छूना नहीं। उसे दीपक से बचाने 
की भी चेष्टा की जाती है किन्तु फिर भी वह बच्चा उस दीपक पर हाथ धर ही देता 
है और जब एक बार जल जाता है तो फिर वह उस दीपक के पास अपना हाथ 
नहीं ले जाता। हमारी दृष्टि का परिमार्जन तभी समझा जायेगा, जब हम प्रत्येक वस्तु 
को उसके असली रूप में देखे “समझ्ें। 

यह दर्शन विशुद्धि लाखो-करोड़ो मे से एक को होती है, किन्तु होगी ये विशुद्धि 
केवल मन्दकषाय मे ही। शास्त्रीय भाषा मे दर्शन-विशुद्धि चौथे गुणस्थान में आठवे 
गुणस्थान के प्रथम भाग तक हो सकती है। सदगृहस्थ की अवस्था से लेकर उत्कृष्ट 
मुनि की अवस्था तक यह विशुद्धि होती है। श्रेणी मे तीर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध हो सकता है किन्तु होगा मद कषाय के सद्भाव में। दूसरे क॑ कल्याण की भावना 
का विकल्प जब होगा, तब बध होगा। तीर्थंकर प्रकृति एक निकाचित बध है जो 
मोक्ष ही ले जायेगा। 

कल शास्त्रीजी मेरे पास आये थे। साथ में गोग्मटसार की कुछ प्रतियाँ लाये 
थे। उसमे एक बात बडे मार्के की देखने को मिली। तीर्थंकर प्रकृति का उदय चौदहवें 
गुणस्थान मे भी रहता है। जब जीव मोक्ष की ओर प्रयाण करता है तब यह तीर्थंकर 
प्रकृति अपनी विजयपताका फहराते हुए चलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कषायों 
से ही कर्मबन्ध होता है और कषायों से ही कर्मो का निर्मूलन होता है। जैसे पानी 
से ही कीचड़ बनता है पानी में ही घुलकर यह गंगा के जल का भाग बन जाता 
है। जिसे लोग सिर पर चढ़ाते हैं और उसका आचमन करते हैं। 'कॉटा ही काँटे 
को निकालता है, यह सभी जानते हैं। 


समा/४/७ 


दर्शन-विशुद्धि भावना और दर्शन में एक मौलिक अन्तर है। दर्शन बविशुद्धि में 
केवल तत्वचिन्तन ही होता है, विषयों का चिन्तन नहीं चलता, किन्तु दर्शन में विषय 
चिन्तन भी सम्भव है। 

दर्शन-विशुद्धि भावना चार स्थितियों में भायी जा सकती है। प्रथम मरण के 
समय, द्वितीय भगवान के सम्मुख, तृतीय अप्रमत्त अवस्था मे और चौथे कषाय के 
मन्दोदय में। 

तीर्थंकर प्रकृति पुण्य का फल है “पुण्यफला अरहता। '' , किन्तु इसके लिये पुण्य 
कार्य पहले होना चाहिए। प्रवृत्ति ही निवृत्ति की साधिका है। राग से ही वीतरागता 
की ओर प्रयाण होता है। एक सज्जन ने मुझ से कहा- महाराज, आप एक लगोटी 
लगा ले तो अच्छा हो, क्योंकि आपके रूप को देखकर राग की उत्तत्ति होती है। ' 
मैने कहा- “भैया, तुम जो चमकीले-भड़कीले कपड़े पहिनते हो, उससे राग बढ़ता 
है अथवा यथानात अवस्था से। नग्न टिगग्बर रूप तो परम वीतरागता का साधक 
है। विभुद्धि मे आवरण कैसा? विशुद्धि में तो किसी भी प्रकार का बाहरी आवरण 
बाधक है साधक तो वह किसी अवस्था मे हो नहीं सकता। अन्तरंग का दर्शन तो 
यथाजात रूप द्वारा ही हो सकता है, फिर भी यदि इस रूप को देख कर किसी को 
राग का प्रादुर्भाव हो, तो मै क्या कर सकता हूँ। देखने वाला भले ही मेरे रूप को 
न देखना चाहे तो अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ले। पानी किसी को कीचड़ थीड़े 
ही बनाना चाहता है। जिसकी इच्छा कीचड़ बनने की हुई उसकी सहायता अवश्य 
कर देता है। पानी एक ही है। जब वह मिट्टी में गिरता है तो उसे कीचड़ बना देता 
है। जब वह बालू में गिरता है नो उसे सुन्दर कणदार रेत में परिवर्तित कर देता 
है। वही पानी जब पत्थर पर गिरता $ै तो उसके रूपरंग को निखार देता है। पानी 
एक ही है, किन्तु जो जैसा बनना चाहता है उसकी वैसी ही सहायता कर देता है। 
इसी प्रकार नग्न रूप वीतरागता को पुष्ट करता है किन्तु यदि कोई उससे राग का 
पाठ ग्रहण करना चाहे, तो ग्रहण करे, इसमें उस नग्न रूप का कया दोष? ये तो 
दृष्टि का खेल है। एाए 


विनयावनति 


पा विनय जब अंतरंग में प्रहुर्भूत हो जाती है तो उसकी ज्योति सब ओर प्रकाशित 
होती है। वह मुख पर प्रकाशित होती है आँखों में से फूटती है, शब्दों में उद्भूत 
होती है और व्यवहार में प्रदर्शित होती है। 


विनय का महत्त्व अनुपम है। यह वह सोपान है जिस पर आरूढ़ होकर 
साधक मुक्ति की मंजिल तक पहुँच सकता है। विनय आत्मा का गुण है और ऋजुता 
का प्रतीक है। यह विनय तत्त्व-मथन से ही उपलब्ध हो सकता है। विनय का अर्थ 
है सम्मान, आदर, पूजा आदि। विनय से हम आदर और पूजा तो प्राप्त कग्ते ही 
है, साथ ही सभी विरोधियों पर विजय भी प्राप्त कर सकते है। क्रोधी, कामी, मायावी, 
लोभी सभी विनय द्वारा वश मे किये जा सकते है। विनयी दूसरों को भलीभाँति 
समझ पाता है और उसकी चाह यही रहती है कि दूसरा भी अपना विकास करे। 
अविनय मे शक्ति का बिखराव है विनय मे भक्ति का केन्द्रीकरण डै। कोई आलोचना 
भी करे तो हम उसकी चिन्ता न करे। विनयी आदमी वही है जो गाली देने वाले 
के प्रति भी विनय का व्यवहार करता है। 

एक जगल मे दो पेड़ खड़े हैं- एक बड़ का और दूसरा बेत का। बड़ का पेड़ 
घमण्ड में चूर है। वह बेत के पेड़ से कहता है- “तुम्हारे जीवन से कया लाभ हे? 
तुम किसी को छाया तक नहीं दे सकते और फल तथा फूल का तो तुम पर नाम 
ही नहीं। मुझे देखो, मै कितनो को छाया देता हूँ यदि मुझे कोई काट भी ले तो मेरी 
लकड़ी से बैठने के लिए सुन्दर आसनो का निर्माण हो सकता है। तुम्हारी लकड़ी 
से तो दूसरों को पीटा ही जा सकता है।”” सब कुछ सुनकर भी बेंत का पेड़ मौन 
रहा। थोड़ी देर में मौसम ऐसा हो जाता है कि तुफान और वर्षा दोनों साथ-साथ 
प्रारम्भ हो जाते हैं। कुछ ही क्षणो मे बेत का पेड़ साष्टाग दण्डवत्‌ करने लगता है, 
झुक जाता है। किन्तु बड़ का पेड़ ज्यो का त्यों खड़ा रहा। देखते-देखते ही पाँच 
मिनट में तूफान ने उसे उखाड़ फेका। बेंत का पेड़ जो झुक गया था, तूफान के 
निकल जाने पर फिर ज्यो का त्यों खड़ा हो गया। विनय की जीत हुई अविनय हार 
गया। जो अकड़ता है, गर्व करता है उसकी दशा बिगड़ती ही है। 

हमें शब्दों की विनय भी सीखना चाहिये। शब्दों की अविनय से कभी-कभी बड़ी 


सपब्र॒/४/६ 


हानि हो जाती है। एक भारतीय सज्जन एक बार अमेरिका गये। वहाँ उन्हें एक 
सभा में बोलना था। लोग उन्हें देखकर हँसने लगे और जब वे बोलने के लिये खड़े 
हुये तो हँसी और अधिक बढ़ने लगी। उन भारतीय सज्जन को थोड़ा क्रोध आ गया, 
मंच पर जाते ही उनका पहला वाक्य था 'पचास प्रतिशत अमेरिकन मूर्ख होते हैं। ' ' 
अव क्या था। सारी सभा मे हलचल मच गई और सभा अनुशासन से बाहर हो 
गई। पर तत्काल ही उन भारतीय सज्जन ने थोड़ा विचार कर कहना शुरू किया- 
“क्षमा करें, पचास प्रतिशत अमेरिकन मूर्ख नहीं होते। '” इन शब्दों को सुनकर सभा 
में फिर शान्ति हो गई और सब लोग यथास्थान बैठ गये। देखो, अर्थ में कोई अन्तर 
नहीं था, केवल शब्द-विनय द्वारा वह भारतीय सबको शान्त करने में सफल हो गया। 

विनय जब अन्तर मे प्रादुर्भत हो जाती है तो उसकी ज्योति सब ओर प्रकाशित 
होती है। वह़ मुख पर प्रकाशित होती है आँखों मे से फूटती है, शब्दों मे उद्भूत 
होती है और व्यवहार में भी प्रदर्शित होती है। विनय गुण समन्वित व्यक्ति की केवल 
यहां भावना होती है कि सभी में यह गुण उद्भूत हो जाय। सभी विकास की चरम 
सीमा प्राप्त कर ले। 

मुझसे एक सज्जन ने एक दिन प्रश्न किया, “महाराज, आप अपने पास आने 
वाले व्यक्ति से बैठने को भी नहीं पूछते। बुरा लगता है। आप में इतनी भी विनय 
नहीं, महाराज।' मेने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा। “मैया, एक 
साधु की विनय और आपकी विनय एक-सी कैसे हो सकती है? आपको मैं कैसे 
कहूँ “आइये बैठिये। '” क्‍या यह स्थान मेरा है? और मान लो कोई केवल दर्शन 
मात्र क लिए आया हो तो? इसी तरह मैं किसी से जाने की भी कैसे कह सकता 
हूँ? में आन-जाने की अनुमोदना कैसे कर सकता हूँ? कोई मान लो रेल या मोटर 
में प्रस्थान करना चाहता हो तो मैं उन वाहनो की अनुमोदना कैसे करूँ जिनका मै 
वर्षो पूर्व त्याग कर चुका हूँ। ओर मान लो कोई कंवल परीक्षा करना चाहता हो 
तो, उसकी विजय हो गयी और मैं पराजित हो जाऊँगा। आचार्यों का उपदेश मुनियों 
के लिए केवल इतना ही है कि वे हाथ से कल्याण का संकेत करे और मुख का प्रसाद 
बिखेग दे। इससे ज्यादा उन्हें कुछ और नहीं करना है। 
“मैत्री, प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमानाविनयेषु।' ' यह 
सूत्र है। तब मुनि आपके प्रति कैसे अविनय की भावना रख सकता है। उसे तो 
कोई गाली भी दे तो भी वह सबके प्रति मैत्री-भाव ही रखता है। जंगल में दंगल 
नहीं करता, मंगल में अमंगल नहीं करता। वह तो सभी के प्रति मंगल-भावना से 
ओतप्रोत है। 

सो धर्म मुनिन कर धरिये, तिनकी करतूति उचरिये 
ताकूँ सुनिये भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। 
साधु की मुद्रा तो ऐसी वीतरागतामय होती है जो दूसरों को आत्मानुभव का 


सबग्र/8४/१० 


प्रबल साधक बन जाती हैं। 

फिर एक बात और भी हैं। अगर किसी को बिठाना दूसरों को अनुचित मालूम 
पड़े अथवा स्थान इतना भर जाय कि फिर कोई जगह ही अवशेष न रहे तो ऐसे 
में मुनि महाराज वहाँ से उठना पसन्द करेगे अथवा उपसर्ग समझ कर बैठ रहेंगे 
तो भी उनकी मुद्रा ऐसी होगी देखने वाला भी उनकी साधना और तपस्या को समझ 
कर शिक्षा ले सके। बिच्छू के पास एक डक होता है। जो व्यक्ति उसे पकड़ने का 
प्रयास करता है, वह उसको डक मार ही देता है। एक बार ऐसा हुआ। एक मनुष्य 
जा रहा था, उसने देखा, कीचड़ मे एक बिच्छु फँसा हुआ है। उसने उसे हाथ से 
जैसे ही बाहर निकालना चाहा, बिच्छू ने डक मारने रूप प्रसाद ही दिया, और कई 
बार उसे निकालने की कोशिश में वह डक मारता रहा, तब लोगो ने उससे कहा- 
“बावले हो गये हो। ऐसा क्यो किया तुमन?”' “अरे भाई बिच्छु ने अपना काम 
किया और मैने अपना काम किया, इसमे मेरा बावलापन कया?” उस आदमी ने 
ये उत्तर दिया। इसी प्रकार मुनिराज भी अपना काम करते है। वे तो मगल की कामना 
करते है और गाली देने वाले उन्हे गाली देने का काम करते है। तब तुम कैसे कह 
सकते हो कि साधु किसी के प्रति अविनय का भाव रख सकता है। 

शास्त्रो मे अभावो की बात आई है। जिसम प्राग्भाव का तात्पर्य है “पूर्व पर्याय 
का वर्तमान में अभाव”' और प्रध्वसाभाव का अभिप्राय है “वर्तमान पर्याय मे भावी 
पर्याव का अभाव' '। इसका मतलब है कि जो उन्नत है वह गिर भी सकता है और 
जो पतित है वह उठ भी सकता है। और यही कारण है कि सभी आचार्य महान्‌ 
तपस्वी भी त्रिकालवर्त्ती तीर्थकरों को नमोस्तु प्रस्तुत करते है और भविष्यत्‌ काल 
के तीर्थकरों को नमोस्तु करने मे भावी नय की अपेक्षा सामान्य ससारी जीव भी 
शीमल हो जाते है तब किसी की अविनय का प्रश्न ही नहीं है। आपकी अनत शक्ति 
को भी सारे तपस्वियो ने पहिचान लिया है, चाहे आप पहिचाने अथवा नहीं। आप 
सभी में केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है यह बात भी कुन्दकुन्दादि महान आचार्यों 
द्वारा पहचान ली गई है॥ 

अपने विनय गुण का विकास करो। विनय गुण से असाध्य कार्य भी सहज 
साध्य बन जाते हैं। यह विनय गुण ग्राह्मय है, उपास्य है, आराध्य है। भगवान महावीर 
कहते 5- “मेरी उपासना चाहे न करे, विनय गुण की उपासना जरूर करो। विनय 
का अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान के समक्ष तो विनय करें और पास-पड़ोस 
में अविनय का प्रदर्शन करें। अपने पड़ौसी को भी यथायोग्य विनय करो। कोई घर 
पर आ जाये तो उसका सम्मान करो। “मानेन तृप्ति न तु भोजनेन' ' अर्थात्‌ सम्मान 
से तृप्ति होती है, भोजन से नहीं, अत' विनय करना सीखो, विनय गुण आपको सिद्धत्व 
प्राप्त करा देगा। ए0ए 


समग्र? 8४/५१ 


सुशीलता 


ए निरतिचार शब्द बड़े मार्के का शब्द है। ब्रत के पालने में यदि कोई गड़बड़ न 
हो तो आत्मा और मन यर एक ऐसी छाप पड़ती है खुद का तो निस्तार होता 
ही है, अन्य भी जो इस व्रत और ब्रंती के सम्पर्क में आ जाते हैं वे भी तिर 
जाते हैं। 


शील से अभिप्राय ग्वभाव से है। स्वभाव की उपलब्धि के लिए निरतिचार व्रत 
का पालन करना ही “शीलवब्रतेष्वनतिचार' ' कहलाता है। व्रत से अभिप्राय नियम, 
कानून अथवा अनुशासन से है। जिस जीवन मे अनुशासन का अभाव है वह जीवन 
निर्बल है। निरतिचार व्रत पालन से एक अद्भुत बल की प्राप्ति जीवन मे होती है। 
निरतिचार का मतलब ही यह है कि जीवन अस्त-व्यस्त न ही, शान्त और सबल 
हो। 

रावण के विषय मे यह विख्यात है कि वह दुराचारी था किन्तु वह अपने जीवन 
मे एक प्रतिज्ञा मे आबद्ध भी था। उसका व्रत था कि वह किसी नारी पर बलात्कार 
नहीं करेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नहीं भोगेगा और यही कारण था कि वह 
सीता को हरण तो कर लाया किन्तु उनका शील भग नहीं कर पाया। इसका कारण 
केवल उसका व्रत था, उसकी प्रतिज्ञा थी। यद्यपि यह सही है कि यदि वह सीताजी 
के साथ बलात्कार का प्रयास भी करता तो भस्मसात हो जाता किन्तु उसी प्रतिज्ञा 
ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। 

ये 'निरतिचार' शब्द बड़े मार्के का शब्द है। व्रत के पालन मे यदि कोई गड़बड़ 
न हो तो आत्मा और मन पर एक ऐसी गहरी छाप पड़ती है कि खुद का तो निस्तार 
होता ही है, अन्य भी जो इस ब्रत और ब्रती के सम्पर्क में आ जाते हैं बिना प्रभावित 
हुये रह नहीं सकते। जैसे कस्तूरी को अपनी सुगन्ध के लिए किसी तरह की प्रतिज्ञा 
नहीं करनी पड़ती, उसकी सुगन्ध तो स्वतःचारों ओर व्याप्त हो जाती है। वैसी ही 
इस व्रत की महिमा है। 

'अतिचार' और 'अनाचार' में भी बड़ा अन्तर है। 'अतिचार' दोष है जो लगाया 
नहीं जाता, प्रमादवश लग जाता है। किन्तु अनाचार तो सम्पूर्ण व्रत को विनष्ट करने 


समग्र/४/१२ 
की क्रिया है। मुनिराज निरतिचार व्रत के पालन मे पूर्ण सचेष्ट रहते हैं जैसे कई 
चुँगी चौकियाँ पार कर गाड़ी यथास्थान पहुँच जाती है उसी प्रकार मुनिराज को भी 
बत्तीस अन्तराय टालकर निर्दोष आह्मर और अन्य उपकरण आदि ग्रहण करना पड़ते 
हैं। 

निरतिचार व्रत पालन की महिमा अद्भुत है। एक भिक्षुक था। झोली लेकर 
एक द्वार पर पहुँचा रोटी माँगने। रूख़ा जवाब मिलने पर भी नाराज नहीं हुआ बल्कि 
आगे चला गया। एक थानेदार को उस पर तरस आ गया और उसने उस भिक्षुक 
को रोटी देने के लिए बुलाया। पर भिक्षुक थोड़ा आगे जा चुका था इसलिए उसने 
एक नौकर को रोटी देने भेज दिया। मैं रिश्वत का अन्न नहीं खाता भइया! ऐसा 
कहकर वह भिक्षुक आगे बढ़ गया। नौकर ने वापिस आकर थानेदार को भिक्षुक 
द्वारा कही गयी बात सुना दी और वे शब्द उस थानेदार के मन में गहरे उतर गये। 
उसने सदा-सदा के लिए रिश्वत लेना छोड़ दिया। भिक्षुक की प्रतिज्ञा ने, उसके निर्दोष 
व्रत ने थानेदार की जिन्दगी सुधार दी। जो लोग गलत तरीके से रुपये कमाते हैं 
वे दान देने मे अधिक उदारता दिखाते है। वे सोचते हैं कि इसी तरह थोड़ा धर्म 
इकट्ठा कर लिया जाय किन्तु धर्म ऐसे नहीं मिलता। धर्म तो अपने श्रम से निर्दोष 
रोटी कमा कर दान देन में ही है। 

अग्रेजी मे कहावत है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, उससे भी ऊँचा 
एक जीवन है जो व्रत साधना से उसे प्राप्त हो सकता है। आज हम मात्र शरीर 
के भरण-पोषण मे लगे हैं। व्रत, नियम और अनुशासन के प्रति भी हमारी रुचि 
होनी चाहिये। अनुशासन विहीन व्यक्ति सबसे गया बीता व्यक्ति है। अरे भद्दया। 
तीर्थंकर भी अपने जीवन में व्रतो का निर्दोष पालन करते हैं। हमे भी करना चाहिए। 

हमारे व्रत ऐसे हो जो स्वयं को सुखकर हो और दूसरों को भी सुखकर हों। 
एक सज्जन जो सभवत ब्राह्मण थे मुझसे कहने लगे- महाराज, आप बड़े निर्दयी 
हैं। देने वाले दाता का आप आहार नहीं लेते। तो मैंने उन्हें समझाया-भइया' देने 
वाले और लेने वाले दोनो व्यक्तियो के कर्म का क्षयोपशम होना चाहिये। दाता का 
तो दानान्तराय कर्म का क्षयोपशम होना आवश्यक है पर लेने वाले का भी भोगान्तराय 
कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। दाता लेने वाले के साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकता 
क्योकि लेने वाले के भी कुछ नियम, प्रतिज्ञाये होती हैं। जिन्हे पूरा करके ही वह 
आहार ग्रहण करता है। 

साराश यही है कि सभी को कोई न कोई व्रत अवश्य लेना चाहिये, वे व्रत नियम 
बड़े मौलिक हैं। सभी यदि व्रत ग्रहण करके उनका निर्दोष पालन करते रहें तो कोई 
कारण नहीं कि सभी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न न हों। ण्ण 


का ४2/१३ 


निरन्तर ज्ञानोपयोग 


(7 ज्ञान का प्रवाह तो नदी के प्रवाह की तरह है उसे सुखाया नहीं जा सकता; बदला 
जा सकता है। इसी प्रकार ज्ञान का नाश नहीं किया जा सकता है उसे स्व-पर 
कल्याण की दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है। यही ज्ञानोपयोग है। 


अभीक्ष्णज्ञानोपयोग' शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है- अभीक्ष्ण + ज्ञान 
+ उपयोग अर्थात्‌ निरन्तर ज्ञान का उपयोग करना ही अभीक्ष्णज्ञानोपयोग है। आत्मा 
के अनन्तगुण हैं और उनके कार्य भी अलग-अलग हैं। ज्ञान गुण इन सभी की पहिचान 
कराता है। सुख जो आत्मा का एक गुण है उसकी अनुभूति भी ज्ञान द्वारा ही संभव 
है। ज्ञान ही वह गुण है जिसकी सहायता से पाषाण में से स्वर्ण को, खान मे से 
हीरा, पन्‍ना को पथक्‌ किया जा सकता है। अभीक्ष्णज्ञानोपयोग ही वह साधन है जिसके 
द्वारा आत्मा की अनुभूति, समुन्नति होती है उसका विकास किया जा सकता है। 

आज तक इस ज्ञान धारा का प्राय दुरुपयोग ही किया गया है। ज्ञान का प्रवाह 
तो नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे गगा नदी के प्रवाह को सुखाया नहीं जा सकता, 
केवल उस प्रवाह के मार्ग को हम बदल सकते हैं उसी प्रकार ज्ञान के प्रवाह को 
सुखाया नहीं जा सकता केवल उसे स्व-पर हित के लिये उपयोग मे लाया जा सकता 
है। ज्ञान का दुरुपयोग होना विनाश है और ज्ञान का सुदपयोग करना ही विकास 
है, सुख है, उन्नति है। ज्ञान के सदुपयोग के लिये जागृति परम आवश्यक है। हमारी 
हालत उस कबूतर की तरह हो रही है जो पेड़ पर बैठा है और पेड़ के नीचे बैठी 
हुई बिल्ली को देखकर अपना होश-हवास खो देता है। अपने पंखो की शक्ति को 
भूल बैठता है और स्वय घबराकर उस बिल्ली के समक्ष गिर जाता है तो उसमे दोष 
कबूतर का ही है। हम ज्ञान की कदर नहीं कर रहे बल्कि जो ज्ञान द्वारा जाने जाते 
हैं उन ज्ञेय पदार्थों की कदर कर रहे हैं। होना इससे विपरीत चाहिए था अर्थात्‌ ज्ञान 
की कदर होना चाहिए। 

ज्ेयों के संकलन मात्र में यदि हम ज्ञान को लगा दें और उनके समक्ष अपने 
को हीन मानने लग जायें तो यह ज्ञान का दुरुपयोग है। ज्ञान का सदुपयोग तो यह 


समग्र/४/१४ 
है कि हम अन्तर्यात्रा प्रारम्भ कर दे और यह अन्तर्यात्रा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 
बार-बार अभीक्ष्ण करने का प्रयास करें। यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग केवल ज्ञान को 
प्राप्त कराने वाला है आत्म-मल को धोने वाला है। जैसे प्रभात बेला की लालिमा 
के साथ ही बहुत कुछ अधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
द्वारा आत्मा का अधकार भी विनष्ट हो जाता है और केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित 
होता है। अतः ज्ञानोपयोग सतत्‌ चलना चाहिये। 

'उपयोग' का दूसरा अर्थ है चेतना। अर्थात्‌ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग अपनी खोज 
चेतना की उपलब्धि का अमोध साधन है। इसके द्वारा जीव अपनी असली सम्पत्ति 
को बढ़ाता है, उसे प्राप्त करता है उसके प्रास पहुँचता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयाग का 
अर्थ केवन पुस्तकीय ज्ञान मात्र नहीं है। शब्दों की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं होती सरस्वती की पूजा का मतलब तो अपनी पूजा से है, स्वात्मा की उपासना 
से है। शाब्दिक ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है इससे सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। 
शाब्दिक ज्ञान तो केवल शीशी के लेबिल की तरह है यदि कोई लेबिल मात्र घोट 
कर पी जाय तो क्या उससे स्वास्थ्य-लाभ हो जायेगा? क्या रोग मिट जायेगा नहीं, 
कभी नहीं। अक्षर ज्ञानधारी बहुभाषाविद्‌ पण्डित नहीं है। वास्तविक पण्डित तो वह 
है जो अपनी आत्मा का अवलोकन करता है। '” स्वात्मान पश्यति यसः पण्डित |” ' 
पढ़-पढ़ के पण्डित बन जाये किन्तु निज वस्तु की खबर न हो तो क्या वह पण्डित 
है? अक्षरों के ज्ञानी पण्डित अक्षर का अर्थ भी नहीं समझ पाते। 'क्षर' अर्थात्‌ नाश 
होने वाला और 'अ' के मायने 'नहीं' अर्थात्‌ मैं अविनाशी हूँ, अजर-अमर हूँ, यह 
अर्थ है अक्षर का, किन्तु आज का पडित केवल शब्दों को पकड़ कर भटक जाता 
है। 

शब्द तो केवल माध्यम है अपनी आत्मा को जानने के लिए, अन्दर जाने के 
लिए। किन्तु हमारी दशा उस पडित की तरह है जो तैरगा न जानकर अपने जीवन 
से भी हाथ धो बैठता था। एक पंडित काशी से पढ़कर आये। देखा, नदी किनारे 
मल्लाह भगवान की स्तुति में संलग्न है। बोले- “ए मल्लाह! ले चलेगा नाव मे, 
नदी के पार।”” मल्लाह ने उसे नाव मे बिठा लिया। अब चलते-चलते पडित जी 
रौब झाड़ने लगे अपने अक्षर ज्ञान का। मल्लाह से बोले- “कुछ पढ़ा-लिखा भी 
है? अक्षर लिखना जानता है?” मल्लाह तो पढ़ा लिखा था ही नहीं सो कहने लगा 
पडितजी मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है। पडित बोले तब तो बिना पढ़े तुम्हारा आधा जीवन 
ही व्यर्थ हो गया। अभी नदी में थोड़े और चले थे कि अचानक पूर आ गयी, पडित 
जी धबराने लगे। नाविक बोला पंडितजी मैं अक्षर लिखना नहीं जानता किन्तु तैरना 


समग्र/8/१९ 


जरूर जानता हूँ। अक्षर ज्ञान न होने से मेरा तो आधा जीवन गया परन्तु तैरना 
न जानने से तो आपका सारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। 
हमें सैरना भी आना चाहिये। बैरना नहीं आयेगा तो हम ससार समुद्र से पार 
नहीं हो सकते। अत दूसगें का सहारा ज्यादा मत दूँढो। शब्द भी एक तरह का सहारा 
है। उसके सहारे, अपना सहाग लो। अन्त्यत्रि प्रारम्भ करो। 
ज्ञेयो का संकलन मात्र तो ज्ञान का दुरुपयोग है। ज्ञेयों में मत उलझो, झेयी 
के ज्ञाता को प्राप्त करो। अभीक्ष्ण न्ञानोपयोग से ही मैं कौन हूँ, इसका उत्तर प्राप्त 
हो सकता है। 
परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव मे दिखै। 
दंग ज्ञान सुख बलमय सदा नहिं आन भाव जु मो बिख।। 
मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरु तसु फलनि तें। 
चित पिड चड अखण्ड सुगुण-करण्ड च्युत पुनि कलनि तै।। 
भुद्धोपयोग की यह दशा इसी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है। अतः मात्र साक्षर बने रहने से कोई लाभ नहीं है। 'साक्षर' का विलोम 'राक्षस' 
होता है। साक्षर मात्र बने रहने से राक्षस बन जाने का भी भय है। अतः अन्तरयत्रि 
भी प्रारम्भ करे, ज्ञान का निरन्तर उपयोग करे अपने को शुद्ध बनाने के लिए। 
हम अमूर्त्त है, हमे छुआ नहीं जा सकता, हमे चखा नहीं जा सकता, हमे सूँघा 
नही जा सकता, किन्तु फिर भी हम मूर्त्त बने हुये है क्योंकि हमारा ज्ञान मूर्त्त में संजोया 
हुआ है। अपने उस अमूर्त्त स्वरूप की उपलब्धि, ज्ञान की धारा को अन्दर आत्मा 
की ओर मोडने पर ही सम्भव है। णए 


समग्र/४/१६ 


संवेग 
ए जिस प्रकार ललाट पर तिलक के अभाव में स्त्री का सम्पूर्ण शुंगार अर्थहीन है, 


मूर्ति के नहीं होने पर जैसे मंदिर की कोई शोभा नहीं है उसी प्रकार बिना संबेग 
के सम्यग्दर्शन कार्यकारी नहीं है। संदेग सम्यग्दृष्टि साधक का अलंकार है। 


सवेग का मतलब है ससार से भयभीत होना, डरना। आत्मा के अनन्त गुणों 
में यह सवेग भी एक गुण है। पूज्यपाद स्वामी लिखते है कि मम्यग्दर्शन दो प्रकार 
का है- सगग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन। सवेग, सराग सम्यग्दर्शन के 
चार लक्षणों में से एक है। जैसे ललाट पर तिलक के अभाव मे स्त्री का श्रगार अर्थहीन 
है, मूर्ति के न होने पर मदिर की कोई शोभा नहीं है। वैसे ही बिना सवेग के सम्यग्दर्शन 
कार्यकारी नहीं है। सवेग सम्यग्दृष्टि साधक का अलकार है। 

सवेग एक उदासीन दशा है जिसमे रोना भी नहीं है, हँसना भी नहीं है, पलायन 
भी नहीं है, बैठना भी नहीं है, दूर भी नहीं हटना है और आलिगन भी नहीं करना 
है। यह जो आला की अनन्य स्थिति है वह सद्‌गृहस्थ से लेकर मोक्ष-मार्ग पर आरूद़ 
मुनि महाराज तक मे प्रादुर्भत होती है। मुनि पग-पग पर डरता है और सावधान 
रहकर जीवन जीता है। वह अपने आहार-विहार मे, उठने, बैठने और लेटन की 
सभी क्रियाओ मे सदैव जाग्रत रहता है सजग रहता है। यदि ऐसा न हो तो वह 
साधु न होकर स्वादु बन जायेगा। साधु का रास्ता तो मनन और चितन का रास्ता 
है। उसकी यात्रा अपरिचित वस्तु (आत्मा) से परिचय प्राप्त करने का उत्कृष्ट प्रयास 
है। ऐसे सवेग-समन्वित साधु के दर्शन दुर्लभ हैं। आप कहते है कि हम 'वीर' की 
सन्तान है। बात सही है। आप 'वीर' की सन्तान तो अवश्य है, किन्तु उनके अनुयायी 
नहीं। सही अर्थों मे आप “वीर” की सन्तान तभी कहे जायेंगे जब उनके बताये मार्ग 
का अनुसरण करेगे। 

सवेग का प्रारम्भ कहाँ? जब दृष्टि नासराग्र हो, केवल अपने लक्ष्य की ओर हो, 
और अविराम गति से मार्ग पर चले। आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में तार पर 
चलने वाला न ताली बजाने वालों की ओर देखता है और न ही लाठी लेकर खड़े 
आदमी को देखता है। उसका उद्देश्य इधर-उधर देखना नहीं है उसका उद्देश्य तो 


समगत्र/४/१७ 


एकमात्र संतुलन बनाये रखना और अपने लक्ष्य पर पहुँचना होता है। यही बात 
सवेग की है। 

सम्यग्दर्शन के बिना पाप से डरना नहीं होता। ससार से “भीति' सम्यग्दर्शन 
का अनन्य अग है। वीतराग सम्यग्दर्शन में ये 'सवेग' अधिक घनीभूत होता है। सवेग 
अनुभव और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। इस सवेग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। 
वीतरागता से पूर्व यह प्रस्फुटित होता है और फिर वीतरागता उसका कार्य बन जाती 
है। सवेग के प्रादुर्भूत होने पर सभी बाहरी आकारक्षाये छूट जाती हैं जहाँ संवेग होता 
है वहाँ विषयों की ओर रुचि नहीं रह जाती, उदासीनता आ जाती है। 

भरत चक्रवर्ती का वर्णन सही रूप मे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उनके भोगो 
का वर्णन तो किया जाता है किन्तु उनवी उदासीनता की बात कोई नहीं कर्ता। 
एक व्यक्ति अपने बारह बच्चों के बीच रहकर बड़ा दु खी होता है। उसकी पत्नी 
उससे कहती है- “भरत जी इतने बड़े परिवार के बीच कैसे रहते होगे। जहाँ छवानवै 
हजार रानियॉ, अनेको बच्चे और अपार सम्पदा थी। उनके परिणामों में तो कभी 
क्लेभ हुआ हा ऐसा सुना ही नही गया। ”' वह व्यक्ति भरत जी की परीक्षा लेने पहुँच 
जाता है, भरत जी सारी बात सुनकर उसे अपने रनिवास मे भेज देते हैं। उस व्यक्ति 
क हाथ पर तेल से भरा हुआ कटोरा रख दिया जाता है और कह दिया जाता है 
कि “सब कुछ देख आओ, लेकिन इस कटोर में से एक बूँद भी नीचे नहीं गिरनी 
चाहिये अन्यथा मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा। ' ' वह व्यक्ति सब कुछ देख आया पर उसका 
देखना न देखने के बराबर ही रहा, सारे समय बूँद न गिर जाने का भय बना रहा। 
तब भरतजी ने उसे समझाया, 'मित्र जागृति लाओ, सोचो, समझो। ये नव 
निधियाँ, चौदह रल, ये छयानवे उजार रानियाँ ये सब मेरी नहीं है। मेरी निधि तो 
मेरे अतरग में छिपी हुई है- ऐसा विचार करके ही मै इन सबके बीच शात भाव 
से रहता हूँ।' 

रलत्रय ही हमारी अमूल्य निधि है। इसे ही बचाना है। इसको लूटने के लिये 
कर्म चोर सर्वत्र घूम रह है। जाग जाओ, सो जाओगे तो तुम्हारी निधि ही लुट जायेगी। 

“कर्म चोर चहुँ ओर सरबस लूटें सुध नहीं”” 

सवेगधारी व्यक्ति अलौकिक आनन्द की अनुभूति करता है। चाहे वह कहीं भी 
रहे। किन्तु सवेग से रहित व्यक्ति स्वर्गिक सुखो के बीच भी दुःख का अनुभव करता 
है और दुखी ही रहता है। छाए 


समग्र/४/१८ 


त्यागवृत्ति 


ए त्याग के पहले जागृति परम अपेक्षणीय है। निजी सम्पत्ति की पहचान जब हो 
जाती है तब विषय सामग्री निरर्थक लगती है और उसका त्याग सहज सरलता 
से हो जाता है। 


वथाशक्ति त्याग को “शक्ति-तस्त्याग' कहते है। “शक्ति अनुलध्य यथाशक्ति' ' 
अर्थात्‌ शक्ति की सीमा को पार न करना और साथ ही अपनी शक्ति को नहीं छिपाना 
इसे यथाशक्ति कहते है और इस शक्ति के अनुरूप त्याग करना ही शक्ति-तस्त्याग 
कह्म जाता है। 

भारत में जितने भी देवो के उपासक है, चाहे वे कृष्ण के उपासक हो, चाह़ि 
वे राम के उपासक हो अथवा बुद्ध के उपासक हो, सभी त्याग को सर्वाधिक महत्त्व 
देते है। ऐसे ही महावीर के भी उपासक है। किन्तु महावीर के उपासको की विशेषता 
यही है, कि उनके त्याग मे शर्त नहीं है। हठग्राहिता नहीं है। यदि त्याग मे कोई भर्त 
है तो वह त्याग महावीर का कहा हुआ त्याग नहीं है। 

सामान्य रूप से त्याग की आवश्यकता हर क्षेत्र मे है। रोग की निवृत्ति के लिए, 
स्वाय्थ्य की प्राप्ति के लिए, जीवन जीने के लिए और इतना ही नहीं, मरण के लिए 
भी त्याग की आवश्यकता है। जो ग्रहण किया है उसी का त्याग होता है, पहले ग्रहण 
फिर त्याग यह क्रम है। ग्रहण होने के कारण ही त्याग का प्रश्न उठता है। अब त्याग 
किसका किया जाये? तो अनर्थ की जड़ का त्याग, हेय का त्याग किया जाये। 
कूडा-कचरा, मल आदि ये सब हेय पदार्थ हैं। इन हेय पदार्थों के त्याग में कोई शर्त 
नहीं होती, न ही कोई मुहूर्त निकलवाना होता है क्योंकि इनके त्याग के बिना न 
सुख है न शान्ति! इन्हे त्यागे बिना तो जीवन भी असम्भव हो जायेगा। 

त्याग करने मे दो बातो का ध्यान रखना परम अपेक्षणीय है। पहला यह कि 


समग्र/४/१६ 


दूसरों की देखा देखी त्याग नहीं करना और दूसरा ये,कि अपनी शक्ति की सीमा 
का उल्लंघन नहीं वरना क्योंकि इससे सुख के स्थान पर कष्ट की ही आशंका 
अधिक है। 

त्याग में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। किन्तु हमेशा से आपका त्याग ऐसा ही 
शर्तयुक्त रहा है। दान के समय भी आपका ध्यान आदान में लगा रहता है। यदि 
कोई व्यक्ति सौ रुपये के सवा सौ रुपये प्राप्त करने के लिये त्याग करता है तो यह 
कोई त्याग नहीं माना जायेगा। यह दान नहीं है आदान है। एक विद्वान ने लिखा 
है कि दान तो ऐसा देना चाहिये जो दूसरे हाथ को भी मालूम न पड़े। यदि त्याग 
किये हुये पदार्थ में लिसा लगी रही इच्छा बनी रही, यदि इस पदार्थ के भोगने की 
वासना हमारे मन में चलती रही और अधिक प्राप्ति की आकाक्षा बनी रही तो यह 
त्याग नहीं कहलायेगा। 

बाह्य मलो के साथ साथ अंतरंग मे रागद्वेष रूपी मल भी विद्यमान है जो हमारी 
आत्मा के साथ अनादि काल से लगा हुआ है। इसका त्याग करना“छोड़ना ही वास्तविक 
त्याग है। ऐसे पदार्थों का त्याग करना ही श्रेयस्कर है जिनसे रागद्वष, विषय-कषायों 
की पुष्टि होती है। 

अजमेर मे एक सज्जन मेरे पास आये और बोले- “महाराज, मेरा तो भाव 
पूजा मे मन लगता है, द्रव्य पूजन मे नहीं।”” तो मैंने कहा भइया ये तो दान से 
बचने के लिए पगडण्डियाँ है। पेट पूजा के लिए कोई भाव-पूजा की बात नहीं करता। 
इसी तरह भगवान की पूजा के लिये सस्ते पदार्थों का उपयोग करना और खाने-पीने 
के लिये उत्तम से उत्तम पदार्थ लेना यह भी सही त्याग नहीं है। कई लोग तो ऐसा 
सोचते है कि भगवान महावीर ने तो नासा-इन्द्रिय को जीत ही लिया है। तब उनके 
लिये सुरभित सुगन्धित पदार्थ क्यो चढ़ाना, ये हमारे मन की विचित्रता है। पूजा का 
मतलब तो यह है कि भगवान के सम्मुख गद्गद्‌ होकर विषयो और कषायों का समर्पण 
किया जाये। जब तक इस प्रकार का समग्र-समर्पण नहीं होता तब तक पूजा की 
सार्थकता नहीं है। 

त्याग के पहले जागृति परम अपेक्षणीय है। निजी सम्पत्ति की पहिचान जब हो 
जाती है, उस समय विषय-सामग्री कूड़ा-कचरा बन जाती है और उसका त्याग सहज 
हों जाता है। इस कूड़े-कचरे के हटने पर अपनी अन्तरंग की मणि अलौकिक ज्योति 


समगा/४/२० 


के साथ प्रकाशित हो उठती है। त्याग से ही आत्मारूपी हीरा चमक उठता है। जैसे 
कूडा-कचरा जब साफ हो जाता है तब जल निर्बाध प्रवाहित होने लगता है इसी 
प्रकार विषय-भोगो का कूड़ा-कचरा जब हट जाता है तो ज्ञान की धारा 
निर्बध अन्दर की ओर प्रवाहित होने लगती है। 
“आतम के अहित विषय-कषाय इनमे मेरी परिणित न जाये'” और 
“यह राग आग दहै सदा ताते समामृत सेइये। 
चिर भजे विषय कषाय अबतो त्याग निज पद वेइये।। 
ये राग तपन पैदा करता है। विषय-कषाय हमे जलाने वाले हैं। यह हमारा पद 
नहीं है। यह 'पर' पद है। अपने पद मे आओ। आज तक हम आख़व मे जीवित 
रहे है निर्जग कभी हमारा लक्ष्य नहीं रहा। इसलिये दु ख उठाते रहे। जब तक हम 
भोगो का विमोचन नही करेगे, उपास्य नहीं बन पायग। 
योग जीवन है, भोग मरण है। योग सिद्धत्व का प्रशस्त करने वाला है और 
भोग नरक की ओर ले जाने वाला है। आस्था जागृत करो। विश्वास“आस्था के अभाव 
में ही हम स्व-पद की ओर प्रयाण नहीं कर पाये है। त्याग क प्रति अपनी आस्था 
मजबूत करो ताकि शाश्वत सुख को प्राप्त कर सको। (00 


समग्र/४/२१ 


सत्‌-तप 


0 तप, दोषों की निवत्ति के लिए परम रसायन है। मिट्टी भी तपकर ही पूज्य बनती 
है। अग्नि की तपन को पार करके ही वह पात्र के रूप में उपयोगी बन जाती 
डै। 


भारत भूमि का एक-एक कण तपस्वियो की पद-रज से पुनीत बन चुका है। 
तप की प्रशसा केवल इन महर्पियों, योगियो और तपोपूत पुरुषों द्वारा ही नहीं गायी 
गयी, अन्य पुरुषों, कवियो ने भी तप की यशोगाथा गायी है। राष्ट्र कवि स्वर्गीय 
मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है- 

नारायण नारायण धन्य है नर साधना। 
इन्द्रपद ने की है जिसकी शुभाराधना। 

भोगासक्त देवो ने भी इस तप-साधना की प्रशसा की है। वे स्वर्गों से उतरकर 
उनका कीर्तन-पूजन करने के लिये आते हैं जो नर से नारायण बनने की 
साधना में लगे हैं। 

तप दोषो की निवृत्ति के लिये परम रसायन है। मिट्टी भी तप कर ही पूज्य बनती 
है। जब वह अग्नि की तपन को पार कर लेती है तब पक्के पात्र घड़े आदि का 
रूप धारण कर लेती है और आदर प्राप्त करती है। कहा भी है पहले कष्ट फिर 
मिष्ट। पदार्थ की महत्ता वेदना सहकर ही होती है। 

आप दु खी होने पर सुख का रास्ता ढूँढ़ते हैं और साधु समागम मे आते हैं। 
साधु-समागम मे सुख मानकर भी यदि कुछ प्राप्त नहीं करते तो आपका आना व्यर्थ 
ही होगा। जिस भू-तल पर हम रहते हैं वह एक प्रकार का जंक्शन है। प्रत्येक दिशा 
में यहाँ से मार्ग जाते है। यहाँ से नरक की ओर यात्रा की जा सकती है, स्वर्ग जाया 
जा सकता है, पशु-योनि को पाया जा सकता है, मनुष्य भी पुनः हुआ जा सकता 
है और परमात्मा पद की उपलब्धि भी की जा सकती है। जहाँ भी जाना चाहें जा 
सकते हैं। साधना स्वाश्नित है। 

गृहस्थी में आतप है, कष्ट है, छटपटाहट है। जैसे पूड़ी कड़ाही में छटपटाती 


समग्र/४/२२ 


है, वही दशा गृहस्थ की होती है। तप द्वारा उस कष्ट का निवारण सभव है। एक 
बार गृहस्थ मे मेरी बॉह मोच गयी थी, मैने “स्लोन्स बाम”” लगायी। उससे सारा 
दर्द धीरे-धीरे जाता रहा। इसी तरह संसार की वेदना को मिटाने के लिये तप रूपी 
बाम का उपयोग करना होगा। कार्य सिद्धि के लिए तप अपनाना ही होगा। लोहे 
की छड़ आदि जब टेढ़ी हो जाये तो केवल तपाकर ही उसे सीधा बनाया जा मकता 
है अन्यथा सभी साधन व्यर्थ हो जाते है। उसी प्रकार विषय और कषाय के टेढ्ेपन 
की निवृत्ति के लिये आत्मा को तपाना ही एकमात्र अव्यर्थ साधन है। 

इच्छा का निरोध कौन करे? वानर? नहीं नर, केवल नर। वानर तो पशु है। 
नारकी भी नहीं कर सकते। देव भी नहीं कर सकते। ये सब तो अपनी गलती का 
प्रायश्चित कर सकते है। साधना तो केवल नर ही कर सकता है। धन्य है नर 
साधना! नर-पद एक ऐसा मैदान है जहाँ पर नारायण बनने का खेल खेला जा सकता 
है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन कह रहे थे “धन्य है हमारी यह सुहाग नगरी! 
फिरोजाबाद! इसने आचार्य महावीर कीर्ति जैसी मूर्ति को उत्पन्न किया।'” ठीक है 
महावीर कीर्ति महाराज यहाँ पैटा हुये और उन्होंने साधना द्वारा अपना कल्याण किया, 
किन्तु आपको क्या मिला? आप भी महावीर कीर्ति महाराज जैसे बने क्या? महावीर 
कीर्ति महाराज जैसे तपस्वी आपके लिये आदर्श तो बन सकते है आपकी कालिमा 
का सकेत दे सकते है किन्तु वे म्वय आपकी कालिमा मिटा नहीं सकते, दर्पण आपके 
मुख पर लगे धब्बे को दिखा सकता है लेकिन वह धब्बा जब भी मिटेगा आपके 
प्रयास से ही मिटेगा। आपको यह मनुष्य जीवन मिला है तो साधना करना ही चाहिये। 
अन्यथा आप जानते ही हैं 'तप” का विनोम 'पत' होता है अर्थात्‌ गिरना। साधना 
के अभाव मे पतन ही होगा। 

इच्छाऐं प्रत्येक के पास हैं किन्तु इच्छा का निरोध केवल तप द्वारा ही सभव 
है यदि इच्छाओ का निरोध नहीं हुआ, तो ऐसा तप भी तप नहीं कहा जायेगा 'तपसा 
निर्जाा च' तप स निर्जरा भी होती है। यदि तप करने से आकुलता हो और निर्जरा 
न हो तो वह तप भी तप नहीं है। साधन वही है जो साध्य को दिला दे, कारण वही 
साधकतम है जो कार्य को सम्पन्न करा दे, औषधि वही है जो रोग की निवृत्ति कर 
दे, तप वही है जो नर से नारायण बना दे। 

गृहस्थ भी घर में थोड़ी बहुत साधना कर सकता है किन्तु आज तो वह भी नहीं 
होती। आज का गृहस्थ तो राग द्वेष और विषय कषाय में अनुरक्त रह कर उपास्य 
की मात्र शब्दिक उपासना कर रहा है। एक राजा था वह अपने राज्य में दुष्टों का 
निग्रह करता था और शिष्ट प्रजा का पालन करता था। एक बार लोगों ने राजा 


सम;/४/२३ 


से शिकायत की- 'महाराज, आपके राज्य में एकःव्यक्ति ऐसा पैदा हो गया है जो 
आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता और न ही आपका राज्य छोड़ना चाहता है।” 
उसे राजा ने बुलाकर बड़े प्रेम से उसकी आवश्यकताओं की जानकारी ली। एक-एक 
करके उसने अपनी ढेरों आवश्यकताये राजा के सामने रखी। राजा को बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि यह व्यक्ति इतनी इच्छाएँ तो रखता है परतु पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करना 
चाहता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है परतु आज तो आविष्कार जितने 
अधिक हो रहे है उतनी ही अधिक आवश्यकताये बढ़ रही है। राजा को उस व्यक्ति 
की इतनी प्रबल इच्छाये देख कर उसे अपने राज्य से निकल जाने का आदेश देना 
पड़ा। इच्छाओं के कारण उस व्यक्ति को हमेशा दुःख झेलना पड़ा। 

अत. केवल आवश्यकता की वस्तुयें रखो, शेष से नाता तोड़लो। उपासना वासना 
नहीं है। उपासना मे तो वासना का निरोध है। वासना के निरोध से ही उपास्य से 
सम्बध स्थापित हो सकता है। 

कुछ समयसार पाटी सज्जन मेरे पास आते हैं कहते हैं “महाराज, हमें तो कुछ 
इच्छा है नहीं | न खाने की इच्छा है न पीने की इच्छा है और न कोई अन्य इच्छा 
होती है। सब कुछ सानद चल रहा है।”” उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य 
होता है। अगर खाने की इच्छा नहीं है तो फिर लड॒डू आदि मुँह में ही क्‍यों डाले 
जा रहे है, कान मे या कि और किसी के मुँह में क्‍यों नहीं डाल देते। बिना इच्छा 
के ये सब क्रियाये कैसे चल सकती हैं। प्रवृत्ति इच्छा के बिना नहीं होती। प्रवृत्ति 
को छोड़कर निवृत्ति के मार्ग पर जाना ही श्रेयस्कर है। णए 


समग्र/४/२४ 


साधु समाधि सुधा साधन 
[2 हर्ष विवाद से परे आत्म-सत्ता की सतत्‌ अनुभूति ही सच्ची समाधि है। 


यहाँ समाधि का अर्थ मरण से है। साधु का अर्थ है श्रेष्ठ अच्छा अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ“आदर्श मृत्यु को साधु-समाधि कहते है। 'साधु' का दूसरा अर्थ 'सज्जन” से 
है। अतः सज्जन क मरण को भी साधु-समाधि करेगे। ऐस आदर्श मरण को यदि 
हम एक बार भी प्राप्त कर ले तो हमारा उद्धार हो सकता है। 

जन्म ओर मरण किसका? हम बच्चे के जन्म के साथ मिष्ठान वित्तरण करते 
है। बच्चे के जन्म के समय सभी हसते हैं किन्तु बच्चा गेता है। इसलिये रोता है 
कि उसके जीवन के इतने क्षण समाप्त हो गये। जीवन के साथ ही मरण का भय 
शुरू हो जाता है। वस्तुत जीवन और मरण कोई चीज नहीं है। यह तो पुदूगल का 
स्वभाव है वह तो बिखरेगा ही। 

आपके घरो मे पखा चलता है। पे मे तीन पखुड़िया होती ह। ये सब पखे 
के तीन पहलू है और जब पखा चलता है तो एक मालूम पडते है। यह पखुड़ियाँ 
उत्पाद, व्यय ध्रौव्य की प्रतीक है और पंखे के बीच का इंडा जो घूमता है सत्‌ का 
प्रतीक है। हम उसकी शाश्वतता को नहीं देखते केवल जन्म-मरण की पहलुआं से 
चिपक रहते है जो भटकान“धघुमाने वाला हे। 

ममाधि ध्रुव है वहाँ न आधि है, न व्याधि है और न ही कोई उपाधि है। मानसिक 
विकार का नाम आधि है शारीरिक विकार व्याधि है। बुद्धि के विकार को 
उपाधि कहते ह। समाधि मन, शरीर और बुद्धि से परे है। समाधि मे न राग है न 
द्वेष है, न हर्ष है और न विषाद। जन्म और मृत्यु शरीर के है। हम विकल्पों में फँस 
कर जन्म-मृत्यु का दु ख उठाते हैं। अपने अन्दर प्रवाहित होने वाली अक्षुण्ण चैतन्य 
धारा का हमे कोई ध्यान ही नहीं। अपनी त्रैकालिक सत्ता को पहिचान पाना सरल 
नहीं है। समाधि तभी होगी जब हमे अपनी सत्ता की शाश्वतता का भान हो जायेगा। 
साधु-समाधि वही है जिसमें मौत को मौत के रूप में नहीं देखा जाता है जन्म को 
भी अपनी आत्मा का जन्म नहीं माना जाता। जहाँ न सुख का विकल्प है और न 
दुख का। 


समग्न/ ४/२५९ 


आज ही एक सज्जन ने मुझ से कहा “महाराज, कृष्ण जयन्ती है आज।”! मैं 
थोड़ी देर सोचता रह्ा। मैने पूछा “क्या कृष्ण जयन्ती मनाने वाले कृष्ण की बात 
आप मानते हैं? कृष्ण गीता मे स्वय कह रहे हैं कि मेरी जन्म-जयन्ती न मनाओ। 
मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। मैं तो केवल सकल ज्ञेय ज्ञायक हूँ। त्रैकालिक हूँ। 
मेरी सत्ता तो अक्षुण्ण है।'” अर्जुन युद्ध-भूमि मे खड़े थे। उनका हाथ अपने गुरुओ 
से युद्ध के लिये नहीं उठ रहा था। मन में विकल्प था कि “कैसे मारूँ अपने ही 
गुरुओ को।' वे सोचते थे चाहे मैं भले ही मर जाए किन्तु मेरे हाथ से गुरुओं की 
सुरक्षा होनी चाहिये। मोहग्रस्त ऐसे अर्जुन को समझाते हुये श्री कष्ण ने कहा- 
जातस्य हि धुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्थ च 
तस्माद परिहार्येउर्थे न त्व॑ शोचितुमरहसि 
जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म 
भी अवश्य होगा। यह अपरिहार्य चक्र है इसलिये है अर्जुन ! सोच नहीं करना चाहिये। 
अर्जुन ' उठाओ अपना धनुष और क्षत्रिय धर्म का पालन करो। सोचो, कोई 
किसी को वास्तव में मार नहीं सकता। कोई किसी को जन्म नहीं दे सकता। इसलिये 
अपने धर्म का पालन श्रेयकर है। जन्म-मरण तो होते ही रहते हैं। आवीचि मरण 
तो प्रति ममय हो ही रहा है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से और हम हैं केवल जनम-मरण 
के चक्कर मे, क्योकि चक्कर में भी हमें शक्कर-सा अच्छा लग रहा है। 
तन उपजत अपनी उपज जान 
तन नशत आपको नाश मान 
रागादि प्रकट जे दुख दैन 
तिन ही को सेवत गिनत चैन 
हम शरीर की उत्पत्ति के साथ अपनी उत्पत्ति और शगीर-मरण के साथ अपना 
मरण मान रहे है। अपनी वास्तविक सत्ता का हमको भान ही नहीं। सत्‌ की ओर 
हम देख ही नहीं गहे ह। हम जीवन और मरण के विकल्पो मे फेंसे हैं किन्तु जन्‍्म-मरण 
के बीच जो ध्रुव सत्य है उसका चिन्तन कोई नहीं करता। साधु- समाधि त्तो तभी 
होगी जब हमें अपनी शाश्वत सत्ता का अवलोकन होगा। अत. जन्म जयन्ती न मनाकर 
हमें अपनी शाश्वत सत्ता का ही ध्यान करना चाहिये, उसी की सँमाल करनी चाहिये। 
0 


समग्र/४/२६ 


वैयावत्त्य 


८ 


एा वास्तव में दूसरे की सेवा करने में हम अपनी ही वेदना मिटाते हैं। दूसरों की 
सेवा में निमित्त बनकर अपने अंतरंग में उतरना ही सबसे बड़ी सेवा है। 


वैयावृत्त्य का अर्थ है सेवा, सुश्रुषा, अनुग्रह, उपकार। सेवा की चर्चा करते ही 
हमारा ध्यान पड़ोमी की ओर चला जाता है। बचाओ शब्द कान में आते ही हम 
देखने लग जाते है किसने पुकारा है, कौन अरक्षित है और हम उनकी मदद के लिये 
दौड़ पड़ते है। किन्तु अपने पास मे जो आवाज उठ रही है उसकी ओर आज तक 
हमारा ध्यान नहीं गया। सुख की खोज में निकले हुये पथिक की बैयावृत्ति आज 
तक किसी ने नहीं की। सेवा, तभी हो सकती है जब हमारे अन्दर सभी के प्रति 
अनुकम्पा जागृत हो जाये। अनुकम्पा के अभाव मे न हम अपनी सेवा कर सकते 
है और न दूसरे की ही सेवा कर सकते है। 

सेवा किसकी? ये प्रश्न बड़ा जटिल है। लौकिक दृष्टि से हम दूसरे की सेवा 
भले कर लें किन्तु पारमार्थिक क्षेत्र मे सबसे बड़ी सेवा अपनी ही हो सकती है। 
आध्यात्मिक दृष्टि से किसी अन्य की सेवा हो ही नहीं सकती। भगवान का उपकार 
भी उसी को प्राप्त हो सकता है जो अपना उपकार करने मे स्वयं अपनी सहायता 
करते हैं। दूसरो का सहारा लेने वाले पर भगवान कोई अनुग्रह नहीं करते। सेवा 
करने वाला वास्तव मे अपने ही मन की वेदना मिटाता है। यानी अपनी ही सेवा 
करता है। दूसरे की सेवा मे अपनी ही सुख शाति की बात छिपी रहती है। 

मुझे एक लेख पढ़ने को मिला। उसमे लिखा था कि इंग्लैण्ड का गौरव उसके 
सेवकों मे निहित है। किन्तु सच्चा सेवक कौन? एक व्यक्ति उठा और कहने लगा- 
“चाहे सारी सम्पत्ति चली जाय, चाहे सूर्य का आलोक भी हमें प्राप्त न हो किन्तु 
हम अपने कवि शेक्सपियर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।'” 'कहा भी है 
जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।” कवि गृढ़ तत्त्व का विश्लेषण भी कर सकता 
है किन्तु एक काम तो नहीं कर सकता, वो ये कि वष्ठ 'निजानुभवी नहीं बन सकता।' 


समग्र/8/२७ 


“जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे निजानुभवी' '- पाश्वात्य देश शब्दों को महत्त्व 
अधिक देते हैं। जबकि भारत देश अनुभव को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। 
कवि और चित्रकार प्रकृति के चित्रण में सक्षम हैं किन्तु यही मात्र हमारा लक्ष्य नहीं, 
तट नहीं। स्वानुभव ही गति है और स्वानुभवी बनने के लिये स्व-सेवा अनिवार्य है 
स्वयंसेवक बनो, पर सेवक मत बनो। भगवान के सेवक भी स्वयं सेवक नहीं बन 
पाते। खुदा का बन्दा बनना आसान है किन्तु खुद का बन्दा बनना कठिन है। खुद 
के बन्दे बनो। भगवान की सेवा आप क्या कर सकेंगे? वे तो निर्मल और निराकार 
बन चुके है। 

हम शरीर की तड़पन तो देखते हैं किन्तु आत्मा की पीड़ा नहीं पहचान पाते। 
यदि हमारे शरीर मे कोई रात को भी सुई चुभो दे तो तत्काल हमारा समग्र उपयोग 
उसी स्थान पर केन्द्रित हो जाता है। हमें बड़ी वेदना होती है किन्तु आत्म-वेदना को 
हमने आज तक अनुभव नहीं किया। शरीर की सड़ाँध का हम इलाज करते हैं किन्तु 
अपने अंतर्मन की सडॉध०“उत्कर दुर्गन्‍्ध को हमने कभी असह्य माना ही नहीं। आत्मा 
मे अनादि से बसी हुई इस दुर्गन्‍्ध को निकालने का प्रयास ही वैयावृत्त्य का मंगलाचरण 
है। 

हमारे गुरुवर आचार्य ज्ञानसागरजी महाराज ने 'कर्त्तव्य पथ प्रदर्शक' नाम के 
अपने ग्रथ मे एक घटना का उल्लेख किया है। एक जज साहब कार में जा रहे हैं 
अदालत की ओर। मार्ग मे देखते हैं एक कुत्ता नाली में फैंसा हुआ है। जीवेषणा 
है उसमे किन्तु प्रतीक्षा है कि कोई आ जाये और उसे कीचड़ से बाहर निकाल दे। 
जज साहब कार रुकवाते है और पहुँच जाते है उस कुत्ते केपास। उनके दोनो हाथ 
नीचे झुक जाते है और झुककर वे उस कुत्ते को निकाल कर सड़क पर खड़ा कर 
देते है। सेवा वही कर सकता है जो झुकना जानता है। बाहर निकलते ही उस कुत्ते 
ने एक बार जोर से सारा शरीर हिलाया और पास खड़े जज साहब के कपड़ों पर 
ढेर सारा कीचड़ लग गया। सारे कपड़ो पर कीचड़ के धब्बे लग गये। किन्तु जज 
साहब घर नहीं लौटे। उन्हीं वस्त्रो मे पहुँच गये अदालत में। सभी चकित हुये किन्तु 
जज साहब के चेहरे पर आलौकिक आनन्द की अद्भुत आभा खेल रही थी। वे शात 
थे। लोगों के बार-बार पूछने पर बोले “मैने अपने हृदय की तड़पन मिटाई है मुझे 
बहुत शांति मिली है| ' 

वास्तव में दूसरे की सेवा करने में हम अपनी ही वेदना मिटाते हैं। दूसरों की 
सेवा हम कर ही नहीं सकते। दूसरे तो मात्र निमित्त बन सकते हैं। उन निमित्तों 


समग्र/४/२८ 


के सहारे अपने अतरग मे उतरना, यही सबसे बड़ी सेवा है। वास्तविक सुख 
स्वावलम्बन मे है। आरम्भ मे छोटे-छोटे बच्चो को सहारा देना होता है किन्तु बड़े 
होने पर उन बच्चों को अपने पैरो पर बिना दूसरे के सहारे खड़े होने की शिक्षा 
देनी होगी। आप हमसे कहे कि महाराज आप उस कुत्ते को कीचड़ में से निकालेगे 
या नहीं, तो हमे कहना होगा कि हम उसे निकालेंगे नहीं, हाँ उसको देखकर अपने 
दोषो का शोधन अवश्य करेगे। आप सभी को देखकर भी हम अपना ही परिमार्जन 
करते है क्योंकि हम सभी मोह-कर्दम मे फंसे हुये है। बाह्य कीचड़ से अधिक घातक 
यह मोह-कर्दम है। 
आपको शायद याद होगा हाथी का किस्सा जो कीचड़ मे फँस गया था। वह 
जितना निकलने का प्रयास करता उतना अधिक उसी कीचड़ मे धेंसता जाता था। 
उसके निकलने का एक ही मार्ग था, कि कीचड़ सूर्य के आलोक से सूख जाये। इसी 
तरह आप भी सकल्पो-विकल्पो के दल-दल मे फैंस रहे हो। अपनी ओर देखने का 
अभ्यास करो तब अपने आप ही ज्ञान की किरणो से यह मोह की कीचड़ सूख जायेगी। 
बस, अपनी सेवा में जुट जाओ, अपने आप को कीचड़ से बचाने का प्रयास करो। 
भगवान महावीर ने यही कहा है- “संवक बनो स्वय के” ओर खुदा ने भी यही 
कहा है “खुद का बन्दा बन।'' एक सज्जन जब भी आते है एक अच्छा शेर सुनाकर 
जाते है हमे याद हो गया- 
अपने दिल में डूबकर पा ले, सुरागे जिन्दगी। 
तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन।। 
था आ| 


समा/४/२६ 


अ्हत्‌भक्ति 


ए भक्ति गंगा की लहर इृदय के भीतर से प्रवाहित होना चाहिये और पहुँचना चाहिये 
यहाँ, जहाँ निस्सीमता है। 


आज हम अर्हतृभक्ति की प्ररूपणा करेंगे। अर्हतीति अर्हत्‌ अर्थात्‌ जो पूज्य है 
उनकी उपासना, उनकी पूजा क्रना। इसी को अर्हतभक्ति कहते है। किन्तु प्रश्न 
है पूज्य कौन? किसी ने कहा था-“भारत देश की विशेषता ही ये है कि यहाँ पूज्य 
ज्यादा है और पूजने वाले कम है।”” उपास्य ज्यादा है उपासक कम। जब पूज्यो 
की कमी हुई तो प्रचुर मात्रा में मूर्तियों का निर्माण होने लगा। पूज्य कौन है इसी 
प्रश्न का उत्तर पहले खोजना होगा क्योंकि पूज्य की भक्ति ही वास्तविक भक्ति हो 
सकती है। अन्य भक्तियाँ तो स्वार्थ साधने के लिये भी हो सकती है। पूज्य की भक्ति 
में गतानुगतिकता के लिये स्थान नहीं है। दो सम्यग्दृष्टियो के भाव, विचार और 
अनुभव मे अन्तर होना सभव है। भले ही लक्ष्य एक हो। क्योकि अनुभूति करना 
हमारे अपने हाथ की बात है। भाव तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। 

आज से कई वर्ष पूर्व दक्षिण से एक महाराज आये थे। उन्होने एक घटना सुनाई। 
दक्षिण मे एक जगह किसी उत्सव मे जुलूस निकल गहा था। मार्ग थोड़ा सकरा था 
पर साफ सुथरा था। अचानक कहीं से आकर एक कुत्ते ने उस मार्ग में मल कर 
दिया। स्वयं-सेवक देखकर सोच में पड़ गया। परन्तु जल्दी ही विचार करके उसने 
उस मल पर थोड़े से फूल डाल कर ढक दिया। अब क्या था एक-एक करके जुलूस 
में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उस पर फूल चढ़ाये और वहाँ फूलो का अग्बार लग 
गया। वह स्थल पूज्य बन गया। ऐसी मूढ़ता के लिये भक्ति मे कोई स्थान नहीं है। 

भक्ति किसकी? जो भक्तों से कहे, “आ जाओ मेरी ओर, और मेरी पूजा करो, 
मैं तुम्हें शरण दूँगा।'” ऐसा कहने वाला भगवान नहीं हो सकता। जहाँ लालसा है 
ख्याति की, वहाँ भगवान कैसे? काम भोग की आकाक्षा रखने वालों से भगवान का 
क्या वास्ता? “भगवान भक्त के वश में होते आये” इस कहावत का भी अर्थ गहराई 
से समझना पड़ेगा। भगवान तो चुम्बक हैं जो उस लोहे को अपनी ओर खींच लेते 
हैं जिसे मुक्ति की कामना है। उस पाषाण को कभी नहीं खींचते जिसे भुक्ति की 


समग/४,/३० 
कामना है। 

भक्ति-गगा की लहर हृदय के भीतर से प्रवाहित होना चाहिए और पहुँचना चाहिए 
वहाँ, जहाँ निस्सीमिता है। गंगा के तट पर पहुँचकर एक आदमी चुपचाप नदी का 
बहना देखता रहा। उसके गगा से यह पूछने पर कि वह कहाँ दौड़ी चली जा रही 
है? नदी ने मौन उत्तर दिया “वहाँ जा रही हूँ, जहाँ मुझे शरण मिले। '' पहाड़ो में 
शरण नहीं मिली। मरूभूमि और गड्ढ़ों मे मुझे शरण नहीं मिली, जहाँ सीमा है, 
चहॉँ शरण मिल नहीं सकती, नदी की शरण तो सागर मे है, जहाँ पहुँच कर बिन्दु 
सिन्धु बन जाता है और जहाँ इन्दु भी गोद में समा जाता है। 

पूजा करो, पूर्ण की करो। अनत की करो। लोक मे विख्यात है कि सुखी की 
पूजा करोगे तो नुम स्वयं भी सुखी बन जाओगे। गगा, सिंधु के पास पहुँच कर स्वय 
भी सिधु बन गयी। वहाँ गंगा का अस्तित्व मिटा नहीं, बिंदु मिटी नहीं, सागर के 
समान पूर्ण हो गयी। जैसे एक कटोरे जल मे लेखनी द्वारा एक कोने से स्याही का 
स्पर्श कर दन से सारे जल मे स्याही फैल जाती हे इसी तरह गगा भी सारे सिधु 
पर फैल गयी अपने अस्तित्व को लिए हुए। इसे जैनाचार्यो ने स्पर्द्धछ की सज्ञा दी 
है जिसका अर्थ है शक्ति। यह कहना उपयुक्त होगा कि भगवान भक्त के वश में 
होते आये और भक्त भगवान के वश मे होते आये। क्योकि जहाँ आश्लेष हो जाये, 
वही है असली भक्ति का रूप। 

हमागे मुक्ति नहीं हो रही क्योंकि हमारी भक्ति में भुक्ति की इच्छा है। जहॉ लाजमा 
हो, भोगो की इच्छा हो, वहाँ मुक्ति नहीं। भक्ति में तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए। 
पर समर्पण है कहॉ? हम तो केवल भोगों के लिए भक्ति करते हैं अथवा हमारा 
ध्यान प्रजा के समय भी जूतों-चप्पलो की ओर ज्यादा रहता है। मैने एक सज्जन 
को देखा भक्ति करते हुए। एक हाथ चाबियो के गुच्छे पर और एक हाथ भगवान 
की ओर उठा हुआ। यह कौन-सी भक्ति हुई भदया बताओ। कल आपको क्षुल्लकजी 
ने यमराज के विषय मे सुनाया था। दात गिरने लगे, वृद्धावस्था आ गई तो अब 
समझो शमशान जाने का समय समीप आ गया किन्तु आप तो नई बत्तीसी लगवा 
लेते है क्योकि अभी भी रसों की भक्ति वाला कभी मुक्ति की ओर देखता नहीं। 
भक्ति मुक्ति के लिए है और भुक्ति संसार के लिए है। हम अपने परिणामों से ही 
भगवान से दूर है और परिणामों की निर्मलता से ही उन्हे पा सकते है। 

भक्ति करने के लिए भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान तो सर्वज्ञ और 
सर्वव्यापी है। जहाँ बैठ जाओ, वहीं भक्ति कर सकते हो। हमारे भगवान किसी को 
बुलाते नहीं और यदि आप वहाँ पहुँच जायेंगे तो आपको दुतकारेंगे भी नहीं। क्या 
सागर, गंगा नदी से कहने गया कि तू आ, किन्तु नदी बहकर सागर तक गई तो 


सभाप्/ ४,३११ 


सागर ने उसे भगाया-भी नहीं। मन्दिर उपयोग को स्थिर करने के लिये हैं। किन्सु 
सबके उपयेग को स्थिर करने में निमित्त बने, ये जरूरी नहीं है। 

जैनाचार्यो ने कहा, 'जो अर्हत को जानेगा, वह खुद को भी जानेगा। '” पूज्य 
कौन है? मैं स्वय पूज्य, मै स्वय उपास्य। मै स्वयं साहूकार हूँ तो भीख किससे माँगू? 

मैं ही उपास्य जब हूँ स्तुति अन्य की क्यो 
मैं साहूकार जब हूँ, फिर याचना क्‍यों? 

बाहर का कोई भी निमित्त हमे अहत्‌ नहीं बना सकता। अहंत्‌ बनने मे 
साधन भर बन सकता है, अर्हत्‌ बनने के लिए दिशा-बोध भर दे सकता है पर बनना 
हमे ही होगा। इसीलिये भगवान महावीर और राम ने कहा - “'तुम स्वयं अर्हत्‌ हो। ' ' 
हमारी शरण में आओ ऐसा नहीं कहा कहेंगे भी नहीं। ऐसे ही भगवान वास्तव मे 
पूज्य हैं। तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने अन्दर डूब जायें। मात्र बाहर का सहारा 
पकड़ कर बैठने से अर्हन्त पद नहीं मिलेगा। 

जब तक भक्ति की धारा बाहर की ओर प्रवाहित रहेगी तब तक भगवान अलग 
रहेगे और भक्त अलग रहेगा। जो अर्हत्‌ बन चुके हैं उनसे दिशा-बोध ग्रहण करो 
और अपने मे डूब कर उसे प्राप्त करो। 'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। ' 
यही है सच्ची अहंत्‌ भक्ति की भूमिका। गहरे पानी पैठ बाली बात को लेकर आपको 
एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक पण्डित जी रोज सूर्य को नदी के किनारे एक अंजुलि 
जल देते थे और फिर नदी मे गोता लगाकर निकल आते थे। एक गड़रिया जो रोज 
उन्हे ऐसा करते देखता था उसने पूछा- महाराज यह गोता क्‍यों लगाते हो पानी 
मे? पंडित जी बोले तू क्या जाने गड़रिये ऐसा करने से भगवान के दर्शन होते हैं। ' ' 
भगवान के दर्शन, ओह | आपका जीवन धन्य है मैं भी करके देखूँगा और इतना 
कह कर गड़रिया चला गया। दूसरे दिन पडित जी के आने से पहिले वह नदी मे 
कूद गया और डूबा रहा दस मिनट पानी में। जल देवता, उसकी भक्ति और विश्वास 
देखकर दर्शन देने आ गये और पूछा- माँग वरदान, क्या माँगता है। गड़रिया आनद 
से भरकर बोला- “दर्शन हो गए प्रभु के अब कोई माँग नहीं।' प्रभु के दर्शन 
के बाद कोई माँग शेष नहीं रहती। ऐसे ही गहरे अपने अन्दर उतरना होगा, तभी 
प्राप्ति होगी। महावीर जी से मैने देखा एक सज्जन को। घड़ी देखते जा रहे है और 
लगाये जा रहे चक्कर पर चक्कर मदिर के। पूछने पर बताया, “एक हजार आठ 
चक्कर लगाना है। पहले एक सौ आठ चक्कर लगाए थे, बड़ा लाभ हुआ था। 
ऐसे चक्कर लगाने से, जिसमें आकुलता हो, कुछ नहीं मिलता। भक्ति का असली 
रूप पहिचानो, तभी पहुँचोगे मंजिल पर, अन्यथा संसार की मरूभूमि में ही भटकते 
रह जाओगे। 0 


समग्र/४/३२ 


आचार्य-सुति 


ए आचार्य स्वयं भी तैरता है और दूसरों को भी तैराता है। आचार्य नौका के समान 
है। वह पूज्य है। 


इन भावनाओ के अतर्गत अरहत परमेष्ठी के बाद आचार्य परमेष्ठी की भक्ति 
का विवेचन है। सिद्ध परमेष्ठी को यहाँ ग्रहण नहीं किया गया क्योकि उपयोगिता 
के आधार पर ही महत्त्व दिया जाता है। जैनेतर साहित्य मे भी भगवान से बढ़कर 
गुरु की ही महिमा का यशोगान किया है। 

गुरु गोविन्द दोनो खड़े काके लागूँ. पाय। 
बलिहारी गुरु आपकी गोविद दियो बताय।। 

'बताय' शब्द के स्थान पर यदि 'बनाय' शब्द रख दिया जाय तो अधिक उपयुक्त 
होगा क्योंकि गुरु शिष्य को भगवान बना देते है। इसीलिये उन्हे तरणतारण कहागया 
है। गुरु स्वय तो सत्मयथ पर चलते है दूसरों को भी चलाते है। चलने वाले की अपेक्षा 
चलाने वाला का काम अधिक कठिन है। रास्ता दूसरो को तारता है इसलिए वह 
ताग्ण कहलाता है। पुल भी तारण है। किन्तु रास्ता और पुल दोनो स्वय खडे रह 
जाते है। गुरु स्वय भी तैरते ह और दूसरो को भी छैराते हैं। इसलिए उनका महत्त्व 
शब्दातीत है। आचार्य नौका के समान है जो स्वय नदी के उस पार जाती है और 
अपने साथ अन्यो को भी पार लगाती है। 

भगवान महावीर की वाणी गणधर आचार्य की अनुपस्थिति होने से छियासठ 
दिन तक नहीं खिरी। आचार्य ही उस वाणी को विस्तार से समझाते है। वे अपने 
शिष्यो को आलग्बन देते है, बुद्धि का बल प्रदान करते है, साहस देते हैं। जो उनके 

"पास दीक्षा लेने जाये, उसे दीक्षा देते है और अपने से भी बड़ा बनाने का प्रयास 
करते है। वे शिष्य से यह नहीं कहते "तू मुझ जैसा बन जा"' वे तो कहते हैं ' तू 
भगवान बन जाय। '! 

मोक्षमार्ग में आचार्य से ऊँचा साधु का पद है। आचार्य अपने पद पर रहकर 
मात्र उपदेश और आदेश देते हैं, किन्तु साधना पूरी करने के लिये साधु पद को 


खपत ४/ १३ 


अंगीकार करते हैं। मोक्षमार्ग का भार साधु ही वहन क्रता है। इसीलिये चार मंगल 
पदों मे, चार उत्तम पदों में और चार शरण पदों में आचार्य पद को प्रृथक्‌ ग्रहण 
न करके साधु पद के अंतर्गत ही रखा गया है। आचार्य तो साधु की ही एक 
उपाधि है जिसका विमोचन मोक्ष-प्राप्ति के पूर्व होना अनिवार्य है। जहाँ राग का 
थोड़ा भी अश शेष है, वहाँ अनन्त पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिये 
साधना में लीन साधु की वंदना और तीन प्रदक्षिणा आचार्य द्वारा की जाती है। 

मैने अभी दो दिन पूर्व थोड़ा विचार किया इस बात पर कि भगवान महावीर 
अपने साधना काल में दीक्षा के उपरान्त बारह वर्ष तक निरन्तर मौन रहे। कितना 
दृढ़ सकलप था उनका। बोलने में सक्षम होते हुये भी वचनगुप्ति का पालन किंया। 
वचन व्यापार रोकना बहुत बड़ी साधना है। लोगों को यदि कोई बात करने वाला 
न मिले तो वे दीवाल से ही बातें करने लगते हैं। एक साधु थे। नगर से बाहर निकले 
इसलिये कि कोई उनसे बाते न करे किन्तु फिर भी एक व्यक्ति उनके साथ हो गया। 
और बोला 'महाराज, मुझे अपने जैसा बना ले। मै आपकी सेवा करता रहूँगा। आपको 
कोई न कोई सेवक तो चाहिए अवश्य सेवा करने के लिये।”” साधु बड़े पशोपेश 
मे पड़ गये। आखिर बोले, “सबसे बड़ी मेरी सेवा आप ये ही करो कि बोलो नहीं। 
बोलना बन्द कर दो।”” बोलने वालों की कमी नहीं है प्रायः सर्वत्र मिल जाते हैं। 
मुझे स्वय भी एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा। मदनगंज, किशनगढ़ मे। 
ब्रह्मचर्य अवस्था मे एक स्थान पर बैठकर मैं सूत्रजी पाठ रहा था। एक बूटी माँ 
आई और मुझसे कुछ पूछने वहीं बैठ गयी। मैं मौन ही रह परन्तु धीरे धीरे वहाँ 
और भी कई माताये आकर बैठने लगीं और दूसरे दिन से मुझे वह स्थान छोड़ना 
पड़ा। विविक्त शब्यासन अर्थात्‌ एकांतवास भी एक तप है जिसे साधु तपता है। 
इसलिए कि एकान्त में ही अन्दर की आवाज सुनाई पड़ती है। बोलने में साधना 
में व्यवधान आता है। 

आचार्य कभी भी स्वयं को आचार्य नहीं कहते वे तो दूसरो को बड़ा बनाने 
में लगे रहते हैं, अपने को बड़ा कहते नहीं। कोई और उन्हें कहे तो वे उसका 
विरोध भी नहीं करते और विरोध करना भी नहीं चाहिए। गाँधीजी के सामने एक 
बार यह प्रश्न आया। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, “महाराज, आप 
बड़े चतुर हैं अपने आप को महात्मा कहने लग गये। गाँधीजी बोले भैया मैं अपने 
को महात्मा कब कहता हूँ। लोग भले ही कहें मुझे क्या? मैं किसी का विरोध क्‍यों 
करूँ। यही उनकी महानता है। छाए 


समग्र/४/३४ 


शिक्षा गुरू स्तुति 


८] जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है वैसी ही मनोदशा होती है 
बहुश्ुतवान्‌ उपाध्याय महाराज की । अपने पास आने वालों को वे बताते हैं संसार 
की प्रक्रिया से दूर रहने बचने का ठंग और उनका प्रभाव भी पड़ता है क्योंकि 
वे स्वयं उस प्रक्रिया की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति होते हैं। 


बहुश्रुत का तातर्य उपाध्याय परमेष्ठी से है। उपाध्याय ये तीन शब्दों से मिलकर 
बना है उप+अधि+आय। “उप' माने पास“निकट, 'अधि' माने बहुत समीप अर्थात्‌ 
सन्निकट और 'आय' माने आना अर्थात्‌ जिनके जीवन का सबंध अपने शुद्ध गुण 
पर्याय से है जो अपने शुद्ध गुण पर्याय के साथ अपना जीवन चला रहे है वे, 
उपाध्याय परमैष्ठी है। उनकी पूजा, उपासना या अर्चना करना, यह कहलाती है 
बहुश्रुत-भक्ति। 

आचार्य और उपाध्याय मे एक मौलिक अन्तर है। आचार्य महाराज उपाध्याय 
परमेष्ठी पर भी शासन करते हैं। उनका कार्य होता है आदेश देना। 'पर' का हित 
उनका कर्त्तव्य है अत वे कटु शब्दों का भी प्रयोग करते है। प्रिय कटु और मिश्रित 
इन तीनो प्रकार के वचनो का प्रयोग आचार्य परमेष्ठी करते हैं किन्तु उपाध्याय 
परमेष्ठी उनसे बिल्कूल भिन्‍न है। उपाध्याय महाराज तो बड़े मीठे शब्दो में वचानामृत 
का पान कराते है अपने शिष्यों को। जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती 
है वैसी ही मनोदशा होती है उपाध्याय महाराज की। अपने पास आने वालो को 
वे बताते है ससार की प्रक्रिया से दूर रहने का ढंग और उनका प्रभाव भी पड़ता 
है क्योकि वे स्वय ही उस प्रक्रिया की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति होते हैं। उपाध्याय महाराज 
आला की बात करते है। उनके पास न पेन्द्रिय विषयों की चर्चा है न कषायों की, 
न आरभ की और न परिग्रह की। विषय और कषायों मे अनुरजन आरभ व परिग्रह 
मे आसक्ति तथा सचय की प्रवृत्ति का नाम ही संसार है। जहाँ विषय कषाय आरंभ 
व परिग्रह का सर्वथा अभाव है वहाँ मुक्ति है। उपाध्याय परमेष्ठी इसी मुक्ति की 


सबत/2/ १९ 


चर्चा करते हैं और उस उपदेश के अनुरूप आचरण भी करते हैं। इसी कारण उनका 
प्रभाव लोगों पर पड़ता है। प्रभाव केवल आचरण का ही पड़ सकता है बचनों का 
नहीं। वचनों में शक्ति अद्भुत है वचन को योग माना है किन्तु उन बचनों के अनुरूप 
कार्य भी होना चाहिये। 

एक बच्चा गुड खाता था। माँ बड़ी परेशान थी। एक साधु के पास पहुची। 
'हाराज, इसका गुड़ छुड़वा दीजिये बहुत खाता है।” साधु ने कहा “आठ दिन बाद 
आना इस बच्चे को लेकर।”” साधु ने इस बींच पहले स्वयं त्याग किया गुड खाने 
का और आठ दिनों मे पूरी तरह उन्होने गुड़ का परित्याग कर दिया। नौवें दिन जब 
वह माँ आयी उस बच्चे को लेकर, तो साधु ने उस बच्चे से कहा “बच्चे गुड़ नहीं 
खाना। ”” बच्चे ने तुरन्त उस साधु की बात मान ली। बोला “महाराज आपकी बात 
मान सकता हूँ माँ की नही, क्योंकि डाक्टर ने माँ को भी मना किया है गुड़ खाने 
को किन्तु छिपकर खा लेती है। '” इधर माँ ने साधु को टोक दिया “बाबाजी इतनी 
सी बात उसी दिन कह देते। मुझे आठ दिन प्रतीक्षा क्यों करवाई? ' साधु का विनम्र 
उत्तर था “माँ जी, जब तक गुड़ में मेरी लिप्सा थी तब तक मेरे उपदेश का क्या 
प्रभाव हो सकता था?! 

उपाध्याय परमेष्ठी एक अनूठे साधक है। उनके उपदेश सुनने वाला पिघल जाता 
है उनके उपदेश को सुनकर। जो अनादि काल से जन्म, जरा और मरण के रोग 
से पीड़ित हैं वह रोगी दौड़ा चला आता है उपाध्याय परमेष्ठी के पास और उसे 
औषधि मिल जाती है अपने इस रोग की। रोगी को रोग मुक्त वही डाक्टर कर सकता 
है जो स्वयं उस रोग से पीड़ित न हो। एक डाक्टर के पास एक रोगी पहुँचा। उसे 
आखो का इलाज कराना था। उसे एक पदार्थ “दो” दिखाई पड़ते थे। किन्तु परीक्षण 
के समय ज्ञात हुआ कि स्वय डाक्टर की आँख मे ऐसा रोग था जिसे एक ही पदार्थ 
'चार” पदार्थो-सा दिखाई पड़ता था। अब आप ही बतायें वह डाक्टर क्या इलाज 
करेगा। ऐसे स्थान से तो निराशा ही हाथ लगेगी। 

ससार मार्ग का समर्थक कभी भी मुक्ति मार्ग का सच्चा उपदेश दे नहीं सकता 
क्योंकि उसे उसमे रुचि ही नहीं है। मुक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है अन्य मार्ग 
तो भटकाने वाले हैं। उपाध्याय परमेष्ठी ही मुक्ति मार्ग का उपदेश दे सकते हैं क्योंकि 
वे स्वयं ही उस मार्ग के अडिग और अथक पथिक हैं। 

एक जैन सज्जन मेरे पास आये, उनका प्रश्न था- “महाराज, आचार्य समन्तभद्र 
के एक श्लोक से हिंसा का उपदेश ध्वनित होता है। उन्होंने कौवे के मांस का उपदेश 
दिया है अन्य मांस का नहीं।'” मैं दंग रह गया। मैंने उन्हें समझाया, भडया। ये 


समग्र/४/३६ 
हिंसा का उपदेश नहीं है। यहा तो उस आदमी को महत्त्व दिया गया है। जि 
कुछ त्यागा है। यहाँ तो छोड़ने का उपदेश दिया गया है ग्रहण का नहीं। भोगों 
समर्थन नहीं किया गया है त्याग का समर्थन किया है। पात्र देखकर ही उपाध्य 
परमेष्ठी उपदेश दिया करते हैं। यदि पात्र-भेद किए बिना उपदेश दिया जाये 
वह सार्थक नहीं हो सकता। जो रात दिन खाता है उसे रात्रि मे पहले अन्न का भोर 
छुड़वाया जाता है वही उपयुक्त है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसे रात्रि 
अन्य पदार्थों के ग्रहण का उपदेश दिया गया हो। 
राजस्थान में एक प्रथा प्रचलित है जिसे कहते हैं गढ़का तेरस' | अनन्त च॒तुर्द 
के पूर्व तेरस को खूब डटकर गरिष्ट भोजन कर लेते है और ऊपर से कला 
भी खा लेते है फिर चौदस के दूसरे दिन उपवास के बाद, पारणा बढ़े जोर-शोर 
करते है। ऐसे व्रत पालने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारी इच्छाओ का मिट 
ही व्रतो मे कार्यकारी है। 
स्तुति स्तोतुः साधो कुशल परिणामाय स॒तदा। 
भवेनमा वा स्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सत्ता। 
उपाध्याय परमेष्ठी उपस्थित हो अथवा न हों, उनके लिखे हुए शब्दों का 
प्रभाव पडता है। द्रोणाचार्य की प्रतिमा मात्र ने एकलव्य को धनुर्विद्या मे निष्ण 
बना दिया। ऐसे होते है उपाध्याय परमेष्ठछी। उनको हमारा शत्‌शत्‌ नमोस्तु ! 
[। 


५४/३७ 


भगवद-भारती-भक्ति 


एा अज्ञात का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके जो विशिष्ट शब्द बोले जाते हैं जिनका 
सम्बन्ध हमारी आन्तरिक निधि से होता है वे शब्द प्रव्धन कहलाते हैं। 


वचन और प्रवचन में बड़ा अन्तर है। जो साधारण शब्द हम बोलते हैं वे वचन 
है। प्रवचन वे विशेष शब्द हैं जिनका सम्बन्ध साँसारिक पदार्थों से न होकर उस 
अनमोल निधि से है जो हमारे अन्दर है। अज्ञात का अनुभव एवं ज्लान प्राप्त करके 
जो विशेष शब्द खिरते हैं, बोले जाते हैं, वे शब्द प्रवचन कहलाते हैं। आत्मानुभूति 
के लिये किये गये विशेष प्रयास को प्रवचन कहते हैं। महावीर भगवान ने अज्ञात 
और अदृष्ट का अनुभव प्राप्त किया। अत' जो भी वचन खिर गये वे सरस्वती बन 
गये, श्रुत बन गये। श्रुत की आराधना एक महान कार्य है। 

श्रुत के दो भेद हैं- द्रव्य-श्रुत और भाव-श्रुत। शाब्दिक वचन द्रव्य-श्रुत हैं। 
और अन्दर की पुकार भाव-श्रुत है। विद्वान लोग इसी श्रुत का सहारा लेते हैं धन 
का सहारा नहीं लेते। वस्तुतः विद्वान वे ही हैं जो अनादिकालीन दुःखों के विमोचन 
के लिये सरस्वती की आराधना करते है। लक्ष्मी की आराधना नहीं करते। आचार्य 
समन्तभद्र लिखते हैं- 

न शीतलाश्चन्दन चन्द्ररश्मयो न गाडइगमभो न च हारयष्टयः 

यथा मुनेस्तेषनध वाक्य रश्मय' शमाम्बुगर्भा. शिशिरा विपश्चिताम्‌ 

हे शीतल प्रभु! विद्वान लोग शीतलता की प्राप्ति के लिये न चन्दन का सहारा 
लेते हैं न चन्द्र किरणों का, न गंगा के जल का और न हार का। वे आपके वचनों 
का सहारा लेते हैं क्योंकि उन्हीं से वास्तविक शीतलता मिलती है। 

द्रव्य-श्रुत एक चाबी की तरह हैं जिससे मोह-रूपी ताले को खोला जा सकती 
है किन्तु चाबी मिलने पर ताला खुल ही जाये ये बात नहीं। उस चाबी का प्रयोग 
यदि हम किसी दूसरे ताले में करेंगे तो ताला कभी नहीं खुलेगा। आज तक हमने 
यही किया है। द्रव्यश्नुत के महत्त्व को नहीं समझा। द्रव्यश्रुत का महत्त्व तो तभी 


समग्र/४/ ३८ 
है जब आप इसके सहारे से अपनी अलौकिक आल निधि को प्राप्त कर ले। शुद्ध, 
बुद्ध, निरजन, निराकार आत्मा का अनुभव कर ले। दूध में घी है किन्तु हाथ डालने 
मात्र से मिलने का नहीं। घी प्राप्ति के लिये मथन करना पड़ेगा दूध का। आज तक 
हमने इस द्रव्यश्रुत का उपयोग आत्मा की प्राप्ति के लिये किया ही नहीं। इसीलिये 
विद्वान भी लक्ष्मीवान की तरह आज तक दुग्खी है। 

सरस्वती को दीपक की उपमा दी गई है जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है 
किन्तु जिसके हाथ मे दीपक है यदि वह भी इधर-उधर देखता हुआ 
असावधानी से चले तो सर्प पर भी पैर पड़ सकता है, वह भटक भी सकता है। 
इन्द्रियाधीन होने के कारण कषायो के शमन से ही सुख की प्राप्ति होती है और कषायों 
के शमन से ही भावश्ुत प्रादुर्भाव होता है। वैसे द्रव्यश्रुत और भावश्रुत दोनों ही 
लाभदायक है किन्तु भावश्रुत तो अनिवार्य रूप से लाभदायक है। 

अविनाशी जीव द्रव्य के ज्ञान के लिए शाब्दिक ज्ञान अनिवार्य नहीं है। एक 
साधु के पास एक शिष्य आया। बोला- 'महाराज, मुझे दीक्षित कर लो, आपके 
सहारे से मेरा भी कल्याण हो जायेगा।' शिष्य बिल्कुल निरक्षर और कम बुद्धि वाला 
था। साधु महाराज ने कई मन्त्र सिखाये किन्तु उसे कोई मन्त्र याद ही नहीं होते थे। 
गुरु महाराज बडे चिन्तित 'कैसे कल्याण हो इसका क्या करें? इसे कुछ याद नहीं 
होता' आखिर उसे छह अक्षरों का एक मन्त्र महाराज ने सिखाया 'भा रुष, मा तुष' 
अर्थात्‌ रोष मत करो, तोष मत करो। शिष्य उसे भी भूल गया और केवल उसे याद 
रहा “तुषमास भिन्‍न'” अर्थात्‌ छिलका अलग और दाल अलग। अचानक एक दिन 
उसने एक बुढ़िया माँ को दाल और छिलका अलग करते हुये देखा। बस इसी से 
उसका कल्याण हो गया। ये शिष्य शिवभूति महाराज थे। जो आत्मा अलग और 
शरीर अलग ऐसे भेद-विज्ञान को प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्त के लिए 'स्व” मे लीन हो 
गये और उन्हे केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो गयी। वे मुक्त हो गये। 

हमे भी भेद-विज्ञान की कला में णरगत होना चाहिये। भावश्नुत की 
उपलब्धि के लिये हमारा अथक प्रयास चलना चाहिये। अरे भइया! शरीर के साथ 
जीवन का जीना भी कोई जीवन है? शरीर तो जड़ है और आत्मा उजला हुआ चेतन 
है। जिस क्षण यह भेद-विज्ञान हो जायेगा, उस समय न भोगों की लालसा रहेगी, 
न ही अन्य इच्छायें रहेगी। मोह विलीन हुआ समझो दुःख विलीन हुआ। सूर्य के 
उदित होने पर क्या कभी अन्धकार शेष रह सकता है। किन्तु आज तो इस भेद विज्ञान 
का भी अर्थ गलत ही लगाया जा रहा है। शरीर अलग और आत्मा अलग है इसलिये 
शरीर को खूब खिलाओ, पिलाओ आत्मा का उससे कुछ बिगाड़ होना नहीं है। यह 


समद्र/६/३६ 


तो अर्थ का अनर्थ है भइया! हमारी दशा तो उस बुढ़िया की तरह झे गयी है जिसकी 
सुई घर में कहीं खो गयी थी। अँधेरे में वह उसे ढूँढ़ नहीं पा रही थी तब किसी 
ने उजाले में दूँढने का परामर्श दिया और बढ़िया बाहर जहाँ थोड़ा प्रकाश था वहाँ 
ढूँढने लगी, पर वहाँ कैसे मिल सकती थी। हमारी भी अनमोल निधि हमारे पास 
है किन्तु हम उसे बाह्य पदार्थों मे ढूँढ रहे है। अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। यह कैसी 
विडग्बना है। 

द्रव्यश्रुत आवश्यक है भावश्लुत के लिये। द्रव्यश्रुत अल की तरह है और भाव 
श्रुत तलवार की तरह है किन्तु ढाल और तलवार को लेकर रणाइूगण में उतरने वाला 
होश में ही होना चाहिये। द्रव्यश्रुत द्वारा वह अपनी रक्षा करता रहे और भाव-श्रुत 
में लीन रहने का प्रयास करे। यही कल्याण का मार्ग है। 

एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया “महाराज इस पंचम काल में तो मुक्ति होती 
नहीं। आपकी क्या राय है? कथचित्‌ सही है यह बात "मैने कही'। 'महाराज, जो 
बात सही है, उसमे भी आप कथंचित्‌ लगा रहे हैं'।- वे सज्जन बोले। हाँ भाई! 
कर्थ॑ंचित्‌ लगा रहे है इसलिये कि आज द्रव्य मुक्ति भले न हो, पर भाव मुक्ति तो 
तुरन्त हो सकती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, धन आदि इनका विमोचन करो; 
छुटकारा पा जाओ उन पदार्थों से जिनको आप पकड़े बैठे हैं अपने परिणामों मे 
भावो मे, बस! तुरन्त कल्याण है यही तो है भाव मुक्ति! प्रवचन भक्ति! 0 


समग्र/४/४० 


विमल-आवश्यक 


छा भजुष्य जीवन आवश्यक कार्य करने के लिए मिला है अनावश्यक कार्यों में खोने 
के लिये नहीं। जो पाँच इनच्द्रियों और मन के वश में नहीं है वह “अवश' है 
और “अवशी' के द्वारा किया गया कार्य “आवश्यक' कहलाता है; करने योग्य 
कहा जाता है। 


'आवश्यकापरिहाणि' - दो शब्दों से मिलकर बना है। 'आवश्यक' और 
'अपरिहणि' अर्थात्‌ आवश्यक कार्यो को निर्दोष रूप से सम्पन्न करना। आवश्यक 
कार्यों को समयोचित करने के लिये बुद्धिमत्ता आवश्यक है। एक अपढ़ बहू एक 
घर मे आ गई। पड़ौस मे किसी के यहाँ मौत हो गयी थी। सास ने उसे वहाँ भेजा 
सात्वना देने के लिए। बहू गई और सात्वना शाब्दिक देकर आ गई। रोई नहीं। सास 
ने कहा/समझाया कि वहाँ रोना आवश्यक था बहू। अचानक दूसरे ही दिन पड़ोस 
के एक अन्य घर मे पुत्र का जन्म हुआ। सास ने बहू को भेजा और वहाँ पहुँचते 
ही बहू ने रोना शुरू कर दिया। घर लौटी तो सास के पूछने पर उसने सब कुछ 
कह दिया। सास ने बहू को फिर समझाया “क्या करती हो बहू, वहाँ तो तुझे प्रसन्‍न 
होकर गीत गाना चाहिये था, अब आगे ध्यान रखना।'' फिर एक दिन की बात 
है वह बहु ऐसे घर मे गयी जहाँ आग लग गयी थी। वहाँ जाकर उसने गीत गाये 
और प्रसनता व्यक्त की। आप जान रहे हैं उस अनपढ़ बहू के ये काम समयोचित 
नहीं थे। इसलिये आप सब हैंस रहे हैं उसकी बात सुनकर। किन्तु यदि आप अपने 
ऊपर ध्यान दो तो पाओगे कि आप सबका जीवन भी कितना अव्यवस्थित हो रहा 
है। महर्षि जन आपके क्रिया-कलापो को देखकर हँसते हैं क्योकि आप के सभी कार्य 
अस्त व्यस्त है। आपको नहीं मालूम कब, कहाँ कौन-सा कार्य करना है। 

भगवान वृषभनाथ को अन्तिम कुलकर माना गया है। उनके समय से ही भरत 
क्षेत्र मे भोगभूमि का अन्त हुआ और कर्मभूमि का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने सारे समाज 
को तीन भागो में विभक्त कर छ कार्यों में लगाया। यह आपको समझना है कि 
भोगभूमि नहीं है यहाँ। यहाँ कर्मभूमि है पुरुषार्थ आपको अनिवार्य रूप से करना 


सबा/ ४7४१ 


है। भोग आपको मिलने वाले नहीं है। हमें ये सारी बातें रटी हुई हैं। समयसार, 
प्रवचनसार और पंचास्तिकाय आदि सभी खोल-खोल कर हमने रंट डाले हैं। किन्तु 
उनमें कही गयी शिक्षाओं के अनुरूप हमारे कार्य नहीं बन पाये। वृषभनाथ भगवान 
ने युग के आरम्भ मे लोगों को अन्न पैदा करना, अन्न खाना सिखाया और बाद 
में मोक्षमार्ग की साधना की भी प्ररूपणा की है। आप केवल खाना खाने तक सीमित 
रह गये। परलौकिक शिक्षा को हृदयंगम किया ही नहीं। 

आप विवेक और बुद्धि के अभाव में आवश्यक कार्यों को तो करते नहीं, वासना 
के दास बने हुये हैं। 'आवश्यक' शब्द की निष्पत्ति की चर्चा करते हुये आचार्य कुंदकुंद 
ने लिखा है जिसने इन्द्रियों के दासपने को अंगीकार कर लिया, वह वशी है। '' जो 
मन और पाँच इन्द्रियों के वश में नहीं है वह अवशी है। अवशी केवल आवश्यक 
कार्य ही करेगा, अनावश्यक कार्य नहीं करेगा। आवश्यक कार्य कौनसा? करने योग्य 
कार्य ही आवश्यक कार्य है और मनुष्य जीवन आवश्यक कार्य करने के लिये मिला 
है। अनावश्यक कार्यों में खोने के लिये नहीं मिला। योग साधन के लिये जीवन 
मिला है भोग साधन के लिए नहीं। ध्यान रखें, त्स पर्याय सीमित हैं और इसी पर्याय 
में आवश्यक कार्य किये जा सकते हैं। कुल दो हजार सागर का समय मिला है इसके 
उपरान्त पुन निगोद में लौट कर जाना ही पड़ेगा। इन दो हजार सागर मैं मनुष्य 
के केवल अड़तालीस भव मिलते हैं। मनुष्य के इन अड़तालीस भवों में भी सोलह 
बार स्त्री पर्याय के, चौबीस नपुंसक के भव और शेष आठ पुरुष पर्याय के हैं। इस 
प्रकार अगर देखा जाये तो पूरा विकास करने के लिये आठ ही भव मिले हैं। यदि 
ये भव यू ही चले गये तो पछताना पड़ेगा। “अब पछिताये होत क्या, जब चिड़िया 
चुग गई खेत”' डूबने के उपरान्त किसी को बचाया नहीं जा सकता। 

मणि को समुद्र में फेंक देने के उपरान्त उसे पाया नहीं जा सकता। गाड़ी छूटने 
के समय आप यात्री से कहें- “केन्टीन में चलो थोड़ा विश्राम कर लो।” तब क्या 
वह आपकी बात मानेगा,, कभी नहीं मानेगा वह जानता है कि गाड़ी छूटने का मतलब 
परेशानी कई घण्टो की। ऐसा ही ये मनुष्य जीवन है। 

अकबर और बीरबल का एक उदाहरण मुझे याद आता है। एक व्यक्ति आया 
और उसने प्रश्न किया राज दरबार में- सत्ताइस में से दस निकाल दिए जाँए तो 
कितने बचेंगे? किन्तु बीरबल का उत्तर बड़ा अजीब था। उसने कहा सत्ताइस में से 
दस निकल जाने पर कुछ नहीं बचेगा। सभी भौचक्के रह गये। यह क्या उत्तर है? 
कौन-सी स्कूल में पढ़ा है यह? इतना भी ज्ञान नहीं। तब बीरबल ने समझाया- 
“सत्ताइस नक्षत्र होते हैं उनमें से दस नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें वर्षा होती है यदि वे नक्षत्र 


ससग्र/४/४२ 
निकाल दिये जाये तो वर्षा के अभाव में फसल नहीं होगी। अन्न का एक दाना भी 
घर में नहीं आ पायेगा। अकाल की स्थिति हो जायेगी और सभी भूखो मर जाएँगे। 
कुछ भी शेष नहीं रहेगा।”” इसी प्रकार त्रस पर्याय से मनुष्य भव निकाल दो फिर 
कल्याण का अवसर कहीं नहीं मिलेगा। 
भोग भूमि में भोग भोगने होगे। उसके बिना निस्तार नहीं है। उत्तम भोगभूमि 
में तीन पल्‍्य तक रहना होगा, मध्यम भोगभमि में दो पल्‍्य और जथधन्य भोग भूमि 
में एक पल्य की उम्र बिताना होगी। उत्तम भोगभूमि मे आठ भुक्ति के उपरान्त एक 
भुक्ति अनिवार्य है। मध्यम और जघन्य भोगभूमि मे छ और चार के उपरान्त एक 
भुक्ति करना ही होगी। इसे कोई टाल नहीं सकता। भोग भोगना ही पड़ेंगे किन्तु 
कर्मभूमि मे भोगों के पीछे दौड़ना ही व्यर्थ है। यहाँ तो पुरुषार्थ द्वारा, संयम द्वारा 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता को पाया जा सकता है। यहाँ खाना खाओ तो जागृति के लिये, 
योग साधना के लिए, सोने के लिए नही। यह शरीर योग साधना के लिए माध्यम 
है। इसके माध्यम से ही अलौकिक आनच्द में प्रदेश किया जा सकता है। सभी तीर्थकरों 
ने यही किया। उन्होने मात्र सिखाया ही नहीं, करके भी दिखाया। हमें अवसर का 
भान करना चाहिए वरना पछताना पड़ेगा, वैसे. कई बार पछताये भी हैं परन्तु स्मरण 
नहीं। श्वान की टेड़ी पूछ के समान जो कि कभी सीधी नहीं हो पायी। हमारी भी 
मनोदश्ञा है। उठो, जागृत हो, अनादि के कुसस्कारो को तिरस्कृत करके निगोद की 
यात्रा से बचो, जहाँ- 
एक श्वास में आठ दस बार, जन्मूयो मरयो भरयो दुःख भार 
समय के साथ चलकर यह आवश्यक कार्य निर्दोष पूर्वक करना चाहिये। 
(|| 


सबग्र/४/४१३ 


धर्म-प्रभावना 


ए बह मार्ग जिसके दरा आदमी शुद्ध बुद्ध बनें उस सत्य मार्ग मोक्ष मार्ग की प्रभावना 
ही “मार्ग प्रभावना”” या “धर्म प्रभावना”” है। 


“मुग्यते येन यत्र वा सः मार्ग” अर्थात्‌ जिसके द्वारा खोज की जाये उसे मार्ग 
कहते है। जिस मार्ग द्वारा अनादि से भूली वस्तु का परिज्ञान हो जाये, जिस मार्ग 
स उस आत्म तत्त्व की प्राप्ति हा जाये, उस मार्ग की यहाँ चर्चा ह। धन और नाम 
प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग का यहाँ जिक्र नहीं है। मोक्ष मार्ग, सत्य मार्ग, 
अहिंसा मार्ग यानी वह मार्ग जिसके द्वारा यह आत्मा शुद्ध बने, उस मार्ग की प्रभावना 
ही “मार्ग प्रभावना'” कहलाती है। 

रविषेणाचार्य के पद्मपुराण को पढ़ते समय हमे रावण द्वारा निर्मित शान्तिनाथ 
मन्दिर के प्रसग को देखने का अवसर मिला। दीवारें सोने की, दरवाजे वज् के, फर्श 
सोने-चॉदी के, छत नीलम मणि की। ओह ! इतना सुन्दर मन्दिर बनवाया रावण ने 
और स्वय उसमें ध्यान मग्न होकर बैठ गया। सोलह दिन तक विद्या की सिद्धि के 
लिये बैठा रहा ध्यानमग्न। ऐसा ध्यान जिसमें मन्दोदरी की चीख पुकार को भी नहीं 
सुना रावण ने। किन्तु यह ध्यान, धर्म ध्यान नहीं था। बगुले के समान ध्यान था 
केवल अपना स्वार्थ साधने के लिये। आप समझते होगे रावण ने धर्म की प्रभावना 
की, नहीं, उसने मिथ्यात्व का पोषण करके धर्म की अप्रभावना की। 

स्वामी समन्तभद्र ने लिखा है- 

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌। 
निजशासनमाहाल्य प्रकाश: स्यातृप्रभावना।। 

व्याप्त अल्लान अन्धकार को ययाशक्ति दूर करना और जिन शासन की गरिमा 
को प्रकाशित करना ही वास्तविक प्रभावना है। जो स्वयं अज्ञान में डूबा हो उससे 
प्रभावना क्या होगी? रावण अन्याय के मार्ग पर चला। नीति विशारद होकर भी चह 
अनीति को अपनाने वाला बना। उसके ललाट पर एक कलैंक का टीका लगा हुआ 
है। ऐसा कोई भी व्यक्ति क्‍यों न हो, उसके द्वारा प्रभावना नहीं हो सकती। प्रभावना 


समग्र/४/४४ 


देखनी हो तो देखो उस जटायु पक्षी की। जिस सकल्प को उसने ग्रहण किया, उसका 
पालन शल्य रहित होकर जीवन क॑ अतिम क्षणों तक किया। सीताजी की त्राहि माम्‌! 
ज्राहि मामू- आवाज सुनकर वह चल पड़ा उस अबला की सहायता के लिये। वह 
जानता था कि उसकी रावण से लड़ाई हाथी और मक्खी की लड़ाई के समान है। 
रावण का एक घातक प्रह्मर ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर देने के लिये पर्याप्त 
है किन्तु अनीति के प्रति वह लड़ने पहुँच गया और अपने व्रत का निर्दोष पालन 
करते हुये प्राण त्याग दिये। यही सच्ची प्रभावना है। रावण को उससे शिक्षा लेनी 
चाहिये थी और हमें भी सीख मिलनी चाहिये। 

आज कितना अन्तर है हममे और उस जटायु पक्षी मे। हम एक-एक पैसे के 
लिये अपना जीवन और ईमान बेचने को तैयार है। अपने द्वारा लिये गये व्रतो के 
प्रति कहाँ है हमे मर्पण, आस्था और रुचि जैसी जटायु पक्षी मे थी। हम व्रत लेते 
है तो छूट जात ह या छाड़ दत ह। कई लोग कहते है “महाराज ' रात्रि भोजन का 
हमारा त्याग। किन्‍त्‌ इतनी छुट ग्ख दो जिस दिन रात्रि मे भोजन का प्रसंग आ जाये 
उस दिन भोजन रात मे कर ले। '” यह कोई व्रत है। यह तो छलावा है। ऐसे लोगो 
से तो हम यही कह देते है कि प्रसग आने पर दिन का व्रत ले लो और बाकी समयो 
की चिन्ता मत कगे। निर्दोष व्रत का पालन ही मार्ग प्रभावना मे कारण है। 

जटायु पक्षी किसी मन्दिर मे नहीं गया किन्तु उसका मदिर उसके हृदय मे था। 
जिसमे श्री जी के रूप म॑ उसके स्वय की आत्मा थी। हमे भी उसी आत्मा की विषय 
कषायो से रक्षा करनी चाहिये। इसे ही मार्ग प्रभावना कहा जायेगा। 

हमने कर्ड बार आचार्य ज्ञान सागरजी महाराज से पूछा था- महाराज, मुझ से 
धर्म की प्रभावना कैस बन सकंगी? तब उनका उत्तर था “आर्षमार्ग मे दोष लगा 
देना अप्रभावना कहलाती है तुम ऐसे अप्रभावना से बचते रहना बस । प्रभावना हो 
जायेगी। '” मुनि मार्ग सफेद चादर के समान है उसमे जरा-सा भी दाग लगना 
अप्रभावना का कारण है। उनकी यह सीख बड़ी पैनी है। इसलिये प्रयास मेरा यही 
रहा कि दुनिया कुछ भी कहे या न कहे, मुझे अपने ग्रहण किये हुये ब्रतो का परिपालन 
निर्दोष करना है। 

भगवान महावीर के उपदेशो के अनुरूप अपना जीवन बनाओ। यही सबसे 
बड़ी प्रभावना है। मात्र नारेबाजी से प्रभावना होना संभव नहीं है। रावण को राक्षस 
कहा है वह वास्तव मे राक्षस नहीं था किन्तु आर्य होकर भी उसने जनार्य जैसे कार्य 
किये। अन्त तक मिथ्यामार्ग का सहारा लिया। कुमार्ग को ही सच्चा मार्ग मानता 
रहा। 'मेरा है सो खरा है और खरा है सो मेरा है' - इस वाक्य में मिथ्याली और 


समड/४,// ४५% 


सम्यक्त्वी का पूर्ण विवेचन निहित है। वाक्य के प्रथम अश के अनुरूप जिनका जीवन 
है वे कुमार्गी हैं और वाक्य के दूसरे हिस्से के अनुयायी सम्मार्गी हैं। हमारे अन्दर 
यह विवेक हमेशा जागृत रहना चाहिये कि मेरे द्वारा ऐसे कोई कार्य तो नहीं हो रहे 
जिनसे दूसरों को आघात पहुँचे। यही प्रभावना का प्रतीक है। 

कल हमे 'तीर्थंकर' पत्र मे एक समाचार देखने को मिला। लिखा था “धर्मचक्र 
चल रहे हैं बड़ी प्रभावना हो रही है।'” सोचो, क्या इतने से ही प्रभावना हो जायेगी। 
मात्र प्रतीक पर हमारी दृष्टि है। सजीव धर्मचक्र कोई नहीं चल रहा उसके साथ। 
सजीव धर्मचक्र की गरिमा की ओर हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। सजीव धर्मचक्र 
हैं वह आत्मा जो विषय ओर कषायो से ऊपर उठ गयी है। मात्र जड़ धन पैसे से 
धर्म प्रभावना होने वाली नहीं। जनेऊ, तिलक और मात्र चोटी धारण करने से 
प्रभावना होने वाली नहीं है। प्रभावना तो वस्तुत अंतरंग की बात है। परमार्थ की 
प्रभावना ही प्रभावना है। परमार्थ क लिय कोई धन का विमोचन करे, वह प्रभावना 
है। 

आचार्य कुन्दकुन्द का नाम बड़ा विख्यात है हम सभी कहते हैं “मंगल 
कुन्दकुन्दार्यों अर्थात्‌ कुन्दकुन्दाचार्य मगलमय है। किन्तु हम उनकी भी बात नहीं 
मानते। शास्त्रों की वे ही बाते हम स्वीकार कर लेते हैं जिनसे हमारा लौकिक स्वार्थ 
सिद्ध हो जाता है। परमार्थ की बात हमारे गले उतरती ही नहीं है। उनके 
ग्रन्थ-समयसार प्राभृत मे एक गाथा आयी है जिसका सार इस प्रकार है- “विद्यारूपी 
रथ पर आरूढ़ होकर मन के वेग को रोकते हुये जो व्यक्ति चलता है, वह बिना 
कुछ कहे हुये जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना कर रहा है। ' 

विषय कषायो पर कट्रोल करो। वीतरागता की ही प्रभावना है, रागद्वेष की 
प्रभावना नहीं है। भगवान्‌ ने कभी नहीं कहा कि मेरी प्रभावना करो। उनकी प्रभावना 
तो स्वय हो गयी है। लोकमत के पीछे मत दौडो, नहीं तो भेड़ों की तरह जीवन 
का अन्त हो जायेगा। मालूम है उदाहरण भेड़ो का। एक के बाद एक सैकड़ों भेड़ें 
चली जा रही थीं, एक गड्ढे मे एक गिरी तो पीछे चलने वाली दूसरी गिरी, तीसरी 
भी गिरी और इस तरह सबका जीवन गिरकर समाप्त हो गया। उनके साथ एक 
बकरी भी थी किन्तु वह नहीं गिरी क्यो वह भेड़ों की सजातीय नहीं थी। उसी तरह 
झूठ हजारों हैं जो एक न एक दिन गिरेंगे। किन्तु सत्य केवल एक है अकेला है। 
उस सत्य की प्रभावना के लिये कमर कसकर तैयार हो जाओ। और सत्य की प्रभावना 
तभी होगी जब तुम स्वयं अपने जीवन को सत्यमय बनाओगे, चाहे तुम अकेले ही 
क्‍यों न रह जाओ, चुनाव सत्य का जनता अपने आप कर लेगी। णाएण 


समा/४६ 


वात्सल्य 


: दूध पानी को मिला सकता है विजातीय होने पर भी; पर हम तो सजातीय को 
भी नहीं मिला पाते | सोचो; समय रहते एक डोरी में बंध जाओ और फिर देखो 
कैसा अलौकिक आनंद आता है। 


प्रवचन वात्सल्य का अर्थ है साधर्मियो के प्रति करुणाभाव। “वत्से 
धेनुवत्सधर्मणि स्नेह प्रवचनवत्सलत्वम्‌' ' - जैसे गाय बछडे पर स्नेह करनी है इसी 
प्रकार साधर्मियों पर स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य है। वात्सल्य एक स्वाभाविक भाव 
है। साधर्मी को देखकर उल्लास की बाढ़ आना ही चाहिए। प्रवचन वात्सल्य का उतना 
ही अधिक महत्त्व है जितना प्रथम दर्शनविशुद्धि भावना का। साधर्मी में वात्सल्य 
रखने वाला अवश्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बध करेगा। आचार्यो ने कहा है कि साथ 
वाले के प्रति औचित्यपूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। किन्तु आज देखने में आता 
है कि सजातीय भाइयों मे प्रेम ओझल-सा हो गया है। हम अपने से ऊँचे को और 
नीचे वाले को स्थान दे सकते है किन्तु समान लोगो को सहन नहीं कर सकते। रूस 
और अमेरिका मे आज सँघर्ष क्यो है? केवल इसलिये कि वे समान जाति के हैं। 
आज विश्व में विप्लव का प्रमुख कारण जातियो की पारस्परिक लड़ाई ही है। हम 
हाथी के साथ-साथ चल सकते हैं, साथी के साथ नहीं। 

एक बार दुर्योधन को गन्धर्वो ने बन्दी बना लिया। ध्ृतराष्ट्र ने निवेदन किया 
धर्मराज से। धर्मराज ने कह दिया भीम से। “भडया जाओ दुर्योधन को छुडा लाओ। 
दुर्योधन का नाम सुनकर भीमराज क्रोध से भर उठे बोले- “उस पापी की मुक्ति 
की बात करते हो, जिसके कारण हमे वनवास की यातनाये सहनी पड़ी। उस अन्यायी, 
नारकी को छुड़ाने की बात करते हो, जिसने भरी सभा में द्रोपदी को निर्वसन करने 
का दुस्साहस किया था। धर्मराज, अगर आप किसी और की मुक्ति की बात करते, 
तो अनुचित न होता किन्तु दुर्योधन को मुक्त कराने मै नहीं जाऊँगा। '” धर्मराज 
के हृदय का करुणा भाव आँखों से बहते देखकर, अर्जुन ने उनके वात्सल्य भाव 
को समझा और गाण्डीव धनुष द्वारा गन्धर्वों से युद्ध किया तथा दुर्योधन को छुझा 


5... समग्र/४/8७ 


लाये! यह है वात्सल्य की भावना) तब धर्मराज ने समझाया- “हम परस्पर सौ कौरव 
और पाँच पाण्डव है, लड़ भिड़ सकते हैं किन्तु बाहर वालो के लिये हम सदा एक 
सौ पाच भाई ही हैं। हमारे भीतर एकता की ऐसी भावना होनी चाहिए। 
भगवान महावीर की पूजा करने वालो मे मतभेद हो जाये, विचारों मे भिन्‍नता 
आ जाय किन्तु मन भेद नहीं हाना चाहिए। पानी की धारा जब प्रवाहित होती है 
तो निर्बाध ही चली जाती है किन्तु किसी घनीभूत पत्थर के मार्ग में आ जाने पर 
वह धारा दो भागों मे विभक्त हो जायेगी। वात्सल्य-विहीन व्यक्ति भी पत्थर की तरह 
होते है। वे समाज को दो धाराओं में विभक्त कर देते है। 
जाति-विरोध वास्तव में बहुत बुरी चीज है। हम महावीर भगवान को तो माने, 
उनकी पूजा करें, भक्ति करे ओर अपने साधर्मी भाइयों से वैमनस्य रखें, तो समझो 
हमारी पूजा व्यर्थ है। समवशरण में भी हमारी यही दृष्टि रही, स्वर्गों में भी यही 
रही। साधर्मी क वभव को हम दख नही पात॑, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। विधर्मी 
चाड़े कितना ही बडा क्यो न हो हमे कोई चिन्ता नहीं होती किन्तु सजातीय बन्धु 
की जरा सी उन्‍नति भी हमारी ईर्ष्या का कारण बन जाती है। उसे हम सहन नहीं 
कर पाते। यहां से दु खो की जड़ प्रारम्भ होती है। ये वैमनस्य ही कारण है हमारी 
व्यथधाओं का। 
भई, समझो तो सही, विचार भेद तो केवल ज्ञान की प्राप्त से पूर्व छद्मस्थ अवस्था 
म रहेगा ही किन्तु मन भेद तो नहीं रखना चाहिये। केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त 
विचारों की भिन्‍नता भी समाप्त हो जाती है। लय में, लय का मिलना भी एक नय 
सिद्धान्त है। सभी जीवो को एकमसृत्र मे बाँधने के लिये जैनधर्म में सग्रह नय का 
उल्लेख किया है। सभी जीव शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध है। हमे भी ऐसे ही एक 
सूत्र में बैँधना चाहिये तभी श्रेयस्कर है। 
ध्यान रखो, यदि हमारे अन्दर वैमनस्य की रेखा है तो वह उभरकर ऊपर में 
करुणा की लहरे पैदा करेगी। जैसे किसी तालाब में एक पत्थर फेंका जाये तो तरगे 
एक तट से दूसरे तट त्तक फैल जात्ती है उसी प्रकार यह वैमनस्य भी फैलता ही जाता 
है। धर्मराज के वात्सल्य को देखकर, सुनकर भीम बड़े लज्जित होकर नतमस्तक 
हो गये थे। हमे भी इससे शिक्षा लेना चाहिये। 
आज़ हम वात्सल्यहीन होते जा रहे हैं। जो हमारी उन्‍नत्ति मे बाधक बन रहा 
है। साधर्मियों से हमारी लड़ाई और विधर्मियों से प्रेम हमारे पतन का कारण है। 
आज मनुष्य की चाल और श्वान की चाल पूक्क जैसी हो गई है। एक लड़के ने एक 
कुत्ता पाल लिया। वह बालक उस कुत्ते से बड़ा प्यार करता क्योंकि कुत्ता आप जानते 


समग्र/४/४८ 


ही है, बहुत स्वामिभक्ति होता है। वह बालक एक दिन माँ से बोला- “माँ दुनियाँ 
में शेरसिह, हाथीसिंह, अश्वसेन, आदि नाम प्रचलित हैं, किन्तु श्वानसेन किसी का 
नाम नहीं। ऐसा क्यों? “तंब माँ बोली- “बेटा ! तू अभी जानता नहीं। अगर अभी 
सामने से कोई दूसरा कुत्ता आ जाये तो दखना तुम्हारा ये कुत्ता तुग्हारी गोद से उतरकर 
उससे नड़ने पहुँच जायेगा, यह जाति ट्रोही है यही इसका सबसे बड़ा अवगुण है। 
इसलिये कोई माता-पिता अपने बेटे का नाम श्वानसिंह नहीं रखते। इसी तरह हमारी 
रक्षा साधर्मी के द्वारा ही होगी। विधर्मी कभी हमारी रक्षा के लिये नहीं आयेगा। 

एक बार 'आक' का दूध गाय और भैस के दूध से बोला- “भइया मुझे भी 
अपने साथ मिला लो। मेरा भी निस्तार हा जायेगा।'” ना भइया, मैं तुम्हें थोडा भी 
अपने में मिला लूँ तो मेरा स्वभाव भी बदल जायेगा मैं फट जाऊँगा और कोई मुझे 
भी नही पियेगा। तब कैसे मैं पानन कर पाऊँगा भुखे प्राणियों का'” - गी का 
दुग्ध बोला। तब आक का दूध कहता ह, भइया, पानी को मिला लेते हो, जा कि 
विजातीय है। ” पानी विजानीय होकर भी अलग स्वभाव का है मिलन सारी है पानी 
का तो यह हाल है- जैसा मिले सग, वैसा उसका रग। ”” विजातीय होकर भी पानी 
अपने इसी स्वभाव के कारण सभी के साथ मिल सकता है किन्तु हम सजातीय होकर 
भी ऐसा वात्सल्य का स्वभाव जागृत नहीं कर पाते। भाई, एक डोरी में बैँंध जाओ 
और फिर देखो कैसा अलौकिक आनन्द आयेगा! 

भगवान महावीर ने इस वात्सल्य भाव को अपने जीवन में उतारा था। प्रकाश 
का स्वभाव भी देखो, बीसों बल्बों का प्रकाश भी एक साथ मिल जाता है। प्रकाश 
में कभी लड़ाई नहीं होती, हमारी छाया भले ही प्रकाश में भेद उत्पन्न कर दे। जैसे 
प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है वैसे ही हमारी आँखों से निकली हुई चैतन्य धारा 
भी दूसरो की ओर से आने वाली चेतन धारा से मिल जाना चाहिए। जड़ के सम्पर्क 
में रहकर हम भी जड़ होते चले जा रहे है। जड़ का अर्थ अचेतन भी है और मूर्ख 
भी है। यह मूर्ख सज्ञा मनुष्यो की ही है। दुनियाँ के पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ते 
किन्तु हम मनुष्य अपना स्वभाव भूल कर उसे छोड़ बैठे हैं। इसीलिए दुखी भी हैं। 

सन्त लोग एक-एक पंक्ति में सुख का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। उनकी एक 
एक बात सारभूत है। किन्तु हम उसे छोड़कर निस्सार की ओर दौड़ रहे है। हमने 
उनकी पुकार सुनीं ही नहीं। गुरुओ के हृदय में तो करुणा की धारा प्रवाहित होती 
रहती है उससे हमें लाभ लेना चाहिये और जाति-द्रोहठ, वैमनस्य, श्वान चाल छोड़कर 
मैत्री और वात्सल्य भाव की अपनाना चाहिये। 00 





समग्र खण्ड, ४ | ' (१ 


7) आनंद का स्रोत : आत्मानुशासन 


आज हम एक पवित्र आत्मा की स्मृति के उपलक्ष्य मे एकत्रित हुये है। भिन्‍न-भिन्‍न 
लोगो ने इस महान्‌ आत्मा का मूल्यांकन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया है। लेकिन सभी 
अनीत मे झांक रहे हैं। महावीर भगवान अतीत की स्मृति मात्र से हमारे हृदय में नहीं 
आयगे। बास्तव में दखा जाये तो मह्यबीर भगवान एक चैतन्य पिड हैं वे कहीं गये नहीं 
ह वे प्रतिक्षण विद्यमान हैं किन्तु सामान्य आँखे उन्हें देख नहीं पाती। 

देश के उत्थान के लिए, सामाजिक विकास के लिए और जितनी भी समस्याए हैं 
उन सभी के समाधान के लिए आज अनुशासन को परम आवश्यक माना जा रहा है। 
लेकिन भगवान महावीर ने अनुशासन की अपेक्षा आतमानुशासन को श्रेष्ठ माना है। 
अनुशासन चलाने के भाव में मैं बड़ा और दूसरा छोटा इस प्रकार का कषाय भाव विद्यमान 
है लेकिन आत्मानुशासन मे अपनी ही कषायो पर नियंत्रण की आवश्यकता है। 
आत्मानुशासन मे छोटे बड़े की कल्पना नहीं है। सभी के प्रति समता भाव है। 

अनादिकाल से इस जीवन ने कर्तृत्तिन-बुद्धि के माध्यम से विश्व के ऊपर अनुशासन 
चलाने का दम्भ किया है उसी के परिणाम स्वरूप यह जीव चारों गतियों मे भटक रहा 
है। चारो गतियो मे सुख नहीं है शान्ति नहीं है आनद नहीं है फिर भी यह इन्हीं गतियो 
मे मुख-शान्ति और आनंद की गवेषणा कर रहा है। बह भूल गया है कि दिव्य घोषणा 
है सतो की, कि सुख शान्ति का मूल स्रोत आत्मा है। वहीं इसे खोजा और पाया जा 
सकता है। यदि दुख का, अशान्ति और आकुलता का कोई केन्द्र बिंदु है तो वह भी 
स्वय की विकृत दशा को प्राप्त आत्मा ही है। विकृत-आत्मा स्वयं अपने ऊपर अनुशासन 
चलाना नहीं चाहता, इसी कारण विश्व में सब ओर अशान्ति फैली हुई है। 

भगवान महावीर की छवि का दर्शन करने के लिए भौतिक आँखें काम नहीं कर 
सकेंगी, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने, समझने के लिए ये कर्ण पर्याप्त नहीं हैं।. ज्ञान चक्षु 
के माध्यम से ही हम महावीर भगवान की दिव्य छवि का दर्शन कर सकते हैं। उनकी 
वाणी को समझ सकते हैं। भगवान महावीर का शासन रागमय क्ञासन नहीं रहा, वह 


ध्र्र समग्र छण्ड/8 
वीतरागमय शासन है। वीतरागता बाहर से नहीं आती, उसे तो अपने अन्दर जागृत किया 
जा सकता है। यह वीतरागता ही आत्म-धर्म है। यदि हम अपने ऊपर शासन करना 
सीख जायें, आत्मानुशासित हो जाएँ तो यही वीतराग आलम धर्म, विश्व धर्म बन सकता 
है। 

भगवान पार्श्वनाथ के समय ब्रह्मचर्य की अपेक्षा अपरिग्रह को मुख्य रखा था। सारी 
भोग-सामग्री परिग्रह में आ ही जाती है। डसलिए अपरिग्रह पर अधिक जोर दिया गया। 
वह अपरिग्रह आज भी प्रासंगिक है। भगवान महावीर ने उसे अपने जीवन के विकास 
में बाधक माना है। आत्मा के दुख का मूलस्रोत माना है। किन्तु आप लोग परिग्रह के 
प्रति बहुत आस्था रखते हैं। परिग्रह छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। उसे कोई बुरा नहीं 
मानता। जब व्यक्ति बुराई को अच्छाई के रूप में और अच्छाई को बुराई के रूप मे 
स्वीकार कर लेता है तब उस व्यक्ति का सुधार, उस व्यक्ति का विकास असम्भव हो जाता 
है। आज दिशावोध परमावश्यक है। परिग्रह के प्रति आसक्ति कम किये बिना वरतुस्थिति 
ठीक प्रतिबिंबित नहीं हो सकती। 

'सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग, की घोषणा सैद्धान्तिक भले ही हो किन्तु प्रत्येक 
कार्य के लिए यह तीनो बाते प्रकारान्तर से अन्य शब्दों के माध्यम से हमारे जीवनमें 
सहायक सिद्ध होती है। आप देखते है कि कोई भी, सहज ही किसी को कह देता है 
या माँ अपने बेटे को कह देती है कि बेटा, देखभाल कर चलना, 'देख' यह दर्शन का 
प्रतीक है, 'भाल' - विवेक का प्रतीक है सम्यग्ज्ञान का प्रतीक है और 'चलना" यह सम्यक्‌ 
चारित्र का प्रतीक है। इस तरह यह तीनो बाते सहज ही प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक 
है। 

आप ससार के विकास के लिए चलते है तो उसी ओर देखते हैं उसी को जानते 
हैं। मह्मवीर भगवान आत्म विकास की बात करते हैं। उसी ओर देखते उसी को जानते 
हैं और उसी की प्राप्ति के लिए चलते हैं। इसलिए महावीर भगवान का दर्शन ज्ञेय पदार्थों 
को महत्त्व नहीं देता अपितु ज्ञान को महत्त्व देता है। श्रेय पदार्थों से प्रभावित होने वाला 
वर्तमान भौतिकवाद भले ही आध्यात्म की चर्चा कर ले किन्तु अध्यात्म को प्राप्त नहीं 
कर सकता। ज्ञेयतत्त्व का मूल्यांकन आप कर रहे हैं और सारा संसार झेय बन सकता 
है किन्तु मूल्यांकन करने वाला किस जगह बैठा है इसे भी देखने की बहुत आवश्यकता 
है। अध्यात्म का प्रारंभ उसी से होगा। 

आपकी घड़ी की कीमत है आपकी खरीद हुई प्रत्येक वस्तु की कीमत है किन्तु कीमत 
करने वाले की कीमत क्या है। अभी यह जानना शेष है। जिसने इसको जान लिया उसने 


समग्र खछण्ड/४ ।. दंओे 


महावीर भगवान को जान लिया। अपनी आत्मा को जान लेना ही सारे विश्व को जान 
लेना है। भगवान महावीर के दिव्य ज्ञान में सारा विश्व प्रतिबिंबित है। उन्होंने अपनी 
आला को जान लिया है। अपने शुद्ध आत्म-तत्त्व को प्राप्त कर लिया है। अपने आप 
को जान लेना ही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है यही अध्याम की 
उपलब्धि है। जहाँ आत्मा जीवित है वहीं ज्ञेय-पदार्ों का मूल्यांकन भी संभव है।. 

शुद्ध आत्म तत्त्व का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति महान पवित्र होता है। उसके 
कदम बहुत ही धीमे-धीमे उठते हैं किन्तु ठोस उठते हैं उनमें बल होता है उनमें गाग्भीर 
होता है उसके साथ विवेक जुड़ा हुआ रहता है। विषय-कषाय उससे बहुत पीछे छूट जाता 
है 

जो व्यक्ति वर्तमान में ज्ञानानुभूति में लीन है वह व्यक्ति आगे बहुत कुछ कर सकता 
है किन्तु आज व्यक्ति अतीत की स्मृति में उसी की सुरक्षा में लगा है या फिर भविष्य 
के बारे में चिंतित है कि आगे क्या होगा। इस प्रकार वह स्वय वर्तमान पुरुषार्थ को 
खोता जा रहा है। वह भूल रहा है कि वर्तमान में से ही भूत और भविष्य निकलने वाले 
हैं। अनागत भी इसी में से आयेगा और अतीत भी इसी में ढलकर निकल चुका है। 
जो कुछ कार्य होता है वह वर्तमान मे होता है और विवेकशील व्यक्ति ढी उसका संपादन 
कर सकता है। भविष्य की ओर दृष्टि रखने वाला आकाक्षा और आशा में जीता है अतीत 
में जीना भी बासी खाना है वर्तमान में जीना ही वास्तविक जीना है। 

अतीत भूत के रूप में व्यक्ति को भयभीत करता है और भविष्य की आशा, तृष्णा 
बनकर नागिन की तरह खड़ी रहती है जिससे व्यक्ति निश्चित नहीं झो पाता। जो वर्तमान 
मे जीता है वह निर्श्चित होता है वह निडर और निर्भीक होता है। साधारण सी बात 
है कि जिस व्यक्ति के वर्तमान में अच्छे कदम नहीं उठ रहे उसका भविष्य अंधकारमय 
होगा ही। कोई चोरी करता रहे और पूछे कि मेरा भविष्य क्या है? तो भैया वर्तमान 
में चोरी करने वालों का भविष्य क्या जेल में व्यतीत नहीं होगा यह एक छोटा सा बच्चा 
भी जानता है। यदि हम उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान में रागद्वेष रूपी 
अपराध को छोड़ने का संकल्प लेना होगा। 

अतीत में अपराध हो गया कोई बात नहीं। स्वीकार कर लिया। दंड भी ले लिया। 
अब आगे प्रायश्चित करके भविष्य के लिए अपराध नहीं करने का जो संकल्प ले लेता 
है वह ईमानदार कहलाता है। व्रह अपराध अतीत का है वर्तमान का नहीं। वर्तमान यदि 
अपराध मुक्त है तो भविष्य भी उज्ज्वल हो सकता है। यह वर्तमान पुरूषार्थ का परिणाम 
है। भगवान मह्वीर यह कहते हैं कि डरो मत ! तुग्हारा अतीत पापमय रहा है किन्तु 


श्ड समग्र खण/४ 
यदि वर्तमान सच्चाई लिए हुए है तो भविष्य अवश्य उज्ज्वल रहेगा। भविष्य में जो व्यक्ति 
आनन्दपूर्वक, शान्तिपूर्वक जीना चाहता है उसे वर्तमान के प्रति सजग रहना होगा। 

पाप केवल दूसरों की अपेक्षा से ही नहीं होता। आप अपनी आत्मा को बाहरी 
अपराध से सासरिक भय के कारण भले ही दूर रख सकते हैं किन्तु भावों से होने वाला 
पाप, हिंसा झूठ चोरी आदि हटाये बिना आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान महावीर 
का जोर भावों की निर्मलता पर है। जो स्वाश्रित है। आत्मा में जो भाव होगा वही तो 
बाहर कार्य करेगा। अदर जो गंदगी फैलेगी वह अपने आप बाहर आयेगी। बाहर फैलने 
वाली अपवित्रता के स्रोत की ओर देखना आवश्यक है। यही आत्मानुशासन है जो विश्व 
में शांति और आनद फैला सकता है। 

जो व्यक्ति कषाय के वशीभूत होकर स्वयं शासित हुए बिना विश्व के ऊपर शासन 
करना चाहता है वह कभी सफलता नहीं पा सकता। आज प्रत्येक प्राणी राग, द्वेष विषय 
कषाय और मोह मत्सर इनको सवरित करने के लिए संसार की अनावश्यक वस्तुओं 
का सहारा ले रहा है। यथार्थत देखा जाये तो इन सभी को जीतने के लिए आवश्यक 
पदार्थ एक मात्र अपनी आत्मा को छोड़कर और दूसरा है ही नहीं। आत्म तत्त्तका आलबन 
ही एकमात्र आवश्यक पदार्थ है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा के रूप में ढलने की योग्यता 
रखता है। 

इस रहस्य को समझना होगा कि विश्व को संचालित करने वाला कोई एक शासन 
कर्ता नहीं है। और न ही हम उस शासक के नौकर चाकर है। भगवान महावीर कहते 
हैं कि प्रत्येक आत्मा मे परमात्मा बनने की शक्ति विध्यमान है। परमात्मा की उपासना 
करके अनत आत्माएँ स्वय परमात्मा बन चुकी हैं और आगे भी बनती रहेगी। हमारे 
अदर जो शक्ति राग द्वेष और मोह रूपी विकारी भावों के कारण तिरोहित हो चुकी है 
उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए और आत्मानुशासित होने के लिए समता भाव 
की अत्यन्त आवश्यकता है। 

वर्तमान मे समता का अनुसरण न करते हुए हम उसका विलोम परिणमन कर रहे 
हैं। समता का विलोम है तामस। जिस व्यक्ति का जीवन वर्तमान में तामसिक तथा राजसिक 
है सात्तिविक नहीं है वह व्यक्ति भले ही बुद्धिमान हो, वेदपाठी हो तो भी तामसिक प्रवृत्ति 
के कारण कुपथ की ओर ही बढ़ता रहेगा। यदि हम अपनी आत्मा को जो राग, द्वेष, 
मोह, मद, मत्सर से कलंकित हो चुकी है विकृत हो चुकी है उसका संशोधन करने के 
लिए महावीर भगवान की जयन्ती मनाते हैं तो यह उपलब्धि होगी। केवल लंबी चौड़ी 
भीड़ के समक्ष भाषण आदि के माध्यम से प्रभावना होने वाली नहीं है। प्रभावना उसके 


(४ 


द्वास होती है जो अपने मन के ऊपर नियन्त्रण करता है और सम्य-ज्ञान रूपी रथ पर 
आएरूढ़ होकर मोक्षपथ पर यात्रा करता है। आज इस पय पर आरुद़ होने की तैयारी 
होनी चाहिये। 

चेहरे पर चेहरे हैं बहुत-बहुत गहरे हैं खेद की बात तो यही है वीतरागता के क्षेत्र 
में अंधे और बहरे है? आज मात्र वीतरागता के नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है। 
जो परिग्रह का विमोचन करके वीतराग पथ पर आरुढ़ हो चुका है या होनें के लिए 
उत्सुक है वही भगवान महावीर का सच्चा उपासक है। मेरी दृष्टि में राग का अभाव 
दो प्रकार से पाया जाता है अराग अर्थात्‌ जिसमें रागभाव संभव ही नहीं है ऐसा जंड 
पदार्थ और दूसरा वीतराग अर्थात्‌ जिसने राग को जीत लिया है जो रागद्वेष से ऊपर 
उठ गया है। सांसारिक पदार्थों के प्रति मूर्छ रूप परिग्रह को छोड़कर जो अपने आत्म 
स्वरूप में लीन हो गया है। पहले राग था अब उस राग को जिसने समाप्त कर दिया 
है जो समता भाव में आरूढ़ हो गया है वहीं वीतराग है। 

राग की उपासना करना अर्थात्‌ राग की ओर बढ़ना एक प्रकार से महावीर भगवान 
के विपरीत जाना है। यदि महावीर भगवान की ओर, वीतरागता की और बढ़ना हो तो 
धीरे-धीरे राग कम करना होगा। जितनी मात्रा में राग आप छोड़ते हैं जितनी मात्रा में 
स्वरूप पर दृष्टिपात आप करते हैं समझिये उतनी मात्रा में आप आज भी महावीर भगवान 
के समीप हैं उनके उपासक हैं। जिस व्यक्ति ने वीतराग पथ का आलग्बन लिया है उस 
व्यक्ति ने ही वास्तव में भगवान महावीर के पास जाने का प्रयास किया है। वही व्यक्ति 
आत्म-कल्याण के साथ-साथ विश्व कल्याण कर सकता है। 

आप आज ही यह सकलल्‍्प कर ले कि हम अनावश्यक पदार्थों को, जो जीवन मे 
किसी प्रकार से सहयोगी नहीं हैं त्याग कर देंगे। जो आवश्यक हैं उनको भी कम करते 
जायेगे। आवश्यक भी आवश्यकता से अधिक नहीं रखेंगे। भगवान महावीर का हमारे 
लिए यही दिव्य संदेश है कि जितना बने उतना अवश्य करना चाहिये। यधाशक्ति त्याग 
की बात है। जितनी अपनी शक्ति है जितनी ऊर्जा और बल है उतना तो कम से कम 
वीतरागता की ओर कदम बढ़ाइये। सर्वाधिक श्रेष्ठ यह मनुष्य पर्याय है। जब इसके 
माध्यम से आप संसार की ओर बढ़ने का इतना प्रयास कर रहे हैं। तो यदि चाहें तो 
अध्याम की ओर भी बढ़ सकते हैं। शक्ति नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है। 

'संसार सकल त्स्त है पीड़ित व्याकुल विकल “इसमें है एक कारण“हुदय से नहीं 
हटाया विषय राग को “हृदय में नहीं बिठाया वीतराग को “जी शरण,तारण-तरण। दूसरे 
पर अनुशासन करने के लिए तो बहुत परिश्रम उठना पड़ता है पर आत्मा पर शासन 


4० सपत्र खण्ड /8 


करने के लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है एक मात्र संकल्प की आवश्यकता 
है। संकल्प के माध्यम से मैं समझता हूँ आज का यह हमारा जीवन जो कि पतन की 
ओर है वह उत्थान की ओर, पावन बनने की ओर जा सकता है। स्वयं को सोचना चाहिये 
कि अपनी दिव्य शक्ति का हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। 

आल्ानुशासन से मात्र अपनी आत्मा का ही उत्थान नहीं होता अपितु बाहर जो 
भी चैतन्य है उन सभी का उत्थान भी होता है। आज भगवान का जन्म नहीं हुआ था, 
बल्कि राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ थ। जब उन्होंने वीतरागता धारण कर ली, 
वीतराग-पथ पर आरूढ़ हुए और आत्मा को स्वयं जीता, तब महावीर भगवान बने। 
आज मात्र भौतिक शरीर का जन्म हुआ था। आत्मा तो अजन्मा है। वह तो जन्म मरण 
से परे है। आत्मा निरन्तर परिणमनशील शाश्वत द्रव्य है। भगवान मह्नवीर जो पूर्णता 
में ढल चुके हैं उन पवित्र दिव्य आत्मा को मै बार-बार नमस्कार करता हूँ। यही प्रार्थना 
वीर से, अनुनय से कर जोर। हरी भरी दिखती रहे, धरती चारों ओर।' 

्ण 


समग्र खष्ष/४ ' हुक 


0 ब्रहद्मर्थ : चेतन का भोग 


ब्रह्मचर्य की व्याख्या आप लोगों के लिए नई नहीं है किन्तु पुरानी होते हुए भी 
उसमें नयापन है। वह हमेशा सामयिक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी परोन्‍्मुखी उपयोग 
धारा को स्व की ओर मोड़ना। दृष्टि अन्तर्टृष्टि बन जाये। बाहरी पथ पर यात्रा न होकर 
अन्तरपथ पर यात्रा हो। बहिर्जगत शून्यवत्‌ हो जाए। अन्तर्जगत्‌ उद्घाटित हो। ब्रह्मचर्य 
का अर्थ वस्तुत. है चेतन का भोग। ब्रह्मचर्य का अर्थ भोग से निवृत्ति नहीं बल्कि भोग 
से एकीकरण और रोग से निवृत्ति है। जिसे आप लोगों ने भोग माना है वह वास्तव में 
रोग है। उस रोग से निवृत्ति ही ब्रह्मचर्य है। 

लगभग दस साल पूर्व की बात है एक विदेशी आया था, उसका कहना था कि ब्रह्मचर्य 
पूर्वक रहना कठिन है। आप इसे न अपनायें क्योंकि आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर 
दिया है कि भोग के बिना जीवन संभव नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है भोग जहाँ है 
वहीं पर जीवन है। यह मैं भी मानता हूँ लेकिन जिसे आप भोग समझते हैं उसे मैं भोग 
नहीं समझता, उसे तो मैं रोग मानता हूँ! आपका भोग का केन्द्र भौतिक सामग्री है हमारे 
यहाँ भोग की सामग्री बनती है चैतन्य शक्ति। विषय वासना तो मृत्यु का कारण हैं दुख 
की ओर ने जाने वाली हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य तो जीवन है आनन्द है सुख का मूल है। 
जो सुख चाहते हैं वे चाहे इसे आज अपनावें या कभी भी अपनावें किन्तु अपनाना अवश्य 
पड़ेगा। रोग की निवृत्ति के लिए जैसे औषधि अनिवार्य है इसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी 
औषधि है। जो वासना से निवृत्ति के लिए अनिवार्य है। 

भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच सूत्रों 
में से यह चौथा सूत्र ब्रह्मंचर्य बहुत महत्वपूर्ण है अपने में पूर्ण है। जितने भी अनन्त 
सुख के भोक्ता आज तक बने हैं सबने इसका समादर किया है। इसे जीवन में अपनाया 
है। ब्रह्मचर्य पूज्य बना किन्तु कभी भोग सामग्री पूज्य नहीं बनी। इतना अवश्य है कि 
ब्रह्मचर्य को पूज्य मानने के बाद भी आपकी दृष्टि में आदर अभी भी भोग सामग्री का 
है और यही दयनीब है, दुखद है। 

जैन साहित्य हो या अन्य कोई दार्शनिक साहित्य हो, सभी को देखने पर विंदित 


पद समग्र खण्ड/४ 
होता है कि आत्मा को सही-सही रास्ता तभी मिल सकता है जब हम उपलब्ध साहित्य 
का अध्ययन चितन, मनन व मन्यन करें। हम उसे मात्र पढ़कर या सुनकर बैठ न जायें। 
सुनने से पहले या पढ़ने से पहले विचार अवश्य करें कि क्यों सुन रहे हैं। दवाई लेने 
से पूर्व हम यह निर्णय अवश्य करते हैं कि दवा क्यों ले रहे हैं? उसी प्रकार सुनने या 
पढ़ने से पूर्व प्राप्ति का लक्ष्य अवश्य होना चाहिये। जितना सुनें या पढ़ें उससे कम से 
कम आठ गुना चिंतन मनन मंथन अवश्य करें। खाना के साथ-साथ पचाना भी अनिवार्य 
है। जो खाया है उसके पचने पर ही सारभूत भाग प्राप्त होता है! 

उपयोग की धारा को बाहर से अन्दर की ओर लाना ही ब्रह्मचर्य है। उपयोग की 
धारा जो अभी बाहर अटक रही है वहाँ से स्थानान्तरित हो जाये और चाहे अपनी आत्मा 
की गहराई में चली जाये, चाहे दूसरे की आत्मा में चली जाये, उपयोग को खुराक मिलनी 
चाहिये आत्म तत्त्व की। जहा पर अनन्त निधियाँ छिपी है। जब आत्म सम्पदा ही उपयोग 
की खुराक बन जायेगी तभी आत्मा जो अनाद्ि काल से तप्त है वह अनन्तकाल के लिए 
तृप्त हो जायेगी। 

ब्रह्मचर्य का विरोधी धर्म है 'काम'। यह “काम” और कोई चीज नहीं है यह वही 
उपयोग है जो बहिर्वृत्ति को अपनाता आ रहा है। जो भौतिक सामग्री में अटका हुआ 
है। 'काम' को अग्नि माना गया है। इस कामाग्नि को प्रदीष्ति करने वाली भौतिक सामग्री 
है। जो सर्वत्र बिखरी हुई है यह कामारिन अनादिकाल से जला रही है आत्मा को। इसमे 
से अपने को निकालना है और वहाँ पर पहुँचना है जहाँ चारों ओर है शान्ति सुख और 
आनंद। 

इस 'काम” के ऊपर विजय पाने का अर्थ है अपने बाहर की ओर जा रहे उपयोग 
को आला मे लगाना, चाहे स्वात्मा हो या परमात्मा। काम पुरुष्चर्थ का उल्लेख आता 
है भारतीय साहित्य में। सामान्य रूप से इस काम पुरुषार्थ का अर्थ भोग ही लिया जाता 
है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी दृष्टि चैतन्य की ओर होना चाहिये। काम-पुरुषार्थ 
का अर्थ मात्र बाह्य पदार्थों में रमण करते रहना नहीं है। काम पुरुषार्थ में तीन शब्द 
है काम, पुरुष, अर्थ। काम अर्थात्‌ भोग, पुरुष यानी आत्मा और अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन। 
इस तरह काम पुरुषार्थ का अर्थ हुआ कि ऐसा भोग जिसमें प्रयोजन आत्मा से है। चैतन्य 
भोग के बिना हम आत्मा तक पहुँच नहीं सकते। पहुँचना वहीं पर है पुरुष तक। पुरुष 
तक अर्थात्‌ आत्मा तक पहुँचने के लिए यह “काम” सहायक तत्त्व हैं 

आप लोग पुरुष तक नहीं पहुँचते। पुरुष तक पहुँचने वाला पुरुषार्यी होता है और 
बाह्य भौतिक सामग्री में अटकने वाला गुलाम होता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य पुरुष 
(आत्मा) नहीं है वह गुलाम तो है ही। जड़ अचेतन पदार्थों के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति 


समग्र सप्द/४ ; "(६ 
चेतन द्रव्य झोते हुए भी जड़ माना जायेगा। जो लक्ष्य से पतित है वढ़ भटका हुआ ही 
है। काम पुरुषार्थ को उन्‍नत बनाने के लिए भारतीय आचार संहिता में विवाह के ऊपर 
जोर दिया गया। विवाह, ब्रह्मचर्य के निकट जाना है। विवाह की डोसी में बंधने के बाद 
वह आत्मा फिर चारों ओर से अपने आप को छुड़ा लेता है। और उस डोरी के सहारे 
वह आत्मा तक पहुँचने का प्रयास भी करता है। 

जैसे किसी बहाव को देश से देशान्तर ले जाना हो तो एक निश्चत रास्ता देना होगा 
तभी वह बहाव वहाँ तक पहुँच पायेगा अन्यथा किसी भी दिशा में बहकर या मरुभूमि 
में जाकर समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार उपयोग की धारा को बहने के लिए यदि कोई 
एक निश्चित रास्ता आपके पास नहीं है त्तो वह अनन्त दिशाओं में बढेगा और समाप्त 
हो जायेगा। विवाह के माध्यम से उपयोग की धारा को एक दिशा दी जाती है तब अनन्त 
दिशाओं में उसका जाना बंद हो जाता है आज विवाह मात्र खढ़ि बन गया है और विवाह 
के उपरान्त भी कोई व्यक्ति आत्मा की ओर गतिशील नहीं होता। उपयोग की धारा 
यहाँ-वहाँ भटककर लुप्त हो जाती है। 

जिस समय विवाह-संस्कार होता है उस समय उस उपयोगवान्‌ आला को संकल्प 
दिया जाता है कि अब तुम्हारे लिए ससार में इस एक आत्मा के अलावा शेष जो स्त्रियां 
हैं वे सब माँ, बहिन और पुत्री के समान हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम 
से अपने चैतन्य तक पहुँचना है। प्रयोगशाला में जैसे एक विज्ञान का विद्यार्थी जाता है 
प्रयोग करना प्रारंभ करता है और जिस पर प्रयोग करता है उसी में उसकी दृष्टि लीन 
हो जाती है और वह आसपास क्या हो रहा है यह तो भूल ही जाता है स्वय को भी 
भूल जाता है एकमात्र उपयोग अपना काम करता है तब वह विद्यार्थी सफलता प्राप्त 
करता है। प्रयोग के माध्यम से अपने विश्वास को दृढ़ बना लेता है। ऐसी ही प्रयोगशाला 
है विवाह। जहाँ प्रयोग करने वाले दो विद्यार्थी हैं पति और पली। 

फली के लिए प्रयोगशाला पुरुष है और पति के लिए प्रयोगशाला पली है। और 
प्रयोग का विषय शरीर नहीं आत्मा है। क्योकि वे बाह्य में भले ही स्त्री और पुरुष हैं 
पर अन्दर से दोनों पुरुष अर्थात्‌ आत्मा हैं। परस्पर वेद के भेद भी वहाँ पर अभेद के 
रूप में परिणत होते हैं। स्त्री पुरुष का भेद होने पर भी यात्रा अभेद आता की ओर 
आरम्भ होती है। यही विवाह की पृष्ठभूमि है। अभी तक आप लोगों ने विवाह तो किया 
पर पति-पली ने परस्पर एक दूसरे को भोग सामग्री माना है और इस प्रकार विवाह, 
बंधन हो गया है। इसलिए जैसे-जैसे भौतिक कायाएं सूखने लगती हैं बैसे-वैसे परस्पर 
एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम हो जाता है बीच मे दीवार खिंच जाती है। संबंध फिर 
निभता नहीं निभाना पड़ता है। 


६० समग्र खण्ड/४ 

जैसे दो बैल एक गाड़ी में जोत दिये जाये और एक बैल पूर्व की ओर जाये और 
दूसरा पश्चिम की ओर तो गाड़ीवान को पसीना आने लगता है। गाड़ी आगे नहीं चल 
पाती। तब गृहस्थी की गाड़ी रुक जाती है। आप लोग आदर्श विवाह तो करते हैं दहेज 
से परहेज नहीं बना पाते। इसलिए विवाह के उपरान्त आर्थिक विकास भले ही हो किन्तु 
पारमार्थिक विकास नहीं हो पाता। 

आदर्श-विवाह था राम और सीता का। दोनों ने विवाह के माध्यम से उस 
संबंध के माध्यम से अपने जीवन को सफलीभूत बनाया है। परस्पर एक दूसरे के सिवाय 
उनकी दृष्टि से जो अनन्त सामग्री चारों ओर बिछी थी वह भोग सामग्री नहीं थी। जैसे 
प्रयोगशाला में विद्यार्थी को इधर-उधर रखे पदार्थों से कोई सरोकार नहीं रहता इसी प्रकार 
उन्हे भी बाहर की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं था। उनकी यात्रा अपनी ओर अनाहत 
चल रही थी। रावण ने हजारों स्त्रिया होने के बाद भी एक भूमिगोचरी सीता पर दृष्टिपात 
किया। सीता की आत्मा के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पहुँची। वह मात्र काया की माया 
में डूब गया। और उसकी जीवन की यात्रा रुक गयी। 

यदि उसकी दृष्टि सीता की आत्मा तक पहुँच जाती तो उसे अवश्य मार्ग मिल जाता 
और उसका जीवन सुधर जाता। सीता के माध्यम से राम का जीवन सुधरा और राम 
के जीवन के माध्यम से सीता का जीवन सुधरा। वे दोनो एक दूसरे के पूरक बने। जैसे 
कि राह में दो वृद्ध पुरुष एक दूसरे के सहयोग से चलते जाते है गिरते नहीं हैं उसी 
प्रकार वे भी चलते रहे। दृढ़ निश्चय करके अपने मार्ग में इधर-उधर भटके बिना आगे 
बढ़ते रहे। ज्यो ही रावण बीच मे आया, राम सोच में पड़ गये कि इसके लिए यहाँ 
कोई स्थान नहीं है। हमारे जीवन के बीच मे अब कोई नहीं आ सकता यदि कोई आता 
है तो वह व्यवधान ही होगा और उस व्यवधान को दूर करना हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य 
है। 

रावण को मारने का इराठा नहीं किया राम ने। उन्होंने मात्र अपने प्रशस्त मार्ग 
मे आने वाले व्यवधान को हटाने का प्रयास किया और सीता के पास जाने का प्रयास 
किया। सीता जी ने जिस सकल्प के साथ राम की ओर कदम बढ़ाया था उसकी रक्षा 
करना, समर्थन करना राम का परम धर्म था। राम का समर्थन करना सीता का परम 
धर्म था। उन दोनो ने अपने धर्म का अनुपालन किया। उन्होंने भोग या सांसारिकता का 
सहारा नहीं लिया बल्कि चैतन्य का सहारा लिया। विवाह पद्धति का अर्थ मोक्षमार्ग में 
परस्पर साथी बनना है। विवाह का अर्थ ससार मार्ग की सामग्री बनना नहीं है। 

पाश्चात्य शहरों में होने वाले विवाह वास्तव में विवाह नहीं हैं। वहाँ पहले राग 
होता है और बाद मे बधन होता है। भारतीय सस्कृति में पहले बधन होता है पीछे राग 


समंदर सण्ड/€ है| 


होता है और वह राग भी आत्मानुराग होता है पहले सत््‌ संकल्प दिये जाते हैं उनके 
साथ ही संबंध होंता है अन्यथा नहीं। 

जब तक राम और सीता का गृहस्थ धर्म चलता रहा तब तक उन्होंने एक दूसरे 
के पूरक होने के नाते अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अंत में अग्नि परीक्षा के 
उपरान्त सीता' कहती हैं कि हमने अंतिम परीक्षा दे ली अब तो स्वयं का शोध करना 
है। शोध क॑ लिए इस परीक्षा से पर्याप्त बोध मिल चुका है। बोध के उपरान्त शोध अनिवार्य 
है। एम.ए. तक विधाध्यन के उपरान्त जैसे शौध प्रारंभ किया जाता है ऐसा ही इस क्षेत्र 
मे भी है। शोध से ही अनुभूति प्रारभ होती है। बोध को समीचीन बनाने के उपरान्त 
अब टैक्स्ट बुक नहीं चाहिये अब अनुभूति के लिए शोध आवश्यक है। 

सीता जी के पास अब शोध की शक्ति आ गयी थीं। वे राम से कहती हैं कि अब 
मुझमें इननी शक्ति आ चुकी है कि आपकी आवश्यकता नहीं है। अब तीन लोक में 
जो भी पदार्थ बिखरे हुए हैं उनमें से किसी भी एक पदार्थ को चुनकर मै आत्मा को 
प्राप्त कर सकती हूँ। अपने शोध का विषय बना सकती हूँ। अब राम, विश्वाम' अब 
तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही। अब स्वावलम्बी जीवन आ गया। विवाह की डोर अब 
छूट जाय्रेगी। 

सीता जी ने उसी समय पंचमुष्टि केशलुचन कर लिया। आर्थिका माता बन गयीं 
और नचूकि राम अभी शोध छात्र नहीं थे इसलिए सीता के चरणों मे प्रणिषात हो गये। 
सीता एक अबला होकर भी शोधछात्रा बन गयीं। अब वे विश्व में बिखरी अनन्त चैतन्य 
सत्ताओं के बारे मे विचार करेगी अध्ययन मनन और अनुभवन करेगी और उनके पास 
पहुँचने का प्रयास करेगी। विवाह के माध्यम से मात्र राम मे लीन रहकर यहाँ तक पहुँची, 
अब ऐसा साहस उद्भूत हो गया कि बिना राम के काम चल जायेगा। 

“गम-राम, श्याम-श्याम रटन्त से विश्वाम, रहे न 'काम' से काम, तब मिले आतम 
राम।” अब राम, राम न रहे सीता की दृष्टि में। अब उनकी दृष्टि में था आतमराम। 
अब काया में छिपे आतमराम को वह देखेंगी उसी से संबंध रखेंगी। अब विश्व के साथ 
चैतन्य संबध की यात्रा प्रारंभ हो गयी। राम तो मात्र काया का नाम था आतमराम मात्र 
काया का नाम नहीं है। वह तो अन्तर्यामी चैतन्य सत्ता है। वह न पुरुष है, न स्त्री है, 
न वृद्ध है, न बालक है, न जवान है। वह देव भी नहीं, नारकी नहीं तियँच और मनुष्य 
भी नहीं वह तो मात्र चैतन्य पिंड है। सीता अब अबला नहीं रहीं सबला हों गयीं। अकेली 
चल पड़ीं मोक्षमार्ग पर। उनके चरणों में राम भी नतमंस्तक थे। 

अग्नि परीक्षा के उपरान्त राम के कहने पर भी सीता घर नहीं लौटीं। अग्नि परीक्षा 
में उत्तीर्ण होकर वे राम से भी आगे निकल गयी। राम ने बहुत कहा कि अभी मत 


दर समग्र खण्ड/ह 


जाओ। साथ हम भी चलेगे। तब सीता ने कह दिया कि मैं अब नहीं रुक सकती, साथ 
भी नहीं रह सकती। आप अपना विषय अपनाये और मैं अपना विषय अपनाती हूँ। 
मैं जब विद्यार्थी थी तब तक ठीक था अब मै विद्यार्थी से ऊपर उठ चुकी हूँ। अब आपकी 
आवश्यकता नहीं रही, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने एम ए. तक यानी गृहस्थ 
जीवन में बोध होने तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मुझे दिशा मिल चुकी है अब मैं 
अनाहत अपनी राह पर चल सकती हूँ। इस प्रकार स्त्री पुरुष के भेद को पार करके 
वेद का उच्छेद करके वह अभेद की यात्रा पर चल पड़ीं। उसी दिन उनके लिए मोक्ष 
पुरुषार्थ की भूमिका बन गयी। यह काम पुरुषार्थ का सुफल उन्हें मिल गया। अब वे 
मोक्ष पुरुषार्थी थीं, काम पुरुषार्थी नहीं। 

राम भी कमजोर नहीं थे। एक दिन वे भी शोध छात्र बन गये। दिगम्बर दीक्षा 
ले ली और सीता जी से भी आगे बढ़ गये। देखो स्पर्धा ऐसी बातो में करनी चाहिये। 
आप लोग कमाने मे, भौतिक सामग्री जुटाने मे स्पर्धा करते है। जिसका स्वय पर नियत्रण 
नहीं है स्वय के बारे में गहरा ज्ञान नहीं है तो मै समझता हूँ कि भौतिक ज्ञान भी आपका 
सीमित है। मात्र बाहरी है। अदर पड़ी हुई अनत सपदा जे, अनत काल से लुप्त है छिपी 
हुई है उसे खोजना चाहिये। पर आप सोये हुए हैं और वह सम्पदा नजर नहीं आ रही। 

सम ने सकल्‍्प ले लिया। मुनि बन गये। अब स्वय पर अध्ययन प्रारभ हो गया। 
अब राम की दृष्टि मे कोई सीता नहीं रही न कोई लक्ष्मण रहे। वे भी आतमराम मे 
लीन हो गये। उन्हे भी कामपुरुषार्थ का सुफल प्राप्त हो गया। वास्तव में यदि काम-पुरुषार्थ 
भारतीय परम्परा के अनुरूप हो तो मोक्ष पुरुषार्थ की ओर दृष्टि जा सकती है। आपके 
भी कदम उस ओर उठ सकते है। विवाह तो आप सभी लोग कर लेते है लेकिन आपको 
मोक्ष की राह नहीं मिल पाती आपके कदम उस ओर नहीं उठ पाते। राग का 
संबंध भी वीतराग बनने के लिए है यदि ऐसा विचार आ जाये तो जीवन सार्थक हो 
जाता है। 

राम और सीता ने विवाह को अपनाया, उसे अच्छी तरह निभाया और अत मे राम 
तो मुक्ति का वरण कर चुके और आत्म आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सीता जी भी 
सोलहतें स्वर्ग मे विराजमान हैं। आगामी जीवन मे वह भी गणधर परमेष्ठी बनेगीं और 
मुक्ति गामी होंगी। 

आज पाश्वात्य सम्रज मे विवाह के उपरान्त भी परस्पर विश्वास नहीं है। प्रेम-भाव 
नहीं है। एक दूसरे की सुरक्षा का भाव नहीं रहा। जितना भौतिक सम्पदा से प्रेम है उसकी 
सुरक्षा का भाव है उतनाआतिक-सम्पदा से लगाव और उसकी सुरक्षा का भाव नहीं 
रहा। विवाह के उपरान्त भी विकास नहीं होता बल्कि विनाश ही हो रहा है। कारण एक 


शंबंक कक ४ हे कई 
ही है कि सभी शरीर में अटक जाते हैं आत्मा तक नहीं पहुँचते आत्मा-से मिलन नहीं 
हो पाला। अभी कुछ लोग यहाँ मेस परिचय दे रहे थे पर बह मेरा पत्चिय कांहों का। 
मेंस परिचय देने बाला तो वही है जो मेरे अंदर आये जहाँ मैं हें। आपकी टूष्टि भौतिक 
काया तक ही जा पाती है। आत्मा से परिचय नहीं हो गाता। मेरा सही परिचय है कि 
मैं चैतन्य पुंज हूँ जो इस भौतिक शरीर में बैल हुआ है। ' 

यह ऊपर जो अक्षान दशा में कर्मफल घिपक गया है उसे हटने में: मैं लगा हूँ 
और चाहता हूँ कि हट जाये और साक्षात्कार हो जाये आतमराम का, परमालना का। आपके 
पास कैमरा है, एक्सरे होना चाहिये। कैमरे के माध्यम से ऊपर की शक्ल ही आ पाती 
है एक्सरे के द्वारा अंतरग आ जाता है। हमें उस यंत्र -को ग्रहण करना है जिसके 
माध्यम से अंदर जो तेजोमय आत्मा बैठी है वह पकड़ में आ जाये। इसके लिए अंलर्टृष्टि 
आवश्यक है। 

जब राम ने मुनिदीक्षा धारण कर ली। तपस्या में लीन हे गये और इतनी अन्तर्दृष्टि 
बन गयी कि बाहर क्‍या हो रहा है। यह पता ही नहीं चला। तब प्रतीनद के रूप में 
सीता का जीव सोचता है कि अरे! उन्होने तो सीधा मोक्ष का रास्ता पा लिया मुझे तो 
देव पर्याय मे अभी रुकना पड़ा। सीता ने सोचा कि देखें राम डिगते हैं या नहीं। उसने 
डिगाने की कोशिश की पर राम नहीं डिगे। यही है अन्तर्दृष्टि। इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। 
अपनी आत्मा में रमण करना भी ब्रह्मचर्य है। 

इस ब्रह्मचर्य के सामने चिश्व का मस्तक भी झुक जाताहै। इस दिव्य तत्त्व के सामने 
सासारिक क्रोई भी चीज कीमती नहीं है। काम-पुरुषार्थ को आप मात्र भोग विलास मत 
मानें वह भोग आत्मा के लिए है। वास्तविक भोग वही है जो चैत्तन्य के साथ हुआ करता 
है। एक बार अनन्त चैतन्य के साथ मिलन हो जाये तो जितनी शान्ति मिलेगी वह कही 
नहीं जा सकती। ध्यान मे लीन होते समय कुछ अनुभूति के बिंदु मिल जाते हैं तो हम 
आनंद विभोर हो जाते हैं तब उस अनन्त सिंधु मे गोता लगाने वाले के सुख की कोई 
सीमा नहीं है उसका सुख असीम है। असीम है वह शान्ति, वह आनंद। हमारा सारा 
पुरुषार्थ उसे ही पाने का होना चाहिये। 

मुनिराज पांचों इच्धियो के लिये यधोचित विषय मिलने पर भी रागपूर्वक उनका भोग 
नहीं करते। ले तप बढ़ावम हेतु, नहीं तन पोसते, तज रसन को”। इसलिए वे उन्हीं 
पदार्थों के माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ की साथना करने में सफल हो जाते हैं। मुनिसज 
के द्वारा इन्द्रिय विषय आहार आदि के रूप में ग्रहण किये जाते हैं पर वे विषय-पोषण 
की दृष्टि से नहीं होते। शरीर का शोषण न हो और शरीर से काम लिया जा सके यह 
उनकी दृष्टि रहती है। 


| सकाउव/प 


पोषण और जश्ञोषण के बीच की धास योगघारा है ज़िसमें शरीर से संबंध छूटता 
भी नहीं है और मात्र शरीर के साथ भी संबंध नहीं रहता किन्तु चैतन्य के साथ 
संबंध बना रहता है। आप लोग भी इस कामपुरुषार्थ से ऊपर उठकर मोश्ष पुरुक्षार्थ 
की ओर बढ़ें और अनन्त सुख की उपलब्धि करे यही कामना है। मुझे जो यह थोड़ी 
सी ज्योति मिली है वह पूर्वाचायों से और साक्षात्‌ पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज से मिली 
है। हम पूवाचार्यों के उपकार को भुला नहीं सकते। घिवेक पूर्वक उनके उपकारों को देखें 
और अपना कर्त्तव्य पहचानें कि हमें क्या संदेश मिला है और किसलिए मिला है। 
आत्म-उत्थान के लिए सारे उपदेश हैं। 
कोई भी व्यक्ति जब स्वहित चाहता है स्व आत्म पुरुषार्थ के द्वारा अपने आत्मा 
में रमण करने लगता है तो उसका हित तो हो ही जाता है लेकिन उसके उपदेश से 
सभी का भी हित हो जाता है। वे सोचते हैं कि ये भी मेरे जैसे दुखी हैं इनको भी रास्ता 
मिल जाए, इसी करुणा के वशीभूत होकर आचार्यों ने प्राणियों के कल्याण के लिए मार्ग 
सुझाया। भगवत्‌ तुल्य महान्‌ कुन्द कुन्द आचार्य ने करुणा करके महान्‌ अध्यात्म साहित्य 
का सृजन किया और आज भौतिक चकाचौंध के युग में रहते हुए भी कुछ कदम आत्मा 
की ओर उठाये हैं। तो मैं समझता हूँ वे धन्य हैं। उनका ऋण हम पर है और हमारा 
यही परम कर्तव्य है कि उस दिशा मे आगे बढ़कर हम भी अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त 
करे। अपनी दिशा बदले और सुख के भाजन बनें इस परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखे 
ताकि आगे आने वालों को भी वह उपलब्ध हो सके। 
[५ 


ए। निजात्न रमण ही अहिंसा है 


महावीर भगवान के निर्वाण क॑ उपरान्त भरत क्षेत्र में तीथकरों का अभाव हुआ। 
वह इस भरत क्षेत्र के प्राणियों का एक प्रकार से अभाग्य ही कहना चाहिये। भगवान 
के साक्षात्‌ दर्शन और उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने का सौभाग्य जब प्राप्त झोताहै तो 
ससार की असारता के बारे में सहज ही ज्ञान और विश्वास हो जाता है। आज जो आचार्य 
परम्परा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है और जो महान्‌ पूर्वाचार्य हमारे लिए प्रेरणादायक 
है उनके माध्यम से यदि हम चाहें तो जिस ओर भगवान जा चुके हैं पहुँच चुके हैं उचओर 
जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते है। 

आचार्यो ने जो ससार से ऊपर उठने की इच्छा रखते हैं उन्हें दिग्दर्शन कराया है 
दिशाबोध दिया है उसका लाभ लेना हमारे ऊपर निर्भर है। उन्होंने जीवन भर चिन्तन 
मनन और मन्थन करके नवनीत के रूप मे हमे जो ज्ञान दिया है उसमें अवगाहन करना, 
और आलम तत्त्व को पहचानना, विषय-कषाय से युक्त संसारी प्राणी के लिए टेढ़ी खीर 
है। आसान नहीं है। पर फिर भी उसमे कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। 

आचार्यों के साहित्य मे अध्यात्त की ऐसी धारा बही है कि कोई भी ग्रंथ उठायें, 
कोई भी प्रसंग ले लें, हर गाथा, हर पद पर्याप्त है। उसमें वही रस, वही संवेदन और 
वही अनुभूति आज भी प्राप्त हो सकती है जो उन आचार्यों को प्राप्त हुई थी। पर उसे 
प्राप्त करने वाले विरले ही जीव हैं। उसे प्राप्त तो किया जा सकता है पर सभी प्राप्त 
कर लेंगे यह नहीं कहा जासकता। मात्र अहिंसा का सूत्र ले लें। महावीर भगवान ने 
अहिंसा की उपासना की, उनके पूर्व तेइस तीचैकरों ने भी की और उनके पूर्व भी इस 
अहिंसा की उपासना की जाती रह्ीे। अहिंसा करे अभाव में आत्मोपलब्धि संभव नहीं है। 

विश्व का प्रत्येक व्यक्ति शान्ति चाहता है। जीवन जीना चाहता है। सुख की इच्छा 
रखता है और दुख से भयभीत है। दुख निवृत्ति के उपाय में अ्र्निश प्रयलवान है लेकिन 
वास्तविक सुख क्या है इसकी जानकारी नहीं होनेसे तात्कालिक सुख, भौतिक सुख को 
पाने में लगा हुआ है। इसी में अनंतकाल खो चुका है। महावीर भगवान ने जो अहिंसा 
का उपदेश दिय़ा है वह अनंत-सुख की इच्छा रखने वाले हय सभी के लिए दिया है। 


६ई समझ सषा7 
उस अहिंसा का दर्शन करना उसके स्वरूप को समझना भी आज के व्यस्त जीवन में 
आसान नहीं है। यहाँ हजारों व्यक्ति विद्यमान हैं और सभी धर्म अवण कर रहे हैं लेकिन 
फिर भी कहा नहीं जा सकता कि आप सभी श्रवण कर ही रहे हैं। वास्तव में श्रवण 
तो वही है जो जीवन को परिवर्तित कर दे। 

प्रवचन सुनने के साथ-साथ आप के मन में ख्याल बना रहता है कि प्रवचन समाप्त 
हो और चले। यह जो आकुलता है यह जो अशान्ति है यह अशांति ही आपको अहिंसा 
से दूर रखती है। आकुलता होना ही हिंसा है। दूसरों को पीड़ा देना भी हिंसा है लेकिन 
यह अधूरी परिभाषा है। इस हिंसा के त्याग से जो अहिंसा आती है वह भी अधूरी है। 
वास्तव मे जब तक आत्मा से रागद्वेष परिणाम समाप्त नहीं हीते तब तक अहिंसा प्रकट 
नहीं होती। 

अहिंसा की परिभाषा के रूप में महावीर भगवान ने संदेश दिया है कि जीओ और 
जीने दो। 'जीओ' पहले रखा और जीने दो बाद मे रखा है। जो ठीक से जीयेगा वही 
जीने देगा। जीना प्रथम है तो किस तरह जीना है यह भी सोचना होगा। तो वास्तविक 
जीना तो रागद्वेष से मुक्त होकर जीना है। यही अहिंसा की सर्वोत्तम उपलब्धि हैं। सुना 
है विदेशों में भारत की तुलना में हत्याएँ कम होती हैं लेकिन आत्म हत्याएँ अधिक हुआ 
करती हैं। जो अधिक खतरनाक चीज है। स्वयं अपना जीना ही जिसे प्रसंद नहीं है जो 
स्वय के जीने को पसंद नही करता, जो स्वय के जीवन के लिए सुरक्षा नहीं देता वह 
सबसे अधिक खतरनाक साबित होता है। उससे क्रूर और निर्टयी और कोई नहीं है। 
वह दुनिया में शान्ति देखना पसंद नहीं करेगा। 

शान्ति के अनुभव के साथ जो जीवन है उसका महत्त्व नहीं जानना ही हिंसा का 
पोषण है। आकूल विकल हो जाना ही हिंसा है। रात दिन बेचैनी का अनुभव करना, 
यही हिंसा है। तब ऐसी स्थिति में जो भी मन, वचन काय की चेष्टाएँ होंगी उनका प्रभाव 
दूसरे पर भी पड़ेगा और फलस्वरूप द्रव्य हिंसा बाह्य में घटित होगी। द्रव्य हिंसा और 
भाव हिंसा ये दो प्रकार की हिंसा हैं। द्रव्य हिंसा मे दूसरे की हिंसा हो भी सकती है 
नहीं भी हो सकती है किन्तु भाव हिंसा के माध्यम के अपनी आत्मा का विनाश अवश्य 
होता है और उसका प्रभाव भी पूरे विश्व पर पड़ता है। स्वय को पीड़ा में डालने वाला 
यह न सोचे कि उसने मात्र अपना घात किया है उसने आसपास सारे विश्व को भी दूषित 
किया है। 

प्रत्येक धर्म में अहिंसा की उपासना पर जोर दिया गया है। किन्तु महावीर भगवान 
का संदेश अहिंसा को लेकर बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि प्राण दूसरे के ही नहीं अपने 
भी हैं। हिंसा के द्वारा दूसरे के प्राणों का घात हो ही ऐसा नहीं हैं पर अपने प्राणों का 


सपा खरदा ४ पं 


विघटन अवश्य होता' है। दूसरे के प्राणों का विघटन बाद में होगा पर हिंसा के भाव 
मात्र से अपने प्राणों का विधटन पहले होगा। अपने प्राणों का विधटन होना ही वस्तुतः 
हिंसा है। जो हिंसा का ऐसा सत्य-स्वरूप जानेगा वही जहिंसा को प्राप्त कर सकेगा। 

बिन जाने तैं दोष गुणन को कैसे तजिये गहिये” > गुण और दोष का सही-सही 
निर्णय जब तक हम नहीं कर पायेंगे तब तक गुणों का ग्रहण और झ्षेषों का निवारण 
नहीं हो सकेगा। आज तक हम लोगो ने अहिंसा क्रो चाह तो है लेकिन वास्तत्न में आत्मा 
की सुरक्षा नहीं की है। आत्मा की सुरक्षा तब हो सकती है जब भावहिंसा से हमास 
जीवन बिल्कुल निवृत्त हो जाये। भाव हिंसा के हटते ही जी अहिंसा हमारे भीतर आयेगी 
उसकी महक उसकी खुशबू बाहर भीतर सब ओर बिखरने लमेगी। 

जा व्यक्ति राग करता है या द्वेष करता है और अपनी आत्मा में आकुलता उत्पन्न 
कर लेता है वह व्यक्ति ससार के बंधन में बंध जाता है और निरंतर दुख पाता है। 
इतना ही नहीं जो व्यक्ति स्वय बधन को प्राप्त करेगा बधन में पड़कर दुखी होगा; उसका 
प्रतिबिब दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहेगा; बह वातावरण को भी दुखमय बनायेगा। एक 
मछली कुए में मर जाली तो उस सारे जल को गदा बना देती है। जल को जीवन माना 
है तो एक प्रकार से जीने के लिए जो तत्त्व था जीवन था वही विकृत झो गया। 

एक व्यक्ति रोता है तो वह दूसरे को भी रुलाता है। एक व्यक्ति हैँंसता है फूल 
को देखकर बच्चा बहुत देर तक रो नहीं सकता। फूल हाथ में आते ही बह रोता-रोता 
भी खिल जायेगा, हँसने लगेगा और सभी को हँसा देगा। हँसाये ही यह नियम नहीं है 
कितु प्रभावित असर करेगा। आप कह सकते है कि कोई अकेला गे रहा हो तो किसी 
दूसरे को क्या दिक्कत हो सकती है। कितु आचार्य उमास्वामी कहते हैं कि शोक करना, 
आलपस्य करना, दीनता अभिव्यक्त करना, सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डाले बिना नहीं 
रहते। 

आप बैठकर शाति से दत्तचित होकर भोजन कर रहे है। किसी प्रकार का विकारी 
भाव आपके मन मे नहीं है ऐसे समय में यदि आपके सामने कोई बहुत भूखा व्यक्ति 
रोटी मांगने गिड़मिडाता हुआ आ जाता है तो आप में परिवर्तन आये बिना नहीं रहेगा। 
उसका रोना आपके ऊपर प्रभाव डालता है। आप भी दुखी हो जाते हैं और यह 
असाताबदनीय कर्म के बंध के लिए कारण बन सकता हैं इसलिए ऐसा मत समझिये 
कि हम राग कर रहे हैं द्वेष कर रहे हैं तो अपने आप में तड़प रहे हैं दूसरे के लिए 
क्या कर रहे हैं? हमारे भावों का दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है। हिंसा का संपादन कर्ता 
हमारा सगद्वेब परिणाम है। शारीरिक गुणों का कत करना द्रव्यहिंसा है और आध्यात्िक 
गुणों का क्षात करना उसमें व्यवक्षन डालना भावहिंसा है। वह स्व प्र दोनों की हो सकती. 


ही समफमरलणकर?४ 


है। ' ? 
गृहस्थाश्रम की बात है। माँ ने कहा अंगीठी क॑ ऊपर दूध है भगौनी में, उसे नीचे 
उतार कर दो बर्तनों में निंकाल लेना। एक बर्तन में दही जमाना है और एक में 
दूध ही रखना है। जो छोटा बर्तन है उसे आधा रखना उसमें दही जमाने के लिए सामग्री 
पड़ी है और दूसरा बर्तन जितना दूध शेष रहे उसमें रख देना। दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखना। सारा काम तो कर लिया पर दोनों बर्तन पृथक नहीं रखे। परिणाम यह निकाल 
कि प्रातःकाल दोनों में दही जम गया। एक में दही जमाने का साधन नहीं था फिर भी 
जम गया वह दूसरे के संपर्क में जम गया। 

जब जड़ पदार्थ दूध में संगति से परिवर्तन हो गया तो क्या चेतनद्रव्य में परिवर्तन 
नहीं होगा। परिवर्तन होगा एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ेगा। परिवर्तन प्रत्येक समय प्रत्येक 
द्रव्य में हो रह्म है और उसका असर आसपास पड़ रहा है। हम इस रहस्य को समझ 
नहीं पाते। इसलिए आचार्यो ने कहा कि प्रमादी मत बनो। असावधान मत होओ। बुद्ध 
कहते हैं कि प्राणियों पर करुणा करो, यीशु कहते हैं कि प्राणियों की रक्षा करो और 
नानक आदि सभी कहते हैं कि दूसरे क़ी रक्षा करो और बचाओ किंतु महावीर कहते 
हैं कि स्वयं बचो। दूसरा अपने आप बच जायेगा। दूसरे को बचाने जाओगे तो वह बचे 
ही यह अनिवार्य नहीं है लेकिन स्वयं रागद्वेष से बचोगे तो हिंसा संभव ही नहीं है। 'लिव 
एण्ड लेट लिव' - पहले तुम खुद जीओ जो खुद जीना चाहेगा वह दूसरे के लिए जीने 
मे बाधा डाल ही नहीं सकता। 

हमारे जीवन से दूसरे के लिए तभी तक खतरा है जब तक हम प्रमादी हैं 
असावधान हैं। “अप्रमत्तो भव' प्रमाद मत करो। एक क्षण भी प्रमाद मत करो, अप्रमत्त 
दशा मे लीन रहो। आत्मा में विचरण करना ही अप्रमत्त दशा का प्रतीक है। वहाँ राग 
नहीं, द्वेष नहीं इसलिए वहाँ पर हिंसा भी नहीं है। बधन में वही बंधेगा जो राग द्वेष 
करेगा और अपनी आत्मा से बाहर दूर रहेगा फिर चाहे वह किसी भी गति का प्राणी 
क्यो न हो। वह देव भी हो सकता है। वह तिर्यच हो सकता है वह नारकी हो सकता 
है वह मनुष्य भी हो सकता है मनुष्य मे भी गृहस्थ हो सकता है या गृह-त्यागी भी हो 
सकता है वह सन्त या ऋषि भी हो सकता है, जिस समय जीव रागद्वेष से युक्त होता 
है उस समय उससे हिंसा हुए बिना नहीं रहती। 

देर सबेर जब भी बढ़ें चौबीस घटे अप्रमत्त की ओर बढ़ें अप्रमत्त रहना प्रारंभ 
करे तभी कल्याण है। अहिंसा वहीं पल सकती है जहाँ प्रमाद के लिए कोई स्थान नहीं 
है प्रमाद यानी आपे में न रहना। सबसे खतरनाक चीज है आपे में न रहना। आउट 
आफ कंट्रोल यानी अपने ऊपर नियत्रण नहीं होना ही प्रमाद है। वैज्ञानिक विकास विदेशों 


समा आना? ४ ' कद 
में जहुत हो रहा है। किंतु व्यक्षित आपे'में नहीं है इसलिए आत्म-हल्क की ओर जा 
रह्ष है। अपने आंल-हित के प्रति लापरवाही भी प्रमाद है। “चिंता-सशेवर जडाँ वह 
हब जाता, सद्ध्यान से रअलित जो ऋषि कष्ट पाता। तालाब से निकल बाहर मीन आता, 
होता दुखी, तड़पता मर शीघ्र जाता।।'' वह स्वभाव से बाहर आना ही अभिक्षाप का 
कारण बनता है। तालाब से मछली बाहर आ जाती है तो तड़पत्ती है दुखी होती है और 
मरण को प्राप्त झे जाती है। इसी प्रकार योगी भी क्यों न हो भोगी की तो बात ही क्या, 
जिस समय वह सीमा अपनी उल्लंघन कर देता है अर्थात्‌ आत-स्वेभाव को छोड़कर 
प्रमाद में आ जाता है तो उसे भी कर्मबंध का दुख उसना पड़ता है। बाहर आना ही 
हिंसा है और अंदर रहना ही अहिंसा है। अहिंसा की इतनी अमूल्य परिभाषा हमें अन्यत्र 
नहीं मिलती और जहाँ आकर सारे दर्शन रुक जाते हैं वहाँ से मह्मवीर भगवान की अहिंसा 
की विजय पताका फहराना प्रारंभ हो जाती है। आत्म-विजय ही वास्तविक विजय है। 

आज भी अहिंसा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है न्यायालय में। वहाँ पर भी 
भाव हिंसा का ध्यान रखा जाता है। भावहिंसा के आधार पर ही न्याय करते हैं। एक 
व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली चलायी, निशाना मात्र सीखने के लिए लगाया था निशाना 
चूक गया और योली जाकर लग गयी एक व्यक्ति को और उसकी मृत्यु हो गयी गोली 
मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। उससे पूछा गया कि तुमने गोली चलायी? 
उसने कहा चलायी है किंतु मेरा अभिप्राय मारने का नहीं था। मैं निशाना सीख सह 
था, निशाना चूक गया और गोली लग गयी। चूकि उसका अभिफ्रय खराब नहीं था इसलिए 
उसे छोड़ दिया गया। 

दूसरा व्यक्ति निशाना लगाकर किसी की हत्या करना जाहता था। वह गोली मारता 
है गोली लगती नहीं और बह व्यक्ति बच जाता है, और गोली मारने वाले को पुलिस « 
में पकड़वा देता है। पुलिस पूछती है कि तुमने गोली मारी, तो बह जवाब देता कि मारी 
तो है पर उसे गोली लगी कहाँ? पुलिस उसे जेल में बंद कर देती हैं ऐसा क्यों? जीव 
हिंसा नहीं हुई इसके उपरान्त भी उसे जेल भेज दिया और जिससे जीव हिंसा हो गयी 
थी उसे छोड़ दिया। यह इसलिए कि वहीँ पर भावहिंसा को देखा जा रहा है। न्याय 
में सत्य और असत्य का विश्लेषण भावों के ऊपर आधारित है। 

हमारी दृष्टि भी भावों की तरफ होनी चाहिये! अपने आप के शरीरादि को ही ख़ुद 
मान लेने से कि मैं शरीर हूँ, और शरीर ही मैं हैँ हिंसा प्रारम्भ हो जाती है। यह अज्ञान 
और क्षरीर के प्रति राग ही हिंसा का कारण बसता है। हम स्वयं जीना सीखें। स्वयं 
तब जीया जाता है जब सारी बाह्य प्रवृत्ति मिट जाती है। अप्रमत्त दशा आ जाती है। 
इस प्रकार जो स्वयं जीता है-बह दूसरे को भी जीने में सहायक होता है। जिसके द्वारा 


७० सपा खरा ॥ 


मन बचन काय की चेष्टा नहीं हे रही है वह दूसरे के लिए किसी प्रकार की' 
बाधा नहीं देता। ' 

जो विस्फोट ऊपर से होता है बह उतना खतरनाक नहीं होता जितना गहराई 
होने वाला विस्फोट होता है। आत्मा की गहराई में जो राग प्रणाली, या द्वेष-परणाली उद्भूत 
हो जाती है वह अदर से लेकर बाहर तक प्रभाव डालती है। उसका फैलाव सारे जगत 
में हो जाता है। जैन दर्शन में एक उदाहरण भाव हिंसा को लेकर आता है। समुद्र में 
जहाँ हजारों मछलिंयोँ रहती हैं उनमें सबसे बड़ी रोहू (राधव) मछली होती है जो मुँह 
खोल कर सो जाती है तो उसके मुँह मे अनेक छोटी-मछलियाँ आती जाती रहती हैं। 
जब कभी उसे भोजन की इच्छा होती है तो वह मुख बंद कर लेती है और भीतर अनेकों 
मछलियाँ उसका भोजन बन जाती है। 

इस दृश्य को देखकर एक छोटी मछली जिसे तन्दुल मत्त्य बोलते हैं जो आकार 
में तन्दुल जितनी छोटी है वह सोचती है कि यह रोहू मच्छ कितना पागल है इसे इतना 
भी नहीं दिखता कि मुख मे इत्तनी मछलियाँ आ जा रही हैं मुख बंद कर लेना चाहिये। 
यदि इसके स्थान पर मैं होता तो लगातार मुख खोलता और बद कर लेता, सभी को 
खा लेता। देखिये स्थिति कितनी गम्भीर है। छोटे से मत्स्य की हिंसा की बृत्ति कितनी 
है; चरम सीमा तक, वह अनन्त खाने की लिप्सा रखता है। खा एक भी नहीं पात्ता क्योकि 
उतनी शक्ति नहीं है लेकिन भावों के माध्यम से खा रहा है निरंतर। 

बाहर से खाना, भले ही नहीं दिखता लेकिन अभिप्राय कर लिया, संकल्प कर लिया, 
तो मन विकृत हो गया। यही हिंसा है। रोहू मच्छ जितनी आवश्यकता है उतना ही खाता 
है शेष से कोई मतलब नहीं कोई लिप्सा नहीं लेकिन तदुल मच्छ एक भी मछली को 
' नहीं मारता पर लिप्सा पूरी है। इसलिए वह सीधा नरक चला जाता है। सीधा सप्तम 
नरक। यह है भाव हिसा का प्रभाव। 

आप भी इसे समझे कि मात्र अपने जीवन को द्रव्यहिंसा से ही निवृत करना पर्याप्त 
नहीं है। यदि आप अपने में नहीं हैं। आपके मन वचन और आपकी चेष्टाए अपने में 
नहीं है त्तो आपके द्वारा दूसरे को धक्का लगे बिना नहीं रह सकता। एक व्यक्ति कोई 
गलती करता है तो वह एकात रूप से अपने आप ही नहीं करता उसमें दूसरे का भी 
हाथ रहता है। भावों का प्रभाव पड़ता है। दूसरे के धन को देखकर ईर्ष्या अथवा 
स्पर्धा करने में भी हिंसा का भाव उद्भूत होता है। जो राग द्वेष करता है वह स्वयं दुखी 
होता है और दूसरे को भी दुख का कारण बनता है लेकिन जो वीतरागी है वह स्वयं 
सुखी रहता है और दूसरे को सुखी बनाने में कारण सिद्ध होता है। 

आपका जीवन हिंसा से दूर हो और अ्हिंसामय बन जायें इसके लिए मेरा यही 


समझ खर्ह/४ ४ है 
कहना है कि भाव हिंसा से बचना चाहिये। मेरा कहना तभी सार्थक होगा जब आप स्वयं 
अहिंसा की और बढ़ने के लिए उत्साहित हों, रुचि लें। किसी भी क्षेत्र में उन्‍ति तभी 
संभव है जब उसमें अभिरुचि जागृत हो। आपके जीवन पर आपका अधिकार है पर 
अधिकार होते हुए भी कुछ प्रेरणा बाहर से ली जा सकती है। बाहर से तो सभी अहिंसा 
की प्राप्ति के लिए आतुर दिखते हैं किंतु अंदर से भी स्वीकृति होना चाहिये। एक व्यक्ति 
जो अपने जीवन को सच्चाई पर आरुद् कर लैता है तो वह तो सुखी बन ही जाता 
है साथ ही दूसरे के लिए भी सुखी बनने में सहायक बन जाता है। आप चाहे तो यह 
आसानी से कर सकते हैं। 

अहिंसा मात्र प्रचार की वस्तु नहीं है और लेन-देन की चीज भी नहीं है वह तो 
अनुभव की वस्तु है कस्तूरी का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती, जो व्यक्ति 
चाहता है वह उसे सहज ही पहचान लेता है। महावीर भगवान ने अहिंसा की सत्यता 
को स्वय जाना और अपने भीतर उसे प्रकट किया तभी वे भगवान बनें। उन्होने फ्रणी 
मात्र को कभी छोटा नहीं समझा उन्होंने सभी को पूर्ण देखा है और जाना है और पूर्ण 
समझा है। संदेश दिया है कि प्रत्येक आत्मा मे भगवान है किंतु एकमात्र हिंसा के प्रतिफल 
स्वरूप स्वयं भगवान के समान होकर भी हम भगवत्ता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब 
तक रागद्वेष रूप हिंसा भाव विद्यमान रहेगा तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति संभव नहीं 
है। अपने भावों में अहिंसा के माध्यम से दूसरे का कल्याण हो भी सकता है और नहीं 
भी हो सकता कितु आत्मा का कल्याण अवश्य होता है। परोक्ष रूप से जो अहिंसक 
हो वह दूसरे को पीड़ा नहीं पहुँचाता यही दूसरे के कल्याण में उसका योगदान है। आचार्यों 
की वाणी है कि 'आदहिदं कादव्द॑, जदि सककद परहिद च कादव्वं। आदहिद परहिदादो, 
जादहिद सुट्ठु कादव्बं। ' आत्म-हित सर्वप्रथम करना चाहिय्रे। जितना बन सके उत्तना 
परहित भी करना चाहिये। लेकिन दोनो में अच्छा आत्म हित ही है। जो आलहित में 
लगा है उसके द्वारा कभी दूसरे का अहित हो नहीं सकता। 

इस प्रकार स्व और पर का कल्याण अहिंसा पर ही आधारित हैं। अध्यात्म का 
रहस्य इतना ही है कि अपने को जानो अपने को पहचानो, अपनी सुरक्षा करो, अपने 
में ही सब कुछ समाया है। पहले विश्व को भूलो और अपने को जानो, जब आला 
को जान जाओगे तो विश्व स्वयं सामने प्रकट हो जाएगा। अहिंसा धर्म के माध्यम से 
स्व-पर का कल्याण तभी संभव है जब हम उसे आचरण में लाये। अहिंसा के पथ पर 
चलना ही अहिंसा धर्म का सच्चा प्रचार प्रसार है। आज इसी की आवश्यकता है। 

जा5 


() आत्म-लीनता ही ध्यान 


भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ अतिम श्रुतकेवली आज्चार्य भद्रबाहु स्वामी 
हुए हैं और उनके शिष्य आचार्य कुन्दकुन्द हुए हैं। जिन्होंने संक्षेप में जीवन के उद्धार 
की सामग्री हम लोगों को दी है। हम लोगो का जीवन इतना छोटा सा है कि हम अपने 
विचारों के अनुरूप सारे कार्य नहीं कर सकते। जीवन छोटा होने के साथ ही साथ क्षणभगुर 
भी है। यह बुलबुले के समान है जब तक है, समझो है, इसके फूटने में देर नहीं लगती। 
ऐसी स्थिति में हम आत्मा का कल्याण करना चाहें तो कोई सीधा रास्ता दृढ़ना परमावश्यक 
है। इसी बात को लेकर संसार के विश्लेषण के बारे में तो आचार्य कुन्दकुन्द का विशेष 
साहित्य नहीं मिलता किंतु जो कुछ मिला है वह अत्यंत संक्षिप्त है जिससे 
शीघ्रातिशीघ्र अपने प्रयोजन को प्राप्त किया जा सकता है। 

समझाना बहुत समय लेता है पर प्रयोजनभूत तत्त्व को समझने में ज्यादा समय 
नहीं लगता। ससार में क्या-क्या है इसके बारे में यदि हम अध्ययन प्रारंभ करें तो यह 
छोटा सा जीवन यूँ ही समाप्त हो जायेग। अथाह संसार समुद्र का पार नहीं है उसमें 
से प्रयोजनभूत तत्त्व को अपना लें, उसी के माध्यम से सब काम हो जायेगा। प्रयोजन 
भूत तो आलतत्त्व है। अत्यंत संघर्षमय इस जीवन में जहाँ आनदिकालीन संस्कार हमें 
झकझोर देते हैं और अपने आत्मतर्त से च्युत कराने में सहायक बन जाते हैं इस स्थिति 
में भी अपने को मजबूती के साथ आत्म-पथ पर आरुढ़ होने के लिए आचार्यों ने मार्ग 
खोला है। 

जो संसार से ऊपर उठना चाहता है उसके लिए संवेग और निर्वेग ये दो भाव आपेक्षित 
हैं। वैसे उपदेश चार प्रकार का होता है। पहला संवेग को प्राप्त कराने वाला, दूसरा निर्वेग 
को प्राप्त कराने वाला, तीसरा और चौथा आक्षेपणी और विक्षेपणी के रूप में पात्रों की 
योग्यता को देखकर दिया जाता है। सर्वप्रथम मोक्षमार्ग पर आरूढ़ कराने के लिए संवेग 
और निर्वेग का ही उपदेश देना चाहिये ऐसा आचायों का हमारे लिए उपदेश है। 

ठीक भी है डॉक्टर के पास कोई स्वस्थ व्यक्ति चिकित्सा के लिए नहीं जाता। रोगी 


स्पर छध/ ४ न ७ 
ही जाता है, तो डॉक्टर को बहुत॑ संभालिकर उसकी चिकित्सा करनी पहुंती है। सर्वप्रथम 
वह डॉक्टर, रोगी को और कुछ नहीं बताता कि क्या कैसा हैं। वह केवल यही कहता 
है कि यदि नियम से दकाई लोगे तो तुम्हारा रोग जल्दी ठींक हो जायेगा। वंह और कुछ 
नहीं बताता माज्न दवाई लेगा सिखाता है। उस दवाई का क्या लक्षण है? क्या गुणधर्म 
है? इसमें कितना क्या मिला है? इसे कैसे तैयार किया गया है? किस फैक्ट्री में तैयार 
किया गया हैं। यह संब उस रोगी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 

इसी प्रकार संसारी प्राणी के सामने सर्वप्रथम विश्व का लेखा-जोखा या विभिन्‍न 
मत-मतान्तरों का वर्णन आवश्यक नहीं है। प्रयोजनभूत तत्त्व तो यह है कि किसे प्राप्त 
करना है और किसे छोड़ना है यह ज्ञात हो जाये। ऐसा न हो कि हैय का ग्रहण हो 
जाये और उपषादेय का विमोचन हो जाये। संघेग और निर्वेग के उपदेश द्वारा उसे उपादेय 
को ग्रहण करना और हेय को छोड़ना पहले सिखाना आवश्यक है। आल्-ज्ञान के लिए 
बाधक तत्तवों का हम थोड़ा विचार करें तो ज्ञात होगा कि 'मीह' ही ज्लौन के लिए 
बाधक साबित होता है। 'कषाय-भाव' ही ज्ञन के लिए बाधक सिद्ध होता है। मोह 
के कारण ज्ञान मिथ्या बना हुआ है इस बाधक तत्त्व से ज्ञान को पृथक्‌ करने का प्रयास 
करना ही एक मात्र पुरुषार्थ हैं जो कि संवेग और निर्वेग के बल पर ही संभव है। 

बाधक कारण को हटाये बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। कई बार, कई लोग प्रश्न 
करते हैं कि ध्यान के बारे में समझाइये। हम ध्यान लगाना चाहते हैं। हमारा ध्यान 
लगता ही नहीं, हम बहुत कोशिश करतें हैं। हमारा उनसे कहना यह है कि कोई भी 
शिक्षा दी जाती है तो पहले शिक्षा पाने वाले शिक्षार्थी की आदतों की समझना आवश्यक 
है। कोई आदत ऐसी हो जो उसके 'लक्ष्य के विपरीत हो और वह उसके साथ ही लक्ष्य 
प्राप्ति चाहता हो तो कैसे संभव है। जैसे टैंक में पानी भराँ जाता है और वह गंदा हो 
जाता है। साफ पानी डालने पर भी वह गंदा कैसे हो गया? कारण यही है कि ऐैंक की 
सफाई करना आवश्यक है। इसी प्रकार परिणामों में ध्यान के योग्य पर्याप्त निर्मलता 
आवश्यक है, घाव के ऊपर मात्र मरहम पट्टी लगाने से कुछ नहीं होता, घाव साफ करना 
भी आवश्यक है। ही 

आपका ध्यान कहीं ने कहीं तो लगा ही रहता है। हम कभी आत्म-ध्यान से विचलित! 
हो सकते हैं किंतु आप लोग अपने संसार के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते। आपकों' 
सांसारिक ध्यान का खूब अभ्यास है। आप लोगीं का जीवन ऐसा ध्योन लगाने में इतना 
अध्यस्त हो गया हैं कि आप यहाँ सुम रहे हैं किंतु फिर भी आपकी ध्यार्न वहाँ है जहाँ 
आपने लगांवा हुआ है। शरीर यहाँ बैठा हैं पर संभव है कि मन कहीं और सगे हो 


छ्ड खा छा ४ 


आपको ध्यान लगाना सीखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान को अयवर्ट करने के लिए 
प्रयास की जरूरत है। आप चाहें तो यह कर सकते हैं। जबर्दस्ती कराया नहीं जा सकता। 

माँ जबर्दस्ती बच्चे को दूध पिलाती है, बुलाती है, नहीं आता तो पकड़ कर लाती 
है इसके उपरांत भी वह बच्चा पीने की मंजूरी नहीं देता तो दोनों हाथ पकड़कर गोद 
में ले लेती है और चम्मच से दूध पिलाना प्रारम्भ कर देती है। मुँह में दूध डाल देती 
है पर दूध को अंदर ले जाने का काम बच्चे का है दूध कदाचित्‌ अंदर भी चला जाये 
और बालक की इच्छा न हो तो वह वमन कर देता है। इसी तरह ध्यान जबर्दस्ती सिखाने 
की चीज नहीं है। यह तो इच्छा से स्वयं सीखने की चीज है। आपने जो बहुत दिन से 
ध्यान सीख रखा है उसे छोड़ना, उसे मोड़ना सीखना परमावश्यक है। यदि डायवर्ट करना 
नहीं सीखा तो परमार्थ को पाना सभव नहीं है। 

बहुत लगाते हैं आप ध्यान, उधर सांसारिक कामों के लिए। अस्सी साल के वृद्ध 
को भी यदि दुकान जाना हो तो कमर का दर्द ठीक हो जायेगा और यदि अध्याल के 
लिए ध्यान करने की बात आती है तो कम्र-दर्द बढ़ जाता है। मंदिर आना है तो कह 
देते हैं कि अब तो ढलती उम्र है बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। दुकान पर टेलीफोन 
की आवाज सुन लेते हैं और तत्संबंधी निर्णय ले लेते हैं। यह क्या बात है? यह ध्यान 
की बात है कि सूक्ष्म स्वर भी सुनने में आ जाते हैं क्योंकि उसके पीछे रुचि है। 

आध्यात्क क्षेत्र में रुचि नहीं होने से ध्यान से बचने के लिए कोई बहाना ढूंढ 
लेते हैं। अंदर यदि ग्रहण का भाव नहीं है रुचि नहीं है तो प्रयास व्यर्थ हो जाता है। 
बच्चा जैसे मुख से दूध पीकर मुख से ही वमन कर देता है आप भी एक कान से सुनकर 
दूसरे से निकाल देते हैं। आत्मा की बात नहीं रुचत्ती। हजारो बातों का आपको ध्यान 
है पर सीधी-सीधी एक बात जो आत्म-कल्याण की है वह आपके ध्यान में नहीं रहती। 
ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हस्ताक्षर नहीं कर पाते अगूंठा लगाते हैं और करो पति हैं। 
अनेकी फैक्ट्रियो के मालिक हैं और अनेकों विद्वान पढ़े-लिखे लोग उनके अधीन काम 
करते हैं। सेठजी को प्रणाम करते हैं। एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं फिर भी इतना काम 
चल सकता है। ऐसा ही अध्यात् के क्षेत्र में यदि अपनी आत्मा के प्रति रुचि है और 
संवेग और निर्वेग है तो कल्याण सहज संभव है। अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
है 

आत्मा की ओर ध्यान लगाना कठिन नहीं है संसार से ध्यान झायवर्ट करना बहुत 
कठिन है। जैसे एक नदी का प्रवाह बरसों से चलता है उसका रास्ता बन चुका है उस 
ओर वह अनायास बहता रहता है किंतु उसको बिल्कुल विरुद्ध दिशा में मोड़ना हर 


समंध् अप ४ हे ऋ९ 
व्यवित के द्वारा-संभव' नहीं है। जो बांध बनाकर नहतें के द्वारा रास्ता मोड़ देते हैं दे 
जानते हैं कि यह कितना कठिन काम है। अनेकों परीक्षण करने पड़ते हैं सामग्री की 
मजबूती का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह अनादि काल से आपको जी प्रवाह विषयों 
की और बंह रहा है आपका ज्ञान विषय-साभग्री को पकड़ने के लिए उत्सुक है उसकी 
गति इतनी तीत्र है कि उसे मोड़ना तो मुश्किल है ही उसके वेभ में कमी लाना भी मुश्किल 
है। पंचेन्द्रिय के विषय जो यंत्र तत्न फैले हुए है, अतीत, जनागत और वर्तमान तीनीं 
कालों की अपेक्षा जी इन्द्रिय मन का विषय बनते हैं उनसे बचना कैसे संभव है। तो 
आचार्यों ने उद्यम करने की प्रक्रियाएँ बलायी हैं उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिये। 

उद्यम किस प्रकार किया जाए इसके लिए भी आचार्यों ने अपनी अनुभूति के 
माध्यम से लिखा है। आचार्य क्ुंदकुंद स्वामी ने ध्यान को परमावश्यक बताया है, 
ध्यान के बिना उद्धार संभव नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यह दोनों ध्यान मोक्ष 
के हेतु है। आर्तध्यान-रीद्रध्यान संसार के हेतु हैं। आप धर्म ध्यान का त्लोत खोलना चाहते 
हैं, उस ओर मुड़ना चाहते हैं त्तो पहले आर्तध्यान रौद्रध्यान को छोड़ना होगा। उसमें कमी 
लाना होगा। उसके लिए निरंतर प्रयतल करना होगा। 

जैसे किसी एक व्यक्ति को वैध ने कहां कि तुम घी का प्रयोग करो, पुष्टि आयेगी। 
उस व्यक्ति ने आधा किलो घी खा लिया और बैठ गया। घी पचा नहीं खराबी आ गयी। 
वैद्य को बुलाया गया। उसने बताया कि सिर्फ घी खाने से पुष्टि नहीं आती, घी को पचाने 
के लिए मेहनत करनी होगी, व्यायाम करना होगा, अभ्यास करना होगा। इसी प्रकार 
ध्यान लगाओ ऐसा कहने पर ध्यान लगाने बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। मन वचन 
काय को बार-बार विषय कषायों में जाने से रोकना पड़ेगा, उस ओर से मोडने का अभ्यास 
करना होगा। विषयों की ओर ध्यान न जाये, इस बात का ध्यान रखना होगा। तभी 
धर्मध्यान में प्रगाढ़ता आयेगी तभी बह धर्मध्यान आगे जाकर शुक्लध्यान में परिवर्तन 
हो सकेगा। 

एक बात और समझने की है। रावण ने सीता के अपहरण के पश्चात्‌ राभे से युद्ध 
के समय भगवान शान्तिनाथ के मंदिर में जाकर ध्यान लगाया, मंत्र जपे पर सम की 
मृत्यु की कामना के साथ। शब्द, आस्था, मुद्रा आदि सब ठीक थी किंतु राम की मृत्यु 
का कामना सहित वह ध्यान, सच्चा ध्यान नहीं माना जायेगा। रावण ने सोलह दिन तंक 
ध्यान किया बहुरूपणी विधा की प्राप्ति के लिए। पद्मपुसाण में उल्लेख है कि रावण 
विद्या सिद्ध करने में बहुत पारंगत था। वह विद्या सिद्ध करने बैठ जाता था तो कोई 
उसके ध्यान में विध्म नहीं डाल पाता कषऔर वह विद्या सिद्ध करके ही उठता था। क्या 


फ्द्‌ शा शक 8 


वह ध्यान माना जायेगा? बहुरूपिणी विद्या के लिए किया गया वह ध्यान आलानुभूति 
के लिए नहीं किया इसलिए उपयोगी नहीं है। आत्मानुभूत्ति के लिए क्रिया गया ध्यान 
तो अंतर्मुहूर्त में भी मुक्ति दिला देता है। 

हम लोगों को अपने स्वरूप को देखने की रुचि हो जाए, हम अंतर्मुखी होते चले 
जायें तो बाहर कुछ भी होता रहे पता ही नहीं चलेगा। टेलीफोन पर अनेकों आवाजों 
के बीच अपनी आवाज आप सुन लेते हैं बाकी छोड देते हैं। मगाड़े के बीच बाँसुरी की 
आवाज चलती है तो जो संगीतप्रेमी हैं या सगीतकार हैं वह उसे पहचान लेते हैं। इसी 
प्रकार ध्यान की बात है। यदि एक घटे तक ध्यान की बात आप ध्यान से सुन लें और 
अपनी रुचि जागृत कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मध्यान न लगे। हम रुचि जागृत 
कर सकते हैं। ध्यान भी कर सकते हैं। 

माँ, बच्चे की गोद में बिठाकर दूध पिलाती है और चुटकी बजाती जाती है बीच 
में यदि चुटकी बजाना बंद कर देती है तो बच्चा दूध पीना बंद कर देता है। यदि माँ 
के ललाट पर थोड़ी सलवट पड़ जाती है तो वह हैरान निगाहों से देखने लगता है कि 
मामला क्या है? वह सब ध्यान से देखता है। वह समझ जाता है कि माँ डॉट लगा 
रही है या प्यार कर रही है। अर्थ यह हुआ कि ध्यान तो सभी के पास है लेकिन 
धर्म ध्यान नहीं है। मुक्ति के लिए ध्यान की, जितनी एकाग्रता की आवश्यकता है उतनी 
ही तीव्रता सप्तम नरक में जाने के लिए भी आवश्यक है। एक छोर सप्तम नरक तक 
तो हम कई बार पहुँच गये होगे किन्तु दूसरे छोर मोक्ष की ओर कभी नहीं पहुँच पाये। 
अभी तो ऐसा कह सकते हैं कि पचमकाल है उत्तम संहनन नहीं है ठीक है। लेकिन 
जब चतुर्थकाल आता है उस समय तो जा सकते थे। नहीं गये अर्थात्‌ पुरुषार्थ की कमी 
रही। 

चतुर्थ काल की अपेक्षा भरतक्षेत्र और ऐरावत के मात्र दस क्षेत्र हैं लेकिन जो एक 
सौ साठ विदेह क्षेत्र हैं वहाँ तो सदैव चतुर्थकाल रहता है। कुल मिलाकर एक सौ सत्तर 
क्षेत्र हैं जहाँ एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं। काल भेद मात्र दस क्षेत्रों में है शेष एक 
सौ साठ क्षेत्रों में भेद नहीं होता। वहाँ से मोक्ष का सीधा सस्ता है साथ ही सप्तम नरक 
भी जाया जा सकता है जिसकी रुचि जिस तरह की होती है। बच्चा भी धर्मध्यान व 
शुक्लध्यान के माध्यम से मुक्ति का द्वार खोल सकता है और अस्सी साल का वृद्ध 
भी आतरौद्र ध्यान के द्वारा सप्तम पृथ्वी का द्वार खोल लेता है। 

मन वचन, काय को रोऊकर रुचिपूर्वक किसी पदार्थ में लीन हो जाना ही ध्यान 
है। पंचेन्द्रिय के विषयों में लीग होना आर्तरीद्रघ्यान है और आल-तत्त्व को उन्नत बनाने 


" सफल काण्क/ ४ ८ हक 
के लिए अहर्निश प्रयास करना, शषब कुछ गूलकर उसी आत्म तत्त्व में लीन रहना 
धर्मध्यान है। आप्र चाहें तो अभी यह संभाव्य हैं। यहीं पर बैठे-बैंठे विषयों की ओर 
पीठ कर लें मन को डायवर्ट कर लें तो धर्मध्यान हो सकता है। जयपुर आपके लिए 
भी है और जयपुर में मैं भी हूँ। मेरे ज्ञान मे भी जयपुर को विषय बनाया है और आपके 
ज्ञान ने भी बनाया है। दोनों अभी यहीं जयपुर में हैं। पर आपका संकल्प जयपुर में 
हमेशा रहने का है, मेशा कोई संकल्प ऐसा नहीं है। आपका संकल्प है इसलिए ज़यपुर 
छोड़कर कहीं जाने पर भी जयपुर भीतर रहा जाता है। 

ग्रह आपको ज्ञात है कि एक न एक दिन जयपुर छूटेगा। जब जयपुर छूटना निश्चित 
है तो उससे स्वयं को जोड़कर बैठे रहना, जानबूझकर इसको पकड़ने का प्रयास करना 
यही रागभाव है। जब जयपुर छूटेगा- यह ज्ञान का विषय बना, तो फिर उसे अपना 
मानकर इससे चिपकना ठीक नहीं है यही ब्लान का प्रयोजन है। जयपुर में जहाँ आप 
रह रहे हैं उसे आप मान रहे हैं कि हमारा है लेक्रिन जयपुर हमारा तुम्हारा किसी का 
नहीं है वह जो कुछ है वह है। उसका अस्तित्व पृथक है हमारा पृथक्‌ है अस्तित्व को 
जानना आपेक्षित है प्रयोजन भूत्त है कितु अस्तित्व को जानकर यह मेरा यह तेरा ऐसा 
मानना बाधक है प्रयोजनभूत नहीं है। 

4पर' क्या है स्व क्या चीज है यह जानना परमावश्यक है। 'स्व' को स्व-रूप 
में जानकर, 'पर' को पर-रूप में जानकर 'पर' का अहण नहीं करना यही प्रयोजनभूत 
तत्त्व का ज्ञान है। उपादेय की प्राप्ति और हेय का विमोचन हो गया तो मोक्षमार्ग प्रारंभ 
हो गया। यदि 'स्व' का ग्रहण और 'पर” का विमोचन नहीं होता उसके प्रति जो राग 
है. वह नहीं हटता को कार्य सिद्धि भी नहीं होगी। 

ज्ञानी भी वहीं रह रहा है अज्ञानी भी वहीं रह रहा है। ज्ञानी के लिए भी वहीं 
पदार्थ है और अज्ञानी के लिए भी वही पदार्थ है। दोनों के बीच वही पदार्थ होते हुए 
भी ज्ञानी के लिए वैराग्य का कारण बन जाते हैं और अज्जानी उन्हें लेकर रागद्वेष में 
पड़ जाता है। जिसको आप मेरा मान रहे हो अभी उसी में चौबीस घंटे ध्यान लगा रहता 
है। जो वास्तव में मेरा है उस ओर ध्यान है ही नहीं। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव नामक 
अंथ में आधोपान्त ध्यान के विषय में ध्यान के पात्र, ध्यान के फल, ध्यान में बाधक 
और साधक तत्त्वों का प्ररूपण किया है। उसमें एक श्लोक के माध्यम से सदृध्यान की 
परिभाषा, मोक्ष में हेतुभूत ध्यान की परिभाषा दी है। सद्ध्यानी वह माना जाता है जो 
वीतरागी हे। संवेग और निर्वेग भाव ज़िसमें भरपूर हो। लम्बा-चौड़ा ज्ञान हो तो ठीक 
है नहीं हो तो भी अच्छा है क्योंकि ज्ञान भी उस समय ध्यान में समाप्त हो जायेगा। 


फैट सपा सरा/४ 


ध्यान के समय उसका उपयोग नहीं है ध्यान से बाहर आते ही ज्ञान की कीमत है। 

जो वीतरागी है वह दुनिया मे जितने भी पदार्थ हैं उसमें से कोई पदार्थ ले लें और 
उसका चिंतन करें, बाधा नहीं है। बाधा तो रागद्वेष की है। रागी द्वेषी बन जायें तो 
ध्यान बिगड़ जाता है। रागी होकर यदि वीतरागी मुद्रा देखेंगे तो वहाँ भी राग का ही 
अनुभव होगा। वहाँ भी उसकी कीमत आंकने लगेंगे। धातु की है या पाषाण की है। सफेद 
है काली है। भाई! सफेद काला तो पाषाण है भगवान तो बीतरागी हैं। वीतद्वेषी हैं। 
शरीरातीत हैं। चैत्तन्य पिंड हैं उपयोगवान हैं। जो वीतराग भाव से देखेगा वह पत्थर में 
भी चीतरागता देखेगा। राग में भी वीतरागता का अनुभव वीतरागी करता है और रागी 
वीतरागता में भी राग का अनुभव करता है। इसलिए रागी का ध्यान अशुभ है और वीतराग 
का ध्यान शुभ है। 

अनादिकाल से उपयोग की धारा अशुभ की ओर बह रही है। उसे डायवर्ट करना 
है। उसे अपनी आत्मा की ओर मोड़ना है। उपयोग, उपयोग मे लीन हो जाये। यही 
प्रयोजनभूत है। आप लोगो की रुचि सद्ध्यान मे अभी नहीं है लेकिन आप चाहें तो 
रुचि कर सकते है और ध्यान के माध्यम से परमपद प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का 
सोपान ध्यान है। 

एा0 


है 
2 कक । कक 


जेब + आपके ४ रकम 
खा शा बह, 
रे 


ए मूर्त से अपूर्त 


वह ज्ञान जयवंत रहे जिस ज्ञान में तीन लोक और तीन लोक में विद्यमान विगत 
अनागत-वर्तमान पर्यायों सहित समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जिस प्रकार दर्पण 
के सामने जो भी पदार्थ आ जाता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है उसी प्रकार केवलज्ञान 
में तीन लोक का प्रतिबिंब अनायास आ जाता है। संसारी जीव के पास भी ज्ञान है किंतु 
उसमें सकल चराचर पदार्थ प्रतिबिंत नहीं होते। ज्ञान होते हुए भी इतना भारी अंत्तर 
होने का एक ही कारण है कि संसारी जीव का ज्ञान आवरित है। कष्माय की कालिमा 
से आविष्ट है। जैसे दर्पण है पर उस पर कालिमा हो तो प्रतिबिंबित होने की सामर्थ्य 
होते हुए भी पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होसकते,इसी प्रकार संसारी प्राणी का ज्ञान अपना 
सही कार्य नहीं कर पाता। 
कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से कोई गूढ़ बात समझने जाते हैं 
और वह क्रोधित हो जाता है तो आप दोबारा नहीं पूछते। यदि कोई दूसरा उस समय 
पूछने जा रहा हो तो उसे भी आप रोक देते हैं और कहने में आ जाता है कि वह व्यक्ति 
आपे में नहीं है। कषाय से आवेष्ठित जो ज्ञान विज्ञान है वह हमें सही-सही कुछ नहीं 
बता सकेगा। कोई व्यक्ति बहुत दातार है, उदार है किंतु जिस समय बड़ किसी उलझन 
मे फैंसा हुआ हो उस समय उसके पास कोई भी दीनहीन जायेगा तो खाली हाथ लौटना 
पड़ेगा। कुछ पाना उस समय संभव नहीं है। ऐसे समय में यदि थाचक उस दात्तार के 
संदर्भ में कहे कि कैसा दातार है, काहे का दातार है। तब अन्य लोग उसे समझाते हैं 
कि दाता तो वह है पर आप उचित समय नहीं पहुँचे। आप उस समय पहुँचे जब वह 
उलझन में था। वह अपने में नहीं था। रणांगन में कोई दानवीर राजा दान नहीं करे 
सकता। 
सही समय पर और सही क्षेत्र पर जाओ तभी दान मिलता है अन्यथा नहीं। अर्थ॑ 
यह हुआ कि जब कोई अपने स्वभाव से च्युत रहता है उस समय उसका ज्ञान अपने 
"लिए भी हानिकारक हो जाता है। उस समय जीव का उपयोग लक्षण झीते हुए भी संही-सही 
कार्य नहीं करता। दुख का मूल कारण यही है। 
जीव उपयोगचान होकर भी अमूर्त स्वभाव वाला होकर भी वर्तमान में उस स्थिति 


में नहीं है। कर्म जब बंधता है उस समय आत्मा किस रूप में रहती हैं कई लोगों का 
ऐसा सोचना है कि कर्म, कर्म से बंधता है आत्मा तो अमूर्त है। इसलिए आत्मा से तो 
कर्म बधता नहीं है। अमूर्त का मूर्त से बंधन भी कैसे संभव है? इससे ज्ञात होता है कि 
अभी लोगों 'को आत्मा अमूर्त है या मूर्त उस बारे मे सही-सही ज्ञान नहीं हैं कई लोग 
तो ऐसी धारणा बना चुके है कि हम तो अमूर्त है और कर्म, कर्म के साथ बंधन को 
प्राप्त हो रहा है। उदाहरण भी दिया जाता है जैसे गाय के गले में रस्सी। गाय, अपने 
आप में पृथक है और रस्सी, रस्सी में बंधी है। किंतु यह उदाहरण सही-सही 
कर्मबंध को प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि कर्म और आल के बीच ऐसा संबंध नहीं है। 

आवचार्यों ने इसके समाधान मे यह कहा है कि आत्मा वर्तमान में अमूर्त नहीं है 
जब तक वह संसार दक्षा में रहेगा, तब तक वह मूर्त रहेगा। मूर्तता की अनेक श्रेणिया 
हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है कर्म भी सूक्ष्म हैं क्योकि देखने में नहीं आते। पर दोनों के 
बीच ऐसी रासायनिक प्रक्रिया हुई है कि कर्म मूर्त होकर भी आत्मा के साथ बंधे हैं। 
आला के साथ जो कर्म का बंधन है वह एक क्षेत्रावगाह है। बंधे हुए जो कर्म हैं उनकी 
सत्ता अंदर है उनके साथ कर्म का बध नहीं होता और उदय मे आये हुए कर्म के साथ 
भी बंध नहीं हुआ करता। बध की प्रक्रिया आत्मा के उपयोग के साथ आत्मा के प्रदेशों 
के साथ जुड़ी हुई है क्योकि उदय मे आया हुआ कर्म फल देकर चला जाता है और 
सत्ता मे जो कर्म हैं उनके साथ स्थिति अनुभांग आदि सभी पृथक रूप से पूर्व में 
बधे है उनके साथ बध नहीं होता। इतना अवश्य है कि सभी नये पुराने कर्म अपना 
आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हुए भी एक ही क्षेत्र मे रह सकते हैं रहते भी हैं। 

इस तरह आत्मा की मूर्तता अलग प्रकार की है। मूर्त होने के कारण ही बध निरतर 
प्रत्येक समय हो रहा है। आत्मा, पुदूगल के समान रूप रस गध स्पर्श गुण बाला नहीं 
है फिर भी मूर्त है। अनादिकाल से वैभाविक परिणमन की अपेक्षा मूर्त है। इसके लिए 
एक उदाहरण है। शुद्ध पारा होता है उसे आप हाथ से या चिमटी आदि किसी चीज 
से पकड़ नहीं सकते। उस पारे की यदि भस्म बना दी जाये तो वह सहज ही पक्रड़ 
में आने लगता है। अब वह पारा, पारा होते हुए भी एक तरह से पारा नहीं रहा वह 
भस्म हो गया। पारा अपना स्वभाव छोड़कर विकृत या विभाव रूप मे परिणत हो गया। 
यह भस्म यदि ख़टाई का सयोग पा जाये तो पुनः पारे में परिणत हो जाती है। पारे 
की भस्म दवा के रूप में रोग के इलाज में काम आती है। लेकिन शुद्ध पारे का एक 
कण भी मृत्यु का कारण बन सकता है। 

यहाँ शुद्ध पारे को जो कि पकड़ में नहीं आता, हम कथंचित्‌ अमूर्त मान सकते 
हैं और पारे की भस्म जो कि पकड़ में आ जाती है उसे मूर्त मान सकते हैं। आला 


सका सथा/४ हि 
की यही स्थिति है। आत्मा शुद्ध पारे के समान शुद्ध दशा को जब प्राप्त कर लेती है 
तब पकड़ में नहीं आती, उस समय वह अपने अमूर्त स्वभांव में स्थित हैं। लेकिन जंग 
आत्मा पारे की भस्म के समान अशुद्ध दशा में रहती है विकृत या वैभाविक दक्षा में 
रहती है तब वह भूर्त ही मानी जाती है। पकड़ में आ जाती है। इसलिए जो आत्मा 
को सर्वथा अमूर्त मानकर ऐसी धारणा बना लेते हैं कि कर्म, कर्म से बंधता है उनकी 
यह धारणा गलत साबित होती हैं आगम के विरुद्ध भी है। 

आगम में करणानुयोग में लिखा है कि आत्मा से क्र्म बधता है। 'आत्म-कर्मणी: 
अन्योन्यप्रदेशानु प्रवेशात्मको बंध:। ' बंध की प्रक्रिया आत्मा और कर्म के बीच ही हुई 
है। दोनों के प्रदेश एकमेक हुए हैं। यह ठीक है कि आत्मा कर्म के साथ बंधकर भी 
अपने गुणधर्म को नहीं छोड़ती। आत्मा के साथ कर्मबंध होना वैभाविक आत्मदशा है 
जिससे वह कर्म के माध्यम से पकड़ में आती रहती है। यंदि कर्म के साथ कर्म का 
बंध होता, तो कर्म का फल आत्मा को नहीं मिलता। ध्यान रहे कर्म भोक्ता नहीं है भोक्ता 
आला है क्योंकि वह चेतन है। भोगने की क्रिया संवेदन पूर्वक ही हुआ करती है। 

कर्म फल का जो संवेदन आत्मा करती है वह अमूर्त नहीं अपितु मूर्त होता हैं। 
सवेदन अर्थात्‌ फल की अनुभूति से है। संवेदन का अर्थ मात्र जानना-देखना नहीं है मात्र 
जानने देखने रूप चेतना त्तो सिद्ध परमेष्ठी के होती है। यहाँ उसका सवाल नहीं है किन्तु 
फल की अनुभूति रूप सवेदना मूर्त अवस्था में झी होना संभव है। यही आत्मा का विपरीत 
परिणमन है। आत्मा का स्वभाव-परिणमन शुद्ध पारे के समान है और विभाव-परिणमन 
पारे की भस्म के समान है जो कि पकड़ में आ जाती है। 

वर्तमान में आत्मा अमूर्त नहीं है मूर्त है किंतु अमूर्त बन सकता है। अमूर्त बनने 
की प्रक्रिया बहुत आसान है। जैसे पारे की भस्म की ख़टाई का योग मिल जाने से वह 
पुनः पारा बन जाती है उसी प्रकार आप लोगों को भी बीतराग रूप ख़टाई का योग मिल 
जाये तो आप भी मूर्त से अमूर्त बन सकते हैं। जो अपने अमूर्त स्वभाव को प्राप्त करना 
चाहता है उसे वीतसगता का संयोग करना होगा। 

कर्म का आत्मा के साथ संबध बड़ा अद्भुत है। जिस समय यह संसारी प्राणी एक 
गति से दूसरी गति में जाता है उस समय विग्रह गति में कार्मण काय योग रहता है। 
उस समय आला का कुछ जोर नहीं चलता, कर्म ही आत्मा को इस गति से उस गति 
में ले जाता है यदि कर्म का मात्र कर्म से ही संयोग होता तो आत्मा को न ले जाकर 
कर्म को ही कर्म के साथ जाना चाहिये था। नरक कौन जाना चाहता है भैया जाना 
तो कोई नहीं चाहता किन्तु नरकायु का बंध होने के उपरान्त, जाना पड़ता है। कर्म के 
पास यह शक्ति है, यदि कर्म कर्म के साथ बंधता और आला से बिल्कुल पृथक रहता 
तो आला को चारों गतियों में नहीं लें जा सकता। 


द्रे समग्र खप्ड/४ 

जब रस्सी को खींचते हैं तो गाय साथ में चली आती है। यदि रस्सौ मात्र रस्सी 
से बंधी होती तो गाय पृथक्‌ रही आती और खींचने पर केवल रस्सी खिंच जाती। लेकिन 
गाय नहीं भी जाना चाहे तो भी रस्सी से बधी होने के कारण खिंची चली जाती है। रस्सी 
से रस्सी की गांठ लगी है किन्तु गाय खिंची चली जाती है। यह बंध की प्रक्रिया अनोखी 
प्रक्रिया है। संसारी प्राणी बंध को नहीं चाहता लेकिन बंधन के साधन अपनाता चला 
जाता है यही उसका सबसे बड़ा अपराध है। वीतरागता उसे इस अपराध से मुक्त कर 
सकती है। हम यदि रागद्वेष छोड़कर वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लें तो हम अमूर्त 
बन जायेंगे, अपने आपे मे आ जावेंगे। 

अभी हमारा ज्ञान पूजनीय नहीं क्योंकि वह मूर्त है। आचार्यी ने उस कैवल्य ज्योति 
को उस ज्ञान और उपयोग को जयवंत कहा जिसमें तीन लोक के सारे पदार्थ प्रतिबिंबित 
होते हैं। ऐसा वह ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। अनंत उज्ज्चलता उसमें विद्यमान है। 
हमे उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। बंध की प्रक्रिया को समझकर 
उससे मुक्त होने का उपाय करना चाहिये। बंध की प्रक्रिया रागद्वेष के माध्यम से चल 
रही है। वीतराग के माध्यम से ही इसका विमोचन होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना 
कि दूसरे का बीतराग भाव हमारे काम नहीं आयेगा। हमें उसे निमित्त बनाकर स्वयं 
वीतरागी बनना होगा। हम वीतराग भगवान के चरणों में पड़ जायें और कहें कि हे भगवान! 
थोड़ी कृपा कर दो, आपके पास रसायन है हमे थोड़ा दे दो, तो ऐसा सभव नहीं है। 

पारसमणी के स्पर्श से लोहा, सोने में बदल जाता है। पारसमणि लोहे को सोना 
तो बना सकती है किन्तु पारसमणि नहीं बना सकती! लोहे के पास सोना बनने की योग्यता 
है और उसे पारसमणि का योग मिल जाये तो वह सोना बन जाता है। यदि योग्यता 
न हो तो स्पर्श का असर भी नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने गुरु से प्राप्त पारसमणि को 
लोहे से स्पर्श कराता है किन्तु लोहा स्वर्ण नहीं बनता। वह वापिस आकर गुरु को उलाहना 
देता है कि आपने झूठ कहा था। यह पारसमणि नहीं है। लोहा, स्वर्ण नहीं बना। गुरु 
ने कहा झूट नहीं है बेटा, बता कौन सा लोहा स्पर्श कराया तूने। शिष्य वह लोहा ले 
आया। गुरु ने वह लोहा देखा और कह्ा- बात ऐसी है कि यह पारसमणि तो सही 
है किन्तु लोहा सही नहीं है। 

शुद्ध लोहा ही सोना बन सकता है अशुद्ध जंग खाया हुआ लोहा, या मिट्टी आदि 
की पर्त चढ़ा हुआ लोहा स्वर्ण नहीं बन सकता। पहले लोहे को शुद्ध बनाओ भगवान 
शुद्ध हैं हम अशुद्ध हैं। शुद्धल के योग्य भूमिका में ढले बिना उनका स्पर्श हमें शुद्ध 
नहीं बना सकेगा। यह ध्यान रहे कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वह शुद्ध तत्त्व भगवान 
हमारे पास प्रतिदिन तीन बार आया कतते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार छह सौ आठ 
जीव छह महीने आठ समय में मुक्ति को प्राप्त करते हैं तों एक महीने में लगभग सौ 


ह्ड चर हट 
जीव मोक्ष पा जाते हैं और एक दिन में लगभग कम से कम तीन जींव जाते होंगे और 
मुक्त होने से पहले कंबली समुद्घात हो तो उस समय लोग में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं 
रहता जिसमें केवली भगवान स्पर्श न करते हों। | 

केवलज्नानी का स्पर्शन तीन लोक में फैल जाता है। उस तीन लौक मैं तो सभी लोग 
आ जाते है। हम सभी की भगवान एक ही दिन में तीन कार छू लैते हैं फिर भी हम 
अशुद्ध के अशुख ही रहे आते हैं। किसी बार छह महीने का अंतराले पड़ आता है तब 
उसकी पूर्ति शेष आठ समय में हो जाती है। परोक्ष रूप में यह सारी घटना होती रहती 
है लेकिन कर्म बंध में फंसा हुआ जो व्यक्ति है उसको इसका भान नहीं हे पाता। भगवान 
को पाना चाहे तो कहीं भागो मत, अंपने पास ही रहो। लौकिक दृष्टि से प्रचलित सूक्ति 
है कि भगवान भी भक्त के वश में हैं। उपयोग बदल जाये दुष्टि में वीतरागता आ जाये 
तो भगवान को पाना आसान है। 

जैसे दीपक जल रह्म है जिस समय वह वायु मैं प्रत्याहत नहीं होता उस समय 
उसकी लौ बिल्कुल सीधी व सही होती है किन्तु जिस समय वह किसी कारणवश भभकले 
लगता है उस समय वह लौ, आपे में नहीं रहती। प्रकाश की मात्रा तब कम हो जाती 
है दीपक का स्वभाव प्रकाश तो रहता है किन्तु उसमें विकार आ जाता है। उसी प्रकार 
संसारावस्था में जीव मे ज्ञानदर्शनात्मक उपयोग तो रहता है लेकिन सही काम नहीं करता। 
भभकने वाला दीपक प्रकाश कम देता है। हमारे अंदर भी अपने क्षयोपशम के माध्यम 
से जो वीर्य प्राप्त होता है वह कषाय करने से भभकते दीपक के समान ही जाता है। 

हम जब कषाय तीच्र करते हैं तो हमारी शक्ति का अपव्यय होता है। हमारी शक्ति 
हमारे ही द्वारा समाप्त हो जाती है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता और यह अनर्य जीवन 
मे प्रति समय हो रहा है। जो जीवन में प्रकाश हमें मिलना चाहिये था, उससे जो कार्य 
होना चाहिये था वह नहीं हो पाता और जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। बंध की प्रक्रिया 
के उपरान्त हुई अपनी स्थिति को हमने बुद्धि पूर्वक अपना लिया है और उसी में आनंद 
का अनुभव मान रहे हैं। विचार तो करो, केवली भगवान का स्पर्श होने के उपरान्त भी 
हमें भान नहीं हो पा रहा। 

यहाँ कोई व्यक्ति शंका कर सकता है कि जब आज भी कैवली का स्पर्श हमें प्राप्त 
है तो आज भी तीथैकर प्रकति का अर्जन हमें होना चाहिये था क्षायिक सम्यग्दर्शन की 
प्राप्ति होनी चाहिये। तौ ध्यान रखना कि किसी गुण को प्राप्त करना चाहते हो तो गुण 
प्राप्ति के लिए गुणवान के निकट जाना पड़ता है। वे हमारे पास आ जायें, ती आ सकति 
हैं। लेकिन जब तक हम नहीं जायेंगे वह गुण प्राप्त नहीं होगा। जब हम क्षायिक सम्यग्दर्शन 
या तीर्थकर प्रकृति का अर्जन करते हैं तब उसके लिए उनके चरणों में चले जाना आवश्यक 
होता है। मेहमान को आप निमंत्रण दें तभी वह आता है। वैसे नहीं आता। आपको 


पड समग्र ख़ण्ड/४ 
स्वय जाना होगा। उसके पास, उसके चरणों मे भावों को उज्ज्वल करना पड़ेगा। 

जब भावो को पुरुषार्य के माध्यम से उज्ज्वल करेंगे तब यह प्रक्रिया घट. सकती 
है अन्यथा नहीं। आपके भावो को उज्ज्वल करने के लिए वे तीन लोग के नाथ आपके 
पास नहीं आते, वे तो समुद्धात की प्रक्रिया के माध्यम से अपने शेष कर्मो की स्थिति 
की समान बनाते हैं और इस कार्य को करने के उंपरान्त तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान को 
अपना लेते हैं और मुक्ति पा लेते है। आप भी मुक्ति के भाजन है इसमें कोई सदेह नहीं 
लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास निरन्तर करना होगा। 

यदि बंध की प्रक्रिया का सही-सही अध्ययन आप कर ले तो ज्ञात होगा कि तेरहवें 
गुणस्थान में केवली भगवान भी अभी कर्मबंध की अपेक्षा मूर्त हैं। अमूर्तलव का अनुभव 
शुद्ध पर्याय के साथ होना संभव है। भगवान भी अर्हईन्त अवस्था में मूर्त समझकर अमूर्त 
होने की प्रक्रिया अपनाते हैं और तीसरे चौथे शुक्लध्यान के माध्यम से योग निरोध करके 
सिद्धल को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान की आवश्यकता अमूर्त हो जाने के उपरान्त नहीं 
होती। अमूर्त होने के लिए अवश्य होती है। सिद्ध भगवान ध्यान नहीं करते, व तो कृतकृत्य 
हो चुके हैं। 

अत संसारी दशा में यह मत समझो कि हम अमूर्त हैं। अभी हम मूर्त है लेकिन 
अमूर्त होने की शक्ति हममे विद्यमान है। जो व्यक्ति स्वय को बंधन मे मानता है वही 
बधन से मुक्ति की प्रक्रिया अपनाता है। जिस समय रागद्वेष हम कर लेते है उसी समय 
आत्मा कर्म के बंधन में जकड़ जाता है। एक आत्मा के प्रदेशों पर अनन्तानन्त पुदूगल 
वर्गणाएं कर्म के रूप में आकर एक समय में चिपक रही हैं। इसके उपरान्त भी यदि 
कोई कहे कि हम मुक्त हैं अमूर्त हैं तो यह आग्रह ठीक नहीं है। अनादिकाल से जो 
रागद्वेष की प्रक्रिया चल रही है जब तक वह नहीं रुकेगी तब तक कोर्ड बध से मुक्त 
नहीं हो सकता। इसलिये बध की प्रक्रिया को रोकने का उपाय करना ही श्रेयस्कर है। 
उपाय सीधा सा है कि कर्म के उदय में हम शान्त रहे। 

मैने किया विगत में कुछ पुण्य-पाप, जो आ रहा उदय में स्ववमेव आप। होगा 
नबंध तब लौ जबलीं न राग, चिन्ता नहीं उदय से बन वीतराग। | ' - यदि हम वीतरागता 
को अपना लें तो कर्मबंध की प्रक्रिया रुकने लगेगी। सवर और निर्जर को प्राप्त करके 
मुक्ति के भाजन बन सकेंगे। अपने वर्तमान मूर्तपने को जानकर अमूर्त होने का उपाय 
अपनाना ही आत्म-कल्याण के लिए अनिवार्य है। एक बार शुद्ध पारे के समान हमारी 
आला शुद्ध बन जाये, अमूर्त हो जाये तो अनन्त काल के लिए हम अमूर्तत्त्त का अनुभव 
कर सकते हैं। यही हमारा प्राप्तव्य है। छाए 


0 आत्मजुभूति ही समयसार 


संसारी प्राणी को जो कि सुख का इच्छुक है उसे वीतराग, सर्वन्न, हितोपदेशी भगवान 
उपदेश देकर हित का मार्ग, प्रशस्त करते हैं। वे भगवान जिनका हित हो चुका है फिर 
भी जो हित चाहता है उसके लिए वे हित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कृतकृत्य होने के 
उपरांत भी वे सहारा देते हैं और हमें भी भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। संसारी 
प्राणी सुख का भाजन तो बन सकता है किंतु अपनी पात्रता को भूला हुआ है अपनी 
आत्म-शक्ति को भूला हुआ है इसलिए सुखी नहीं बन पाता। महावीर भगवान ने और 
उसके उपरात होने वाले सभी आचार्यों ने इसी बात पर जोर दिया कि हम जो भी 
धार्मिक क्रियाएँ करें, यह सोचकर करें कि मैं भगवान बनुँ। क्योंकि मैं भगवान बन सकता 
हूँ। सारी धार्मिक क्रियाएं यदि इस लक्ष्य को लेकर होती हैं तो श्रेयस्कर हैं। अन्यथा 
जिसे भगवान बनने की कल्पना तक नहीं है तो उसकी सारी की सारी धार्मिक क्रियाएँ 
सासारिक ही कहलाएगी। क्रियाए अपने आपमें न सांसारिक हैं न धार्मिक हैं, दृष्टि के 
माध्यम से ही वे धार्मिक हो जाती हैं। 

चलना आवश्यक है कितु दृष्टि बनाकर चलना है। जब तक दृष्टि नहीं बनती तब 
तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं चलातै-चलाते उसे 
रोक देते हैं और रिवर्स में डाल देते हैं। गाड़ी चलती है किंतु उल्टी-दिशा में चलने लगती 
है। मुख भले ही सामने है पर वह लक्ष्य की ओर म॑ जाकर विपरीत जा रही है। इसी 
प्रकार दृष्टि के अभाव में सारी की सारी क्रियाएँ रिवर्स गाड़ी के अनुरूप हो जाती हैं, 
दिखता है कि हम जा रहे हैं। चल रहे हैं किंतु अभिप्राय यदि संसार की ओर हो भगवान 
बनने का अभिप्राय न हो तो क्रियाएँ मोक्षमार्ग के अंतर्गत नहीं आ संकती। मोक्षमार्ग 
पर चलना तो तभी कहलायेगा जब हमारी मोक्ष पाने की इच्छांहो और कदम भोक्षमार्य 
पर आगे बढ़ें पीछे की और न जायें। हमारे कदम अपनी शक्ति के अनुरूप उस्ती और 
बढ़ें पीछे की ओर न जायें। हमारे कदम अपनी शक्ति के अनुरूप उसी और बढ़ें जिस 
और भगवान गये हैं मुक्ति का पथ जिस ओर है। दो ही तो पथ हैं एक मुंक्ति का और 
दूसरा संसार का। वैसे मार्ग एक हीं है मुक्ति का लक्ष्य बनाकर सामने चलना मुक्ति 


दर सभव जष्द/2४ 


का मार्ग है और पीछे संसार का लक्ष्य बनाकर मुड़ जाना यही संसार का मार्ग है। 

जयपुर से आगरा की ओर जायेंगे तो आगरा का साइन बोर्ड मिलेगा और आगरा 
से जयपुर की ओर आयेंगे तो जयपुर का साइन बोर्ड मिलेगा मील का पत्थर एक ही 
है मार्ग भी एक ही है दिशा बदल जाती है तो वही आगरा जाता है और वही जयचुर 
जाता है। इस ओर से जाते हैं तो आगरा लिखा मिलता है और उधर से आते हैं तो 
जयपुर लिखा मिलता है। 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्य' - सम्यग्दर्शन ज्ञान और 
चारित्र यह मार्ग मोक्ष का है। इसके विपरीत मिथ्यादर्शन ज्ञान और चारित्र यह संसार 
का मार्ग बन जाता है। चलने वाला व्यक्ति एक है और रास्ता भी एक ही है दिशाये 
दो हैं। और दिशा भी कोई चीज नहीं है जब चलता है तब दिशा बनती है। जब गति 
प्रारम्भ हो जाती है तब दिशा-बोध की आवश्यकता होती है। जब चलना प्रारम्भ होता 
है तभी उल्टा-सीधा इस तरह की बात ध्यान मे रखना आवश्यक होता है। भगवान बनने 
के लिए जो भी आगम के अनुरूप आप क्रिया करेंगे वह सब मोक्षमार्ग बन जायेगा। 
मोक्षमार्ग पर क्रम से जब हम कदम बढ़ायेंगे तो अवश्य सफलता मिलती चली जायेगी। 
सफलता क्रम के अनुरूप चलने से मिलती है और क्रम से मिलती है। 

सम्यदर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र तीनो मिलकर मोक्ष का मार्ग बनता है। 
यह हम सुनते हैं और सुनाते हैं। कितु उस ओर हमारा जीवन ढलता नहीं है इसलिए 
अनुभूति नहीं हो पाती। ज्ञान से भी अधिक महत्व अनुभूति की आचार्यों ने दिया है। 
अनुभूति के साथ ज्ञान तो रहता ही है। ज्ञान पहले हो और अनुभूति बाद में हो ऐसा 
भी कोई नियम नहीं हैं ज्ञान जहाँ हो वहाँ अनुभूति हो ही यह नियम नहीं है लेकिन 
जिस समय अनुभूति होगी उस समय ज्ञान अवश्य होगा। लौकिक दृष्टि से समझने के 
लिए जैसे कोई डाक्टर एम.बी.बी एस. हो जाता है तो भी उपाधि मात्र से डॉक्टर नहीं 
कहलाता। उसे प्रेक्टिस करना भी अनिवार्य होता है। जो ज्ञान के माध्यम से परोक्ष रूप 
से जाना था उसे प्रेक्टिस के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना होता है। एक दो साल 
प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) लेनी पड़ती है। तभी रोगी की चिकित्सा करने की योग्यता आती है। 
मोक्षमार्ग में भी अनुभूति का महत्व है। ज्ञान के साथ अनुभूति होना भी आवश्यक है। 

हमने ज्ञान किस लिए प्राप्त किया? तो कहना होगा कि उस बस्तु को जानने के 
लिए उस आल्म-तत्त्व की अनुभूति के लिए किया। जब ज्ञान के माध्यम से उस आला 
की अनुभूति की ओर कदम बढ़ जाते हैं तो वही मोक्षमार्ग बन जाता है। अन्यथा उस 
ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहता। अनुभूति भी राग्ननुरूप ही रही है या वीतरागानुरूप 
ही रही है यह भी देखना आवश्यक है क्योंकि परिणाम उसी के अनुरूप मिलने वाला 
है। मोक्षमार्ग की अनुभति, वीतरागमार्ग की अनुभूति तो तभी होगी जब जैसा हमने उस 


समन खष्क /४ शा शक 
मार्ग के बारे में सुना देखा, जाना है, श्रद्धान और ज्ञान किया है उसको बैसा ही अनुभव 
में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। जानने के लिए उतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता जितना कि 
अनुभव करने के लिए आवश्यक है। अनुभूति बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। 

बैठे-बैठे जाना जा सकता है किंतु बैठे-बैठे चला नहीं जा सकता। चलते समय देखा 
भी जाता है और जाना भी जाता है। मैं सदैव कहता हूँ देखभाल चलना। जीवन में जब 
भी अनुभूति होती है वह इन तीनों की (देख+#भाल+चलना्-दर्शन+ज्ञान+चारित्र) की 
समष्टि के साथ ही होती है। रागानुभव के साथ ज्ञान कितना भी हो उससे शान्ति, सुख 
आनंद जो मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। 'सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के 
नाहीं कह्यो” - वीतरागता के साथ जो आनंद है वह चाहे इंद्र हो, नागेंद्र हो नरेंद्र अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती हो या अहमिंद्र (जो नियम से सम्यग्दृष्टि होते हैं) भी क्यों न हो उसे प्राप्त 
नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारे के सारे असंयमी हैं। संयम के साथ वीतरागता के साथ 
जो आत्मा की अनुभूति है वह एक प्रकार से शुद्ध परिणति है। 

जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है उसे सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करने होंगे, 
उसके माध्यम से बोध प्राप्त करना होगा फिर उसे स्वयं के अनुभव में लाने का प्रयास 
करना होगा। मैं भगवान बन सकता हूँ-- इस प्रकार का जो विचार उठेगा वह भगधान 
को देखे बिना नहीं उठेगा इसलिए पहले भगवान का दर्शन आवश्यक है। भगवान के 
दर्शन से भावना प्रबल हो जाती है कि मुझे भी भगवान बनना है। पर इतने मात्र से 
कोई भगवान नहीं बनता। आगे की प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी। आंखों से देखा जाता 
है पाया नहीं जाता। पाने के लिए तो स्वयं वीत्तराग मार्ग पर चलना होगा, संयम धारण 
करना होगा, उसके उपरांत अपने आप में लीनता आयेगी। अनुभूति तभी होगी। तभी 
परमात्म स्वरूप की उपलब्धि होगी। 

सभी संसारी जीवों की जो अनुभूति है वह सामान्य रूप से रागानुभूति है। उस अनुभूति 
की हम बात नहीं कर रहे किंतु मोक्षमार्ग में होने वाली वीतराग अनुभूति की बात यहाँ 
है। आत्मा के विकास के लिए स्वसंवेदन की आवश्यकता है पर वीतराग स्वसंवेदन की 
है। धीरे-धीरे अपनी दृष्टि को, जिन-जिन पदार्थों को लेकर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं 
उन पदार्थों से हटाते चले जायें और दृष्टि को स्व” की ओर मोड़ते चले जायें तो वीतरागता 
आने में देर नहीं लगेगी। जिन पदार्थों के सम्पर्क से हमास मन राग में जाता है हमारा 
झान शग का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है उन पदार्थों से अलगाव रखें और ज्ञान 
की शुद्धि करना प्रारम्भ कर दें। धीरे-धीरे 'पर' से हटने के कारण आंप अपनी ओर 
आ जायेंगे। ऐसा कोई शार्टकट नहीं है जिंसके माध्यम से 'पर' के साथ संबंध रखते 
हुए भी हम आत्मअनुभूति तक पहुँच जाये। रास्ता एक ही है दिशा बेदलनी होगी। रा 


॥। 


ष्द सपग्र खण्ड, ४ 


की सामग्री से उसे हटाकर वीतरागता की ओर आना होगा! 

एक सेठजी थे। भगवान के अनन्य भक्त। एक दिन वे गजानन-गणेश की प्रतिमा 
लेकर आये और खूब धूमधाम से पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। गजानन को मोदक 
बहुत प्रिय होते हैं इसलिए एक थाली में मोदक सजाकर नैवेध के रूप में रखे। सेठजी 
प्रतिमा के सामने प्रणिपात हुए, माला फेरी, उसकी आरती की फिर वहीं बैठे-बैठे उस 
प्रतिमा को निहारने लगे। उसी बीच एक चूहा आया और उस थाली में से एक मोदक 
लेकर चला गया। सेठजी के मन मे विचार आया कि देखो, भगवान का स्वरूप बताते 
हुए कहा है कि जो सबसे बड़ा है वह भगवान है और वह सर्वशक्तिमान है। यै गजानन 
तो भगवान नहीं दिखते हैं। यदि ये भगवान होते तो इस चूहे का अवश्य ही प्रतिकार 
करते। एक अदना सा चूहा इनका मोदक उठा ले गया और ये कुछ न बोले। उसे हटाने 
की सामर्थ्य ही नहीं है इनमे। हो सकता है कि चूहा, भगवान से बड़ा हो मेरे समझने 
में कहीं भूल हो गयी है। और उस दिन से सेठजी ने चूहे की पूजा प्रारम्भ कर दी। 

दो तीन दिन के उपरात एक दिन चूहा जब बाहर आया तो उसे बिल्ली पकड़ ले 
गई ओ हो! अब अनुभव होता जा रहा है मुझे, सेठ जी ने सोचा मैं अब अनुभव की 
ओर बढ़ता जा रहा हूँ। जैसे-जैसे सेठ जी का अनुभव बढ़ता गया उनका आराध्य भी 
बदलता गया। अब बिल्ली की पूजा में लीन हो गये। सबसे बड़ी यही है। जिस चूहे 
को गजानन नहीं पकड़ सके उस चूहे को इसने पकड़ लिया। यही सबसे बड़ी उपास्य 
है। सात-आठ दिन व्यतीत हो गये। बिल्ली का स्वभाव होता है कि कितना भी अच्छा 
खिला पिला दो वह चोरी अवश्य करेगी। एक दिन अगीठी के ऊपर दूध की भगौनी 
रखी थी बिल्ली चोरी से दूध पीने लगी, सेठानी ने देख लिया और क्रोध में आकर उसने 
बिल्ली की पीठ पर एक लाठी मार दी, बिल्ली मर गई। सेठजी को जब सारी घटना 
मालूम पड़ी तो पहले तो खेद हुआ लेकिन तुरंत विचार आया कि जो मर गया वह कमजोर 
है। वह भगवान नहीं हो सकता। लगता है सेठानी बड़ी है। उसने गजब कर दिया। गजानन 
चूहे से डर गये, चूहा बिल्ली की पकड़ मे आ गया और अब बिल्ली सेठानी के हाथों 
समाप्त हो गयी। 

सेठजी उसके चरणों में बैठ गये। अब सेठानी की पूजा प्रारंभ हो गयी। अनुभव 
धीरे-धीरे बढ़ रहा है। एक दिन प्रातः सेठजी ने सेठानी से कह् कि आज हमें दुकान 
में काम अधिक है। हम साढ़े दस बजे खाना खायेगे, खाना पैयार हो जाना चाहिये। 
सेठानी ने कह्य ठीक है। पर प्रतिदिन पूजा होने के कारण सेठानी प्रमादी हो गई थीं, 
समय पर रसोई नहीं बन पायी। जब सेठजी आये तो बोली आइये, आइये। अभी तैयार 
हो जाती है। सेठजी क्रोधित हो उठे और सेठानी पर वार कर दिया सैठनी मर्छित हों 


समग्र खण्द/४ द्द 
गयी जब होश आया तब सेठजी सोच में पड़ गये कि अभी तक तो मैं सेठानी को सबसे 
बड़ा समझ रहा था किंतु अब पता चला कि मैं ही बड़ा हूँ। अब मुझे अनुभव हो गया 
कि मुझ से बड़ा कोई भगवान नहीं है और वह अपने आपमें लीन हो गया। आप सारी 
बात समझ गये होंगे। यह तो मात्र कहानी है। 

इससे आशय यही निकला कि 'स्व' की ओर आना श्रेयस्कर है। स्व की ओर आने 
का रास्ता मिल सकता है तो सच्चे देव गुरु शास्त्र से ही मिल सकता है अन्य किसी 
से नहीं मिल सकता है। इसलिए उनको बड़ा मानना है और उनका सहारा तब तक लेना 
है जब तक कि हम अपने आप में लीन न हो जायें। भगक्नान का दर्शन, भगवान की 
पूजन, भगवान बनने के लिए करना है। भगवान की पूजा श्रीमान बनने के लिए नहीं 
है। भगवत्‌ पद की उपलब्धि सासारिक दृष्टिकोण रखकर नहीं हो सकती। दृष्टि में परमार्थ 
होना चाहिये। हम जैसे-जैसे परमार्थ भूत क्रियाओं के माध्यम से रागद्वेष की कम करते 
चले जायेगे, वैसे-बैसे अपनी आत्मा के पास पहुँचते जायेंगे। यह प्रक्रिया ऐसी ही है इसके 
बिना कोई भगवान नहीं बन सकता। 

देवगुरुशास्त्र के माध्यम से जिस व्यक्ति ने अपने आपके जीवन को वीतरागता की 
ओर मोड़ लिया, वीतराग केंद्र की ओर मोड़ लिया वह अवश्य एक दिन आत्मा में विराम 
पायेगा। किंतु यदि देवगुरुशास्त्र के माध्यम से जो जीवन में बाहरी उपलब्धि की बांछा 
रखता हो तो उसे वही चीज मिल जायेगी आत्मोपलब्धि नहीं होगी। मुझे, एक बार एक 
व्यक्ति ने आकर कहा कि मह्नराज हमने अपने जीवन में एक सौ बीस बार समयसार 
का अवलोकन कर लिया। कंठस्थ हो गया मुझे। ' अब उनसे क्या कहता मन में विचार 
आया कि कहूँ आपने मात्र कंठस्थ कर लिया है। और मैंने हृदयस्थ कर लिया है। आपने 
उसे शिरोइगम करके अपने मस्तिष्क में स्थान दिया है। आपको आनंद आया या नहीं 
पर हमारे आनंद का पार नहीं है। बधुओ। आत्मानुभूति ही समयसार है। मात्र जानना 
समयसार नहीं है। * 

समयसार का अर्थ है 'समीचीन रूपेण अयतिगच्छति व्यानोति जानाति परिणमति 
स्वकीयान्‌ शुद्धगुणपर्यायान्‌ यःसः समय:' - अर्थात्‌ जो समीचीन रूप से अपने शुद्ध 
गुण पर्यायों की अनुभूति करता है उनको जानता है उनको पहचानता है उनमें व्याप्त 
होकर रहता है उसी मय जीवन बना लेता है वह है 'समय' और उस 'समय' का जो 
सार है वह है समयसार। ऐसे समयसार के साथ व्याख्यान का कीई संबंध नहीं बहाँ 
तो मात्र एक रह जाता है। एक: अई खलु शुद्धालां- एक मैं स्वयं शुद्धाला। ऐसा 
कुन्दकुद्धाचार्य ने लिखा है। ताश में बादशाह से भी अधिक महत्व रहता है इक्के का। 
एक अपने आपमें महत्वपूर्ण है वह है शुद्धाला। 


द्ध्च समग्र सष्फ/४ 


अपनी ओर आने का रास्ता बताने वाले देवगुरुआस्त्र हैं। सच्चे देव के माध्यम 
से शुद्धात्मा का भान होता है गुरु के माध्यम से वीतरागता की ओर दृष्टि जाती है शुद्धल 
की प्रतीति होती है और गुरुओं के माध्यम से प्राप्त जो जिनवाणी है उसमें कहीं भी 
रागद्ेष का कोई स्थान नहीं रहता उसके प्रत्येक अक्षर से वीतरागता मुखरित होती है। 
इस तरह इन तीनों के द्वारा वीतरागता का बोध होता है, वीतरागता को हमें जीवन को 
केंद्र बनाना चाहिये। 

एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज इतनी चर्चा आदि हम सुनते हैं तो कुछ न कुछ 
अंश में हमें भी वीतरागी मानना चाहिये। मैंने कझ्म कि भदया आपकी वीतरागता दूसरे 
तरह की है आप ऐसे वीतरागी हैं कि आपका आत्मा के प्रति राग नहीं है। आपकी अपेक्षा 
में रागी हूँ क्योंकि मेरा आत्मा के प्रति राग है। लेकिन आपकी आत्मा के प्रति उपेक्षा 
का यह परिणाम है कि जीवन में आत्म संतोष नहीं है। सारा अनुभव रागद्वेष का है 
रागद्वेष युक्त अशुद्ध पर्याय का है। भगवान की देशना तो यह है कि सभी के पास भगवत्ता 
विद्यमान है किंतु अव्यक्त रूप से है शक्ति रूप से है व्यक्त रूप में नहीं है। जो भीतर 
है उसका उद्घाटन करना है उसी के लिए मोक्षमार्ग की देशना है। 

जिसे एक बार 'समय' की अनुभति हो गयी क्‍या वह अपने समय को दुनियादारी 
में व्यर्थ खर्च करेगा। वह समय का अपव्यय कभी नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को 
आसलनिधि मिल गयी क्‍या वह दसबीस रुपये की चोरी करेगा। यदि करता है तो समझना 
अभी समयसार कंठस्थ हुआ है जीवन में नहीं आया है। एक वैद्यजी के पास एक रोगी 
आया और शीघ्र रोग मुक्त हो जाऊँ ऐसी दवा मांगी। वैद्यजी ने परचे पर दवाई लिख 
दी और कहा कि उसे दूध में मिलाकर पी लेना। रोगी घर आया और दूध में उस पर्चे 
को घोलकर पी गया। दूसरे दिन जब आराम नहीं लगा तो वैद्यजी से शिकायत की कि 
दवा का असर नहीं हुआ। वैद्यजी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता औषधि एक दिनमे ही 
रोग ठीक करने वाली थी। बताओ कौन सी दुकान से दवा ले गये थे। रोगी ने कह 
आपने जो कागज दिया था वही तो थी औषधि। हमने उसी को घोलकर पी लिया। 

भड्या! यही हम कर रहे हैं। कोई ग्रंथ औषधि थोड़े ही है। ग्रंथ में जो औषधि 
लिखी है उसे खोजना होगा उसे प्राप्त करके उसका सेवन करना होगा। तभी अनादिकालीन 
जन्म जरा मरण का रोग नष्ट होगा। वीतरागता ही औषधि है उसके सेवन से उसे जीवन 
में अंगीकार करने से ही हम जन्म-पृत्यु के पार होंगे। आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे। 
आप लोगों के लिए मंदिर वही है देव गुरुशास्त्र भी वही है सब कुछ हैं किंतु इसके 
उपरान्त भी आपकी गति उस ओर नहीं हो रही है उससे विपरीत हो रही है। जैसे तेली 
क्रा बैल घूमकर वहीं आ जाता है। इसी प्रकार आपका जीवन व्यतीत हो रह्म है। बाह्य 


ससालेक/४ । कं 
सामंत्री को लेकर आप स्वयं को बड़े मान रहे हैं। किंतु खड़े वहीं पर हैं। आत्रानुभूति 
की ओर कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो जवान हैं या जो प्रौढ़ हैं उनमें कोई परिवर्तन 
नहीं आता तो कोई बात नहीं किंतु जो वृद्ध हैं उनमें भी कोई अन्तर नहीं आ रहा। वृद्ध 
के उपरान्त भी वृद्धत्त्व नहीं आ रहा वही रागद्वेष वही तिषय-कषाय जो अनादिकाल 
से चला आ रहा है, उसी ओर आज भी कदम बढ़ रहे हैं। 

मनुष्य जीवन एक प्रकार का प्लेटफार्म है स्टेशन है। अनादिकाल से जो जीवन 
रागद्वेष की ओर मुष्ठ गया है। उस मुख की हम वीतरागता की ओर मोड़ सकते हैं और 
उस ओर जीवन की गाड़ी को इसी मनुष्य जीवन रूपी स्टेशन से ही चला सकते हैं। 
यदि इस स्टेशन पर आ जाने पर भी आपको नींद आ जाती है, आलस्य आ जाता है 
तो एक बार इस स्टेशन से गाड़ी निकल जाने के बाद वह मुड नहीं सकेगी। आलस्य 
को आप कर्म का उदय मानकर मत बैठे रहिये। यह आपके पुरुषार्थ को कमी मानी 
जायेगी। लोग कहते हैं कि जैसे ही सामायिक करने बैठता हूँ जाप करने बैठता हूँ 
स्वाध्याय करने के लिये सभा में आ जाता हूँ तो निद्रा आने लगती है। मैं सोचता हूँ 
आपकी निद्रा बड़ी सयानी है। जिस समय आप दुकान पर बैठते हैं और रुपये गिनते 
हैं उस समय कभी निद्रा नहीं आयी। वहाँ पर नहीं आती और यहाँ पर आती है इसका 
अर्थ, पुरुषार्थ की कमी है। रुचि की कमी है। 

एक शास्त्र सभा जुड़ी थी। एक दिन एक व्यक्ति को सोते देखकर पंडित जी ने 
पूछा क्यों भइया! सो तो नहीं रहे हो। वह कहता है नहीं। वह ऊंघ रहा था फिर भी 
वह नहीं ही कहता है। एक दो बार फिर ऐसा ही पूछा तो उसने वही जवाब दिया और 
ऊंघता भी रहा। फिर पंडित जी ने अपना वाक्य बदल दिया और कह्न कि भइया सुन 
तो नहीं रहे हो। उसने तुरंत उत्तर दिया नहीं तो। बात समझ में आ गयी। सीधे- 
सीधे पूछने से पकड़ मे नहीं आ रहा था। यहाँ पर आचार्य क्रुंदकुद स्वामी पूछ रहे हैं 
कि समयसार पढ़ रहे हो तो सभी कह देंगे कि पढ़ तो रहे हैं यदि पद रहे है तो परिवर्तन 
क्यों नहीं आ रहा है। सो रहे हैं किंतु कह रहे हैं कि सुन रहे हैं। यही प्रमाद हैं। समयसार 
पढ़ने सुनने अकेले की चीज नहीं है। प्रमाद छोड़कर अप्रमत्त दशा की ओर आने की 
चीज है। एक ही गाथा जीवन की आत्मानुभूति की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है पूरा 
समयसार रटने से कुछ नहीं हेगा। जीवन उसके अनुरूप बनाना होगा। समयसार जीवन 
का नाम है चेतन का नाम है और शुद्ध परिणति को नाम है पर की बात नहीं स्व की 
बात है। 

आप कह सकते हैं कि महाराज आप बार-बार इच्हीं बातों की पुनराबृत्ति करते 
जा रहै हैं तो भदया! आप आता की बात सुनना चाहते हैं या दूसरी बातें सुनना चाहते 


€्र समग्र खच्च/४ 
हैं। दूसरी ससार की बाते तो आप लोगो को मालूम ही हैं। आत्मा की बात अनूठी है। 
उसे अभी तक नहीं सुना। उसमें रुचि नहीं जागी, उसी रुचि को तो जगाना है। जिस 
ओर रुचि है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। धर्मोपदेश विषयों में रुचि जगाने 
' के लिए नहीं है आत्मा की रुचि जगाने के लिए धर्मोपदेश है। 

एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे भूख नहीं लगी आज कुछ नहीं खाऊँगा। 
'क्यों' बेटा! बात कया हो गई माँ ने कह। 'कुछ नहीं माँ'। तो खाने का समय हो गया 
खा ले, सब शुद्ध है, शुद्ध आटा है घी है। ' 'मुझे भूख नहीं है।” 'बात यह है कि आपने 
जो एक रुपया दिया था न, वह रखा था उससे आज मैंने चाट-पकौड़ी खाली। '” जिसे 
चाट पकोड़ी की आदत पड़ गई, अब उसे शुद्ध रसोई रुचिकर लगना मुश्किल है। ऐसे 
ही जिसे विषये में रुचि हो गयी उसे आत्मा की बात रुचिकर मालूम नहीं पड़ती। भाई! 
थोड़ा विषयों को कम करो और आत्मा को चखो तो सही, कितना अच्छा लगता है। स्वाद 
में बदलाहट तभी आयेगी जब विषय सामग्री में रुचि होते हुए भी उसमे प्रयल पूर्वक 
कमी लायी जायेगी एक हाथ से यह भी खाते रहें और दूसरे से वह, तो हाथ भले ही 
दो हैं किंतु मुंह तो दो नहीं हैं।जिल्न तो एक ही है। स्वाद लेने की शक्ति तो एक ही 
है। सभी मिलाओगे तो मिश्रण हो जायेगा ठीक स्वाद नहीं आयेगा। 

स्वात्मानुभूति का सवेदन आत्मा का जो स्वाद है वह स्वाद स्वर्ग मे रहने वाले देवों 
के लिए दुर्लभ है। कहीं भी ससार में चले जाओ सभी के लिए दुर्लभ है। केवल उसी 
के लिए वह साध्यभूत है, सभव है जिन्होंने अपने संस्कारों को परिमार्जित कर लिया 
है, अर्थात्‌ मनुष्य भव पाकर जो रागद्वेष से ऊपर उठ गये हैं। जिनकी अनुभूति में वीतरागता 
उतर आयी है। आप भी यदि एक बार देवगुरुशास्त्र के प्रति विश्वास करके, इस काम 
को हाथमें ले लो, तो मै आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिलाना क्या विश्वास आपको स्वयं 
करना होगा, विश्वास दिलाया भी नहीं जा सकता स्वयं किया जा सकताहै कि आत्मा 
की उपलब्धि वीतरागता के द्वारा ही संभव है। 

कहा गया है कि ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो परोक्ष ज्ञान के माध्यम से श्रद्धान 
में उतरने वाली चीज को हाथ मे रखकर दिखा सके। केवली भगवान अपनी आत्मा को 
जानते देखते हैं कितु दिखा नहीं सकते। आत्मा को तो स्वय देखना होगा, कोई दूसरा 
दिखा नहीं सकता। अनन्त शक्ति के धारक होकर भी कैवली भगवान अपनी आला को 
हाथ पर रखकर दिखा नहीं सकते। आत्मा दिखने की वस्तु नहीं हैं आत्मा तो देखने 
की वस्तु है। स्वरूप तो बताया जा सकता है। लेकिन ज्ञात होने के बाद आपका यह 
परम कर्तव्य है कि प्रत्यक्षज्ञान को प्राप्त करके उसका संवेदन करें। 

जैसे मार्ग पर जाती हुई गाड़ी को रोकना या चलाते रहना तो आसान है लेकिन 


सम कच/४ ६३ 
उसकी दिशा बदलना उसे, सही दिशा में मोड़ना आसान नहीं है प्रयल साध्य है। इसी 
प्रकार जीवन की धारा को वीतरागता की ओर मोड़ने में प्रयास की आवश्यकता ै। किंतु 
वीतराग से राग की ओर जाने में कोई प्रयास आवश्यक नहीं है वह तो अनादिकाल 
से उसी ओर जाने में अभ्यस्त है। ऊपर की ओर कोई चीज फेंकने के लिए तो प्रयास 
की आवश्यकता है पर नीचे तो वह अपने आप आ जायेगी, प्रयास नहीं करना पड़त्ता। 
आप का अभ्यास तो ऐसा है कि अभी यहाँ से निवृत्त होते ही आपके कदम घर की 
ओर बढ़ जायेंगे। पर निज घर कहाँ है इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। 
मुनि का अभ्यास अपनी ओर मुड़ने का है और आपका यृहस्थ का अभ्यास घर 
की ओर जाने, उसी ओर बढ़ने का है। वीतरागता की ओर मोड़ने के लिएं वाचनिक 
प्रयास, मानसिक प्रयास और शारीरिक प्रयास सभी प्रयास झेनाँ आवश्यक है। एक बार 
स्वभाव की उपलब्धि हो जायेगी तो फिर विभाव की ओर जाना संभव नहीं है। एक बार 
प्रयास करके आप उस ओर बढ़ जायें फिर यात्रा प्रारम्भ हो जायेगी। थोड़ा प्ररिश्रम 
होगा, पसीना आयेगा, कोई बात नहीं आने दो। टिकट खरीदते समय पसीना आता है, 
लाईन में लगते समय पसीना आ जाता है ट्रेन में चढ़ते समय पस्तीना आ जाता है किंतु 
फिर बाद मे बैठ जाने के उपरांत ट्रेन चलने लगेगी तब आराम के साथ यात्रा झेगी। 
इसी प्रकार मोक्षमार्ग में चलते-चलते थोड़ी तकलीफ लगेगी पर बाद में आनंद भी मिलेगा। 
प्रारम्भ में औषधि कड़वी लगती है पर बाद में परिणाम मीठा निकलता है। यह 
मोक्षमार्ग रूप औषधि भी ऐसी ही है जो अनादिकालीन रोग को निकाल देगी और शुद्ध 
चैतन्य तत्त्व की उत्पत्ति उसमें से होगी और आनंद ही आनद रहेगा उसमें। अध्यात्म 
को पढ़कर अपने जीवन को उसी ओर ढालने का प्रयास करना चाहिये, यही स्वाध्याय 
का और देवगुरुशास्त्र की उपासना का वास्तबिक फल है। यदि प्रयास मोक्षमार्ग के लिए 
नही किया जायेगा तो संसार मार्ग अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा। जीवन 
में सिवाय दुःख के कुछ हाथ नहीं आयेगा। अपनाना है तो एकमात्र अपनाने योग्य मोक्षमार्ग 
है जो कि स्वाश्रित है। देव गुरु शास्त्र उस स्वाश्रित मोक्षमार्ग में अनिवार्य आलम्बन हैं। 
इनके आलंबन से हम भवसागर से पार उतर सकते हैं और अनंत काल के लिए अपने 
श्रुद्धात्ा में लीन हो सकते हैं। 
। प्रा 


८ परिग्रह 


आज तक जितने लोगों ने अपनी आत्मा को पवित्र-प्रावन बनाया है वे सभी सिद्ध 
भगवान महान्‌ अपरिग्रह महाव्रत का आधार लेकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने मन-वचन-काय 
से इस महाव्रत की सेवा की है। अपरिग्रह यह शब्द विधायक नहीं है, निषेधात्मक शब्द 
है। उपलब्धि दो प्रकार से हुआ करती है और प्ररूपणा भी दो प्रकार से हुआ करती 
है एक निषेधमुखी और दूसरी विधिमुखी। परिग्रह के अभाव का नाम अपरिग्रह है। परिग्रह 
को अधर्म माना गया है। इसलिए अपरिग्रह स्वत ही धर्म की कोटि मे आता है। इस 
अपरिग्रह धर्म का परिचय, इसकी अनूभूति इसकी उपलब्धि आज तक पूर्णतः हमने की 
ही नहीं। क्योंकि जब तक बाधक तत्त्व विद्यमान है साध्य की प्राप्ति सभव नहीं हैं 

धर्म और अधर्म एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं 
रह सकते। इसी प्रकार परिग्रह के रहते हुए जीवन में अपरिग्रह की अनुभूति नहीं हो 
सकती। परिग्रह को महावीर भगवान ने पाँच पापों का मूल कारण माना है। संसार के 
सारे पाप इसी परिग्रह से उत्पन्न होते हैं। हमारा आत्मतत्त्व स्वतंत्र होते हुए भी, एकमात्र 
इसी परिग्रह की डोर से बंधा हुआ है। परिग्रह शब्द की व्युत्पत्ति इस ओर इशारा भी 
करती है जो विचारणीय है। परि आसमस्तातु ग्रहणति आत्मान इति परिग्रह' - जो आत्मा 
को सब ओर से घेर लेता है जकड़ देता है वह परिग्रह है। आत्मा जिससे बंध जाता 
है उसका नाम परिग्रह है। 

मात्र बाह्य वस्तुओं के ग्रहण का नाम परिग्रह नहीं है। मूर्छा ही परिग्रह है। बाहा 
पदार्थों के प्रति जो अटेचमेंट है लगाव है उसके प्रति जो रागानुभूति है उसमें जो एकत्व 
की स्थापना का भाव है वह परिग्रह हैं जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पर अर्हन्त परमेष्ठी 
भी हैं, साधु परमेष्ठी भी हैं। वहीं पर पुनीत आत्माएँ रह रहीं जाती हैं किंतु वही स्थान 
आपके लिए दुख का स्थान बन जाता है और वही उन आत्माओं के लिए जरा भी प्रभावित 
नहीं करता सुख दुख का कारण नहीं है। वास्तव में पदार्थ दुख सुख का कारण नहीं 
है। अपितु उसके प्रति जो मूर्छा-भाव है जो ममत्व है वही दुख का कारण है। इसी का 
नाम परिग्रह है। 


छद 
4 हि । ५ र पर हे | 


संफओ संष्च/४ ; ध्का 

विशालकाय हाथी को कोई कंच पहीं शैकेतो) वह रवय॑ बंधे जाते है उसेक्री-भूर्छा 
उसे स्वयं बंधन में डाल देती है। इसी प्रकार तीन लोक को जानने की अन्त शक्ति 
अनस आलीक जिस आता के पास विद्यमान है चह आला भी मूर्ठित है सुंप्त है जिससे 
उसकी वह शक्ति भूलुण्टित हो रही है। आप चार पापों के प्रति अत्यंत सावधान हैं। 
आप हिंसा से परहेज करते हैं झूठ से बचते हैं चोरी नहीं क्हँगा ऐसा संकल्प हैं सेकलें - 
हैं और लौकिक बह्मचर्य के प्रति भी आपकी स्वीकृति है किंतु परिग्रह की आप विशेष 
रूप से सुरक्षित रखे हुए हैं। वह पाप मालूम ही नहीं पड़ता। 

आज हिंसा करने वाले का कोई आदर नहीं करेंता; झूठ बोलने वाले, चोरी करने 
वाले का अनादर ही होता है, लेकिन परिग्रही का आज भी आदर हो रहा है। जितना 
परिग्रह बढ़ता है वह उतना ही बड़ा आदमी माना जा रह है। जो कि धर्म के लिए 
सत्य नहीं है। धर्म कहता है कि परिग्रह का समर्थन सारे पापों का समर्थन है। आप 
धर्म चाहते हैं किंतु परिग्रह को छोड़ना नहीं चाहते। इंससे यही प्रतीत होता है कि आप 
अभी धर्म को नहीं चाहते। धर्म तो अपरिग्रह में है। 

मूर्छा रूपी अग्नि के माध्यम से आपकी आत्मा तप्त है पीड़ित है और इसी के 
माध्यम से कर्म के बंधन में जकड़ा हुआ है। आत्मा की शक्ति इसी के कारण क्षमाप्त 
प्राय हो गयी है। वह अनंत शक्ति पूर्णतः कभी समाप्त तो नहीं होती लेकिंन मूर्छा के 
कारण सुप्त हो जाती है। जैसे आकाश में बादल छा गया जाते हैं तो सूर्य ढक जाता 
है। प्रकाश तो हीता है दिन उग आता है लेकिन सूरज दिखायी नहीं पड़ता इसी प्रकार 
मूर्छ के बादलों में ढका आत्मा दिखायी नहीं देता। आतल-दर्शन के लिए स्वयं को पंरिग्रह 
से मुक्त करना अनिवार्य है। 

दिखता है बाहर से कि आप परिय्रह से नहीं चिपके किंतु अंदर से कितने चिपकें 
हैं यह आप स्वय समझते हैं। लगभग पंद्रह सोलह वर्ष पुरानी घटना है। मैं एक आम्रवृक्ष 
के नीचे बैठा था। वृक्ष में आम लगे हुए थे। बच्चे आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहे 
थे। मैं भी उस समय बच्चों के साथ हो गया। गृहस्थ अवस्था की बात है एक-एक करके 
कई पत्थर फेंक दिये क्रिंतु आम नहीं गिरे, आम की एक कोर टूंटकंर मिशशई। यह 
शायद आम की ओर से सूचना थी कि मैं इस प्रकार टूटने वाला नहीं हूँ। फ़िर जितनी 
भी पत्थर फेंका, एंक कौर हीं आ गयी पर पूंरा आम कोई भी नहीं टूरा। पर्याप्त था 
मेरे लिए यह बोध जी उस आम की और से प्राप्त हुआ। बाहरी पंदार्यों के प्रति अंतरंग 
जितनी गहनती मूर्ज होगी, हमारी पकड़ भी उततनी ही मजबूत होगी। पदार्थों भो जेड़ना 
उतना हीं मुश्किल होगा। पदार्थ कदाचित्‌ हटा भी लिये जायें तो भी हमारा मेन वहीं 
जाकर विपकाजायेगा)' ती पहली बात यही है कि भीसंसे पकड़ डीली पढ़नी चाहिये ' 


कै 


चब सफर सया४ 

थोड़ी देर जब मैं उसी वृक्ष के नीचे रुका तो उसी समय थोड़ा सा हवा का झोंका 
आया और एक पका हुआ आम आकर नीचे चरणों में गिर गया। उसकी सुंगंधि फैलने 
लगी, हरा नहीं था वह पीला था, कड़ा नहीं था मुलायम वा, चूसकर देखा तो वह मीठा 
भी था। आनंद की अनुभति हुई। मै सोचने लगा कि इस आम को गिरने के लिए हवा 
- का झ्लोंका भी पर्याप्त था। क्योकि यह वृध्ष से जो संबंध था उसे छोड़ने के लिए तैयार 
हो गया। आपने कभी अनुभव किया कि उस आम ने वृक्ष से सब बंधन तोड़ दिये; ऊपर 
से दीखता था कि सबध जुड़ा हुआ है किंतुं जरा सा इशारा पाकर बह वृक्ष से पृथक 
हो जाता है। तो दूसरी बात यह मिल्री कि जो जितना भीतर से असंघ्धृक्त झेगा वह 
बाहर से जुड़ा होकर भी इशारा पाते ही मुक्त हो जायेगा। इस तरह जब कोई मुक्त 
होता है तो उसकी सुगध, उसकी मिठास आनंददायक होती है। 

यह तो समय पर एकाध आम पकने की घटना हुई। लेकिन पकने की योग्यता 
आते ही पूर्णतः पकने से पूर्व यदि कोई होशियार माली उन्हें सावधानी से तोड़ लेता 
है तो भी उसे पाल मे आसानी से पकाया जा सकता है। आप समझ गये सारी बात 
पर भइया डरो मत मैं जबर्दस्ती आपको पकाने की बात नहीं कहूँगा। आपका ठण्डल 
अभी मजबूत है। इतना अवश्य है कि अपरिग्रह की बात समझ में आ जाये तो संभव 
है कुछ समय में पक सकते हैं। अर्थात्‌ पदार्थों के प्रति मूर्छा कम होने के उपरांत यदि 
उन्हें छोड़ दिया जाए तो भी छूटना संभव है। समय से पहले भी यंह घटना घट सकती 
है। अविपाक निर्जरा के माध्यम से साधक इसी प्रकार समय से पूर्व कर्मों को झड़ा देता 
है, और परिग्रह से मुक्त होकर मोक्षमार्गी होकर आत्म-कल्याण कर लेता है। 

आप लोगो ने अपनी निजी सत्ता के महत्व को भुला दिया है। इसी कारण 
निधि होते हुएभी लुट गयी है। आप आनंद की अनुभूति चाहते हैं लेकिन वह कहीं बाहर 
से मिलने बाली नहीं है। वह आनंद वह बहार अपने अंदर है। बसत की बहार बाहर 
नहीं है वह अदर ही है। लेकिन जो अंधा हो उसे चारों ओर बहार होते हुए भी दिखायी 
नहीं देती। उपयोग में जो एक प्रकार का अंधापन छाया है मूर्छा छायी है वह मूर्ख टूट 
जाये तो वहीं पर बसत बहार है। आत्मा का आनंद वहीं पर है। 

एक किवदन्ति है। एक बार भगवान ने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर उससे 
पूछा कि तू क्या चाहता है? भक्त ने उत्तर दिया कि मैं और कुछ अपने लिए नहीं चाहता। 
बस यही चाहता हूँ कि दुखियों का दुख दूर हो जाये। भगवान ने कट्न 'तथास्क॥ ऐसा 
करो जो सबसे अधिक दुखी है उसे यहाँ लेकर आना झेगा।' भक्त ने स्वीकार कर लिंके॥, 
भक्त बहुत खुश था कि इतने दिनों की भक्ति के उपरांत यह वरदान मिल गया। बहुत 
अच्छा हुआ, अब मैं एक-एक करके सारी दुनियाँ को सुखी कर दूँगा। भक्त, दुखी की 


तलाश करता है। एक-एक व्यक्ति से पूछता जांता है! सब यही कहते हैं कि और लो: 
सब हीक है बचें एक कमी है। कोई पुत्र की कमी बताता, तो कोई घन की, कोई मकान 
या दुकान की कमी बता देता है पर मुझे पूर्ण कमी है ऐसा किसी ने महीं बताया। 

चलते-चलते उसने देखा कि.एंक कुत्ता नाली में पड़ा तड़प रहा है वह मरेशोग्ुख 
है। उसने जाकर पूछा कि क्यों क्या हो गया है? कुत्ता कहता है कि मैं बहुत दुखी हैं! 
भगवान का भजन करना चाहता हूँ। भक्त ने सोचा यह सचमुच बहुत दुखी है। इसे' 
ले चलना चाहिये। उसने कुत्ते से कहा कि तुम दुख से मुक्ति चाहते हो तो चलो, तुमः 
स्वर्ग चलो वहाँ पर सुख ही सुख है। में तुष्हें वहाँ ले चलता हैँ। कुते ने कहा बहुत 
अच्छा! पर यह तो बताओ कि वहाँ क्या-क्या मिलेगा! सभी सुख सुविधाओं के बारे में 
पूछने के उपरांत कुते ने आश्वस्त होकर कह्म कि ठीक है चलते हैं किंतु एक बात और 
पूछना है कि स्वर्ग में ऐसी नाली मिलेगी या नहीं। भक्त हँसने लगा और कह्न कि ऐसी 
नाली स्वर्ग में नहीं है। तब फौरन कुत्ता बोला कि नाली नहीं है तो फिर क्या फायदा! 
मुझे यहीं रहने दो, यहाँ ठंडी-ठंडी लहर आती हैं। 

अब ब्रिचार करिये। कैसी यह मूर्छा है पाप-प्रणाली अर्थात्‌ पाप रूपी नाली को 
कोई छोड़ना नहीं चाहता। सबके मुख से यही वाणी सुनने को मिलती है कि यहाँ से 
छुटकारा मिल जाये पर मांग यही है कि हम यहीं पर बने रहें। सभी सुख चाहते हैं 
लेकिन परिग्रह छोड़ना नहीं चाहते। आचार्यों ने विद्वानों ने सभी ने कड्ा है कि यह 'घर 
कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे' घर कारागृह है, गृहणी बेड़ी है बंधन है और 
जो परिवार जन हैं। वे रखवाले हैं। आप कहीं जायें तो वे पूछ लेते हैं कि कहाँ जा 
रहे हैं आप? कब तक लौटेंगे? इस प्रकार का यह मोह जाल है उसमें आत्मा जकडती 
चली जाती है और जाल में फंसकर जीवन समाप्त होता जाता है। 

मूर्छा का उदाहरण रेशम का कीड़ा है। जो अपने मुख से लार उगलता रहता है 
और उस लार के माध्यम से वह अपने शरीर को स्वयं आवेष्टित करता चला जाता 
है। वह लार रेशम की तरह काम आती है जिसके लिए रेशम के कीड़े को जिंदगी से 
हाय धोना पड़ता है। यह उसकी ही गलती है, उसका ही दोष है वह चाहे तो उससे 
बाहर आ सकता है लेकिन लार इकट्ठी. करने का मोह नहीं छूटता, और जीवन नष्ट 
हो जाता है। संसारी आत्मा भी प्रत्येक समय रागद्वेष मोह मद मत्सर के माध्यम से स्वयं 
के प्ररिणामों को ब्रिकृत बनाता रहता है जिसके फलस्वरूप अनंत कर्म बर्गणाएं आकर: 
चिकपती चली जाती हैं और यह बंधन की. परम्परा अश्लुण्ण चलती रहती. है। . 

अज्मा को नकोई दूसत सुखी बना सकता हैन कोई दूसत इसको (दुखी बना सकता. 
है। यह स्वयं ही अपने परिणामों के डवारा सुखी बन सकता है और स्व ही दुखी बना... 


रे # ५58) + 95.5 
३ # 9.०» ४ 

4 ह » 

न 22 80070 7 

५ न 


हद सपा काया: ॥ - 
हुआ है। यह अजर है अमर है इसे मिटाने वाला कोई नहीं है। यह चाहे तो समगदेंष 
मोड़ को मिटाकर अपने संसार को मिटा सकता है और अपने शाश्वत स्वभाव में स्थित 
होकर आनंद पा सकता है। यह संभाव्य है। उन्नति की गुंजाइश है। किंतु उन्‍ति चाहना 
बहुत कठिन है। आप प्रत्येक पदार्थ को चाह रहे हैं किंतु निजी पदार्थ की चाह आज 
तक उद्भूत नहीं हुई। मोह की मूर्छा बहुत प्रक्‍ल है। पर ध्यान रहे मोह जड़ पदार्थ 
है और आप चेतन हैं, मोह आपको प्रभावित नहीं करता किन्तु आप स्वयं मोह से प्रभावित 
होते हैं। 

आत्मा की अनंत शक्ति को जाभृत करके आप छहें तो अतीत में बंधे हुए मोह 
कर्म को क्षणभर में हटा सकते हैं। आप सोचते हैं कि कर्म तो बहुत दिन के हैं और 
इनको समाप्त करना बहुत कठिन है तो ऐसा नहीं है। एक प्रकाश की किरण अनंतकाल 
से संचित अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। 'मोह' बलवान नहीं है यह आपकी 
कमजोरी है मन के हारे झर है मन के जीते जीत। आप कमजोर पड़ जाते हैं तो कर्म 
बलवान मालूम पड़ने लगते हैं। आपके मकान की दीवार से हवा टकराती हुई जा रही 
है किंतु कोई असर नहीं होता। यदि उस दीवार पर आप थोड़ी सी चिकनाहट लगा लें 
तो वहाँ हवा के साथ आयी हुई धूलि चिपकना प्रारम्भ हो जायेगी। यह ऐसा क्यों हुआ 
तो चिकनाहट के कारण हुआ। इसी प्रकार हमारे परिणामों की विकृति के कारण नित्य 
नये कर्म आते रहते हैं और परम्परा चलती रहती है। हम यदि अपने भाकों की संभाल 
करें तो इस संतति को तोड़ सकते हैं। 

तेली के बैल को कोल्हू से बांध दिया जाता है आंखे बंद कर दी जाती हैं। बैल 
सोचता रहता है कि सुबह से लेकर शाम हे गयी मेरा सफर चल रहा है शाम को कोई 
अच्छा स्थान मिल ही जायेगा, बहुत चल चुका हूँ पर शाम को जब पट्टी हटती है तब 
ज्ञात होता है कि में तो वहीं पर हूँ जहाँ सुबह था। इसी प्रकार हमारी दशा है। यदि 
सावधान नहीं होंगे तो मोह की परम्परा कोल्हू के बैल की तरह निरंतर चलती रहेगी 
और हम संसार में वहीं के वहीं घूमते रह जायेंगे। अगर गौर से देखें तो अर्जित कर्म 
बहुत सीमित हैं और संकल्प अनन्त हैं। तेरे मेरे का संकल्प यदि टूट जाये तो कर्म 
हमारा बिगाड़ नहीं कर सकते। “तूने किया विगत में कुछ पुष्य पाप, जो आ रहा है 
उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंध तबलौं जबलौं न सग, चिंता नहीं उदय से बन 
वीतराग। ”” अज्ञान दशामें मोह के वशीभूत होकर जो कर्म किया है उसका उदग् चल 
रहा है किंतु उदय मात्र अपने लिए बंध कारक नहीं है अपितु उदय से प्रभावित होना 
हर्ष विषाद करना हमारे लिए बंधकारक है। उस उदय से प्रभावित होना हमारी कमजोरी 
है। यदि हम उदय से प्रभावित न हों तो उदय आकर जा रहा है। 


ीि 

सपा आपक/ ४ का दर 

भोह का कार्य भोगभूमि की संतान उतत्ति जैसा है जबूतक मोह संता में है तंग 
तक उसका कीई प्रभाव उपयोग पर नहीं है। किंतु जब उदय में जता है उस समय 
रामी-द्वेषी संसारी प्राणी उससे प्रभावित हो जातो है इसलिए वह अपनी संतान छोड़कर 
चला जाता है। भोगभूमि काल में पल्योपम आयु तक जोड़े भोग में लगे रहते हैं किंतु 
संतान की प्राप्ति नहीं होती, अंत में मरण से पूर्व में नियम से एक जोड़ा छोड़ कर चंलें 
जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश इतना ही संक्षेप में है 
कि राग करने वाला बंधन में पड़ता है और द्वेष करने बाला भी बंधन को प्राप्त छेता 
है किंतु वीतरामी को कोई बांध नहीं सकता। 

सुख-दुख मात्र मोहनीय कर्म की परिषति है। मोह के कारण ही हम स्वर्य को 
सुखी दुखी मान लेते हैं। “मैं सुखी दुखी मैं रंक सव। मेरे गृह धन गोधन ग्रभाव। मेरे 
सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। '” यह अज्ञानता ही संसार का कारण 
है। जीव इस रूप नहीं है फिर भी इस रूप स्वयं को मानता चला जा रहा है। पर” 
में सुख मानना ही परिग्रह को अपनाना है और 'स्व' में मुख मानना ही परिग्रह से मुक्त 
होना है। 

अरब देश से एक बार कुछ श्रीमान यहाँ भ्रमण हेतु आये। ऐसा कहीं किसी से 
सुना था। वे यहाँ किसी रेस्ट हाउस में ठहर गये। वहाँ उनका सब प्रकार का प्रबंध था। 
गर्मी का मौसम था इसलिए दिन में तीन बार भी स्नान की व्यवस्था थी। अरब देशों 
में पानी की बड़ी कमी रहती है। यहाँ इतना पानी देखकर एक व्यक्ति को उनमें से बड़ा 
आश्चर्य हुआ। उसने दूँटी को थोड़ा घुमाया तो तेजी से पानी आता देखकर सोचने लगा 
कि अरे यह तो बहुत अच्छा है। टूंटी से पानी आता है। उसने नौकर को बुलाकर पूछ 
कि ऐसी टूंटी और मिल जायेंगी। नौकर ने कहा कि हाँ मिल जायेंगी। परआप क्या 
करेंगे? व्यक्ति बोला पानी के काम आयेगी। नौकर समझ गया कि यह व्यक्ति धोखे 
में है। उसने कह्म कि टूंटी मंहगी मिलेगी हमारे पास और भी हैं पर प्रत्येक का सौ रुपया 
लगेगा। 

उस व्यक्ति ने दस बीस टूंटी खरीद कर बैठक में रख लीं। रात में जब सब साथी 
सो गये तो 'उसने चुपके से एक टूंटी निकाली और उसे घुमाया पर उसमें से पानी नहीं 
निकला। सोचमे लगा जात क्या झे गयी। दूसरी टोंटी को परखा फिर वही बात। एक-एक 
करके सारी टूंटियों प्रख्च ली पर पानी किसी में से नहीं आया। एक पास में लेख-लेय 
सब देख रहा था। उसने कहा कि यह क्या पागलपय कर रहे हो। यह व्यक्ति बोला 
कि मेरे साथ धोखा हो मया। दूंटी में से पानी आता देखकर मैंने सोचा कि अपने यहीं 
पानी की कभी है टूंटी खरीद लें तो वहों पर पानी ही पानी ही जायेगा तब उसे व्यकित 


३७०७ मअकाखणा/॥ा 


, की समझाया उसके साथी ने कि भशया, टूंटी में फानी थोड़े ही है यानी-तो टंकी में था। 
. उसी में से उसमें आ रहा था। पानी इसमें नहीं है इसमें से होकर आता है। 

“इसी प्रकार सुख इस शरीर में नहीं है बाहरी किसी सामग्री में महीं है। आप 'ूंटी 
वाले की अज्ञानता पर हंस रहे हैं। आपने भी तो टूंटियाँ खरीद रखी हैं इस आशा से 
कि उनसे सुख मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ न कुछ खरीद रखा है और ठसके 
माध्यम से सुख चाहताहै। शान्ति चाहता है। मकान एक टूंटी, फ्रिज एक दूंटी। आप 
लोगों ने टूंटियाँ खरीदने में ही जीवन व्यतीत कर दिया। इनमें से सुख थोड़े ही आने 
वाला है यदिआता तो आ जाता आज तक। आप दूसरे के जीवन की ओर मत देखो। 
हमारा अपना जीवन कितना मोहसग्रस्त है यह देखो सुख अपने भीतर है। सुख इन बाह्य 
वस्तुओं (टूटियों) मे नहीं है सुख का सरोवर अंदर लहरा रह है उसमें कूद जाओ तो 
सारा जीवन शांत और सुखमय हो जाये। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 
यह स्वर्ण अवसर है मानव के लिए उन्नति की ओर जाने के लिए, आप सब बाद 
उपलब्धियों को छोड़कर एक बार मात्र अपनी निज सत्ता का अनुभव करें इसी से सुख 
और शान्ति की उपलब्धि हो सकती है। दुनिया मे अन्य कोई भी वस्तु सुख शान्ति देने 
, वाली नहीं है। सुख शान्ति का एकमात्र स्थान आत्मा है। 

00 


एा अ्चोर्य 


जिन्होंने इस विश्व का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया ऐसे सर्वज्ञ दीतराग और 
हितोंपदेशी भगवान ने हमारे आंत्म कल्याण के लिए एंक सत्र दियां है वह है अस्तेय। 
अचौर्य वब्रत। 'स्तेय' कहते हैं अन्य पदार्थों के ऊपर अधिकार जमाने की आकांक्षा; पर' ' 
प्रदार्थों पर आधिपत्य रखने का वैचारिक प्रयास जो क्रभी संभव नहीं है किर भी उसे 
सभच बनाने का मिथ्या भाव। चोरी का सीधा सा अर्थ है पर का ग्रहण करना। इस बात 
को हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि 'स्व' के अलावा 'पर₹' के ऊपर हमारा 
अधिकार नहीं हो सकता। स्व” क्या है और 'पर' क्यो है जब तक यह ध्यान नहीं 
होगा और 'पर' को हम जब तक 'स्व' बनाने का प्रयास करते रहेंगे तब तक इस संसार 
से निस्तार संभव नहीं है। 

हम स्थ' को पहचान नहीं पा रहे हैं। विस्मृति प्रत्येक संसारी जीव को 'स्व' की 
ही हुई है। 'पर' की विस्मृतिं आज तक नहीं हुई। 'पर' को हमने कभी 'पर” नहीं 
माना, 'पर' को 'पर' समझना अत्यंत आवश्यक है। 'पर' को व” मान लेना या "पर 
जानते हुये भी उसे अपना लेने का भाव ही चोरी है। आप अपने की साहकार मानते 
हैं तो सच्चा साहूकार तो वही है जो ऐसे भाव नहीं लाता जो पर की चीजों पर दृष्टिपात 
भी नहीं करता, अपना आधिपत्य जभाने का रंचमाज्र भी प्रथास नहीं करता। आत्मा 
के पास छ्वान-दर्शन रूप उपयोग है। जानने देखने की शक्ति है, भगधान तीन लीक को 
स्पष्ट जानते देखते हैं। लेकिन हमारे जानने देखने और उनके जानने देखने में बहुत 
अंतर है। हमारी टृष्टि में मात्र देखना नहीं है; हमारी दृष्टि में पदार्थ को लेने के भाव 
हैं, प्राप्ति के भाव हैं और उनकी दृष्टि में भात्र दर्शन है। 

एक दार्शनिक ने जगत के बारें में लिखा हैं कि दूसस जो भी है वही दुख है वही 
नरक है। भगवान महांवीर स्वाभी ने बहुत पहले कह दिया था कि दूसरा नरक मंहीं 
है बल्कि दूसरे को पकंडेने की जी भाव दशा है वह हमारे लिए दुख और भरके की. 
कारण बनती है। पकड़ना चोरी, ग्रहणे का भाव केरेना बीरी है किसी का होना था किसी 
३02 रे हैं। जंब तक हमारी दृष्टि लेने के भाष से भरी हुई हैं वह निर्मल 

पथ ३ 
लोकिंक शेत्र में चोरी करों एक बहुत बहा पाप मोति गया है और जोंग करेगे... 


३०२ ग़का खा? ४ 


वाला सज्जन या नागरिक नहीं कहलाता उसे सभी चोर कहते हैं। इस राजकीय कानून 
से डरकर आए राजकीय सत्ता के अनुरूप चल देते हैं किंतु चोरी से बचते नहीं हैं कोई 
* न कोई पगडंडी निकाल लेते है। तब भले ही कानून आपको देंडित नहीं कर पाता किंतु 
सैद्धान्तिक रूप से आप दण्डित है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने अभिनंदन भ्रगवान की 
स्तुति करते हुए लिखा है कि हे भगवान! यह संसारी प्राणी राजा के भय से, माता पिता 
या अपने से बड़ों के भय से, बलवानों के भय से अन्याय अत्याचार और पाष तो नहीं 
करता किंतु करने का भाव भी नहीं छोड़ता। ऊपर से भले ही बच जाता है पर अंदर 
से भावों मे नहीं बच पाता। 

राजकीय सत्ता का अधिकार मात्र अपराध के ऊपर है और वह अपराधी को दंडित 
भी करती है लेकिन अपराधी के भावो के ऊपर उसका भी अधिकार नहीं चलता। भावों 
पर अधिकार चलाने वाला तो स्वयं हमारा कर्म है। कर्म की शक्ति आणविक शक्ति 
से भी अधिक है। वह कर्म आपके चारों ओर हैं गुप्तचरों की तरह, जहाँ कहीं भी आपका 
स्खलन देखने में आया वहीं आपको बंधन में डाल देता है। गजकीय सत्ता तो मात्र 
हाथ पैर में बेड़ी डालती है, तालो में बंद कर सकती है किंतु कर्म आपकी आत्मा के 
प्रत्येक प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। आप बचकर नहीं जा सकते। यह भाव-दड 
निरंतर मिलता रहता है। आप वर्तमान में मात्र सांसरिक जेल मे न जाना पड़े उससे 
बचने का उपाय करते है कितु वास्तविक रूप से जब तक भावों के द्वारा चौर्य कार्य 
से नहीं बचेंगे तब तक साहूकार नहीं कहलायेंगे। भावों के द्वास चौर्य कार्य से बचें तभी 
साहूकार कहलायेगे और साहूकारी का मजा भी आपको तभी मिल पाएगा। 

आप अभी मात्र बाहर से बच रहे हैं। राज्य सत्ता भी बचने के लिए बाध्य कर 
रही है लेकिन आप कहीं न कहीं से पगडंडी निकालकर भावों के द्वारा चोरी कर रहे 
हैं। महाराज बिना चोरी के तो आज कार्य चल ही नहीं सकता, कई लोगों से ऐसा सुना 
मैंने, सुनकर दंग रह गया मैं। आपने इस चौर्य कर्म को इतना फैला लिया कि इसके 
बिना अब काम ही नहीं चलता एक प्रकार से यह राजमार्ग ही बन गया। ऊपर से आप 
कह रहे हैं कि चोरी करना पाप है और अदर क्या भावों में घटाटोप छाया है यह तो 
आप ही जानते हैं। यह ठीक नहीं है। 

एक समय की बात है। एक ब्राह्मण प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाया करता 
था। एक दिन उसकी पली भी उसके साथ गई। ब्राह्मण स्नान करने के बाद सूर्य के 
सामने खड़े होकर रोज की भांति जल समर्पण करने लगा। मुख से उच्चारण करने लगा 
कि ज़य हर हर महादेव, जय हर हर महादेव और मन में जो है सो है ही! यह समझ 
में नहीं आया। पास ही स्नान करते हुए एक मित्र ने पूछा कि भैया आज क्या बात 

है? यह जय हर हर महादेव के साथ आप क्या कह रहे हैं। वह ब्राह्मण इंसने लगा 

बोला, कुछ छास नहीं भड्टया, मैं प्रतिदिन जय हर हर गंगे, हर हर गंगे कहता था पर 


गे 

* सका कार 8 ,. कर 
आज मेरी पली भी साथ में आयी है और उसका चाम गंगा है इसलिए आज कंस कहूँ] 
इसलिए कहता' हूँ कि जय हर हर पद्मदेव मन में जो है सो है ही।''... 

जाप भी यही कह रहे हैं ऊपर से कह रहे हैं कि।हम चोरी नहीं करेंगे पर भीतर 
करे बिना नहीं रहेंगे क्योंकि मन में जो है सो हैं ही। मात्र बाहर से छीड़ना, जेड़ना 
नहीं है अंदर से छूटना चाहिये। हम दूसरे पदार्थ का ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए उसको 
विमोचन भी नहीं कर सकते -- यह कहने में आता हैं किंतु वस्तु व्यवस्था इतनी आसान 
नहीं है, वस्तुतः हम किसी पर पदार्थ का ग्रहण नहीं कर सकते किंतु वैभाविक दश्षा में 
भावों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जिस समय ग्रहण का भाव जाता है उसी 
समय कर्म का बंधन हो जाता है। इस बंधन को समझना चाहिये। शज्य-संसा आपके 
शरीर और वाणी पर नियंत्रण रखती है लेकिन कर्म की सता आपके भावों का भी 
ध्यान रखती है। जो इन दोनों के बीच अपने को साहूकार बनाने में लगा है बह जिनेंद्र 
भगवान के मार्ग का प्रभावक है और अपनी आत्मा का भी उत्वान कर रहा है। 

बाह्य और अभ्यंतर ये दोनों कार्य अनिवार्य हैं। बाहर से तो जेल से बचना ही 
है पर अदर से भी जब तक नहीं बचेंगे तब तक हमारी निधि क्या है सह आप लोगों 
को विदित नहीं हो पायेगा। कर्म सिद्धांत को जानकर अपना आचरण करना चाहिये। 
कारा मात्र बाहर नहीं है जहाँ कहीं मलिन भाव है वहीं पर कारा है। और कार में 
रहने वाला तो अपराधी है। हम जब यहाँ आये तो एक व्यक्ति ने कह्य कि महाराज! 
आप जयपुर आये हैं तो एक प्रवचन यहाँ कारागह में भी दें तो अच्छा रहेया। मैं सोच 
मे पड़ गया कि क्या यह कारागृह नहीं है? संसार भी तो कारा है यह देह भी तो कारा 
है। जो इसे कारा नहीं समझता वह भूल में है। आप मात्र बाहर राज्य के द्वारा निर्मित 
जेल को जेल मानते हैं किंतु वास्तव में आत्मा के विपरीत परिणमन ही जेल है। जब 
तक यह बात समझ् में नहीं आयेगी तब तक आत्मा लुटती जायेगी हम अपराधी बने 
रहेंगे, दरिद्र और दीन होकर भरकते रहेंगे। आप आत्मा को इस कारा से निवृत करने 
का प्रयास करें। 

'छूटे भव-भंव जेल' भव-भव में जो परिभ्रमण करना पड़ रहा है चह जेल है। चारों 
गतियाँ क्या जेल नहीं हैं? दूसरे को जो बाहरी जेल में कैद है उसे कैदी कहने से पहले 
सोचना चाहिये कि मैं स्वयं कैदी हूँ। यह देह रूपी कैद ही हमारे कैदी और 
अपराधी होने की प्रतीक है। अनादिकाल से हम अपसध करते आरहे हैं आज तक इस 
विस्तृत जेल से छूटने का भाव नहीं किया। प्रत्येक समंय गलती करते जा रहे हैं। यह 
भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 'हप अपराधी हैं" या गहीं। जब तक कहीं कोई एक 
अपराधी रहता है. तब सक वह अनुभव करता है कि हां में अपराधी हूँ, मैंगे 
अपराध किया हैं; मैं अपराध का यह दंड भोग रहा हूँ। लेकिन जब अपराधियों की. ' 
संख्या बढ़ जाती है तो उनतें थी मजा आता ग्रास्स्प हो जाता. है। 'कूर जाते हैं कि मैं हु 


५३ सपायाया/॥ 


अपराधी हूँ। 00 

भाई! शरीर को कारागृह समझो। बहुमत हो जाने से सत्य को मत भूलो। सत्य 
की पहचान बहुमत के माध्यम से नहीं होती, सत्य की पहचान भावों के ऊपर आधारित 
है। इसलिए सत्य को पाने के लिए अहर्निश्न अपने परिणामो को सुधारने का प्रयास करना 
चाहिये। बाहरी स्थिति में साहूकार होना, अपनी स्थिति सुधारना ठीक है किंतु इतना सा 
ही हम लोगों का धर्म नहीं है। इस बाहरी साहूकारी से हम लोग एक भव में कुछ इन्द्रिय 
सुख भले पा लेंगे यश ख्याति मिल जायेगी किंतु जो विकारी परिणति है उसे हटाये बिना 
हम अनत आनद की अनुभूति नहीं कर सकेगे। यह भवश्रमण मिटने पर ही आनंद की 
अनुभूति होना प्रारम्भ होगी। 

अध्याल में 'पर” वस्तु के ग्रहण का भाव ही चोरी माना गया है। ग्रहण का संकल्प 
पूर्ण हो या न हो, उसके विचार साकार हों या न हों पर मैं ग्रहण करूँ इस प्रकार का 
भाव ही चोरी है। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व भिन्‍न है उस अस्तित्व पर हमारा अधिकार 
संभव नहीं है यह समझना प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए अनिवार्य है। भावों में प्रत्येक 
स्वततन्र है। लौकिक जेल में रहने कला भी भाव के माध्यम से निरंतर चोरी कर सकता 
है। पराई वस्तु पर दृष्टि भले ही जाये प्र उसे ग्रहण करने का भाव न हो तो अचीर्य 
वहाँ पर है। भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है कि 'सकल ज्लेय ज्ञायक तदपि निजानंद 
रसलीन सो जिनेंद्र जयवंत्त नित, अरिरज रहस विहीन। '” भगवान ने विश्व को जाना 
विश्व के समस्त ज्ञेयरूप पदार्थों को जाना किंतु आनंद की अनुभूति विश्व में नहीं की 
निज में की। 

आप दूसरे पदार्थों मे लीन हैं और समझ रहे हैं कि बहुत सुखी हो गये हैं। हमारा 
ज्ञान भी सकल न होकर 'शकल” को जानने वाला है। 'शकल' का अर्थ है टुकड़ा अर्थात्‌ 
थोड़ा या शकल अर्थात्‌ ऊपर का आकार इतना ही हम जानते हैं यह अपूर्ण ज्ञान भी 
हमारे लिये भले ही बाहर से संतुष्टि दे लेकिन भीतर संतुष्ट नहीं कर पाता। हमारा 
ज्ञान और आनंद ऐसा है कि शकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि धनानंद रसलीन। यही कारण 
है कि हमारी आत्मा लुटती जा रही है। सत्य जीवन से खोता जा रहा है। सत्‌ का कभी 
विनाश नहीं होता लेकिन सत्‌ का विभाव रूप परिणमन होना ही सत्‌ का खोना है। जो 
सत्य का अनुपालन करेगा वह स्तेय-कर्म को नहीं अपनायेगा। जो अपने सत्‌ को पा 
लेगा वह परायी सत्ता पर अधिकार का भाव क्यों करेगा? 

एक उदाहरण सुना था, यद्यपि वृतांत लौकिक है किंतु उस लौकिकता के माध्यम 
से भी परलौकिक सिद्धांत की ओर दृष्टि जा सकती है। एक व्यक्ति रोगी था। मस्तिष्क 
का कोई रोग था। बहुत दिन से पीड़ा थी। इलाज के लिए उसने बहुत सा पैसा चोरी 
झूठ आदि करके, अन्याय करके एकत्रित किया और अस्पताल में भर्ती हो गया। मस्तिष्क 
का ऑपरेशन हुआ। शल्य चिकित्सा अच्छी हुई। मित्रों ने पूछा कि क्यों भाई खीक हो 


,.. उसने कहा कि पहले से बहुत अच्छा हूँ, बहुत आराम है।: अचानक बॉक्टर ने कहा क्षमा 
'. क्रियेंहममि ऑपरेशन तो डीक कर दिया पर मस्तिष्क तो बाहर ही रह. गया झंजाकि 
ऐसा संभव नहीं है पर ध्यंग जैसा है। तब रोगी कहता है कि कोई बात नहीं उसके बिका 
भी काम चल जायेगा। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। 

यह सुनकर पढ़कर मुझे लगा कि देखे किस तरह हम अपने कर्तव्य से च्युत हो 
रहे हैं। डॉक्टर और मरीज दोनों सरकारी सेवा में हैं लेकिन कीई अंपना कार्य सुझारू 
रूप से नहीं करता। यह काम चोरी है। इस त्तरह करने वाला कभी सत्य और अस्तेय 
दोनों को नहीं पा सकता। ऐसी स्थिति में साहूकार नहीं हुआ जा संकता। आज तो लोग 
चोरी करते हुए भी स्वय को साहूकार मान रहे हैं ज्ञायक और शुद्ध पिंड मान रहे हैं 
जिसमें 'पर' का किसी प्रकार से भी सदभाव नहीं है। अंधाधुंध चोरी चल रही है और 
कह रहे हैं जो कुछ होता है कर्म की देन है आत्मा बिल्कुल अबद्ध, असंपृक्त और अस्ृष्ट 
है। आत्मा अपने में है 'पर' 'पर' में है प्रत्येक का द्रव्य मिन्‍न, स्वभाव भिन्न है। इस 
प्रकार एकांत से मानना निर्णय ले लेना ठीक है? क्या यह सचाई है? यह तो एक प्रकार 
की कायरता है। एक प्रकार से पुरुषार्थ विमुख होना है। 

मानव होकर भी हमारा जीवन 'पर' में चल रहा है। इस प्रकार का जीवन तो 
तिय॑च भी व्यत्तीत करते रहते हैं मात्र जीवन की चलाना नहीं है जीवन अपने आप अमाहत 
चल रहा है। जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाने में ही मानव जीवन की सफलता है। 
यह सत्य और अचीौर्य की उन्नति की खुसक है। जीवन तो असृत्य से भी चल सकता 
है चोरी के साथ भी चल सकता है किंतु वह जीवन नहीं भटकन है। यदि उन्नति चाहिये, 
विकास चाहिये, उत्थान चाहिये तो अपनी आत्मा को अपराध से मुक्त करने का प्रयास 
करना होगा। चाहे कल करो या आज विकारों से रहित वीतसगता की अनुभूति के बिना 
सर्वज्षत्व की प्राप्ति संभव नहीं हैं 

अनादिकाल की पीड़ा तभी मिटेगी। जब हम पाप भाव से मुक्त होकर आत्म स्वभाव 
की ओर बढ़ेंगे। पीड़ा सिर्फ इतनी नहीं है कि भूख लग आई या धन नहीं हैंसकान दुकान 
नहीं है बस्तुतः पीड़ा यह है कि हमारा ज्ञान अधूरा है और हम संमझ रहे हैं कि हम 
पूर्ण हैं। प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि मैं साइकार हैं। ठीक है। क्या चोरी के त्याग 
का संकल्प लिया है? यदि त्याग का संकल्प नहीं है तो 'पर' के ग्रहण का भाव अवश्य 
होगा। 'पर' के ग्रहण का भावे छोड़े बिना कोई साहकारं नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यवित 
दूसरे को चीर भाग रह है और स्वर्य को साहकार॑ सिद्ध करताहै। यह त्तो चोर के द्वारा 
चोर की डांसने जैसा हुआ। अपनी-घोरी की गलती को पहचान कस्के उसे छोड़ने को 
प्रयास करना चाहिके! जिस जीवे के कोरी के भाव रहते हैं उसी जीव को चोर कहा जाता 
है। जिस कन्-जीडगे के भाव हैं उस क्षण वह साहूकार है।- ह 

आप और से/नहीं तल्कि चौर्य भाव से अधिये। पापी से नहीं पाम से घृणा करिये। हा 


हु०ड्‌ समा ४ 


अनादिकाल से चोरी का कार्य जिसने किया है तो भी यदि जाँख खुल गई, अब यदि 
दृष्टि मिल गयी, ज्ञात हो गया कि अभी तक अनर्थ किया है अब उसे जेड़ता हैँ अब 
: चोरी से निवृत्ति लेत्ता हूँ तो वह अब चोर नहीं है। आप संसारी कब तक कहलायेंगे? 
जब तक संसार के कार्य करते रहेंगे। जब उनको छोड़ देंगे, वीतराग बनकर विचरण 
करेंगे तो मुक्त कहलायेंगे! इसलिए यदि चोर की चोरी छुड़ानी है तो उसे घोर मत कहे 
बल्कि उसे समझाओ कि तुम्हारा यह कार्य ठीक नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि चोरी 
से मुक्त होओ। यदि हम उसे डाटेंगे तो सुधरने की संभावना कम है। प्रत्येक समय भावों 
का परिणमन हो रहा है। संभव है उस समय भयवश वह चोरी के भाव छोड़ दे बाद 
में पुनः बड़ा चोर बन जाये। उसे इस तरह कुछ कह्न जाये कि वह स्वय ही चौर्य भाव 
को बुरा मानकर छोड़ दे। 

भगवान महावीर ने हमें यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रभुत्व छिपा है जैसा मैं 
निर्मल हूँ वैसे ही आप भी उज्ज्वल बन सकते हैं राय का आवरण हटाना होगा। जैसे 
स्फटिक मणि धूल में गिर जाये और पुनः उसे उठाकर धूल साफ कर दें तो चमकती 
हुई नजर आयेगी। ऐसी ही हमारी आत्मा है। धूल में पड़ी है उसे उठकर चमकाना 
है। एक बात और ध्यान रखना कि दूसरे को चोर कहने का तब तक हमारा अधिकार 
नहीं है जब तक हम साहूकार न हो जायें। इस तरह लगेगा कि सारी लौकिक व्यवस्था 
ही बिगड़ जायेगी। मैं बाह्य व्यवस्था फेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपने 
आए को चोरी से मुक्त करके पूर्ण साहकार बनने के लिए कह रहा हूँ। मात्र बाहर 
से नहीं अंदर आत्मा में साहकार बनो। 

जब यह रहस्य एक राजा को विदित हुआ तो वह राजा अपनी सारी सम्पदा व 
परिवार को छोड़कर जगल को चले गये। किसी से कुछ नहीं बोले और घने जंगल में 
जाकर आललीन हो गये। जो ग्रहण का भाव था मन में, वह भी सब राजकीय सत्ता 
को छोड़ते ही छूट गया। वे सभी से असंपृक्‍त हो गये। बहुत दिन व्यतीत हो गये। एक 
दिन परिवार के लोगों को उनके दर्शन के भाव जागृत हुए और दर्शन करने चल पड़े। 
संकल्प कर लिया था इसलिए रास्ता कठिन होने पर भी पहुँच यये। चलते-चलते मित्र 
गये मुनि महाराज। देखते ही उल्लास हुआ। बीते दिन की स्मृति हो आयी। फली सोचती 
है कि देखो वे ही राजा, वही पतिदेव, वही तो हैं सब कुछ छोड़ दिया कोई बात नहीं 
जीवित तो हैं। माँ सोचती है मेरा लड़का है अच्छा कार्य कर रहा है। 

सभी प्राणिपात करते हैं चरणों में। मुनि महाराज सभी को समान दृष्टि से आशीष 
देते हैं। सभी की इच्छा थी कि कुछ बोलेंगे। पर वे नहीं बोले। सभी ने सोचा कोई बात 
नहीं मौन होगा। सभी नमोस्तु कहकर कपिस चलने को हुए पर आगे रास्ता विकट था 
इसलिए माँ ने कझ्न कि महाराज आप तो मोक्षमार्ग के नेता हैं, मोक्षमार्ग बताने काले 
हैं। लेकिन अभी मात्र इस जंगल से सुरक्षित लौटने का मार्ग कतादें। मुनिराज निर्विकल्प 


सपा फतय/४ | है । आर 
रहे और मौन नहीं लोड़ा। मौन मुद्रा देखकंर मा ने सोचा कोई बात॑ नहीं यही मार्च लीक 
दीखत है और सामने के मार्गईरर चले यये। कुछ दूर बढ़ने के उपयंत एक घुंगी बीक़ी 
वी, जो जब डाक़ुओं के रहने का स्थान बन गया था। तजघरांने!को देखकर डाकुओं 
ने सेक लिया और कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है ब्रंह रखते जाओ। वह भा, पली; 
लड़का सभी दंग रह गये, घबरा यये। 

माँ बोली- अरे! यह तो अन्याय हो गया। अब कहीं भी यर्म नहीं टिकेशा! अब 
कहीं भी शरण नहीं हैं। हमने तो सोचा था, हमास लड़का तीवलोक का नाव बनने जा 
रहा है वह मार्म प्रशस्त करेगा, आदर्श मार्ग प्रस्तुत करेगा, दवाभाव दिखायेगा और वही 
इतना निर्दयी है कि यह भी नहीं कहा कि इस रास्ते से गत जाओ, आगे झकुओं का 
दल है। ओहो! काहे का धर्म काहे का कर्म। घिक्कार हैं ऐसे पुत्र को। जिसने जपनी 
मां के ऊपर थोड़ी भी करुणा बुद्धि नहीं रखी वह क्या तीन लोक के ऊपर करुणा कर 
सकेगा। ठीक ही कहा है कि ससार में कोई किसी का महीं है। झकुओं का सरदार सारी 
बात सुनता रहा और अपने साथियों से कह्म कि इन लोगों को मत छेड़ो। फिर उप्च माँ 
से पूछा कि माँ तू क्या कह रही है। यह अभिशाप किसे दे रही है। माँ कहती है कि 
मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो उसके लिए कह रही हूँ जिसे मैंने जन्म दिया, 
जो यहाँ से कुछ दूरी पर बैठा है वह नग्न साधु। वही था मेरा लड़का। घर छोड़कर 
आ गया। जब तक घर पर था प्रजा की रक्षा करता था, यहाँ पर आ गया तो माँ को 
भी भूल गया। थोड़ा भी उपकार नहीं किया। रास्ता तक नहीं बताया कि कौन सा ठीक 
है| 


सरदार सारी बात समझ गया। सभी डाकू अभी इसी सस्ते से आये थे, रास्ते में 
नग्न साधू मिला था उसे पत्थर मारकर नगा कहकर चले आये थे उस समय भी उसके 
मुख़ से वचन नहीं निकले थे। शांत बैठ था। सचमुच वंह बड़ा श्रेष्ठ साथु है। हमने 
गाली दी थी और आप उसकी माँ थी आपने प्रणिपात किया था चरण्रों में उसने हमारे 
लिए अभिक्षाप नहीं दिया और आपके लिए वरदान नहीं दिया। इतना कहकर उस झाकुओं 
के सरदार ने पहले माँ के चरण छू लिये और बोला कि “धन्य हो माँ! जो आपकी कोख 
से इस प्रकार का पुत्र रल उत्पन्न हुआ जिसकी दृष्टि में संसार में सभी के प्रति समान 
भाव हैं ऐसे व्यक्ति का मैं अवश्य दर्शन करूँगा जिस व्यक्ति की दृष्टि में समानता आ 
जाती है वह व्यक्ति सामने वाले वैषम्य को भी श्रद्धा कै रूप में परिणत कर देता है। 
वह सभी डाकू लोग मुनिराज के पास चले गये और नतमस्तक होकर कहा कि हमें भी 
, अपना शिक्ष्य बना लीजिये और समर्पित हो गये। 

डाकू भी जब रहस्य को समझ लेते हैं तो डाकूपन को छोड़ देते हैं। माँ सोचती 
है 'यदि मुनिशंज उस समय सुझे रास्ता दिखाते तो ये डाकुओं का दल दिगगरी द्रीक्षा 
नहीं ते पात्ा। तनका वह मौन उनकी वह समता दया शून्य नहीं थी। वह तो समता 


क्र्ण्थु सभा जप्कर8 


मुद्रा वी जिसमें प्राणी मात्र के लिए अभय था।' पृज्यपाद स्वामी कंहंते हैं कि 'अवाक्‌ 
विसर्ग वपुषा मिरूपयन्त मोक्षमार्ग- वह नग्न दिगम्बर मुद्रा ऐसी है जो मीन रहकर भी 
सारे विश्व को मोक्षमार्ग का उपदेश देती है सही मार्ग दिखाती है। योर और साहुकार 
' सभी के प्रति समता भाव जागृत होना चाहिये। क्योंकि चोर और साइकार यह तो लौकिक 
दृष्टि से हैं। अंदर सभी के वही आत्मा है वही चेतन है, वही सत्ता है जिसमें भगवान 
बनने की क्षमता है। ऊपर का आवरण हट जाये तो अंदर तो वही है। राख में छिपी 
अग्नि है। राख हटते ही' वही उजाला वही उष्णता है जो विकारों को जला देती है। 
इस घटना में समझने योग्य है उन मुनिराज की समता, उस माँ की ममता और उन 
डकुओं की क्षमता जो जीवन भर के लिए डकूपने का त्याग कर साधुता के प्रति समर्पित 
हो गये। 
डाक्‌ मात्र जंगल मे ही नहीं हैं, डाकू यहाँ भी हो सकते हैं। जिसके भीतर दूसरे 
को लूटने, दूसरे की सामग्री हड़पने या 'पर” को ग्रहण करने का भाव है उसे क्या कहा 
जायेगा? आप स्वय समझदार हैं। बंधुओ! समता भाव आये बिना हम महावीर भगवान 
को पहचान नहीं पायेंगे। राग की दृष्टि, व्यसन की दृष्टि कभी वीतरागता को ग्रहण नहीं 
कर सकती। उसे वीतरागता में भी राग दिखाई पड़ेमा लेकिन जिस व्यक्त की दृष्टि वीतराग 
बन गयी उसकी दृष्टि में राग भी वीत्तरागता में ढल जाता है। 
ससारी जीव यद्यपि पतित है लेकिन पावन बनने की क्षमता रखता है। स्वयं पावन 
बनकर दूसरों को भी पावन बनने का मार्ग दिखा सकता है। हमारी दृष्टि में समता आ 
जाये हमारी परिणति उज्ज्वल हो और इतनी सुंदर हो कि जगत्‌ को भी सुंदर बना सकें। 
सही दिग्दर्शन करके प्राणी मात्र के लिए आदर्श बना दें। इसके लिए पुरुषार्थ आपेक्षित 
है, त्याग आपेक्षित है इसके लिए सहिष्णुता, समता, संयम और तप आवश्यक हैं अस्तेय 
महाव्रत समता का उपदेश देता है। चोर को चोर न कहकर उसे साहूकार बनना सिखाता 
है। यही इसकी उपयोगिता है। इसे अपने जीवन में अंगीकार करके आत्म-कल्याण का 
मार्ग प्रशस्त करना चाहिये। 
पा 





ता 


हि 


() जीव-अजीव तत्त्व 


सात तत्त्वों में जीव तत्त्व को प्रथम स्थान मिला है। प्रथम स्थान क्यों मित्रा इसकी 
व्याख्या करते हुए आचार्यों ने लिखा है कि प्रत्येक तत्तत का भोकता जीव ही है। भोक्ता 
का अर्थ यहाँ संवेदन करना है। मुक्ति जो भी मिलेगी वह जीव तत्त्व को ही मिलेगी 
क्योकि वही मुक्ति का सवेदन कर सकता है। अजीब तत्त्व को मुक्ति मिलने, ना मिलने 
का प्रश्न ही नहीं है क्योकि वह संवेदन-रहित है। 

हम जीव होते हुए भी मुक्त नहीं है यह बात विचारणीय है। आचार्य अमृतरचंद्र 
जी पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रथ के प्रारम्भ मे मगलाचरण करते हुये कहते है कि वह परम 
ज्योति जयवंत रहे जिस ज्योति में ससार के समस्त पदार्थ अपनी भूत, भावी, एव वर्तमान 
समस्त पर्यायो सहित स्पष्ट झलक रहे हैं। यहाँ गुणों की आराधना की गयी है। वास्तव 
में जब हम गुणी की आराधना, करते हैं तो गुणी की आराधना अपने आप हो जाती 
है। आराधना जीवत्व गुण के ऊपर अवलबित है। 

हम सभी जीव हैं फिर भी हमारी आराधना नहीं हो रही है बल्कि आराधना के 
स्थान पर विराधना हो रही है। कारण स्पष्ट है कि हमारे पास जीवत्व होते हुए भी जिस 
जीवत्व की आवश्यकता है उसका अभाव है। जिस गुण के द्वारा आराधना होती है वह 
गुण हमारे पास नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि गुणो का अभाव हो जायेगा तो द्रव्य 
का ही अभाव हो जायेगा महाराज ! तो भइया, गुणों का अभाव तो नहीं होगा यह तो 
सभी जानते हैं। लेकिन गुणों का विलोम हो जाना भी एक प्रकार से अभाव हो जाना 
है। जीव के गुणों की विशेषता है कि वे अभाव को तो प्राप्त नहीं होते किन्तु विलोम 
हो जाते हैं। 

हमारे पास जीवल गुण है लेकिन ध्यान रखिये वह जीवत्व विलोम स्थिति में है 
उसका परिणमन विलोम रूप में हो रहा है। आचार्य कहते हैं स्वभावात्‌ अन्यथा भवन 
विभावः अर्थात्‌ स्वभाव से विपरीत परिणमन होने का अर्थ ही है बिभाव। सात और दिन 
का जिप्त प्रकार विरोधाभास है उसी प्रकार स्वभाव और विभाव के साथ भी हो रहा है। 
रात है तो दिन नहीं और दिन है तो रात नहीं। उसी प्रकार स्वभाव रूप परिणम्न है 


११२ समग्र जन्ह/४ 
तो विभाव नहीं और विभाव रूप परिणमन है तो स्वभाव नहीं। 
वर्तमान मे हमारे स्वभाव का अभाव और विभाव रूप परिणमन होने के कारण 
विराधना हो रही है। अत* अपने को उस जीवल को प्राप्त करना है जिस जीवत्व के 
_ साथ स्वाभाविक जीवन है। वह जीवल्व किसे प्राप्त हो सकता है| वह जीवल कैसे प्राप्त 
हो सकता है! क्या हमे प्राप्त हो सकता है ! तो आचार्य कहते हैं कि अवश्य प्राप्त हो 
सकता है। जिन कारणों से विभाव रूप परिणमन हुआ है, हमने किया है यदि उसके 
विपरीत कारण मिल जाएं तो जीव स्वभाव रूप परिणमन भी कर सकता है। 
यह ध्यान रक्खो कि विभाव रूप परिणमन किसी अन्य शक्ति ने या अन्य व्यक्ति 
ने जबरदस्ती कराया हो, ऐसा नहीं है। जीव स्वयं ही अपने परिणामों के द्वारा विभाव 
रूप परिणमित होता है और इसके लिए बाद्ना द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि निमित्त अवश्य 
बनते हैं। आशय यह हुआ कि वर्तमान में हमारा जीव तत्त्व बिगडा हुआ जीव तत्त्व 
है। 
आप कह सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता महाराज ! कुछ लोग तो कहते 
हैं कि जीव तो जैसा-का-तैसा बना रहता हैं और उसमें जो परिणमन होता है वह 
ऊपर-ऊपर हो जाता है। इसलिए जीव तो शुद्ध है क्योंकि द्रव्य है और उसकी पर्याय 
जो है वह बिगडी हुई है पर भइया, ध्यान रखो कि जीव तत्त्व ज्यों का त्यों बना रहे 
शुद्ध और उसकी पर्याय अशुद्ध हो, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा हो जाए तो वे पर्यायें 
उस विशुद्ध तत्त्व से बिल्कुल पृथक्‌ हो जायेंगी जो कि संभव ही नहीं है 'गुण पर्यायवर्द्‌ 
द्रव्य ऐसा कहा गया है अर्थात्‌ गुण और पर्याय वाला द्रव्य है। यदि पर्याय अशुद्ध 
है तो द्रव्य भी अनिवार्य रूप से अशुद्ध है। 
लेकिन यह भी ध्यान रखना कि वर्तमान में जो पर्याय अशुद्ध है वह पर्याव तो 
शुद्ध नहीं बन पायेगी किन्तु वर्तमान में जो अशुद्ध द्रव्य है वह द्रव्य शुद्ध बन सकता 
है। उसके पास शुद्धल की शक्ति है। इसी अपेक्षा से आचार्यो ने कहा है कि विभाव रूप 
परिणमन करते हुए भी जीव द्रव्य कथंचित्‌ शुद्ध है। आप कह सकते हैं कि द्रव्य शुद्ध 
ही है और पर्याय अशुद्ध है, ऐसा मान लेने में अपने को क्या हानि। तो भइया पहली 
बात कि द्रव्य का परिणमन जब भी होता है वह समूचे द्रव्य का होता है। कुछ प्रदेश 
शुद्ध रहे और कुछ प्रदेश अशुद्ध रहे आवें, ऐसा नहीं है। अशुद्ध परिणमन का प्रभाव 
पूरे द्रव्य के ऊपर पड़ा है। 
आचार्य कुन्दकुन्द महाराज ने प्रवचनसार में स्पष्ट लिखा है कि परिणमदि जेण 
दव्व॑ तक्‍्काल॑ तम्मयत्ति पण्णतं- अर्थात्‌ द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमन करता 
है उस समय उसी रूप होता है। दूसरी बात यदि वर्तमान में हमारा द्रव्य भीतर से शुद्ध 


समय सा ४ !!' 94३ 
ही है तो समझो मुक्त ही है और मुक्त है तो मुक्ति का अनुभव, केवलज्ञान का अनुभव 
भी होना चाहिए लेकिन अभी तो अपने पास एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि सारा का सारा द्रव्य ही बिगड़ हुआ है, स्वभावात्‌ अन्यथा भव विभाव:, 
स्वभाव से विलोम स्थिति हो चुकी है। यह मैं पहले बता चुका हूँ। 

जिस समय स्वभाव पर्याय की अभिव्यक्ति होगी उस समय विभाव पर्याय की वहाँ 
पर अभिव्यक्ति नहीं रहेगी, तब जिज्ञासा होती है कि जीब को शुद्ध जीचत् की प्राप्ति 
कैसे हो? आचार्यों ने इसके लिए मोक्षमार्ग के अन्तर्गत तत्त्चों का उल्लेख किया। इन 
तक्त्वो को जो व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक्क्‌ प्रकार से शान्ति के साथ जान लेता है और 
अपने भीतर होने वाली वैभाविक प्रक्रिया के बारे में निकटता से अध्ययन करता है बह 
व्यक्ति स्वभाव को प्राप्त करने का जिज्ञासु कहलाता है। 

एक याचक व्यक्ति एक सेठ के पास गया। वह सेठ उस व्यक्ति के पिता का दोस्त 
था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर सेठ को उस पर करुणा हो आती है। वह कहता 
है कि बेटे | तुम्हारे पिताजी की मेरे साथ घनिष्ट मित्रता थी। हम दोनों दोस्त थे। किन्तु 
अलग-अलग व्यवसाय के कारण क्षेत्रान्तरित हो गये। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम्हारे 
पिताजी मरने से पहले मुझे बता गये थे कि मेरा लड़का जब बड़ा हो जाए तो घर में 
जो धन पैसा दबा रक्‍्खा है उसे बता देना। अब तुम बड़े हो गये हो, तुम्हे धन की 
आवश्यकता का भान हो रहा है उसे पाने की जिज्ञासा भी तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो गयी 
है अत मै बता देता हूँ। अब तुम्हे याचना करने की दीन-हीन होने की आवश्यकता 
नहीं है जाओ और अपनी सपत्ति निकाल लो। 

उस व्यक्ति को अपनी सपत्ति का जैसे ही ज्ञान हो गया उसने याचना करना बंद 
कर दिया और घर पहुँचकर उसे प्राप्त भी कर लिया। इसी तरह हम इस समय बर्त्तमान 
मे भले ही विभाव रूप परिणमन कर रहे है परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि अनन्तकाल 
तक हम ऐसे ही याचक बने रहें। हम भी सेठ साहूकार बन सकते हैं अर्थात्‌ अपनी 
आत्म-सम्पदा को अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते है। 

आत्मा की शक्ति अनन्त है किन्तु उस शक्ति का उद्घाटन आवश्यक है। उस अनत 
शक्ति का उद्घारन हम तभी कर सकेंगे जब कि वर्तमान में मेरी यह विभाव रूप स्थिति 
हो गयी है- ऐसा विश्वास कर लेंगे। अपने आप को जो व्यक्ति बंधा हुआ अनुभव नहीं 
करेगा वह मुक्ति की जिज्ञासा कैसे करेगा? मुक्ति के ऊपर विश्वास उसी को झे सकता 
है, जो बहुत जकड़न का अनुभव करता है। बंध सापेक्षेव मुक्ति:' - बंध की अपेक्षा 
ही मुक्ति है। बंध का अभाव ही मोक्ष है। 

एक द्रव्य में प्रत्येक गुण की जो पर्यायें हैं वे पर्यावें गुणों के साथ क्षणिक तादाल्य 


११४ समग्र ख़ण्द8 


संबंध रखती है और जो संबंध द्रव्य के साथ गुण का है वही संबंध पर्याय का भी द्रव्य 
के साथ है। प्रदेश भेद नहीं हैं। संज्ञा, सख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा कंधंचित्‌ 
भेद संभव है। इसलिए वर्तमान में इस जीव का समूचा विलोम परिणमन हो चुका है। 
मात्र एकान्त रूप से पर्याय ही अशुद्ध है। द्रव्य तो एक शुद्ध पिण्डरूप सिद्ध परमेष्ठी 
के समान है ऐसा यदि हम मान लेंगे तो आगम से बाधा आ जायेगी। 

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि जीव तो बिल्कुल शुद्ध है, मात्र उसकी पर्याय और 
वह भी जो क्षणिक है, वह अशुद्ध है, द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध पिण्ड है तब कोई दूसरा 
व्यक्ति आकर यदि सामने लगे पेड़ को साष्णंग नमस्कार करता है और हे! शुद्धालने 
नम”” - ऐसा कहता है तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिये। पर आप ऑब्जेकशन 
किये बिना नहीं रहेगे। आप कहेगे कि यह तो बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व हैं। क्योकि वह 
सच्चे देव गुरु शास्त्र की वन्दना नहीं कर रहा है। जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की वदना 
करता है सम्यग्दृष्टि होता है। इस तरह अनेक बाधाएं उपस्थित हो जायेगी। एकेन्द्रिय 
को तो आगम के अनुसार मिथ्यादृष्टि माना है और मिथ्यादृष्टि को सम्यग्दृष्टि नमस्कार 
नहीं कर सकता। 

आचार्य अमृतचद सूरिजी कह रहे है कि वह ज्योति जयवन्त रहे, वह ज्योति पृज्यनीय 
है जो शुद्ध है। ज्योति पर्याय है। ज्योति शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है तो, पर्याय के साथ 
द्रव्य भी वहाँ पर शुद्ध है इसमें कोई सठेह नहीं है लेकिन पर्याय अशुद्ध हो और द्रव्य 
शुद्ध रहा आवे यह भी संभव नहीं है। इस बात को गौण नहीं करना चाहिये। गहराई 
से समझना चाहिये। 

दूसरी बात यह कहता हूँ कि वन्ध-वन्दक भाव जितने भी चलते है वे शुद्ध द्रव्य 
के साथ नहीं चलते लेकिन अशुद्धत्व से शुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जो चल पड़े 
हैं उनको देखकर उनके प्रति यह नमस्कार, वदना पूजा-अर्चा और स्तवनादि हुआ करते 
हैं। सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध जीवत्व को प्राप्त कर चुके हैं इसलिए अमूर्त हैं लेकिन अभूर्त 
की भी पूजा हम मूर्त मूर्ति के माध्यम से करते हैं। अमूर्त की पहचान मूर्त के माध्यम 
से होती है। 

अर्हन्त परमेष्ठी मूर्त है और अभी पूरी तरह शुद्ध जीव नहीं है। हम उनकी 
आराधना करेंगे या नहीं। एकाध व्यक्ति नहीं करे तो नहीं भी करे लेकिन पंच परमेष्ठी 
में जो आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु हैं वे कुन्दकुन्द जैसे आचार्य भी अरहंत परमेष्ठी 
को मुख्यता देते हैं और उनको नमस्कार करते हैं उनकी वन्दना करते हैं और परोक्ष 
मे यहीं पर बैठे-बैठे विदेह क्षेत्र में स्थित सीमन्धर स्वामी आदि को भी नमस्कार करते 
हैं और परोक्ष में उन्हे आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इसका आशय यह हुआ कि 


! 


समग्र खब्द/४ ११४ 


वन्ध वन्दक भाव शुद्ध द्रव्य के साथ न होकर शुद्ध की ओर चलने वालों के प्रति होता 
है 

अरहंत परमेष्ठी क्यों अशुद्ध है अभी? इसलिए कि अभी वे कृत॒कृत्य नहीं हुए है। 
अभी चार कर्म शेष हैं। जो शुद्ध होता है वह कृतकृत्य होता है। जो कृतकृत्य होता है 
वह आराधक नहीं होता है वह अपने आपमे स्वय आराध्य होता है। सिद्ध परमेष्ठी 
आराध्य हैं आराधक नहीं। अर्हन्त परमेष्ठी ,अभी आराधक भी है और 
आराध्य भी है। इतना अवश्य है कि वे हमारे जैसे आराधक नहीं है। उनका वह जीवल 
का परिणमन अब शुद्धत्व के निकट पहुँच चुका है। अभी वे वास्तविक जीवल की प्राप्ति 
नहीं कर पाये हैं। 

कुन्दकुन्द आचार्य महाराज ने एक स्थान पर जीव का स्वरूप बताया है और एक 
स्थान पर जीव का लक्षण बताया है। स्वरूप और लक्षण में बहुत अन्तर है। 
“अरसमरूवमगध, अब्वत्त चेदणागुणमसद्द! जाण अलिगग्गहूणं जीवमणिद्विदुठसठाण। | 
यह जीव का स्वरूप है। “उपयोगो लक्षण' ' - यह जीव का लक्षण है। इस प्रकार जीव 
का लक्षण और जीव के स्वरूप मे बहुत अन्तर है। जीव का स्वरूप तो अमूर्त है लेकिन 
जीव का लक्षण अमूर्त नहीं हो सकता। जीव का लक्षण यदि अमूर्त हो जाएगा तो अमूर्त 
तो अन्य द्रव्य भी है धर्मास्तिकाय अमूर्त है अधर्मास्तिकाय भी है आकाश और काल 
भी है। अरस, अरूप, अगध आदि यह जीव का लक्षण नहीं है यह तो जीव का स्वरूप 
है। 

आचार्य कहते है स्वभाव को प्राप्त करना है वह प्राप्तव्य है। लक्षण तो प्राप्त ही 
है। जिस स्वभाव को प्राप्त करना है जिसका भान हमें कराया गया है वह स्वभाव मात्र 
सिद्धालय में प्राप्त होगा। वह अभी अर्हन्त परमेष्ठी को भी प्राप्त नहीं है। अर्हन्त परमेष्ठी 
के पास उसको प्राप्त करने की क्षमता है शक्ति है लेकिन उस शक्ति के उद्घाटन के त्रिए 
प्रयास परण आवश्यक है। जिसे वे कर रहे है दिन रात। 

अर्हन्त परमेष्ठी को स्नातक कहा गया है और स्नातक का अर्थ है स्नात्‌ अर्थात्‌ 
स्नान किया हुआ। यहाँ पर स्नान से तात्पर्य है कि जो आठ कर्म लगे थे उन आठ कर्मों 
में से चार कर्मों का मल धो दिया गया है अत्तः स्नातक बन गये हैं। लौकिक शिक्षण 
मे पहले स्नातक (बेचलर) होता है फिर स्नातकोत्तर होता है उसके उपरान्त अध्यापक 
(लेक्चरर) कहलाता है। स्नातक और स्नातकोत्तर द्ोनों ही विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार तेरहवें 
गुणस्थान में अर्हन्त भगवान स्नात्तक है। चौदहवें गुणस्थ्वान में स्नातकोत्तर होंगे उसके 
उपरान्त लेक्चरर अर्थात्‌ सिद्धल को प्राप्त करेंगे। अभी वे विद्यार्थी हैं। विद्या एव प्रयोजनम्‌ 
यस्य स विद्यार्थी अथवा विद्याम अर्थयत्ते इध्छति इति विद्यार्थी' - अर्थात्‌ जो विद्या को 


११६ समग्र खण्ड४ 


चाहता है वह विद्यार्थी है। अर्थात्‌ कुछ पाना चाहता है अभी पाना शेष है। 

..._ अर्हन्त भगवान को अभी कुछ और प्राप्त करना है और वह है शुद्ध जीवत्व की 
प्राप्ति, अलिंग ग्रहण। अभी हमारी इच्त्रियों की पकड़ में आ रहे हैं अर्हन्त परमेष्ठी। 
और वे चाहते हैं कि सभी की पकड़ से बाहर निकल जाएं। इसके लिए वे अभी योग 
निरोध करेंगे। अंतिम दो शुक्ल ध्यान के माध्यम से शेष कर्मों का क्षय करेंगे। 

अर्हन्त परमेष्ठी अभी दर्पण के समान उज्ज्वल हैं। अभी दर्पण में भी और उज्ज्वलता 
लानी है। वह उज्ज्वलता कैसी है। आप रोजाना दर्पण में देखते हो लेकिन ध्यान रखना 
एक दिन भी दर्पण नहीं देखा, देखा कभी दर्पण, नहीं देखा। दर्पण को देखने की आख 
अलग है। हमे दर्पण नहीं दिखता दर्पण में अपना मुख दिखता है। अभी अर्हन्त परमेष्ठी 
दर्पण के सामने शुद्ध है, कॉच के समान नहीं। दर्पण और काँच मे अन्तर है। दर्पण 
उसे कहते हैं जिसमें एक काँच के पृष्ठ भाग पर कुछ लालिमा लगाई जाती है जिसके 
माध्यम से प्रतिबिब बनने लगता है। वह लालिमा हट जायें तो सब पारदर्शक, ट्रासपेरेट 
हो जाता है उसका नाम काँच है। 

ऐसा समझे कि सिद्ध परमेष्ठी काँच के समान ट्रॉसपेरेंट हो चुके है और अर्हन्त 
परमेष्ठी जो है अभी चार कर्मों की ललाई लिए हुए हैं। चार कर्म निकल चुके है इसलिए 
दर्पण के समान उज्ज्वल हो गये है लेकिन जब लालिमा भी चली जायेगी तो बिल्कुल 
स्वभावमय काँच की तरह सिद्ध परमेष्ठी हो जायेंगे। बुंदेलखड मे कार्यके लिए काज 
शब्द प्रयोग मे लाते हैं। जैसे मुक्ति के काज। तो अर्हन्त भगवान के लिए आनद प्राप्त 
करना ही एक मात्र कार्य है। वह कार्य सम्पन्न हो जाता है काज हो गया अर्थात्‌ कृतकृद्य 
हो गये। अर्हन्त परमेष्ठी को अभी कृतकृत्य होना है। 

इस तरह आचार्य महाराज ने लक्षण के अंतर्गत चेतना या उपयोग को रक्‍्खा है 
और स्वरूप के अन्तर्गत जितनी भी शक्तिया है वे सब आ जाती हैं। यहाँ अरस, अरूप, 
अगध आदि ये सारे के सारे लक्षण नहीं है जीव के, क्योकि ये ससारी जीव में हमें 
देखने को नहीं मिलते, देखना संभव ही नहीं है। लक्षण के माध्यम से ही जीव को पकड़ 
लेते है स्वरूप के माध्यम से पकड़ मे नहीं आयेगा जीव। अर्हन्त परमेष्ठी की हम पूजा 
करते है वे हमारे लिए पूज्य हैं लेकिन अभी वे असिद्धल का अनुभव कर रहे हैं आगे 
कृतकृत्य होकर अवश्य रूपेण आराध्य बनेंगे सिद्धत्व को सिद्ध पर्याय को प्राप्त करेंगे। 
सभी को इसी प्रकार सिद्ध की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अपनी वैभाविक 
दशा को पहचानकर स्वभाव की ओर अग्रसर होना होगा। 

'सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग:' - यह कहकर आचार्य उमास्वामी महाराज 
नेतच्ार्थ सूत्र/मोक्षशास्त्र का प्रारम्भ किया है और अंत में जाकर कह दिया कि सम्यग्दर्शन 


संघ सण/४ +११७ 
ज्ञान, चारित्र भी आत्म के स्वभाव नहीं है किन्तु स्वभाव प्राप्ति में कारण हैं। इसलिए 
इनका अभाव अन्त में अनिवार्य है। जहाँ उन्होंने औपशमिकादि भव्यलानाम्‌ चं- यह 
कहा है वही उन्होंने सम्यस्दर्शन ज्ञन और चारित्र रूप परिणत जो भव्यत्व भाव है उस 
भव्यत्व रूप पारिणामिक भाव का भी अभाव दिखाया है। सिद्धालय में मात्र जीवत्व भाव 
रह जाता है। वह जीवत्व ही हमारे लिए प्राप्तव्य है। उस प्राप्तव के लिए कारण भूत 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है। 

द्रव्य जहाँ शुद्ध है वहाँ सारी-की-सारी द्रव्य की पययें भी शुद्ध हैं गुण भी शुद्ध 
है। जहाँ एक भी अशुद्ध है वहाँ सारा का सारा अशुद्ध है। कारण कार्य का विचार करें 
तो पर्याय किसी न किसी का क्रार्य होना चाहिये और इस पर्याथ रूप कार्य का उपादान 
भी परमावश्यक है। वह उप्रादान कौन है और वह शुद्ध है या अशुद्ध इसका विचार 
किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि पर्याय यदि अशुद्ध है तो उपादान जो है वह शुद्ध हो, 
यह हो नहीं सकता। अशुद्ध पर्याय जिस व्रव्य में से निकली है वह द्रव्य भी अशुद्ध है। 
आचार्यो ने जहाँ कहीं भी कहा कि द्रव्य शुद्ध है वहाँ शुद्ध रूप परिणमन करने की शक्ति 
की अपेक्षा कहा है। 

एकबार जब उस स्वाभाविक शक्ति का उद्घाटन हो जाएगा तो पुनः वैभाविक पर्याय 
शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। पाषाणेषु यया हेम, दुग्ध मध्ये यथावृत्म्‌, तिलमध्ये 
यथा पैल', देह मध्ये तथा शिव | - अर्थात्‌ जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण है, तिल में 
तेल है और दूध मे घी है उसी प्रकार इस देह में आत्मा है। हम दूध में से यूँ ही घी 
निकालना चाहें तो वह हाथ नहीं आयेगा। घी उसमें है फिर भी नहीं आता। तो उसमें 
घी है भी और नहीं भी है, दूध में से ही घी निकलता है इसलिए उसमें घी है भी लेकिन 
दिखायी नहीं देता, सुगंध नहीं आती इसलिए घी नहीं भी है। बैद्य लोग जब किसी को 
औषधि देते हैं तो कभी घी के साथ अनुपान बनाते हैं और कभी दूध के साथ बनाते 
हैं। दूध पर्याय भिन्‍्न है और घी पर्याय भिन्‍न है, तथापि घी दूध के बिना नहीं है और 
दूध घी के बिना नहीं है। ऐसे ही देह के साथ में आत्मा है। 

दूध अभी घी नहीं है उसमें घी बनने की शक्ति है यदि उसमें से घी निकालना चाहे 
तो उसके साथ जो संबंध हुआ है जो विभाव रूप परिणमन हुआ है उसे हटाना होगा। 
हटाने की बात तो क्षणभर में कही जा सकती है लेकिन दूध से घी निकालने के लिए 
चौबीस घंटे तो चाहिये ही। जो व्यक्ति घी को प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति पहले 
दूध को तपाता है तपाने के उपरान्त उसे जमाता है फिर मथानी डालकर मंचन करता 
है। बार-बार झँककर देख लेता है कि नवनीत जाया वा नहीं नवनीत आते ही-मंकन 
बंद कर देता है। इस तरह अभी दूध में से एक ऐसा तत्त्व निकला जो तैर रहा है। 


११८ सबग्र जण्द/ ४ 


पर डूबा नहीं है। छाछ के भीतर ही भीतर तैर रहा है थोड़ा सा ऊपर भी दिखायी पड़ 
जाता है। ४ 
पहले तो ऐसा कोई पदार्थ दूध मे नहीं दिखता था यह कहाँ से आ गया। तो यह 
मथन का परिणाम है उस परिश्रम का परिणाम है। नवनीत का गोला जिस तरह तैर 
रहा है उसी प्रकार अर्ईन्त परमेष्ठी भी तैर रहे हैं। अब डूबेगे नहीं भवसागर में लेकिन 
अभी लोक के अग्रभाग में भी नहीं पहुचे हैं। सिद्ध परमेष्ठी बिल्कुल लोक के अग्रभाग 
पर है वे सिद्ध हैं और शुद्ध है। अर्हन्त परमेष्ठी नवनीत की भांति न पूर्णतः शुद्ध हैं 
न अशुद्ध ही हैं। ऐसी दशा मे उनको क्या कहा जाये अभी अलिगग्रहण स्वभाव प्रकट 
नहीं हुआ। अभी सिद्धत्व रूप जो पर्याय है वह प्रकट नहीं हुई, अभी जो केवल जीवत्व 
है, वह नहीं है भव्यत्व का भी अभाव अभी आवश्यक है। 

जिस प्रकार नवनीत में जल तत्त्व है जो उसे छाछ में डुबोये हुए है इसी प्रकार 
अर्हन्त परमेष्ठी के पास भी कुछ वैभाविक पारिणतियोँ शेष हैं जो उन्हे लोक के अग्रभाग 
मे जाने से रोके हुए हैं। उन्हे भी हटाने का प्रयास वे कर रहे हैं। इस सबका आशय 
यह हुआ कि घी उस दूध मे होते हुए भी व्यक्त रूप में नहीं मिलता, अव्यक्त रूप से 
दूध में रहता है उसी को आचार्यों ने अपने शब्दों में 'शक्ति और व्यक्ति' - ये दो शब्द 
दिये हैं। आत्मा के पास सिद्ध बनने की शक्ति है उसे व्यक्त करेंगे तो वह व्यक्त हो सकती 
है। स्वय के परिश्रम के बिना दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उस सिद्धतव 
की शक्ति को व्यक्त करा दे। 

दही में से नवनीत निकालने के लिए जिस प्रकार मथानी आवश्यक साधन झो जाता 
है उसी प्रकार यह दिगम्बरत्व और सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधन सारे के सारे 
परम आवश्यक है। जिनके माध्यम से मार्ग मिलेगा और मंजिल भी अवश्य मिलेगी। 

जीव तत्त्व शुद्ध रूप मे ससार दशा मे प्राप्त नहीं हो सकता। शुद्ध जीव तत्त्व चाहिये 
तो वह सिद्धों में है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्न्ञान और सम्यक्चारित्र इसकी प्राप्ति के कारण 
हैं। ये सुख के कारण हैं मुक्ति के कारण हैं। स्वयं सुख रूप नहीं हैं इसलिए इब्हें मार्ग 
कहा गया है। मार्ग मे कभी सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख तो मजिल मे ही है, मोक्ष 
में है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्झ्लान और सम्यक्चारित्र सुख के कारण है इनके अभाव होने 
पर ही सिद्धत्व रूप कार्य होता है। ये सुख के कारण है और सिद्धत्व सुखरूप अवस्था 
है| 

वृहद्‌ द्रव्य संग्रह की वचनिका मे लिखा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र की परिणति रूप जो आत्मा की उपयोग की परिणति है वह भी स्वभाव नहीं है। 
क्योंकि शुद्धपयोग यदि आत्मा का स्वभाव है तो सिद्धावस्था में भी रहना चाहिये। किन्तु 


समग्र सण्द/ ४ १9६ 


शुद्धोपयोग तो ध्यानावस्था का नाम है। ध्यान तो ध्येय को प्राप्त कराने वाली वस्तु है 
वह ध्येय नहीं है। सिद्धावस्था मे तो मात्र चैतन्य स्वभाव रह जाता है। शुद्ध चेतना या 
ज्ञान-चेतना रह जाती है। चैतन्य मात्र खलु चिद्‌ चिदेव! 

इस प्रकार बहुत कुछ जीव तत्त्व के बारे में कहा गया है। जीव तच्त्च के बारे में 
इतना अवश्य समझना चाहिये कि वर्तमान संसारी दशा में जीव अशुद्ध है द्रव्य की अपेक्षा 
भी अशुद्ध है और पर्याय भी अशुद्ध है। इतना अवश्य है कि जीच मैं शुद्धत्व की शक्ति 
विध्यमान है। पर्याय जब शुद्ध होगी तब शुद्ध जीव तत्त्व की प्राप्ति नियम से होगी। और 
वह शुद्ध तत्त्व की अनुभूति फिर अनन्त काल तक रहेगी। उसमें कोई विक्रिया संभव 
नहीं है वह एक सहज प्रक्रिया हझोगी। इसे समझकर हमें सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने 
का प्रयास करना चाहिये। रलत्नय को अगीकार करके मोक्षमार्ग पर आरूद होना चीहिये। 
यही जीव तत्त्व को समझने की सार्थकता है। 

जीव तत्त्व से विपरीत अजीव तत्त्व है। वह ज्ञान दर्शन से शून्य है। आगम में उसके 
पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पाच भेद कहे गये हैं। इनमे धर्म, अधर्म, 
आकाश और काल इन चार के द्वारा जीव में कोई बिकृति नहीं आती परन्तु कर्म रूप 
परिणत पुदुगल द्रव्य की उदयावस्था का निमित्त पाकर जीव में रागादि विकार प्रकट 
होते हैं। 

यद्यपि इन रागादि विकारों का भी उपादान कारण आत्मा है तथापि मोहनीय कर्मकी 
उदयावस्था के साथ अन्वय व्यतिरेक होने से वह इनका निमित्त कारण होता है। रागादि 
विकारी भावो का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल मे कर्मरूप परिणति होती 
है। इसी के फलस्वरूप जीव की ससार वृद्धि होती रहती है। कर्म से शरीर रचना होती 
है शरीर में इच्द्रियो का निर्माण होता है इच्धियों से स्पर्शादि विषयो का ग्रहण होता है। 
इससे नवीन कर्मबध होता है। इस तरह कर्म, नोकर्म और भावकर्म रूप अजीव का, 
जीव के साथ अनादि काल से संबध चला आ रहा है ज़ब त्तक इसका लेशमात्र भी 
संबध रहेगा तब तक मुक्तावस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस अजीव तस्व 
को समझकर इसे पृथक करने का सम्यक्‌ प्रयल करना चाहिये। (कि आ।| 


9२० समग्र छद/ ४ 


3 आखब तत्व 


सात तत्त्वों में विद्यमान जीव-अजीव के उपरान्त अब आता है आम्रव। स्रव 
धातु बहने के अर्थ मे है स्रवति अर्थात्‌ बहना, सरकना, स्थान से स्थानान्तर झेना और 
इस स्रव धातु के आरंभ में 'आ' उपसर्ग लगा दिया जाए तो आम्रव शब्द की उत्पत्ति 
हो जाती है। जैसे गच्छति का अर्थ होता है जाना और आगच्छति का अर्थ है आना। 
नयति का अर्थ है ले जाना और आनयति अर्थात्‌ ले आना। इस प्रकार इस 'आ' उपसर्ग 
के अनुरूप धातु का अर्थ विपरीत भी हो जाता है जैसे दान और आदान। देना बहुत 
कम पसन्द करते है आप लोग, आदान यानी लेने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। 
यहाँ आख्रव का अर्थ है सब ओर से आना। 

आम्रव के दो भेद आचार्य करते हैं एक भावास्रव और दूसरा द्रव्याय्रव। द्रव्याम्नव 
का अर्थ है बाहरी चीजो का आना और भावास्रव का अर्थ है अन्दर ही अन्दर आना। 
यह बहुत रहस्य की बात है कि आत्मा है ही और फिर आत्मा मे क्या आना है? आचार्य 
उमास्वामी ने मोक्षशास्त्र के छठे अध्याय के प्रारंभ में ही सूत्र लिखा है- 

कायवाइमनः कर्मयोगः स आख़वः। 
शुभ पुण्यस्यथाशुभः पापस्य।। 

उन्होंने बड़ा विचार किया होगा, बहुत चिन्तन किया होगा कि यह आम्रव क्यों होता 
है तभी ऐसे सूत्र लिखे गये होगे। 

सामान्यत. यही धारणा होती है कि कर्म के उदय से आम्नव होता है किन्तु गहरे 
चिन्तन के उपरान्त यह फलित हुआ कि आखव मात्र कर्म की देन नहीं है यह आम्रव 
आत्मा की ही अनन्य शक्ति योग की देन है। कर्मों के ऊपर ही सब लादने से हम कर्मों 
की क्षमता को ठीक-ठीक समझ नहीं सकेंगे। कर्म जबरदस्ती आत्मा मे शुभाशुभ भाव 
पैदा कर सके यह सभव नहीं है। यदि कर सकते हैं तो आत्मा की स्वतत्र सत्ता ही लुट 
जायेगी, तब पराई सत्ता अर्थात्‌ कर्मों का कोई अभाव नहीं कर पायेगा। कर्मों का आस्रव 
निरन्तर होता रहेगा। यह सामान्य कर्मों की बात कह रह्न हूँ विशेष कर्मों की बात नहीं। ॥॒ 
तो आख्रव योग की देन है और मन-वचन-काय की चेष्ट का नाम योग है। 


सम समा/ | २१ 


आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ चिन्तन का विषय मिल्त जायेगा और 
आत्मा की उपादान शक्ति की जागृति आप इस दौरान करना चाहें तो कर सकते हैं। 
'योग' यह कर्म की देन नहीं है। कर्मकी वजह से नहीं हो रक्ष है योग] योग आसा 
की ही एक वैभाविक परिणति का नाम है। यद्यपि इस प्रकार का उल्लेख ग्रंथी में ढूढ़ने 
के लिए जायें तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जो चिंतन-मंवन करेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा। 
खूब मंथन करो, आला की शक्ति के बारे में खूब चिन्तन करो। अद्वितीय आस शक्ति 
है वह, चाहे वैभाविक हो या स्वाभाविक हो। 

अपने यहाँ आठ कर्म है मूल रूप से। ज्ञानावरण का स्वभाव या प्रकृति ज्ञान को 
ढकना है। दर्शनावरण कर्म की प्रकृति दर्शन को ढकना है। वेदनीय की प्रकृति आकुलता 
पैदा करना है और मोहनीय॑ की प्रकृति गहल भाव“मूर्छा पैदा करना है। इसके उपरान्त 
नाम कर्म का काम अनेक प्रकार के रूप पैदा करना, आकार-प्रकार देना है और गोत्र 
कर्म का काम छँच और नीच बना देना है। आयु कर्म का काम एक शरीर या भव विशेष 
में रोके रखना है। और अन्तराय कर्म वीर्य अर्थात्‌ भक्ति को ढकनेवाला है। यह सब 
उन कर्मों का स्वभाव हो गया। अब योग को किस कर्म की देन माना जाये। आठ कर्मों 
के जो उत्तर भेद है उनमें भी योग को देने वाला कर्म नहीं है। 

ऐसी स्थिति में विचारणीय है कि योग क्या चीज है जो कर्मों को खीचने वाला है। 
'आसमन्तात्‌ आदत्तो इति आस्रव” ऐसी कौन सी शक्ति है जो चारों ओर से आत्मा के 
प्रदेशों के साथ कर्म वर्गणाओ को लाकर रख देती है। तो वह शक्ति कोई और नहीं 
बल्कि योग है और वह योग किसी कर्म की देन नहीं है। बह न तो क्षयिक भाव मैं 
आता है न क्षायोपशमिक भाव में आता है! और न ही औदयिक भाव में आता है किन्तु 
योग को आचार्यों ने पारिणामिक भाव में रखा है। 

आपके मन में जिज्ञासा होगी कि अब तक हमने पारिणामिक भाव तो तीन ही सुने 
ये, यह चौथा कहाँ से आ गया। क्या आपका कीई अलग ग्रंथ है महाराज ' तो भाई 
मेरा कोई अलग ग्रंथ नहीं है। किन्तु निर्ग्र्थ आचायों का उपासक मैं निर्ग्रन्य अवश्य 
हूँ। निर्ग्नन्यों की उपासना से इस चीज की उपलब्धि संभव है। आप धवला जी ग्रंथ देखें 
तो मालूम पड़ जायेगा कि योग फरिणामिक भाव में स्वीकृत है। यह आत्मा का हीं इक 
मनचलापन या वैभाविक स्थिति है। जो कर्मों को खीचता है फिर चाहे कर्म शुभ हो या 
अशुभ हों। ; 

अशुभयोग जब तक रहता है तब तक अशुभ प्रकृतियों का आस्व हीता' है और 
शुभ वोग होने पर शुभ प्रकृतियों का आश्रव होता है। लेकिम योग जब तक रहेगा वब 
तक आंध्र करायेया ही। योग कर्म की देन नहीं है यह अदुभुत बात सामने आंबी। 


श्र सम खण्द/ ४ 


इससे आत्मा की स्वतत्र सत्ता का भान होता है कि जब आत्मा ही आश्रव कराता है जो 
आत्मा उस आम्व को रोक भी सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति आम्नव को रोकना चाहे 
और यह कहकर बैठ जाये कि कर्मों का उदय है क्या करूँ? तो उसे अभी करणानुयोग 
का ज्ञान नहीं है यही कहना होगा। 

धवलाकार वीरसेन स्वामी ने कहा है कि यह योग पारिणामिक भाव है पर ध्यान 
रखना आत्मा का पारिणामिक भाव होते हुए भी आत्मा के साथ इसका जैकालिक 
संबध नहीं है। कई पारिणामिक भाव ऐसे हैं जिनका संबंध आत्मा के साथ त्रैकालिक 
नहीं होता। जैसे अग्नि है और अग्नि मे धुआं है। धुआ अलग किसी चीज से निकलता 
हो ऐसी बात नहीं है धुआ अग्नि से निकलता है और वह अग्नि अशुद्ध अग्नि कहलाती 
है। यदि अग्नि एक बार शुद्ध बन जावे तो फिर धुआं नहीं निकलता। निर्धूम अग्नि 
का प्रकरण न्याय ग्रथो मे पाया जाता है। न्याय ग्रन्थों में ऐसी व्याप्ति मानी गयी है कि 
यत्र-यत्र धूमः तत्र तत्र वहि अस्ति एव- जहाँ जहाँ धुआँ है वहाँ-वहोँ नियम से अग्नि 
है। लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ घुआँ हो यह नियम नहीं है। क्योंकि निर्धूम अग्नि 
धुआ रहित होती है। 

जिस प्रकार निर्धुम अग्नि स्वाभाविक अग्नि है और सधूम अग्नि वैभाविक अग्नि 
है इसी प्रकार आत्मा के अदर कुछ ऐसे परिणाम हैं जो वैभाविक हैं और कर्म की अपेक्षा 
नहीं रखते और कुछ ऐसे भी है जो स्वाभाविक हैं वे भी कर्म की अपेक्षा नहीं रखते। 
योग आत्मा की वैभाविक परिणति है। जिसके माध्यम से आत्मा के एक-एक प्रदेश पर 
अनंतानंत कर्म-रेणु आकर चिपक रहे हैं। 

अब इसके उपरान्त हम आगे बढ़ते हैं चिन्तन करते हैं कि जब योग है तो इससे 
मात्र कर्म आने चाहिये शुभ और अशुभ का भेद नहीं होना चाहिये। आचार्य उमास्वामी 
ने तो शुभ और अशुभ दोनो का व्याख्यान किया है ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते है 
कि अशुभ का आस्रव कषाय के साथ होता है। जिसे साम्परायिक आम्रव कहते हैं। 
“साम्पराय: कबायः तेन साकम्‌ आसवति यत्‌ कर्म तत्‌ साग्परायिक कर्मइति कथ्यते' - 
जो योग कषाय के साथ सबंध को प्राप्त हो चुका है अर्थात्‌ कषाय के साथ जो योग 
है उसके माध्यम से अशुभ का आस्रव होता है। कषाय से रहित योग के साथ मात्र शुभ 
का आम्रव होता है। साता वेदनीय का एक मात्र आस्रव होता है। इसका अर्थ हो गया 
कि कषाय के साथ जब तक योग रहेगा तब तक वह अशुभ कर्मों को अवश्य लायेगा 
आप उसे रोक नहीं सकते। 

यहाँ आप लोगों की दृष्टि मात्र कर्म की ओर न ले जाकर परिणामों की ओर इसलिए 
ले जा रहा हूँ क्योंकि कर्मों के बारे में बहुत कुछ व्याख्यान हो चुके हैं। सम्यग्दर्शन फिर 


समग्र खण्द/ ४ ' १२३ 


भी प्राप्त नहीं ही पा रहा है। बड़े-बड़े विद्वान आकर पूछते हैं कि महाराज ! सम्ध*दर्शन 
कैसे प्राप्त किया जाएं। अब उनके लिए यह तो कहना मुश्किल हो गया कि समयसारजी 
पढ़ो। क्योंकि समयसार तो सभी ने रट रक्खा है। समयसार पढ़ते हुए भी सम्यन्दर्शन 
के लिए कह रहे हैं तो इसके लिए कोई रास्ता तो मुझे बताना ही होगा। हम तो निर्ग्रन् 
परिषद्‌ से संबंध रखते हैं और आप सग्रन्यं परिषद्‌ के सदस्य हैं इसलिए आपके समाने 
बोलते-बोलते सकुचा रहा हूँ। सग्रन्थ के साथ निर्ग्रन्थ की क्या वार्ता ! कैसी वार्ता ! तौ 
आगम को सामने रखकर सारी बात कह रहा हूँ। 

कषाय के साथ जो योग है उसी का आचार्यों ने एक दूसरा नाम रखा है लेश्या। 
कषाय से अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति है, वह है लेश्या। वह लेश्या अर्थात्ति योग की 
प्रवृत्ति जब तक कषाय के साथ है तब तक वह अशुभ कर्मों का आस्रव कराने में कारण 
बन जाती है कोई भी कर्म किसी भी आख़ब के लिए कारण नहीं है किन्तु कघाय जो 
कि आत्मा की ही परिणति है जो कि उपयोग की उयल-पुथल है वही आंख्रब का कारण 
है। उपयोग की व्यग्रता-कषाय और योग की व्यग्रता-लेश्या। 

आम्नव संसार का मार्ग कहलाता है क्योंकि जब तक आखम्रव होगा तब तक कर्म 
रहेगे और कर्म रहेगे तो उनका फल मिलेगा, यही परतंत्रता है। इसी परतत्रता से शरीर 
मिलता है, शरीर मिलेगा तो इन्द्रियाँ मिलेंगी, इन्द्रियाँ मिलेंगी तो विषयो का ग्रहण होगा 
जिससे कषाय जाग्रत होगी। इस प्रकार यह श्रृंखला चलती है। आशय यह हुआ कि 
कषाय के साथ जो योग की प्रवृत्ति है वही अशुभ कर्मों के आस्रव के लिए कारण है। 

आचार्य उमास्वामी ने तलार्थ सूत्र के आठवे अध्याय में आम्नव द्वारों के बारें में 
जो बध के कारण हैं उनका उल्लेख किया है- 'मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद कषाय योगा 
बध हेतव | यहाँ योग को अन्त में लिया है और सर्वप्रथम रखा है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व 
को बध का कारण माना है पर यह समझने की बात है। 

मिथ्यात्व न कषाय में आता है न योग में आता है। जबकि योग और कषाय के 
माध्यम से आम्रव मार्ग और बंध मार्ग चलता है। अपने को कषाय और योगों को संभालने 
की आवश्यकता है। आम्रव को यदि रोकना चाहते हो, आख्रव से यदि बचना चाहते 
हो, तो मिथ्याल की ओर मत देखो, वह अपने आप चला जायेगा। वह कुछ नहीं कर 
रहा है अकिचित्कर है आस्रव और बंध के मार्ग में ध्यान रखना। कुछ भी काम नहीं 
कर रहा यह सुनकर आप चौंक न जायें इसलिए मुझे कहना पड़ा कि आश्रव और 
बंध के मार्ग में कुछ भी नहीं कर रहा है। 

हमें आद्नव और बंध को हटाना है मिथ्याल अपने आप हट जायेगा। हाथ जोडकर 
चला जायेगा। उसको भेजने का ढंग अलग है। उसे सुनो, जानो और पहचानी। उसको 


श्र समग्र ख़ण्छ/४ 


हटाना है तो पहले उसको जानो कि वह करता क्या है। आन्रव और बंध के मार्ग में 
कुछ भी नहीं करता। यदि आसव और बंध के मार्ग में मिथ्यात्व प्रकृति को अक्िंचित्कर 
कड् दिया जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह चिन्तन करने पर मालूम पड़ेगा। श्रद्धान 
बंनाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। एक-एक चीज मौलिक है सुनें, श्रवण करें और यदि 
आगम के विरुद्ध लगे तो बतायें बड़ी खुशी की बात झेगी, मैं जानने के लिए तैयार 
हूँ पर एक चिन्तन आप के सामने रख रहा हूँ। 

मिथ्यात्व कुछ नहीं करता यह मैं नहीं कह रहा हूँ परन्तु आस्रव और बंध के क्षेत्र 
में कुछ नहीं करता, यह कह रहा हूँ। यह शब्द देख लो आप यदि भूल भी जावेंगे तो 
यह टेपरिकार्डर पास में है ही आपका। यह प्रतिनिधित्व करेगा, यह शब्दों को पकड़ 
रह है। 

मिथ्याल को बध का हेतु माना है और मिथ्याल प्रकृति के माध्यम से सोलह प्रकृतियों 
का आस्रव होता है। सोलह प्रकृतियों का आम्रव मिथ्यात्व के साथ ही होगा ऐसा आगम 
का उल्लेख है। तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा इसलिए मिथ्यात्व ने ही किया, सोलह 
प्रकृत्तियो का आम्रव। ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो आमस्रव का माध्यम 
योग है। योग मिथ्यात्व से अलग चीज हैं। मिथ्यात्व के साथ ही योग रहता है यह नियम 
भी नहीं है क्योकि यदि मिथ्थात्व के साथ योग रहेगा तो चतुर्थ आदि गुणस्थानो मे जहाँ 
मिथ्यात्व नहीं है वहाँ योग का अभाव मानना पडेगा, जबकि योग तो तेरहवें गुणस्थान 
के अन्तिम समय तक बना रहता है। इसलिये योग के साथ मिथ्याल् की अन्वय या 
व्याप्ति नहीं है। अतः मिथ्यात्व के आस्रव के लिए भी मिथ्यात्व का उदय मात्र कारण 
नहीं है। मिथ्यात्व का उदय भी मिथ्यात्व काआस्रव नहीं कस सकता। आम्नव कराने वाले 
शक्ति तो अलग है जो आत्मा की वैभाविक परिणति है उपयोग का एक विपरीत परिणमन 
है। वह कषाय है। 

मिथ्यात्व संबंधी जो सोलह प्रकृतियों का आश्नव होता है उनका आम्रव कराने बाला 
कौन है? तो यही कहा जायेगा कि जो अनन्तानुबधी कषाय के साथ योग का परिणमन 
हो रहा है वह मिथ्यात्व सबंधी सोलह प्रकृतियों का आस्रव करा रहा है। इसके साथ-साथ, 
अनन्तानुबधी की जो पच्चीस प्रकृतिया हैं उनका भी वह आतम्रव करायेगा। 
अनन्तानुबंधी का जिस समय अभाव होगा और यदि मिथ्यात्व का उदय भी रहा आता 
हैतो वहा पर न अनन्तानुबंधी संबंधी पच्चीस प्रकृतियों का आस्रव होता है और न ही 
मिथ्यात्व सबंधी सोलह प्रकृतियों का ही आम्रव होता है क्योंकि कषाय से अनुरंजितयोग 
प्रवृत्ति ही आस्रव का कारण है जिसका अभाव है। 

मिथ्यात्व की गिनती न ही योग की कोटि मे आई है और न ही कषाय की कोटि 


सा सप्क/ ४ | है 22.4 


में मिथ्यात्त को रखा गया है। मिथ्यात्न दर्शनमोहनीय संबंधी ढे और कषाय 
चारित्र-मोहनीय संबंधी है यही अन्तर है। और योग को पारिणामिक भाव माना गया 
है। इस तरह मिथ्याल की गिनती योग में भी नहीं है। बंघुओ !मिय्याल से डंरो मत, 
डरने से वह भागेगा नहीं। तरीका यही है कि आपत्तिकाल लगा दो। आपत्तिकाल चौथा 
काल है इसका संबंध न भूत से है, न भविष्य से और न ही वर्तमान से है। यह काल 
अदभुत काल है चतुर्थ काल की तरह। जैसे चतुर्थकाल कर्मों को हटाने के लिए, मुक्ति 
प्राप्त कराने के लिए कारण बनता है ऐसा ही यह काल है। मिथ्याल्व के लिए आपत्तिकाल 
यही है कि अनन्तानुबंधी कषाय के साथ रहने वाली जो लेश्या है उसे हटा देना। लेश्या 
मे बदलाहट तीव्रता और मंदता के रूप में होती है। जिस समय हम कषाय को मंद 
बना लेते हैं उस समय लेश्या शुभ होती है और शुभ लेश्या होते ही अशुभासव को 
धक्का लगना प्रारभ हो जाता है। शुभ लेश्या आत्मा की ही एक अनन्य परिणति है। 
आला के पुरुषार्थ का एक फल है। उसे शुभ और अशुभ रूप हम अपने पुरुषार्थ के 
द्वारा कर सकते हैं। चूकि सोलह प्रकृतियों का आस्रव जो प्रथम गुणस्थान तक ही होता 
है वह अनन्तानुबंधी के साथ होता है किन्तु वहाँ मिथ्यात्व का उदय भी रहना आवश्यक 
है, रहता ही है इसलिए सूत्र मे मिथ्यात्व को पहले रक्खा है। साथ ही अनन्तानुबंधी 
को भी जोड़ दिया है। आप सूत्र को पढ़ें और चिन्तन करें तो अपने आप ही ध्वनि निकलेगी। 
वहाँ मिथ्यात्व के उपरान्त दूसरा अविरति का नग्बर है। 

अविरति का अर्थ है असंयम। असंयम तीन तरह का होता है-- ऐसा राजवार्तिक 
मे आया है। असयमस्य त्रिधा, अनन्तानुबंधी अग्रत्याख्यान प्रत्याख्यानोदयत्यात। 
अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के उदय मे जो असंयम होता है वह असंयम 
अलग-अलग प्रकार का है। अनन्तानुबध जन्य असंयम अलग है और अप्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान जन्य असंयम अलग है। 

तो मिथ्याल प्रकृति के जाने के साथ मिथ्यात्व तो जावेगा ही साथ ही साथ 
अनन्तानुबंधी उससे पहले जायेगी। इसलिए मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी ये आस्रव करे 
द्वार चले गये दोनों मिलकर के। इसके उपरान्त अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जन्य 
अविरति जब दोनों चले जायेंगे तो अविरति समाप्त हो जायगी इसके उपसन्त प्रमाद 
को स्थान मिला है वह संज्वलन कषाय के तीब्रोदय से संबंध रखता है। इसके बाद कषाय 
का स्थान है जो मात्र संज्वलन की मंदता की अपेक्षा है और अत में योग को स्थान 
दिया जो आत्मा का अशुद्ध पारिणामिक भाव है। उस योग का अभाव, जब तक “योग' 
(ध्यान) धारण नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इस तरह यह बंध के हेतु गुणस्थान क्रम 
से रखे गये। 


१२६ समग्र खण्ड/ ४ 


मिथ्यात्व सहित जी सोलह प्रकृतियों का आस़व और अनन्तानुबंधी जन्य पच्चीस 
प्रकृतियों का आश्रव होता है ऐसा इकतालीस प्रकृतियों का आस़व यह कषाय की देन 
है। कधाय के साथ जो योग है उसकी भी देन है। इस कषाय को हटायेंगे तो मिथ्यात्व 
संबधी सोलह और अनन्तानुबधी संबधी पच्चीस प्रकृतियाँ सारी की सारी चली जायेंगी। 
इसलिए सम्यग्दर्शन प्राप्त करतें समय की भूमिका में यह जीव जब 
करणलब्धि के सम्मुख हो जाता है और करणलब्धि मे भी जिस समय अनिवृत्तिकरण 
का काल आता है उस समय मिथ्यात्व संबंधी सोलह प्रकृतियों के बध का निषेध किया 
है। इससे ध्वनि निकलती है कि मिथ्यात्व का उदय सोलह प्रकृति का आखव कराने में 
समर्थ नहीं है। अतः आस्रव और बध के क्षेत्र में वह अकिचित्कर है यह सिद्ध हो जाता 
है। 

मिध्यात्व क्या काम करता है यह पूछो तो ध्यान रखो उसका भी बड़ा अद्भुत कार्य 
है। मिध्यात्व जब तक उदय में रहेगा तब तक उस जीव का ज्ञान, अज्ञान ही कहलायेगा। 
वह जीव जब अनिवृत्तिकरण के बाद अन्तरकरण कर लेता है और दर्शन मोहनीय के 
तीन टुकडे करके मिथ्यात्व का उपशम या क्षयोपशम करके औपशमिक या क्षायोपशमिक 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर लेता है या जब क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करते समय मिथ्यात्व 
का क्षय करता है उस प्रसंग में भी अनन्तानुबधी का क्षय या उपशम पहले बताया है। 
सम्यग्दर्शन के साथ अनन्तानुबधी का उदय नियम रूप से नहीं रहता लेकिन दर्शन मोहनीय 
की प्रकृति का उदय रह सकता है। दर्शन मोहनीय की सम्यक्त्व प्रकृति के उदय मे भी 
सम्यग्दर्शन रह सकता है लेकिन चारित्र मोहनीय की अनन्तानुबधी संबधी एक कषाय 
का भी उदय हो तो ध्यान रखना सम्यग्दर्शन वहाँ नहीं रहेगा। 

सम्यग्दर्शन के खिलाफ जितना अनन्तानुबंधी कषाय है उतना दर्शन-मोहनीय भी 
नहीं। ऐसा सिद्ध हो जाता है। इसलिए आस्रव और बंध के क्षेत्र में जो मिथ्यात्व को 
हौआ (भय) बना रखा है और जिससे डरा रहे हैं वह हौआ नहीं है वह आस्रव और 
बंध के क्षेत्र में अकिचित्कर है। जो कुछ भी आम्रव के कारण है वह है-- “आतम के 
अहित विषय कषाय इनमे मेरी परिणति न जाये। 

यदि मिथ्याल को हटाना चाहते हैं आप लोग और विषय-कषायों में आपकी प्रवृत्ति 
होती जायेगी तो कभी भी मिध्यांल को आप हटा नहीं सकेंगे। मिथ्यात्व को बुलाने वाला 
बड़ा बाबा अनन्तानुबधी कषाय है। एक दृष्टि से कहना चाहिये मिथ्यात्र पुत्र रूप में 
है और अनन्तानुबंधी कषाय पिता की तरह है या कहो पित्ता का भी पिता है। क्योंकि 
मिथ्यात्व का आम्रव कराना, उसे निमत्रण देना, उसे जगह देना यहं जो भी कार्य है सभी 
अनन्तानुबधी कषाय के सद्भाव में होते हैं। जब तक अनन्तानुबंधी कषाय का उदय 


हि ५... ,, मकश 

खेश तब तक मिथ्योत्त ,इलहाइटेड (आमंत्रित) रहेगा। सिव्यातक काउडार 
अनन्तानुबंधी है। 

अनन्त मिथ्याल यदनुबध्नाति स अनन्तानुबंधी- मिथ्यात्ष छप्ती अनन्त को 
बांधने वाला यदि कोई है तो वह है अनन्तानुबंधी। जो व्यक्ति मिध्याल को क्रषाथ की 
कोटि में रखकर मिथ्यात्व को हटाने का चिन्तन करता है वह मानो आवागमन के लिए 
सामने का दरबाजा तो बंद कर रहा है किन्तु पीछे का दरवाजा खुला श्र है। 
अनन्तानुबंधी अनुरंजित योग, यह मिथ्याल के लिए कारण है। इसलिए अनस्तामुबंधी 
का उदय समाप्त होते ही तत्व चिन्तन की घारा और मिव्यात्थ के ऊपर घन परकने अर्थात्‌ 
उसे हटाने की शक्ति आत्मा मे जागृत होती है। जिस समय दर्शन मोहमीय के तीन खण्ड 
करते है उस समय खण्ड करने की जो शक्ति उद्भूत होती है वह अनस्तानुबंधी-के उदय 
के अभाव मे होती है। अनन्तानुबंधी का उदय जब तक चलता है तब तक शक्ति होते 
हुए भी जीव, मिथ्यात्व को चूर-चूर महीं कर पाता। जैसे ही अनन्तानुबधी समाप्त होता 
हे मिथ्यात्व कह देता है कि तो में भी जा रहा हूँ। मिथ्याल इतना कमजोर है। मिशथ्यात् 
के उदय में भी तत्त्वा्विन्तन की धारा चलती रहती है इकतालीस प्रकृतियो का आव्रव 
रुक जाता है, यह बात संवर तत्त्व का प्रसंग आने पर बता दूँगा। 

यह सब आत्म-पुरुषार्थ की बात है उपयोग को केद्रीभूत करने की बात है। योग 
को शुभ के ढाचे में ढालने की प्रक्रिया है। यह पुरुषार्थ आत्मायत्त है, कर्मायत्त नहीं 
है इसीलिए धवला मे कह दिया कि अर्थ पुद्गल परिवर्तन काल हम अपने पुरुषार्थ के 
बल पर कर सकते हैं। कथचित्‌ अर्ध युद्गल परिवर्तन काल की देखकर सम्यन्दर्शन 
को प्राप्त करने की योग्यता बतायी गई है आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा। 

इससे सिद्ध होता है कि आत्मा स्वतत्र है, पर भूला है, भटका है, उसे सुलझाने 
और सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। आत्र पुरुषार्थ के द्वारा इकतालीस प्रकृतियों 
का जो आश्रयदाता है अनन्तानुबंधी वह ज्यों ही चला जाता है त्यों ही सम्यग्दर्शन आ 
जाता है। क्योकि बाधक कारणाभावात्‌, साधक कारण सद्भावात्‌-- ऐसा न्याय है कि 
बाधक कारण के अभाव हो जाने पर या साधक कारण के सद्भाव में ाध्य की सिद्धि 
होती है। इसलिए सम्यग्दर्शन, अनन्तगमुबध्ी कंग्राय के जाते ही आयेगा अवश्य जागेगा। 
पुतःकहना चाहूँगा कि अनन्तानुबंधी सर्वप्रथक जाती है। कषाय में अगर कोई बजा आजा: 
है तो वह है अनस्तानुबंधी। मिथ्यात्व आख्व और बंध के क्षेत्र ते अकिचिंतका है! 
नोट कर लेना। 0: 

ज़ब इस तरह आधव-सत्व का वास्तविक झान होता है तब हम आइकव से कद 
भी सकते हैं। कहा गया है कि/बरिन जाने ते दोष घुरुत को कीसे तलजियगाहिय | 










भ्र्स्द सम जणा/ ४ 


का ज्ञान और दौष का ज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक तो किसी भी प्रकार से हम 
दोषों से बच नहीं सकते। मोक्षमार्ग में हमारे लिए गुण जो है वह संबर है और दोष 
' जो है बह है आखव। 

मिथ्यात्व के उपशन्त जो आमस्रव का कारण है वह है अविरति। वह अविरति 
अप्रत्याख्यान संबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी शेष है। इसकी मिटाने का भी वही उपाय 
है पुरुषार्थ है जो आत्मा को आत्मा की ओर केद्धित करके विषय-कषायों से बचाने रूप 
है। इसके उपरान्त आता है प्रमाद यानी संज्वलन कषाय का तीव्रोदय। आत्मा जब अपने 
आप के प्रति अनुत्सुक हो जाता है तो प्रमाद कहलाता है। अब आती है कषाय। इसका 
आशय संज्वलन की मदता से है। कषाय तीव्र तब कहलाती है जब एक दृष्टि से हम 
लोग कषाय के उदय मे अपनी जागृति खो देते है। 

कषायोदयात्‌ तीघ्र परिणामः चारित्र मोहस्य- इसमें व्याख्यायित किया गया है कि 
तीव्र परिणाम ही कषाय नहीं, कषाय का तो उदय है, तीव्र परिणाम हम कर लेते हैं 
क्योंकि यदि चारित्र मोह आत्मा में कषाय के परिणाम पैदा करता रहे तो आत्मा के 
लिए, पुरुषार्थ करने हेतु जगह ही नहीं है। तो आत्मा इतना परतंत्र नहीं है वह स्वत्तत्र 
है। निमित्त-मैमित्तिक संबध की अपेक्षा यह कथन है। प्रमाद के उपरान्त कषाय आती 
है तो वह संज्यलन के मंदौदय सबधी है उसको भी पुरुषार्थ से हटा देते हैं समाप्त कर 
सकते हैं। अब आती है योग की बात उसे समझें। 

पुण्य और पाप की बात बार-बार हम करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ त्तक पहुँचने 
पर पाप का आम्नव तो रुक जाता है क्योंकि शुभ: पुण्याशुभ: पापस्था यह पाप का 
आम्रव रुका क्यों? अपने आप रुक गया क्या? नहीं। जो योग अशुभ हो रहा था उसको' 
शुभ बनाया हमने, तो किसके माध्यम से बनाया। अपने आप तो हुआ नहीं। सयम के 
माध्यम से पाप के आस्रव को रोका जाता है। सयम के बिना पाप को रोका ही नहीं 
जा सकता इसलिए सयम आम्नव कराने वाला है ऐसा एकान्त नहीं है। संयम के साथ 
यदि आत्मा की परिणति सयममयी नहीं है तो उस समय वह शुभ का आश्वव कराता 
है लेकिन संयम के माध्यम से केवल शुभ का आम्रव होता है ऐसा भी नहीं है। 

कषाय के चले जाने के बाद जो योग शेष रहा उसमें ईर्यापथ आस्रव, केवल पुण्य 
का आख्व होता है। कोई नहीं भी चाहो तो भी होता है। जबरदस्ती जैसे कोई लाटरी' 
का रुपया लाकर सामने रख दे तो हम क्या ऐसा कहैंगे कि नहीं चाहिए। तब कहा 
जाय कि आपके बिना तो कोई इसका पात्र ही नहीं है आपको लेना ही होगां। ऐसा नहीं 
है कि रखमा चाहों ती रख लो अन्यथा नहीं। यह ऐसा पुष्य का आस्रव है कि रखना 
ही पड़ेगा। केवल योग मांत्र रहने पर तो पुण्य का आज्नव होगा, अचश्य होगा। उसको 


समंध सार: ४ , १२६ 
कीई रीकनहीं सकेगा! जब जब तक योग रहेगा तेरहंवें गुर्णस्थान के अंतिम समय तिके 
तो वह पुण्य का आम्रव करायेगा। | 

यह योग किसी कर्म की देन नहीं है। यह पहले ही कह जा चुका है। क्योंकि 
चांयें घातिया कंम निकल गये फिर भी संयोग केवली है, योग ज्यीं का त्थों बना हुआ 
है। और शुभ का आम्रव निरन्तर हो रहा है। अब योग से होने वाले आखव को रोकैमा 
है। केवली भगवान जानते हैं कि जब तक आज्रव द्वार रुकता महीं तब तक मुझे मुक्ति 
नहीं, तो उन्हें भी संवर करना होगा। कर्म का सँवर नहीं करते बहाँ। वह तो योग का 
निसेध कर देते हैं। उस योग का निरोध कर देते हैं जों आत्मा का अशुद्ध पारिणामिक 
भाव है। उसी से कर्म का आसव होता है कषाय के साथ यदि योग है ती अशुभ का 
आम्रव होता है और कषाय रहित योग रहता है तो केवल शुभ कर्म का आख्रव होगा। 
इसलिए यदि आप पुण्य से बचना चाहते हो तो संयम से मत बंचो बल्कि योग से बचो। 
योग से बचने का, योग निरोध करने का उपाय है तृतीय शुक्ल ध्यान! तृतीय शुक्ल 
ध्यान के बिना योग, निरोध को प्राप्त नहीं होता और जब तक उसका निग्रह नहीं होगा 
तब तक शुभ का आस्रव होगा। इसलिए आचार्यो ने कहा है कि पुण्य से मल डरो किन्तु 
उसके फल मे समता भाव रखो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह्म है कि पुनातिं आत्मा 
इति पुण्यम्‌। 

आत्मा को पवित्र कराने वाली सामग्री या रसायन यदि विश्व में कोई है तो वह 
आत्मा के पास जो शुभ योग है वह है और वही पुण्य है। उस पुण्य के माध्यम से 
ही कैवल-ज्ञान की प्राप्ति होती है लेकिन केवल पुण्य ही होना चाहिये यह भी ध्यान 
रखना। केवल-ज्ञान जिस प्रकार है उसी तरह केवल पुण्य, जिस समय आत्मा को प्राप्त 
होगा उस समय अन्तर्मुहूर्त के उपरान्त आप केवलज्ञानी बन जाओगे। 

यथाख्यात चारित्र जिस समय जीवन में आ जाता हैं त्यों ही पुण्य का ही मात्र 
आम्रव होता है और पुण्य मात्र का आम्रव हो तो अन्तर्मुहर्त के लिए पर्याप्त है आत्मा 
को केवलज्ञान प्राप्त कराने में। यह प्रसंग दसवें गुणश्थान तक नहीं आ सकता केवल 
पुण्य का आस्रव दसवें गुण स्थान तक नहीं होता दसवें गुणस्थांम के बाद होता है अब 
इसके उपरान्त मात्र पृष्य जो है चश्ले उस आत्मा की पाप से बचा सकता है किन्तु पुण्य 
को हटाने वाला कौन? बुष्य कै फल को हटाने बाला तो संयम है। संयम पुण्य की नहीं 
हल सकता। | कि 

आचार्यों ने पंचेद्धिय के विषय को विष्ठों कहा है पुष्य को नहीं कहा। यदि पुर्ण्य 
की विष्ठा कह दें ती केवली भगवान भी उससे लिप्त हो जायेंगे और यह तो आंगंम की 
उवर्णवाद है, अवज्ञों है। हाँ, पुण्य की जो इच्छा करता है बंह इच्छा है विध्ता पुंण्य 


न 


१३० सफर खा? 


विष्ठा नहीं है। सबसे ज्यादा पुण्य का आश्रव होता है तो यकषाख्यात चारित्र के उपसन्‍्त, 
. जो कैक्ली भगवान हैं उनको होता है किन्तु निरीह वृत्ति झैने के क्रारण उसमें रचते पचते 

नहीं हैं, रमते नहीं हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना पुष्य प्राप्त 
कर ले। तृतीय शुक्ल ध्यान का प्रयोग करके तब बे केवली भगवान शुभ का आश्चव 
रोक देते हैं। आत्मा से जिस समय योग का निग्रह होता है तो पुण्य का आस्रव भी बद 
हो जाता है। और ज्यों ही आम्रव होना रुक जाता है चौदहवें गुणत्थान में छलांग लगाते 
है वहाँ भी रुकते नहीं हैं सिद्धल प्राप्त कर लेते हैं। योग निसेध के उपरान्त संसार की 
स्थिति मात्र अ, इ, उ, क्र, इन पंच लघु स्वर अक्षरों के उच्चारण प्रमाण काल शेष रह 
जाती है और वह मुक्ति के भाजन हो जाते हैं। 

चौदहवे गुणस्थान में चार अधातिया कर्म शेष है और उनमे साता वेदनीय भी है 
असाता वेदनीय भी है ऐसा आचार्य कहते हैं। इससे यह फलित हुआ कि वे चारों कर्म 
उदय को प्राप्त होते हुए भी काम नहीं कर रहे क्योकि काम करने वाला जो योग था 
वह चला गया। अब इन चारो कर्मों की निर्जरा के लिए चौथा शुक्ल ध्यान वे अपना 
लेते है। इस तरह योग जो है वह अन्त मे जाता है और केवल पुण्य का ही आम्रव 
कराता है। 

इससे यह फलित होता है कि पहले पाप के आम्रव से बचना चाहिये क्योंकि पहले 
साम्परायिक आमस्रव ही रुकेगा उसके पश्चात्‌ ईर्यापथ आश्व जो मात्र पुण्य का आसव 
है वह रुकेगा। तो पहले का काम पहले करना चाहिये, बाद का काम बाद में। सौंफ 
इत्यादि आप पहले खा लो बाद में रोटी खाओ तो आपको पागल ही कहेंगे लोग। इसलिए 
भइया ! पहले पाप से तो निवृत्त हो और पाप से निवृत्त होने के लिए, पाप के आस्व 
को रोकने वाला है संयम, उसे अगीकार करो। तदुपसन्त पुण्य के आख्व को रोकने वाला, 
योग का निग्रह करने वाला तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान आयेगा। यही संक्षेप में समझना 
चाहिये। 

आम्नव-द्वार पाँच है किन्तु पाँच मे भी मिथ्यात्न के साथ अनन्तानुबधी को रख रक्खा 
है। अविरति, अनन्तानुबंधी के अभाव में भी रहती है इसलिए अविरति से 
अनन्तानुबंधी का संबंध यहाँ विवक्षित नहीं है यद्यपि अनन्तानुबंधी के साथ भी अविरत्ति 
रह सकती है, रहती भी है। पर मिथ्यात्त के साथ अनन्तानुबंधी पहले जाती है फिर 
बाद मे मिथ्यात्व जाता है इसलिए जो पहले जाता है उसे पहले भेजना चाहिये और 
बाद में जाने वाले की फ्रिकर करने की आवश्यकता नहीं है। विषयों में जो बार-बार 
झंपापात लेता है अनन्तानुबंधी का स्थूल प्रतीक है। स्थूल है सुक्ष्म नहीं। 'बह्चरमभ परिय्रह्स 
नारक़स्यायुब:” यह नरकायु का आस्रव भी अनन्तानुबंधी के माध्यम से ही अन सकता 


५ । !.. ., जस्र 
है। क्योकि नरक गति का बंध अनन्तानुबंधी के साथ ही होता है। ईत॑ना ही नहीं।* 
परातममिंदा प्रशंसा सदतदूगुणोच्छादनीदभावेन थ नीचैगत्रित्य। ' ” नीचे भोज को बंध भी 
अनस्तानुबंधी के साथ होंता है। यहाँ मैशा आशध यह है कि जौ व्यक्ति सम्वर्दर्शन की 
प्राप्त करने के लिए आया है उसें यह जानना भी आवश्यक है कि पर की निंदा और 
अपनी आज प्रशंसा अति पर के गुणों को ढकना और अपनी आला में नहीं होते हुए 
गुणों को भी प्रकट करना इत्यादि जी कार्य हैं ये नीच गोज के कारण हैं। 

नीच गोत्र का आत्रव कहाँ तक होता है तो जिसने सिद्धान्त देखा है। गोग्मटसार 
आदि, उन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि नीच गोत्र का द्वितीयंगुणस्थान तक ही 
आसचघ होता है। इसका अर्थ है अनन्तानुबंधी के माध्यम से ही इसकाआम्व होता हैं 
आजकल यह प्रायः यत्र तत्र देखने सुनने को मिले रहा है। आज उपदेश का प्रयोग 
भी इतना ही कर लेते है कि दूसरे को सुनाकर और उसके माध्यम से किसी दूसरे को 
नीचा दिखाने का उपक्रम रच लेते हैं। 

शास्त्र का प्रयोग/उपयोग अपने लिए है मात्र दूसरे को समझाने के लिए नहीं है। 
दूसरा यदि अपने साथ समझ जाता है तो बात अलग है किन्तु उसे बुला-बुलाकर आप 
उपदेश दोगे तो आगम में कुन्दकुन्द आचार्य ने कहा है कि यह जिनवाणी का एक दृष्टि 
से अनादर होगा। क्योकि वह रुचिपूर्वक सुनेगा नहीं अथवा सुनेगा भी तो उसका बह 
कुप्रयोग कर लेगा और तब सुनाने वाला भी दोष का पात्र बन जायेगा। 

बंधुओं ! पर की निन्दा करना सम्यःदर्शन की भूमिका में.बन नहीं सकता क्योंकि 
नीच गोत्र का बध जो होता है वह अनन्तानुबंधी के भावों के माध्यम से होता है जी 
मिथ्याल को बांधने वाली कधाय है। इसलिए यदि मिथ्यात्व को हंटाना चाहते हो तो 
मंद से मंदतर और मंदतर से मंदतम इस कषाय को बना दो। जंब त्विषय कषायों से 
बच जाओगे तब चिन्तन की धारा प्रवाहित होगी और तत्व चिन्तन की धारा से हम 
सम्यग्दर्शन रूपी सरोवर में अवगाहित हो सकते हैं। अपने आप को संमर्पित कर सकते 
हैं। शुद्ध बन सकते हैं, बुद्ध बन संकते हैं। लेकिन इस भूमिका के बिना कुछ भी नहीं 
बन सकते। जहाँ हैं वहीं पर रह जायेंगे, बातों-बातों तक, चर्चा तक ही बात रह जायेगी। 

यह सारी की सारी घटनाएं अंस्तर्धटनाएँ हैं ये बाहरी चीजें नहीं हैं। मोक्षमार्ग एक 
अमूर्त मार्ग है| जिसके ऊपर कोई चिल्ँ या पद, या' कोई निशान, कोई बोर्ड नहीं हों 
कोई किसी प्रकार के पत्थर माइल स्टोन हीं लगे है। यह त्तो एकमात्र श्रद्धा की विषय 
है और उसी श्रद्धा से अपने आप को कुछ बना सकते हैं आप उस अंडा को जांगत 
कर सकते हैं। भाई विधय-कषायों से आँख मीची और उन आँखों का प्रयोग अपने आत्म 
तत्त्व को जानने के लिए करो तो अपने लिए बहुत जल्दी सही रास्ता प्रशस्त ही सकता 


बेर समझ खोड/ 2 


है, अन्तमुहूर्त का काम्र है। 

अन्तर्मुहर्त में सम्यग्दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है और अन्तर्मुह्त में ही मुक्ति 
के भाजक भी हम बन सकते हैं। इस प्रकार आत्मा की एक प्रतिभा है, गरिमा है, महिमा 
है। उसे पहचानने की आवश्यकता है। क्‍यों व्यर्थ अनन्त संसार में भटकने का आप 
उपक्रम कर रहे हो। आप जब भी देखेंगे इस संसार मे अनन्त संसार मै मिथ्यादृष्टियों 
की सख्या अधिक रहेगी, सम्यग्दृष्टियों की संख्या सीमित ही रहेगी। इसलिए अपने आप 
के सम्पग्दर्शन को सुरक्षित रखना चाहते ही तो मिथ्यादर्शन के इस बाजार में से बचना 
चाहिये। 

जल्दी-जल्दी घर की तरफ से मन को मोड़कर अर्थात्‌ आ्रव से मुँह मोड़कर अपने 
आप की ओर आना ही मोक्षमार्ग है वही श्रेयस्कर है। बाह्य जितना भी है वह सब भवपद्धति 
है। ससार का मार्ग है। ससार का मार्ग मिथ्यादर्शन, भिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र है। 
उनके माध्यम से निरन्तर आस्रव ही होता है। अत' ससार मार्ग को छोड़कर सवर मार्ग 
पर आना चाहिये। जो आस्रव को नहीं जानेगा, आम्रव के कारणो को नहीं जानेगा, कौन 
से भावो से आम्रव होता है इसको नहीं जानेगा, वह रोकने का उपक्रम भी नहीं कर पायेगा 
और निदा का पात्र बना रहेगा। थक जायेगा उस उपक्रम से किन्तु कोई सिद्धि मिलने 
वाली नहीं है। 

आस्रव और बचध के क्षेत्र मे मिथ्यात्त अकिधघितक्कर है और मिथ्यात्व 
अनन्तानुबंधी के बाद जाने वाला है इसलिए मिथ्यात्व का आम्रव कराने वाली 
अनन्तानुबंधी कषाय है और उस अनन्तानुबधी कषाय को निकालने का उपक्रम यही 
है कि हमारी जो अशुभ लेश्या है उसको शुभ बना लें, शुभतम बना लें। शुभतम जब 
लेश्या बनेगी तो अनन्तानुबधी को धक्का लगेगा। अनन्तानुबधी चली जायेगी तो उसके 
माध्यम से होने वाले सारे के सारे आस्व रुक जायेंगे। मिथ्यात्व भी अपने आप हाथ 
जोड़कर चला जायेगा। 

मिथ्यात्व को हटाने का यह सही रास्ता है आगमानुकूल है। अन्य जो भी मार्ग हैं 
आप स्वय देखेंगे वे आगम से विपरीत होंगे। मिथ्याल को हटने के लिए यदि 
अनन्तानुबंधी कषाय को हटाये बिना सर्नप्रथम उसे ही (मिथ्यात्व को) हटाने का आग्रह 
करेगे तो भी हटा नहीं सकेंगे। अत: कषायों को मंद करना उसे हटाना यही सही मार्ग 
है आगम के अनुकूल मार्ग है। 

| आह] 


अगग् साण्ड/४ हे कर 


() बंध तत्व 


ससारी प्राणी की दशा अनादिकाल से दयनीय हुई है। यद्यपि यह संसार प्राणी सुख 
का इच्छुक है और दुख से डरता भी है किन्तु सुख्न को प्राप्त नहीं कर पा रह्म है और 
दु ख़ का बिछोह्ठ भी नहीं कर पा रहा है। इसमें एक कारण है। चूंकि सुख अनादिकाल 
से प्राप्त नहीं है और मात्र अनादिकाल से दुःख का अनुभव करने का स्वभाव सा बन 
गया हे, वास्तव में विभाव है, लेकिन एकदम स्वभाव के समान हो गया है इसलिए निरन्तर 
दु.ख के ही रेणु आते जा रहे है। 

आचार्य कहते हैं कि यह प्राणी प्रत्येक समय उसी दुःख की सामग्री को ही अपनाता 
जा रहा है। ओर सतत्‌ दु ख का अनुभव कर रहा है। जिस प्रकार आप लोग दुकानदारी 
में बेलेन्स को मजबूत रखकर दुकानदारी करते हैं उसी प्रकार यह संसारी प्राणी आप 
लोग वर्तमान म॑ दुख की सामग्री इकझ करने मे लगे हुए हैं। यूँ कहना चाहिये प्रत्पेक' 
ससारी प्राणी एक उद्योगपति हे और जैसे उद्योगपति कभी भी अपने को फ्रेल नहीं होने 
देता, बेलेन्स मजबूती बनाये रखता है इसी प्रकार कर्मबध्च के क्षेत्र में वह अपने कार्य 
को करने मे सजग है और सुचारू रूप से कार्य को संभाल रहा है और सुख की प्राप्ति 
और बंध की व्युक्छित्ति चाहते हुए भी स्वतंत्र झेते हुए भी बंधन का कार्य करता जा 
रहा है उसी बंध तत्व के बारे में आज आपको कुछ सुनाना है बताना है। 

बध से डरना, यह भव्य का कार्य है। भव््य कहते हैं होनहार को। जैसे आपके 
परिवार मे कई बच्चे झ्ते हैं लेकिन होनहार एकाध को ही आप कहते हैं। इसी तरह 
मोक्षमार्ग को अपनाने वाले होनहार कुछ प्राणी अलग होते हैं जो बंध से डरते हैं 
बंध से हरना इतना ही पर्याप्त नहीं हैं, बंध के कारणों से डरना यह भी परण आवश्यक 
है; मुक्ति की प्राप्ति के लिए दस पंद्रह वर्ष पूर्व की बात है एक पेड़ के नीजे बैठा था 
मैं, और देख रहा था उस आक के फूल को जो बहुत हल्का होता है और देखने में 
बहुत सुहावना होता है। रंग भी सफेद होता है उसका। एक बार यदि कोई बच्चा देख 
ते उसे, तो वह भी उस फूल के समान उड़कर उसको पकड़ने क्य प्रयास करता. है। 

मैं देख रह् या बड़ फूल दिना हवा केझोंक़े के भी उड़ता रहता है और ज्यादा 


् 


प््ढ सकते खण्ड 8 


हवा आ जाये तो संभाल नहीं पाता अपने आपको और नीचे आकर कोई गीली चीज 
मिल गयी कि बस वहीं चिपक जाता है। इसको कहते है संयोग। ज्यों ही वह चिपक 
' गया उंसका स्वभाव जी उड़ने का था वह समाप्त प्राय हो गया। थोड़े ही समय में कब 
वह पंखुरिया टूर गयीं कुछ पता नहीं। अब उसका अस्तित्व भी समझ पाना मुश्किल 
हो गया। 

एक बार आर्द्रता के साथ सयोग का यह परिणाम निकलता है तो बार-बार यह 
जीव रागद्वेष रूपी आर्द्रा का सयोग करता ही रहे तो क्या परिणाम होगा? आप ही 
सोचो। आप उर्ध्वगमन कर सकोगे जो आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार वह आक का 
फूल आर्द्रता के संयोग में आ गया और अपने उड़ने के स्वभाव को खो बैठा, उसी प्रकार 
यह आत्मा प्रत्येक समय, रागद्वेष की सगत में अपने उर्ध्वगमन स्वभाव को भूल गया 
है। और संयोग की सामग्री हर समय खरीदता ही जा रहा है आगे के लिए। बीजारोपण 
करता जा रहा है। 

जिस प्रकार कृषक फसल काटता है और सर्वप्रथम उसको खाने से पहले बीज की 
व्यवस्था कर लेता है उसी प्रकार आप भी एक कुशल कृषक के समान, कर्मों का फल 
भोगते भी जा रहे हैं और आगे बोने के लिए बीज (नये कर्म) की व्यवस्था भी कर रहे 
हैं। प्रय्येक समय नये कर्मो के साथ सयोग हो रहा है और संयोग का अर्थ है बध। 
समीचीन रूपेण योग" इति सयोग या ऐसा कहो कि समीचीन रूपेण आस्रवणाय इति 
सयोग। जहाँ संयोग होगा वहाँ आस्रव तो हो ही रहा है और आस्रव का अर्थ है योग। 
सयोग के उपरान्त यदि वहाँ आर्द्रता है चिकनाहट है रागद्वेष हैं तो बंध हो जाता है। 

अन्योन्य प्रदेशानुप्रवेशामकों बधा:। कयो"। कर्माल्मनो:। कर्म प्रदेशों का आल 
प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह हो जाना ही बंध है। कर्म और आत्मा का ऐसा संयोग होने 
के उपरान्त गठबंधन हो जांता है और वे एक दूसरे की स्थान दे देते हैं। दोनों के बीच 
बंधन हो जाता है एकमेकता हो जाती है यही बध है। 

दो के बिना बंध नहीं होता, यह ध्यान रखना। एक हाथ से ताली जिस प्रकार नहीं 
बज सकती उसी प्रकार बंध तत्त्व भी एक के बीच में नहीं हो सकता। सांसारिक जो 
विषय सामग्री है वह और उसका जो भोक्ता है आत्मा, ये दोनों संयोग होते ही बंध 
जाते हैं अब यह देखना है कि यह कैसा बंध हो जाता है? कैसा संबंध हो जाता है। 

एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें आप। स्कूल में एक बच्चा और बच्ची पढ़ते 
हैं बाल्यावस्था की बात है निर्विकार भाव से पढ़ रहे हैं और भाई-बहन के समान रह 
रहे हैं। फिर जब पढ़ते-पढ़ते बड़े हो जाते है तो अपने-अपने बच्चों के ऊपर माँ पिता 
का ध्यान जाता है और विचार उत्पन होते है कि अब ये बड़े ही गये, इनकी शादी 


समर शण्हे/ई ह शव 
कर देगी चाहिये। अब देख लॉ- वह लेंडकी की भी कह देती है अपने पति से। उसके 
साथ ही सांय लड़के की माँ है वह कहती है लड़का बंहा हों गया, बड़ नहीं लाअंगि 
क्यार 

दोनों बच्चे अभी ती बचपन में खेलते ये, कूदते थे, साथ-साथ उठते बैठते थे; तो 
माँ पिता ने सोचा प्रेम भाव भी परस्पर है। दीनों वैष्ठ भी हैं इन्हीं का 
संबंध जोड़ दिया जाये तो बहुत अच्छा है और दौनों का संबंध”विवाह लग्न हो जाता 
है। लग्म का अर्थ एक दूसरे से मिल जाना, संलग्न हो जामा ही 'समाचीम खपेण लग्नः 
संलग्न' दोनों समीचीन रूप से एक विचार में एक आचार में बंध गये। बंध गये का 
अर्थ कोई रस्सी आंदि से बांध दिया है ऐसा नहीं है। संबंध हो गया, पाणिग्रंहण हो गयी 
लेकिन दूरी दिखती है। दूरी होते हुए भी संबंध हो गया। 

पहले जो साथ-साथ खेलते कूदते थे, पढ़ते थे अब घूंघट आ गया उस बच्ची के। 
यह घूधट ही उस संबंध का प्रतीक हो गया। दोनों अलग-अलग हैं! प्रत्येक कार्य 
अलग-अलग करते हुए भी जुड़ गये हैं और जीवन में परिचर्तन आ गया है। यह बैवाहिक 
सबंध भी अपने आप में एक थ्योरी (सिद्धांत) रखता है। जीव के आचार विचार एकमेक 
हो जाते हैं अगर आचार एक नहीं रहेगा विचार एक से नहीं रहेंगे तो विधघटन आ जायेगा 
वह संबंध विघटित हो जायेगा। 

इससे यह फलित हुआ कि संबंध दो के बिना नहीं चलता और दोनों में एकमेकता 
भी होनी चाहिये। “अन्योन्यप्रदेशानुप्रवेश' का अर्थ भी यह है कि एक दूसरे में घुल मिल 
जाना। जैसे नट और बोल्ट है कि एक को खींची तो दूसरा भी साथ में खिचकर चला 
आता है। यह है बंध की प्रक्रिया। जिस व्यक्ति का विवाह संबध संस्कार के साथ हुआ 
होता है वह जीवल के प्रति वास्तविक वात्सल्य का प्रतीक है। जिन्नको संन्यास आश्रम 
में प्रविष्ट होने की अभी सामर्थ्य नहीं है वे कुछ दिन गृहस्थ आश्रम में रहकर देख लें 
लेकिन उसके उपरान्त उसको भी पार करकें निकल जायें तभी सार्थकता होगी। उन 
सांसारिक वैवाहिक बंधनों के समान ही धार्मिक क्षेत्र में बंध तत्त्व है। 

“इसका कोई न कर्ता हर्त्ता अभिट अनादि है, जीव अरू पुदूगल नाच यामें कर्म 
उपाधि है। इस संसार को बनाने वाला या नष्ट करने वाला कोई महीं है यह तो अनादिकाल 
से है और अनन्त काल तक रहेगा। जीव अपने परिणामों से पुद्गल कर्म के संयोग से 
इस लोक में प्रभण करता रहता है। यह कर्मबंध ऐसा है कि अब एक निश्चित काल 
के लिए न तो पुद्गल पृथक्‌ हो सकता है और न ही आला पृथक्‌ हों सकती है। दोनों 
के बीच एक क्षेत्रांवगाहं संबंध हो जाता है कि दोनों छूट महीं सकते किसी अलौर्किकं 
रसायन के बिना। ह ह 


१३६ समा जप /४ 

आप पूछ सकते हैं कि महाराज ! यदि आत्मा मूर्त कर्म के साथ संबंध करता है 
तो क्या बह भी मूर्त है। क्योंकि अमूर्त के साथ मूर्त का संबंध तो हो नहीं सकता। हाँ 
' भइया, वर्तमान में संसारी जीव की आत्मा मूर्त है लेकिन वह पुदूगल के समान मूर्त नहीं 
है स्पर्श, रस, गंध और रूप वाला! वह तो चैतन्य है। जड़ तत्त्व की संगत में आने से 
मूर्त बन गया है। मूर्त हुए बिना मूर्त के साथ संबध होगा ही नहीं। लौकिक दृष्टि से 
भी जैनाचार्यों ने कह है कि देवों के साथ मनुष्यों का व्यावहारिक काम संबध नहीं हो 
सकता क्योंकि देव वैक्रियिक शरीर वाले हैं और मनुष्य का शरीर औदारिक है। 

इस मूर्त का मूर्त से संबध समझाने के लिए कुछ लोग आकर कह देते हैं कि आत्मा 
तो अलग ही रह जाता है और कर्म, कर्म के साथ बंध जाता है किन्तु ऐसा नहीं है। 
विचार करे कि कर्म कर्मणो: अन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बंध: अथवा आत्मात्मनो: 
अन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बध.। ऐसा तो जैनाचार्यों ने लिखा नहीं है। इसलिए यह प्रश्न 
तो ज्यों का त्यों बना रहता है कि अमूर्त के साथ मूर्त का संबध कैसे होता है। इसी 
का समाधान देते हुए आचार्यो ने कह्म है कि ससारी जीव के प्रति ऐसा एकान्त नहीं 
कि वह अमूर्त ही है। 

मूर्तोपि स्यात्‌ ससारपेक्षा अर्थात्‌ ससारी जीव कथचित्‌ मूर्त होता है। ससार में इसका 
स्वभाव बिगड़ गया है। इसलिए यह मूर्त कर्म के साथ अनादिकाल से मूर्तपने का अनुभव 
कर रहा है कितु वह चैतन्यमूर्ति है। यदि अपनी आत्मा को वर्तमान में कथंचित्‌ मूर्त 
मानेगें तभी अमूर्त बनने का प्रयास भी होगा, अन्यथा नहीं छोगा। साथ ही साथ वर्तमान 
मे आत्मा मूर्त है लेकिन इसमें अमूर्तपना आ सकता है इस प्रकार का जब विश्वास करेगे 
आप, तभी बध तत्त्व के यथार्य श्रद्धानी कहलायेंगे अन्यथा नहीं। 

आत्मा में जो मूर्तपना आया है वह पुनः वापिस अमूर्त में ढल सकता है क्योंकि 
वह सयोगजन्य है स्वभावजन्य नहीं। इस प्रकार एक अलग ही क्वालिटी का मूर्तपना 
इस जीव में आया है इसे उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। आप लोगों 
को यह विदित होगा कि बाजार में कई प्रकार की भस्में आती हैं, लौह भस्म है, स्वर्ण 
भस्म है, मोती भस्म है ऐसी ही एक पारद भस्म (पारे की भस्म) आती है। पारे को 
जलाया जाता है बहुत घंटों तक। तब वह पारा भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाता 
है और औषधि इत्यादि के रूप में काम आता है। यदि पारा खा लोगे तो वह नुकसान 
कर जायेगा, शरीर में नहीं टिक्रेगा, शरीर सारा का सारा विकृत हो जायेगा। पारे को 
सामान्यतः कोई पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि वह शुद्ध तत्त्व है विशुद्ध तत्त्व हाथ से 
पकड़ मे नही जाता जैसे सिद्ध परमेष्ठी को आप पकड़ नहीं सकते। अर्हन्त परमेष्ठी 
संसार दक्षा में स्थित होने से अभी पकड़ में आते हैं क्योंकि मूर्त हैं। 


समग्र साइ?2४ ढ़ 6३8 

इसका अर्थ यह हो गया कि वह पारा अप्रसी शुद्ध दशा में मूर्त होकर ही; अर्भ 
पकड़ में नहीं आ रहा है किन्तु घंढों जलते रहने के बाद वह जब, भस्म के रूप परिणा 
हो जाता है तो पर में आने लगता है और सैद्ध लोग उप औषधि के हूप में प्रयोग 
मे लाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना कि इस पारे की भस्म की यह विशेष्नत 
है कि इसे खा लेने के उपरान्त यदि खटाई का प्रयोग हो गया तो पुनः वह अपनी सहर 
दशा में आ जायेगा और शरीर को विकृत कर देगा। ध 

ठीक इसी प्रकार यह आता ग़रगद्ेष रूपी अग्नि के माध्यम से यदि पारे की भर 
के समान हो गया है पकड़ में आने लगा है तथापि यदि चाहे तो वह अपनी शुद्ध अवस्थ 
में भी पहुँच सकता है। वर्तमान में यदि हम आत्मा को मूर्त नहीं मादेंगे तो बंध त्त्त 
की व्यवस्था नहीं हो सकेगी और बधापेक्ष: मोक्ष:-- बंध की अपेक्षा से मुक्ति है तो मोद 
तत्त्व भी सिद्ध नहीं हो पायेगा और मोक्ष तत्त्व के अभाव में संसार भी नहीं रहेगा, अब 
द्रव्य भी नहीं रहेंगे जो कि संभव नहीं है। अतः वर्तमान में अपने आत्मा की मूर्त मानन 
झेगा और उसे अमूर्त बनाने के लिए नि:शक होकर मोक्षमार्ग पर आरुढ़ होना होगा। 

कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि अबद्ध: अस्पृष्ट: आला, यह आत्मा अबद्ध है अस्पु 
है लेकिन संसार दशा में विवक्षा भेद से कथचित्‌ बद्ध भी है और स्पृष्ट भी है। जो जी० 
भावना भाता है वह उस भावना के माध्यम से अबद्ध"शुद्ध बन सकता हैं यदि हम बर 
ही नहीं है- ऐसा एकान्त से मान लेंगे तो फिर भावनाओं की क्या आवश्यकता है। इसीलिए 
आचार्यों ने कह्म है कि अबद्ध बनने के लिए, 'ैं अबद्ध हूँ' - ऐसी भावना यदि जी 
भायेगा तो वह अबद्ध बनने की ओर अग्रसर होगा अन्यथा नहीं। 

एक सूत्र आता है मोक्षशास्त्र में विग्रहयत्ती कर्मग्रोग:- एक गति से जीव दूसर 
गति तक शरीर रचना के लिए जाता है तो विग्रह गति होती है और उस समय माः 
कर्म की ही सत्ता चलती है। वहाँ मात्र कार्मण काययोग रहता है। अब यदि कोई ऐस 
माने कि कर्म तो मात्र कर्म से बंधे है आत्मा तो अलग ही रहता है तो इस स्थिति * 
कर्म, कर्म को ही खींचते चले जाना चाहिये और आला की वहीं पर रह जाना चाहिर 
लेकिन ऐसा नहीं होता। उस आत्मा को भी कर्म के साथ नरक आदि गतियों में जान 
पड़ता है। और अधिकतम तीन समय बक अनाहझरक भी रहना पड़ता है। इससे या 
सिद्ध हुआ कि कर्म केसाथ आला का गठबंधन हुआ है एक क्षे्रवगाह संबंध हुआ 
है इसमें कोई संदेह नहीं है। 

अब उस आला को असूर्त कैसे बनाया जाये यह प्रश्न उठेगा ही। तो कोई बाः 
नहीं हमारे फसे आ जाओं इधर। वीतरागता के पास जा जाओ। वीसयग रूपी खा! 
का संग्रोग प्राल होते हे यह आल्वर्पी पारद भस्म अपने आप ही सहज दक्ष में अ 


4शद संभाग खष्ड 8 


जायेगी। कर्म बर्गणाएं पृथक हो जायेंगी। 

चार प्रकार के बंध होते हैं अर्थात्‌ जो आगत कर्म है इनमें चांर प्रकार के भेद पड़ते 
हैं। आत्मा के योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंध होता हैं तथा कषाय के 
माध्यम से स्थिति और अनुभाग बध होता है। कितने कर्म आ रहे हैं कार्मण वर्गणाओं 
के रूप में परिणत होकर इसको कहते हैं प्रदेश बंध और कौन सा कर्म क्‍्यां काम करेगा 
अर्थात्‌ उसका नेचर (स्वभाव) ही प्रकृति बंध है। इसके उपरान्त कषायके द्वारा काल 
मर्यादा और फलदान शक्ति को लेकर क्रमशः स्थिति और अनुभाग बंध हीते हैं। 

- सर्वप्रथम आती है अनन्तानुबंधी कधाय। जैसे कोई मेहमान को निमंत्रण दे दें आप 
और जब वह आ जाये तो कह देते हैं कि यहीं रहो भइया, तुम्हें यहाँ से कोई निकालने 
वाला नहीं है। आराम से रहो और खाओ पिओ बस। इसी प्रकार अनन्तानुबंधी कषाय 
जब तीव्र होती है तो मिथ्यात्व को सत्तर कोड़ा कोडी सागर तक के लिए आत्मा के साथ 
एक प्रकार का ऐशो आराम सा मिल जाता है। इतनी अधिक स्थिति वाला कर्म-बंध 
होता है इस कषाय के द्वारा। वह संत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए मिथ्यात्व को 
निमंत्रण देने वाला, अनन्तानुबधी कषाय वाला मुख्य रूप से मनुष्य गति का जीव हैं। 
अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ ये अत्यधिक मनुष्य ही कर सकता है। और 
वह भी भोगभूमि का मनुष्य नहीं बल्कि कर्मभूमि का मनुष्य। ु 

इस तरह स्थिति और अनुभाग जो बंध हैं इनके द्वारा कर्म एक निश्चित समय के 
लिए बंध जाते है और उसके उपरान्त अपना फल देते हैं। जो भी बंध हो रहा है वह 
जीव की एक ऐसी गलती है जिसके माध्यम से कर्म आकर चिपक जाते हैं। यदि हमें 
बंधना नहीं है बल्कि मुक्त हीना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है एक ही साधन है 
कि हम वीतरागता रूपी खटाई का प्रयोग करें, अनुपान करें और आत्मा जो मूर्त बना 
है उसे अमूर्त बना लें। 

प्रसंगवश यह विषय यहाँ पर ले रहा हूँ कि अनन्तानुबंधी से बचने के लिए क्या 
करें? इससे बचने का उत्तम उपाय यही है कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य करते 
हैं वहाँ अपनी नीति और न्याय को न भूलें। भले ही वह वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण 
हो या नौकर-चाकर, सेठ-साहूकार जो भी हो, अपनी-अपनी नीति न्याय को न भूलेें। 
आचार्यो ने जो चारित्र का पथ प्रश्नस्त किया है उस पर श्रद्धा सहित चलते रहने का 
तात्पर्य यही है कि हम कम से कम पापों से, कषाओं से अपने को बचा सकें। जो मोक्षमार्ग 
पर आना चाहते हैं कर्म बंध से बचना चाहते हैं उनके लिए न्याय-नीति पूर्वक स्वयं को 
संभालने को बड़ी आवश्यकता है। सदाचार पालन करने की बड़ी आवश्यकता है। 

कर्म सिद्धान्त पर जिसका विश्वास है वह व्यक्ति यैन कैन प्रकारेण कोड भी कार्य 


समा सब्द/४ पा +. .... शहद ॥ 
नहीं करेशा। वह कार्य करने से पूर्व विचार अवश्य करेगा। मेरे इस कार्य की करने से 
अन्य किसी को कीई आधात तो नहीं पहुँच रह है ऐस पूर्वापर. वह अवश्य सोचेंगा। 
कुल परप्षत से जो चारित्र आया है उसको इन. माज़न काने सहते हैं और इसे कहते 

हैं चारित्र आर्य। लेकिन हंस इस तरह चारित् आर्य होकर भी भगवान महावीर के सच्चे 
उपासक होकर भी कया इतमे नियामक नहीं बन सकते हैं कि अपना प्रस्येक कार्य नीति 
और न्याय के आधार पर ही करेंगे। मात्र प्रवचन सुन करके, तीर्थयात्रा करके या दान 
पूजा इत्यादि करके क्या आप महावीर भगवान की खुश करना चाहते है? इतने मात्र 
से आप कुछ नहीं कर सकेंगे भडया ! 

“एक व्यक्ति ने आकर कहा कि महाराज, मैंने त्याग कर दिया है आलू, ती मैंने 
भी कक्ष भद्या, बिल्कुल आप हो दयालु, फिर भी चोरी करना है चालू बकरी के सामने 
बन बैठे हो भालू। '” हमारे आचार्यों की त्याग के प्रति बहुत सूक्ष्म दृष्टि रही है। किस 
प्रकार का त्याग करना और कैसे करना यह जानना अनिवार्य है। आलू का त्याग करने 
मान्न से कुछ नहीं होने वाला। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति महाचीर भगवान्‌ के बताये हुए 
मार्ग पर आरूढ्ध होना चाहते है उन्हें सबसे पहले जीबों की रक्षा करनी चाहिये। 

प्रत्येक व्यक्ति आत्मा के उत्थान की ओर अग्रसर हे सकता है इसलिए सर्वप्रथम 
तो प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव होना चाहिये। सकल्पी हिंसा का त्याग पहले आवश्यक 
है और उसमे भी मनुष्य की हिंसा से बचना- ऐसा कहा गया है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य 
के पास यह क्षमता है कि वह मुनि बन सकता है और इस मुनि अवस्था में, उस प्रवित्र 
आत्मा के माध्यम से, उसके दर्शन मात्र से असंख्यात जीवों के अनन्तकालीन पाप कट 
सकते हैं। इतनी क्षमता है उस मुनिमुद्रा में, बीतराग मुद्रा में। बढ़ मुनिमुद्धा बाह्य में ही 
नहीं अन्तरग में बैठे अमूर्त आत्म तत्त्व के बारे मे भी बिना बोले ही अपनी बीतरागता 
के माध्यम से तिर्यचों तक को उपदेश्न देती है। 

इसलिये आज यह संकल्प कर लेना चाहिये कि अपने जीवन में मात्र अपनी 
विषय-वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी संज्नी पंचेद्धिय मनुष्य का घात नहीं करेंगे, उस 
पर अपने बल का प्रयोग नहीं करेगे। अभयदान की ऐसी क्षमता सभी के घास होनी 
चाहिये। जो अपने क्षणिक सुस्तें को तिलांजलि देकर अन्याय छोड़ने और दूसरे के जीवन 
को बचाने के लिए तैयार है वही सच्चा महावीर भब्वात्र का उपासक है। .... . 

वहीं दान, सच्चा दान कहलाता है जो नीति-न्याय से कमाने के उपरात्त कुछ बच 
जाने पर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे का गला दबाकर उससे हड़पकर दाल, 
कर देना।. मत.वर्ष की बात है कुण्डलपुर जी में लोग बोलियां बोल रहे ये। एक ने 
पचात हफ़्ये कह्न ती दूसरे से पच्रपत रुपये कह दिएा।. प्रचा्स अपने को तने वाला. अब 


१४० समा खन्‍्ह/ ४ 


कह देता है कि पचपन रुपये वाले की बोली है वही देगा। यह क्या है? भंगवान के 
सामने बैठकर ऐसा कह देते है आप और अपने को दानी घोषित करना चाहते हैं। 

* यह मात्र लोभ कषाय के वशीभूत होकर चोरी, जारी, अनाचार, अत्याचार करके 
कमाये हुए पैसे को यहाँ मंदिर में आकर मान-कषाय को पुष्ट करने के लिए दान दे 
देना, यह दान नहीं है। अन्याय करने के उपरान्त यह नहीं सोचना चाहिये कि भगवाज् 
कहाँ देख रहे हैं। भगवान की सर्वव्यापी और विश्व लोचन कहा है। वह केवल ज्ञान 
ऐसा है जो सभी को एक साथ देख लेता है। इसलिए जो व्यापारी हैं वे सकलप करें 
कि उनकी दुकान पर जो भी व्यक्ति आता है उसे नीति-न्याय पूर्वक हम सामग्री देगें, 
वस्तु देगें। इसी प्रकार जो और दूसरे कार्य करते हैं वे भी अपना कार्य न्यायपूर्वक करे। 

मरहम पट्टी बांधकर, कर व्रण का उपचार, यदि ऐसा न कर सके, डडा तो मत 
मार। कम से कम किसी के घावों के ऊपर मरहम पड्टी नहीं लगाना चाहते या लगाने 
की शक्ति नहीं है तो उसे डंडा तो मत मारो। कम से कम आँख खोलकर तो चलो, किसी 
के ऊपर पैर रखकर उसका घात तो मत करो, वह भी तो हमारे समान जीव ही है। 
जो व्यक्ति प्रत्येक जीव तत्त्व के प्रति वात्सल्य नहीं रखता, वह भगवान के प्रति वात्सल्य 
रखता होगा- यह संभव ही नहीं है। जो जीव है उनके ऊपर वही वात्सल्य, वही प्रेम, 
वही अनुकम्पा होनी चाहिये जो भगवान के प्रति आपकी होती है यही जीव तत्त्व का 
सच्चा श्रद्धान है। 

एक आस्तिक्य गुण कहा गया है जो सम्यग्दृष्टि के पास होता है। आस्तिक्य गुण 
का अर्थ यह नहीं है कि मात्र अपने अस्तित्व को ही स्वीकार करना। दुनिया में जितने 
पदार्थ हैं उसको यथावत्‌ उसी रूप में स्वीकार करना यह आस्तिक्य गुण है। जो दूसरों 
के भी जीवत्व को देखता है उसे ही आचार्यों ने आस्तिक्य कहा है अन्यथा वह नास्तिक 
है। जो दूसरे मे जीवत्व देखेगा वह कभी भी विषयो का लोलुपी बनकर उनके घात का 
भाव नहीं लायेगा। गृहस्थाश्रम मे कम से कम यदि किसी को कुछ दे नहीं सकते तो 
उससे हड़पने का भाव भी नहीं लाना चाहिये। 

भाई! राम बनो, रावण मत बनो। राम के पास भी पली थी और रावण के पास 
तो राम से भी ज्यादा थीं क्योकि वह प्रतिनारायण था। लैकिन भूमिगोचरी राम की पत्नीं 
सीता पर उसने दृष्टिपात किया और उसका हरण भी किया। इतना ही नहीं राम लक्ष्मण 
दोनों को मारने का संकल्प भी किया, क्योंकि जब तक राम रहेंगे, सीता रावण की नहीं 
हो सकेगी। सीता यद्यपि राम के लिए भोग्य थीं और रावण की दृष्टि में भी भोग्या थीं 
लेकिन रावण की दूषित दृष्टि में सीता मात्र भोग्या थीं और कुछ नहीं, जीवत्च की और 
रावण का ध्यान नहीं था। जीवत्व की ओर ध्यान तो राम ने दिया। राम के लिए सीता 


मात्र पली या भौरय नहीं थी वरन्‌ अपने मार्ग पर चलते हुए सम ने उन्हें सहगाधी भी 
मांगा। इसलिए उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी राम ने अपने ऊपर भामा। 

राम ने स्पष्ट कह दिया कि मैं रावण से सीता को बरापिस लाऊँगा, भले ही लड़ना 
पड़े। यह संकल्पी हिंसा नहीं थी, मात्र विरोधी हिंसा थी। उन्होंने का कि मैं रावंण का 
विरोध करूँगा अन्यथा जैसे सीता चली गयी, वैसे ही राज्य की अन्य रानियाँ चली जायेंगी 
सभी के प्राण संकट में पड़ जायेंगे। वे सीता को वापिस लाये और अग्नि-परीक्षा भी 
हुई। उसके उपरान्त सीता जी ने कह दिया कि मैं अब आर्थिका माता बनूँगी और यह 
श्रीराम की विशेषता थी कि जिस समय सीता दीक्षा ले लेती हैं, ऑर्थिका बन जाती हैं 
उसी समय राम कहते हैं कि नमोस्तु माताजी धन्य है आपका जीबन। मैं भी शीघ्र -ही 
आ रहा हूँ आपके पथ पर। 

राम ने सीता जी को दीक्षा लेते ही नमोस्तु किया और मातेश्वरी कहा। यह है 
सम्यग्दृष्टि राम की दृष्टि और मिथ्यादृष्टि रावण की दृष्टि देखो कि मरते वक्‍त तक 
वह यही कहता रहा कि राम मै तुम्हे मारुगा और सीता को लूँगा। यही कारण है कि 
राम की पूजा होती है रावण की नहीं। अतः न्याय नीति के अनुसार अपना व्यवह्र 
रखना चाहिये। आज कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी क्षेत्र मैं नौकरी करता हो 
और सरकार को यह विश्वास दिलाता हो कि मैं कभी रिश्वत नहीं लूँगा। कोई भी सरकार 
रहे वह कभी भी आपको भूखा नहीं मारना चाहती। आपकी संतान नाबालिग रह जाये 
तो भी आपके मरने के बाद उसका प्रबंध कर देती है। हमे भी सरकार के प्रति अपना 
कर्त्तव्य निभाना चाहिये और नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिये। 

कई लोग आकर कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं। बहुत बंधकर के रहना पढ़ता 
है छुट्टी नहीं मिलती, धर्म ध्यान नहीं कर पाते और अक्सर देखने में यहीं आता है कि 
जब कोई सांसरिक/वैवाहिक कार्य आ'जाता है तो डॉक्टर से मेडीकल सर्टिफिकेट लेकर 
लगा देते है और छुट्टी ले लेते हैं। यह तो दुगना अन्याय है। एक डॉक्टर जिंसनें एम. 
बी.बी.एस. किया और वह निरोगी व्यक्ति को रोगी कहकर सर्टिफिकेट देता है और 
उसके माध्यम से रिश्वत खाता है साथ ही वह व्यक्ति भी जो सरकार को धोखा देकर 
अन्याय करता है तब संयोगवश ऐसे व्यक्ति को रोंग न होते हुए भी रोग आ जाते हैं 
यह साइकोलाजीकल इफेक्ट होता है और उसका सारा का सारा पैसा दवा इत्यादि में 
ही समाप्त हो जाता है। मन में भय बना रहता है कि कहीं झूठ मालूम न पड़ जाये 
और नौकरी न चली जाये। ' 

भइदयां, संत्य को बेचना नहीं चाहिये थोड़े से पैसों के लिए। सत्य तो सत्य है आला 
का एक गुण है और आष्पा के संस्कार जम्मं-जन्यान्तरों तक चलें जाते हैं। सत्य को 


कर ऋणग्छा जज्छ १? 


छोड़कर मात्र इन्द्रिय सुखों के लिए असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिये। अहिंसा, सत्य 
अचौर्य आदि धर्म का पालन करना चाहिये जिसके माध्यम से आत्म-बल जागृत होता 
है! 

यह कषायो को समाप्त करने की बात है। यह सम्यम्दर्शन प्राप्त करने के लिए 
भूमिका की बात है। क्योंकि अनन्तानुबंधी कषाय के घात होने पर ही सम्यग्दर्शन की 
प्राप्ति सभव है अन्यथा नहीं। सम्यग्दर्शन को मात्र चर्चा का विषय नहीं मानना चाहिये 
कुछ अर्चा भी करनी चाहिये और अर्चा यही है कि हम दर्शन आर्य बन जायें और सच्चे 
देवगुरु शास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धान रखे और आगे बढ़कर उस अनन्तानुबंधी कषाय 
को अपने मार्ग से हटा दे। मिथ्यात्व को भगा दे तभी सार्थकता होगी इस जीवन की। 

अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आत्मा वर्तमान ससारी दशा मे अमूर्त 
नहीं है वीतरागता के माध्यम से यह अमूर्त बन सकती है। कर्म का सबध आत्मा से 
अनादिकालीन है और मात्र कर्म, कर्म से नहीं बधा है बल्कि क्रम और आत्मा का एक 
क्षेत्रागाह सबध हुआ है। उसका विघटन या तो सविषाक निर्जरा के 
माध्यम से हो सकता है अथवा अविपाक निर्जरा के माध्यम से किन्तु सविषाक् निर्जरा 
के द्वारा जो विघटन होगा उसमे आगे के लिए संतति नये कर्म की प्राप्ति'हीगी, जैसे 
भोगभूमि का जोड़ा। भोगभूमि के जोड़े ऐसे है कि जीवन के अन्तिम समय तक भोग 
भोगते रहते हैं किन्तु सतान नहीं होती लेकिन जब आयु समाप्त होने लगती है तो सतान 
छोड़कर ही जाते हैं। ऐसे ही सविषाक निर्जरा से एक कर्मबध तो समाप्त ही जाता है 
परन्तु आगे के लिए नया कर्मबध भी होता रहता है। इसलिए 
कर्मबंध की परम्परा को समाप्त करने के लिए अविपाक निर्जरा का आलबन लेना चाहिये। 
'तपसा निर्जरा च'-तप के द्वारा सवर भी होता है और तप के द्वारा अविपाक निर्जरा 
भी होती है। श्रावक को अपनी भूमिका के अनुसार न्याय नीति पूर्वक चलना चाहिये। 
सम्यग्दर्शन की भूमिका भी यही है कि हम कषायों को कम करे और सत्य का अनुसरण 
करने का प्रयास करें। 

बंध तत्व करो समझने और मुक्त होने का यही उपाय है। 

(कक! 


(0 संवर तत्व 


आस्व और बंध का परिचय अनादिकाल से मोह के फलस्वरूप अन्तों बार प्राप्त 
हो चुका है। संसार के निर्माता आस्रव और बंध हैं। मोक्ष के निर्माता संवर और निर्जरा 
हैं आज इसी संवर तत्त्व को समझना है। सवर का अर्थ बहुत सीधा सादा है। जैसे कोई 
एक सकीर्ण रास्ता है और बहुत भारी भीड़ घुस रही हो तो वहाँ क्या किया जाता है? 
आप परिचित है आहार के समय चौके के द्वार पर आकर जैसे खड़े हो जाते दो स्वयंसेवक 
और सारी की सारी भीड़ को भीतर जाने से रोक देते हैं। कभी-कभी बाहर की भीड़ 
घुस रही है और अदर वाले उसका निषेध कर रहे हैं ऐसा भी होता है। यही संवर है। 
आखव निरोध सवरः- आने के मार्ग को रोकना यह संवर कहलाता हैं 

इसके लिए शक्ति आवश्यक है बिना शक्ति के काम नहीं हो सकता। नदी का 
प्रवाह बहता जाता है दोनो तटों के माध्यम से किन्तु उस प्रवाह को जिस स्थान पर रोका 
जाता है वहाँ बड़े-बड़े वैज्ञानिक, इजीनियर अपना माथा लगा देते हैं अर्थात्‌ दिन रत 
चिन्तन करते हैं कि यदि यहाँ बाँध, बांध दिया जाये तो पानी टिकेगा रुकेगा या नहीं। 
पानी के वेग को वह बाध झेल सकेगा या नहीं। बहुत विचार विमर्श होते हैं अनेक प्रकार 
की स्कीम बनती है उनके उपरान्त बांध का निर्माण होता है पानी को रोका जाता है। 

इस तरह पानी का संनिरोध किये जाने से बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। पानी बहता 
रहता है तो वहाँ कोई-बोर्ड लिखा हुआ नहीं रहता कि 'डेन्जर” (खतरा), लेकिन जहाँ 
बॉध बध जाता है वहा अवश्य लिखा रहता है कि खत्तरा है सावधानी बरतें। पानी ज्यादा 
हो जाये तो उसे निकाल देते हैं क्योंकि बाढ़ आने पर उतनी जनहानि नहीं होती जितनी 
की बाँध फूट जाये सब होती है। 

इसी तरह मोक्षमार्ग में भी है। अनादिकालीन रागद्वेष और मोह के माध्यम से जो 
कर्मो का आखव रूपी प्रवाह अविरल रूप से आ रहा है और जिसको हम अपने पुरुषार्थ 
के बल पर उपयोग रूपी बाँध के द्वारा बांध देते हैं तो वह कर्मों के आने का द्वार रुक 
जाता है संवर हो जाता है। इसमे बड़ी क्षक्ति लगती है ध्यान रखो यहाँ न भन काम 
करता है न वचन और न ही क्राय-बल काम करता है यहाँ तो उपयोग काम करता 


१४४ समग्र खण्द/४ 


है जो आत्मा का अनन्य गुण है। कहना चाहिये कि आत्म-शक्ति ही उस कर्म-प्रवाह 
को रोक सकती है। 

कर्म-प्रवाह का एक बल अपने आप में है और अनादिकाल से उसी का बल ज्यादा 
हुआ है इसलिए कमजोर उपयोग वाला बाँध यहाँ उसी प्रकार ढह जाता है जिस प्रकार 
सीमेट की जगह मिह्ठी आदि का उपयोग करके जो बाँध, बाध दिया जाता है और जो 
एक ही बार तेज बारिस मे बह जाता है। यह तो मात्र पानी की बाढ़ होतीं है कर्मों 
की बाढ़ भी ऐसी ही आती है। 

आचार्य उमास्वामी ने कर्मो के आने के द्वार बताये हैं एक सौ आठ, और एक सौ 
आठ प्रकार से ही वह आख्रव होता है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, 
अनुमोदना से, फिर समरम्भ समारम्भ और आरम्भ से। इसके उपरान्त क्रोध, मान, माया, 
लोभ इन सबको परस्पर गुणित किया जाए तौ संख्या एक सौ आठ आती है। इसीलिए 
माला (जाप) में भी एक सौ आठ मणियाँ शायद रखी गयी हैं और तीन मणियाँ सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र की है। जा इस आख़व के निरोध की प्रतीक है। 

आत्म प्रदेशों पर आने वाले कर्म प्रवाह को रोकने का जो उपक्रम है वह आत्मा 
को अवनति से उन्नति की ओर ले जाता है। ससार मार्ग से मोक्षमार्ग की ओर ले जाता 
है और यह पतित से पावन बनने का उपक्रम सवर तत्त्व द्वारा चलता है। इसी कारण 
निर्जरा तत्त्व से सवर तत्त्व अपने आप मे महत्वपूर्ण है। निर्जरा, सवर के बाद ही ठीक 
है। यह क्रम अच्छा है क्योकि सवर हुए बिना जो निर्जरा है उस निर्जरा से कोई काम 
नहीं निकलता। सवर का अर्थ है एक प्रकार से लड़ना। दुनिया के साथ आप लोग अनेक 
प्रकार के शस्त्रास्त्र का प्रयोग लड़ने के लिए करते हैं लेकिन जो कर्म आत्मा में निरन्तर 
आ रहे हैं उन्हे रोकने के लिए उनसे लड़ने के उपक्रम करना आवश्यक है। इसके लिए 
हमारे आचार्य उमास्वामी महाराज ने मोक्षशास्त्र ग्रंथ के नौवें अध्याय के प्रारम्भ मे ही 
कह दिया है आख्रव निरोध सवर निरोध करना रुध धातु से बना है जिसका अर्थ रुकना 
है। ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनके माध्यम से कर्मों के आने के द्वार को बद किया 
जा सकता है रोका जा सकता है। इसके लिए भी आचार्य महाराज ने आगे अलग सूत्र 
मे बात कही है कि “स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा पवीषहजय चरिज्रे'' ' 

जो व्यक्ति मोक्षमार्ग पर चलता है चलना चाहता है उसके लिए सर्वप्रथम संवर 
तत्त्व आपेक्षित है और संवर तत्त्व को निष्पन्न करने के लिए जो भी समर्थ हैं वे हैं - 
गुप्ति समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र। ये माला है। इन्हीं मणियों के 
माध्यम से संवर होगा। सर्वप्रथम आती है गुत्ति। संसार कारणात्‌ आत्मन: गोपन गुप्ति:। 
संसार के कारणों से आत्मा की जो सुरक्षा कर देती है उसका नाम है गुप्ति। गृप्‌ गोपने 


समय सच्छ//४ १४९ 
सरक्षणे वा) गुप धातु जो है वह संरक्षण के अर्थ में आती है। युप्ति एक ऐसा संबल 
है जो संरक्षण करता है। जब गुप्ति के माध्यम से कर्मों का आना रुक जाता है तभी 
आगे काम ठीक-ठीक बनता है। कर्मो का आना बना रहे और हम अपने गुणों का विकास 
करना चाहें तो यह सभव नहीं है। 

गुप्ति, संवर का सबसे उत्तम साधन है। गुप्ति की प्राप्ति समिति के माध्यम से होती 
है इसलिए उसके साथ समिति को रखा और समिति को समीचीन बनाना चाहो तो दश 
लक्षण धर्म के बिना नहीं बन सकती, तो उसके बाद धर्म को रखा और दश्ल्नक्षण 
धर्म को यदि हम सही-सही पालन करना चाहें, उत्तमता प्राप्त करना चाहें तो बारह 
आवनाओं का चिन्तन करेगे तभी उत्तमता आयेगी। बारह भावनाओ का चिन्तन कहाँ करें? 
एयरकंडीशन मकान मे बैठकर, या जहाँ पखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, हीटर 
लगे हो, रेडियो भी चल रहा हो, वहाँ हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है, बारह भावनाओं 
का चिन्तन करना चाहो तो उसके योग्य बाईस परिषह अपनाने होगे। 

बिना बाईस परीषह सहे बारह भावनाओ का चिन्तन उसी प्रकार है जैसे कोई तकिया 
लगा कर के बैठा है ओर ऊपर छत्र लटक रहा है और वह कह रहा है कि राजा राणा 
छत्रपति . और छत्र हिल जाये तो चौककर देखने लगता है कि कौन चोर आ गया 
छत्न चुराने के लिए। यह ता एक प्रकार से बारह भावनाओ का अविनय हो गया। एक 
नाटक जैसा हो गया। एक पाठ हो गया। ऐसा तो तोता भी रट लेता है। बारह भावनाएोँ 
जो सवर की कारण मानी गयी है उनको कैसे पढ़ना चाहिये, कैसे चिन्तन करना चाहिए। 
तो यह बाईस परिषह सहन करते हुए करना चाहिये और बाईस परीषह बिना चारित्र 
के सहन करना सवर की कोटि मे नहीं आयेगा। 

चारित्र के बिना आप बाईस क्या बाईस सौ परीषह भी सह लेगे लेकिन वे परीषह 
नहीं कहलायेंगे। चारित्र धारण करने के उपरान्त ही परीषह, परीषह कहलाते हैं। सही-सही 
रूप मे तो चारित्र के माध्यम से ही इन्हे प्राप्त किया जा सकता है। कहा भी है 'एतेषाम्‌ 
गुप्तयादीना सबर क्रियाया- साधकतमत्वात्‌ करण निर्देश:' - संवर के लिए इसके अलावा 
और कोई साधकतम कारण नहीं है ससार में। कोई कह सकता है कि सभी का नाम 
तो आ गया यहाँ, परन्तु सम्यग्दर्शन का नाम ही नहीं आया। तो भडया गुप्ति समिति 
आदि जो सवर के लिए साधकतम है ये सभी सम्यग्दर्शन के उपरान्त ही संभव है। 

कहीं-कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि सयम तो आस्रव बध का कारण है, तो 
ऐसा नहीं है। एक गुप्ति को छोड़कर सूत्र में बताये गये संवर के सभी कारण प्रवृत्ति 
कारक है। दशलक्षण धर्म भी प्रवृत्ति रूप है उसे भी आस्रव की कोटि में रख देंगे तो 
जीवन सारा अधर्म में निकल जायेगा। इनके साथ आखव होते हुए भी प्रधानतया ग्रे 


१४६ समग्र खण्य/४ 


सभी संवर के ही कारण हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिये कि महाव्रत से, चारित्र 
से एक मात्र बध ही होता है। आस्रव तो जब तक योग रहेगा तब तक चलता रहेगा। 

तप है चारित्र है यद्यपि इनके साथ आख्रव भी होता रहता है लेकिन ये मुख्य रूप 
से आख़व के कारण नहीं हैं बल्कि संवर के कारण हैं। एक कारण अनेक कार्य कर 
सकता है। 'तपसा निर्जरा च' - एक तप के माध्यम से मात्र निर्जरा नहीं होती संवर 
भी होता है। 'च' शब्द का अर्थ यहाँ संवर लिया है। उदाहरण भी दिया है कि 'यथा 
अग्निरेको5पि विक्लेदन भस्माडूगरा” जिस प्रकार अग्नि एक होने पर भी अनेक प्रकार 
के कार्य करनेमे सक्षम है उसी प्रकार यह भी है वह अग्नि, धान्य को यदि आप पकाना 
चाहें तो पका देगी, ईंधन को जला भी देगी और साथ ही साथ प्रकाश भी प्रदान करती 
है,यदि सर्दी लग रही हो तो उष्णता के द्वारा सर्दी भी दूर कर देती है जिसको सेंकना 
कहते हैं। इस प्रकार अनेक कार्य हो सकते हैं। 

इसी प्रकार तप भी, सयम भी, चारित्र भी ऐसे ही हैं कि एक साथ सब कुछ कर 
सकते है। अभ्युदय का लाभ भी मिलता है और मोक्ष का लाभ अर्थात्‌ सवर और निर्जरा 
का लाभ भी मिलता हैं अत जो मोक्षमार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हैं उन्हें उत्साह के 
साथ और रुचिपूर्वक इन्हें अपनाना चाहिये। आप लोगो के सामने हार लाकर रख दिया 
जाये और भले ही वह फूलो का हार क्‍यों न हो, आप झट से गले मे डालने को तैयार 
हो जाते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हैँ कि उमास्वामी महाराज ने इस चारित्र रूपी 
हार को बनाकर रख रक्‍्खा है। इस हर को पहनने के लिए कौन-कौन वियार है। 

मैं तो इस हार को पहने ही हूँ पर सोच रहा हूँ कि आपका भी जीवन सज जाये 
इस हार के माध्यम से। आप तो मात्र अभी शरीर के श्रुगार में लगे हैं। संवर तत्त्व 
आत्मा का शुंगार करने के लिए हमें पाठ सिखाता है। शरीर का श्रुगार तो आख्रव और 
बंध का उपक्रम है बंधुओ। उसमें क्यो रच पच रहे हो। आप स्वय सोचो, विचार करो, 
जड़ तल के माध्यम से जड़ की शोभा मे जड़ बनकर लगे हुए हैं। जड़ के अलग-अलग 
अर्थ हैं। जड़ तत्त्व के माध्यम से अर्थात्‌ जितने भी ये आभरण-आभूषण वगैरह हैं। 
सभी जड़ हैं पुदूगल हैं। इनके माध्यम से जड़ की शोभा अर्थात्‌ शरीर की शोभा कर 
रहे हैं और जड़ की शोभा में लगने वाला जड़ है अर्थात्‌ अज्ञानी है। इसी अज्ञान दशा 
में तो अनन्तकाल खोया है। 

आप कर्म के उदय की ओर मत देखो। कर्म का उदय है मैं क्या कहूँ? कैसे सयम 
पालन करूँ? कैसे गुप्ति और समिति पालन करूँ? तो बंधुओ। यह तो एकमात्र हमारे 
उपयोग की कमी है पुरुषार्थ की कमी है। सम्यग्दृष्टि की आत्मा अनन्त शक्तिमान है। 
भले ही शारीरिक शक्ति नहीं तो भी भावों के माध्यम से बहुत कुछ संभव है। कर्म के 


समग्र लष्छ/४ ! ४४ 
उदय से ही सब कुछ हो रहा है ऐसा एकान्त नहीं है। इसमें हमारी कमजोरी भी है। 
हम अपने संवर रूपी पुरुषार्थ मे लग जायें तो कर्म उदय में आकर भी यूं ही चले जायेंगे। 

जिस समय आत्म द्रव्य (पुरुष) आल द्रव्य की ओर दृष्टिपात करता है उस समय 
उदयागत कर्म किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव नहीं झल सकता। मद कषाय के 
माध्यम से यही तो लाभ होता है कि जिस समय वह अपने में लीन हो जाता है तो 
कषाय इतनी कमजोर हो जाती है कि अपना प्रभाव नहीं झल सकती है। अनुभाग 
बध और स्थिति बंध इसी कषाय पर आधारित हेते हैं। 

एक मिथ्यादृष्टि अभव्य भी अपनी विशुद्धि के बल पर आस्रव कार्य को कमजोर 
कर सकता है। वह सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति को अन्तः कोड़ा-कोड़ी 
सागर कर सकता है। चार लब्धियाँ जब प्राप्त होती हैं तो प्रायोग्य लब्धि के माध्यम 
से वह मिथ्यादृष्टि अभव्य भी अपने सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागर स्थिति का जो दर्शनमोहनीय 
कर्म था उसे अपनी विशुद्धि के बल पर अपने पुरुषार्थ से अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर कर 
देता है। यदि एक अभव्य जिनवाणी के श्रवण से और अपनी आल्म विशुद्धि के 
माध्यम से कघाय को इतना कमजोर बनाकर यह कार्य कर सकता है तो मैं सोचता 
हूँ कि जो भव्य हैं और निकट भव्य हैं आप जैसे आसनन्‍्न भव्य हैं वे तो ऐसे सहज ही 
फूक करके उड़ा सकते हैं उन कर्मों को। लेकिन कमजोरी कहाँ पर हो रही है यह समझ 
मे नहीं आ रहा है। 

एक बार दृष्टिपात करो, अपनी आत्मा की ओर, उस अनन्त शक्ति की ओर। और 
अन्तर्मुहूर्त के अदर सारे के सारे कर्म अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर स्थिति वाले हो जायेगे। 
दर्शन मोहनीय और अनन्तानुबधी यूं ही चले जायेंगे। कहना चाहिये कि उस आत्मपुरुषार्थ 
के बल पर जो अनन्तकालीन समुद्र है पाप का, वह एक सेकिंड के अंदर आप भी सुखा 
सकते हैं और शेष रह सकता है एक चुल्लू भर पानी। इतना पुरुषार्थ एकमात्र सम्यग्दर्शन 
के माध्यम से हो जाता है। 

कहाँ अरटके हो? कहाँ फंसे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आत्मिक बल के 
साथ कूद पड़ना चाहिये-कर्मों का नाश करने के लिए। जब एक बार जगल गये हम, 
तो गाय और गाय के बछड़े वहाँ चर रहे हैं यह तो देखा साथ में यह भी देखा कि 
गाय तो कूदती नहीं है लेकिन बछड़े का हिसाब किताब कुछ अलग ही है। इतनी तेजी 
से दौड़ता है वह बछड़ा और करीब दस बार दौड़-दौड़कर पुनः वापिस आ जाता है 
उस माँ के पास फिर बाद में ऐसा चुपचाप बैठ जाता है जैसे पसीना आ गया हो, फिर 
थोड़ी देर में और शक्ति आ जाती है तो पुनः कूदने लग जाता है। इसी प्रकार आत्मा 
की बात सुनते ही ऐसी चेतना दौड़नी चाहिये कि बस! रुके नहीं! यह एकमात्र आत्म 


श४द समग्र छण्ड/४ 


शक्ति की स्मृति या चिन्तन का फल है। कर्मों के उदय के ऊपर ही आधारित होकर 
नहीं बैठना चाहिये। 

सवर और निर्जरा ये दोनो तत्त्व आल्पुरुषार्थ के लिए हैं। जो भी कर्म उदय में 
आ हहे हैं उनका प्रभाव उपयोग के ऊपर नहीं पड़े इस प्रकार का आत्म पुरुषार्थ करना 
ही तो संवर है। अगर इन्हीं का अभाव हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? एक बार 
की बात है कि एक राजा ने सेनापति को कहा कि चले जाओ। कूद पड़ो रणागण में 
और जो शत्रु आया है भगाओ उसको। और विजयी बनकर आओ। वह सेनापत्ति कहता 
है कि एक घंटे बाद जाऊंगा। तब राजा ने कहा कि अरे! एक घंटे के बाद तो वह स्वयं 
ही चला जायेगा, पर तब जीत उसकी होगी। तेरा काम तो इसलिए है कि जब रणांगण 
में प्रतिपक्षी आकर कूद जाये उस समय अपनी शक्ति दिखाना चाहिये। 

इसी तरह जब मोहनीय कर्म उदय मे आये तभी तो आत्म पुरुषार्थ आवश्यक है। 
सवर का अर्थ यही है कि दूसरे को भगाकर वहाँ अपना विजयी झंडा लगा देना उन 
कर्मो पर विजय प्राप्त कर लेना। एक विशेष बात और कहता हूँ कि आज के जो कोई 
भी त्यागी हैं, तपस्वी हैं, मोक्षमार्गी है और सम्यग्दृष्टि हैं उन्हें कर्मों के अलावा लड़ना 
पड़ता है वर्तमान पचमकाल से। इसे कलिकाल भी कहा जाता है। कलि का अर्थ संस्कृत 
में झगड़ा है। काल के साथ भी जूझना पड़ता है। ध्यान रखना जिस प्रकार दीपक, रातभर 
अधकर से जूझता रहता है इसी प्रकार पचमकाल के अंतिम समय तक सम्यग्दृष्टि से 
लेकर भावलिंगी सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज भी सवर तत्त्व के माध्यम से लड़ते 
रहेंगे। श्रावक श्राविका मुनि आर्थिका यह चतुर्विध संघ पंचमकाल के अत तक रहेगा। 

वर्तमान मे कम से कम तीन चार सौ मुनि आर्थिका आदि तो होना ही चाहिये। 
जो संवर तत्त्व को अपनाये हुए है। जो आत्मा के परिणाम हैं, आत्मा की परिधियाँ हैं 
और कर्मो को रोकने वाली एक चैतन्य धारा हैं उसकी कहते हैं संवर। वह गुप्ति, समित्ति, 
धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र द्वारा उद्भूत होती है आत्मा में। उसको प्राप्त 
कैसे करें यह विचार करना चाहिये और जल्दी-जल्दी इस पथ पर आना चाहिये ताकि 
अमण परम्परा अश्षुण्ण बनी रहे। 

विचार करें कि आत्मा के पास जब बधने की शक्ति है तो उस बध को मिटाने, 
तोड़ने की भी शक्ति है। किसी व्यक्ति को आपने निमंत्रण दिया है तो उसे बाहर भी 
निकला जा सकता है। मैंने निमंत्रण दे ही दिया है और अब आ ही गया है तो वापिस 
जाओ, ऐसा कैसे कहूँ यदि ऐसा सेचेंगे तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। 

एक व्यक्ति बहुत ही सदाचारी था, दयालु था। उसे देखकर एक दूसरा व्यक्ति 
उसके यहाँ चला जाता है और कहता है कि बहुत परेशान हूँ बहुत प्यास लगी है और 


समग्र खथ्द/ ४8 " श्र 
भूखा भी हूँ। थोड़ी प्यास बुझ जाये तो अच्छा रहे। बह दयालु व्यक्ति उसे घर ले जता 
है और कहता है ठंडा प्रानी पी लो भद्या, चिंता क्यों करते हे और वह व्यक्ति पानी 
पी लेता है और कहता है कि थोड़ी भूख शान्त हो जाये तो अच्छा रहे। वह दयालु व्यक्ति 
उसके सामने थोड़े काजू, किशमिश रख देता है और कहता है रसोई अभी तैयार हो 
रही है तब तक यह खाओ बाद में भोजन कर लेना और वह व्यक्ति खा लेता है इसके 
उपरान्त पलग बिछी है तो लेट जाता है और नींद लग जाती है। सुबह हो जाती है 
और वह व्यक्ति जाने का नाम नहीं लेता। तब दयालु व्यक्ति इशारा कर देता है कि 
भइया जी, मैं अब अपने काम से बाहर जा रहा हूँ आप भी .. ....। इतने पर भी जब 
वह नही जाता तो बाद मे स्पष्ट कह देता है कि आप जाते हैं या नहीं। इतना सुनते 
ही वह चला जाता है। 

आशय यही है कि कर्मो को आपने बुलाया है यह गलती हो गयी है आपसे, लेकिन 
अब जब इतना ज्ञान हो गया है कि जिसको बुलाकर हमने गलती खाई है उसको निक़ाल 
भी सकते है तो निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिये। आने वाले कर्मों को रोकने की 
शक्ति है सवर मे। सयम तप त्याग आदि अपनाते ही यह सबर की शक्ति जागृत हो 
जाती है और आने वाले कर्म रुक जाते है। मात्र कर्म का उदय मानकर हाथ पर हाथ 
रखे मत बैठो। कर्म का उदय, बध के लिए कारण नहीं है, कर्म का उदय/आखव करे 
लिए कारण नहीं है किन्तु कर्म के उदय के साथ हमारा सो जाना ही आस्रव और 
बंध के लिए कारण है। 

मैने किया विगत मे कुछ पुण्य-पाप। जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा 
न बध, तबलौ, जबलौ न राग। चिन्ता नहीं उदय से बन वीतराग।” 

उदय को देखते बैठे रह जायेंगे तो निस्तार नहीं होने वाला। गलती तो यह कर 
ली है कि विगत जीवन में हमने रागद्वेष और मोह के वशीभूत होकर कर्मों का आस्रव 
किया है कर्मों को बाधा भी है उनका उदय तो आयेगा ही इसमें कोई सदेह नहीं है। 
वह उदय मे आयेगा और द्रव्य क्षेत्र काल, भव और भाव को लेकर फल भी देगा। 
परन्तु ध्यान रखो कि आगे के लिए भी वह अपनी संतति (नये कर्म) छोड़कर चला जाए 
यह नियम नहीं है। () नये कर्मों के लिए चाहिये रामद्वेषऔऔर योग की प्रणाली। मान 
लो आसव होगा क्योंकि योग है तो भी कोई बात नहीं यदि कषाय नहीं है तो वह कर्म 
चिपकेंगे नहीं, यूं ही चले जायेगे। जैसे वर्षा हो रही है और आप अपने मकान को खुरक्षित 
रखना चाहते हो तो कहीं कोई ट्रेजरी में लॉकर में ले/जाकर त्तो उसको रखोगे नहीं, 
वर्षा में भी वह रहेगा, उसकी सुरक्षा तो यही है कि ब्र्षा का पानी उसमें ठिक्के नहीं। 

वर्षा होली रहे परन्तु एक बूंद पड़ी निकल 2। तब मकान को कुछ नहीं होगा। 


१५० सभग्र खर्छ/४ 


इसी प्रकार योग की प्रणाली के माध्यम से कर्म आ रहे हो तो कोई बात नहीं, हम जितना 
जितना कषाय को कमजोर बनाते जायेंगे क्षीण करते जायेंगे उतना उतना ससार कम 
' होता चला जायेगा। कर्मो की स्थिति और अनुभाग घटता जायेगा। 

यूं आया और यू ही चला गया जैसे वर्षा प्रवाह बस। बहता चला गया। अतः 
जो कर्म बाधे हैं वह उदय मे आयेंगे लेकिन नवीन कर्म जो बंधेगे वे कर्मायत नहीं है 
वे आत्मायत्त है अर्थात्‌ आत्मा के ऊपर निर्धारित है। यदि आत्मा जाग्रत है तो किसी 
भी प्रकार के कर्मोदय से अपने को धक्का नहीं लगेगा। 

यहाँ साम्परायिक आस्रव और बंध को रोकने की बात है इसलिए पाप का बंध 
तब तक नहीं होगा जब तक राग नहीं होगा द्वेष नहीं होगा और रागद्वेष हमारे उपयोग 
की कमजोरी है। हमारा उपयोग जितना चचल होता चला जाता है उतना ही ज्ञेयभूत 
पदार्थों को भी हम हेय या उपादेय के रूप मे इष्ट अनिष्ट मानकर रागद्वेष करते चले 
जाते हैं। इसलिए यदि हम आत्मपुरुषार्थ के माध्यम से सयम के साथ, सवर के साथ 
उस उपयोग को जोड़ दे तो वह बध के लिए कारण नहीं बनेगा। आचार्यों ने इसीलिए 
कहा है कि संयम के माध्यम से सवर होता है मात्र आख्रव नहीं। आत्नव यदि होता 
भी है तो शुभाखव होता है जो अशुभास्रव के समान बाधक नहीं है। अशुभ को मिटा 
देने पर आपको अपने आप मालूम पड़ जायेगा कि शुभ एक औषधि का काम कर रहा 
है जो स्वास्थ्यवर्धक है। 

यदि महाव्रत रूप चारित्र को आस्रव का कारण मान लेंगे तो चौदहवें गुणस्थान 
में भी आख्रव मानना पड़ेगा, वहाँ महाव्रत का त्याग तो किया नहीं है अयोग केवली होकर 
वे ध्यान मे बैठे हैं और ध्यान महाव्रत के बिना नहीं होता। इसका अर्थ है कि आद्रव, 
महाव्रत के माध्यम से नहीं होता, आख्नव का प्रमुख कारण योग है और कषाय भाव 
है। महाव्रत तो संवर का कारण है संवर को करने वाला यदि कोई साधकतम कारण 
है तो वह है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र- यह बात पूज्यपाद 
स्वामी ने स्वयं लिखकर समाधान दे दिया है। 

सवर के सभी साधकतम कारण बिना महाव्रत के नहीं होते। बारह भावनाओं का 
चिन्तन भी मह्नव्रत धारण करने के उपरान्त ही कार्यकारी होता है क्योंकि वास्तविक बारह 
भावनाओं के चिंतन से संवर और निर्जरा दोनों होती हैं, और आत्मा की विशुद्धि 
जितनी-जितनी बढ़ेगी उतना-उतना संवर तत्त्व भी बढ़ता-बढ़ता चला जायेगा और उसके 
माध्यम से एक दिन यह संसारी प्राणी कर्मों की सारी की सारी निर्जरा करके मुक्ति भी 
पा सकता है। 

कर्मोदय से भयभीत न हों बल्कि हम थोड़ा मन को, अपने उपयोग को, कर्म से, 


समता झण्ा7 ४ १2१ 
“कर्म के फल से सारे आसपास के वातावरण से मोड़ लें जीर आज तक जिसको नहीं 
देखा, जिसक्रो नहीं जाना उस ओर अपने उपयोग को लगा ले तो कर्मोदिय का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम बाहर झांकते हैं उसी समय बाहर की बाधाएँ सताती हैं, 
और यह झांकना भी स्वाश्रित है, जब झांकने की इच्छा होती है तब झाकते है कर्म के 
उदय मे नहीं झाकते। यदि कर्म के उदय में झांकते हैं तो फिर झाकते ही रहें। 

जब फाल्गुन मास आता है उस समय रग खेलने का समय आता है होली। होली 
का अर्थ यही है कि उस समय सारे लोग इकट्ठे होकर रंग खेला करते है और आनंद 
का लाभ लेते हैं। कोई-कोाई लोग रग से बचने के लिए बाहर नहीं निकलते पर मन 
मे यह विकल्प जरूर पैदा हो जाता है कि बाहर क्या हो रहा है यह तो देख लूं और 
जैसे ही बाहर झरोके से झाकते है उसी समय रंग लग जाता है। इसमे कर्म का उदय 
नहीं है यह तो मनचलापन है कि बाहर क्या हो रहा है देख तो लूँ। थोड़े से बाहर 
गये और सारे के सारे भीग करके आ जाते हैं रंग में। 

इसी प्रकार उदय जो है बाहर है और सवर तत्त्व को प्राप्त करमे बाली आत्मा 
अदर ही अंदर चली जाती है वहाँ तक उस रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर आये 
कि प्रभाव पड़ा। तो सवर एक कला है। यह आत्मा आख्रव और बंध के उपरान्त जब 
वह कर्म उदय मे आता है तो उदय को सहन नहीं पाता और उदय से डरकर सवर 
तत्त्व को भूल जाता है जिसके फलस्वरूप नया बंध होने लगता है। नये बध को रोकने 
का उपाय यही है कि उदय के प्रभाव से बचा जाये। 

सपेरे होते है न, सपेरे सांप को पकड़ने वाले। वे सांप को क्या ऐसे ही पकड़ लेते 
हैं जाकर फूलमाला जैसे। नहीं, यू ही नहीं पकड़ते। पकड़ने से पहले साप को बुलाते 
है जहाँ कहीं भी वह होता है वहाँ से उनकी ओर आ जाता है तब वे बीन बजाते हैं। 
बीन की आवाज सुनकर वह साप उनके सामने आकर बैठ जाता है। जो बासुरी बजात्ता 
है उसको नहीं काटता। उस बीन के साथ-साथ स्वर-से-स्वर समाहित करके वह झूमने 
लगता है और काटना भूल जाता है। इतनी लीनता आ जाती है संगीत से कि अपने 
काटने के स्वभाव को भूल जाता है और उसी समय सपेरा उसको पकड़ लेता है और 
विषदंश निकाल देता है। 

मैं सोचता हूँ ऐसे ही जब कर्म का उदय आये तो वीत्तराग रूपी बीन बजाना प्रारंभ 
कर दें। उदय तब कुछ नहीं कर पायेगा, वह आकर भी अपना प्रभाव नहीं डाल पायेगा 
वीतरागता में इतनी शक्ति है। राग द्वेष के माध्यम से आत्मा दुखी हो जाता है और 
वीतरागता के माध्यम से सुखी हो सकता है। अब आप स्वयं ही सोचें कि आपको सुख 
चाहिये या दुख। आप झट कह देंगे कि बांटना चाह्मे तो सुख ही चाहिये मुझे। भइया 


9९२ समग्र लण्ड ४ 


सुख को बांट नहीं जा सकता प्राप्त करने की प्यास जगायी जा सकती है। 

जैसे आप लोग जब कोई चीज बना लेते हैं खाने की खीर, हलुआ आदि तो बाटते 
नहीं हैं बल्कि जल्दी-जल्दी खाना चाहते हैं अगर कोई आकर कह देता है कि यह क्या, 
हमें भी थोड़ा सा दो। तब आप कह देते हैं कि वाह भाइया पसीना-पसीना हो रहा हूँ 
सुबह से तब बना है तुम बिना परिश्रम के पाना चाहते हो। थोडा परिश्रम करो तब 
मिलेगा। यह खाने की चीज की बात हुई जो कथचित्‌ बाटी भी जा सकती है लेकिन 
संवर तत्त्व जिसे प्राप्त होता है स्वय के परिश्रम से होता है और उसे बांटा नहीं जा 
सकता। हाँ इतना अवश्य है कि यदि मुझे सवर तत्त्व का आनद लेते देखकर आपको 
रस आ जाये तो आप पूछ सकते है कि इसको कैसे पाया, तो प्राप्त करने का उपाय 
बता सकता हूँ लेकिन दूँगा नहीं क्योकि दिया नहीं जा सकता। 

संवर तत्त्व की मिठास को आज तक आपने नहीं पाया। सोचता हूँ कि इतनी मितस 
को छोड़कर आप कहाँ नीम जैसे कडडुवे भौतिक पदार्थों मे रस ले रहे है। ससारी प्राणी 
की दशा ऊट के समान है। ऊट उस दिन बहुत आनद मनाता है जब कोई नीम का 
वृक्ष मिल जाता है। पचेन्द्रिय के विषयो मे रस लेना, रस मानना यही एकमात्र ससार 
का कारण है। आत्मा के रस को पहचानना चाहिये और उसे प्राप्त करने के लिए सबर 
तत्त्व को अपनाना चाहिये। 

जब कोई आशीर्वाद दे देता है तो शक्ति आ जाती है इसी प्रकार संवर भी एक 
प्रकार के आशीर्वाद का प्रतीक है। जिसके माध्यम से शक्ति आ जाती है और सारे 
बाधक तत्त्व रुक जाते है। एक अमोघ शस्त्र है आस्रव और बध को रोकने के लिए 
यह सवर तत्त्व। हम इस सवरतत्त्व रूपी कवच को पहनकर मोक्षमार्गी बन सकते हैं 
और मोक्ष प्राप्त कर सकते है। यह संवर अनन्य कारण है मोक्ष का और इस सवर 
के लिए गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा परीषह जय और चारित्र आवश्यक हैं। यह सभी 
संवर के लिए साधकतम कारण है। इन सभी की प्राप्ति त्याग के द्वारा ही होगी। बिना 
त्याग के यह चारित्र रूपी हार को पहनना सम्भव नहीं है। इस चारित्र रूपी हार को 
पहनकर ही मनुष्य अलकृत हो सकता है। सफलीभूत हो सकता है। इसके बिना जीवन 
पतित रहेगा, कलकित रहेगा। हमें अपने जीचन को कलंकित नहीं करना बल्कि इन चारित्र 
रूपी आभूषणो से अलंकृत करना है। यही हमारा कर्त्तव्य है। इसी में जीवन की सार्थकता 
है। 

(30 


समा खण्ड ४ ८६+ 


0 निर्जरा 


अभी तक जो कर्मो का आगमन हो रहा था उसका संवर करने के उपरान्त एक 
रास्ता प्रशस्त हो गया, अबे अपना कार्य एक ही रहा कि अपने निज घर मे आत्मा मे, 
हमारी अज्ञान दशा के कारण हमारी असावधानी के कारण जो कर्मों का आगमन हो 
चुका है उनको एक-एक करके बाहर निकालना है। 'एक देश कर्म सक्षय लक्षणा 
निर्जग' - कर्मो का एकटेश अलग होना निर्जर है। 

दस दिन से भी यदि किसी व्यक्ति को निद्रा पानें का अवकाश म मिला हो और 
वह नींद लेना चाहता हो और आपके घर आकर कहे कि मुझे कोई एक कोना दे दीजिये 
ताकि मै पर्याप्त नींद ले सकू, और आप भी उसे कहें कि कोई बात नहीं, आइये, यहाँ 
पलग भी है यह गद्दा भी है तकिया भी है सब कुछ है और जब वह सोने लगे तो उस 
समय आप यह कह दे कि हम पाच छह दिन से इस कमरे में नहीं गये हैं और तो 
कुछ नहीं है एक सर्प बड़ा सा अदर गया है इसलिए हम लोगों ने उसी दिन से इस 
कमरे मे सोना ही छोड़ दिया। 

अब बताइये दस दिन से परेशान वह व्यक्ति क्‍या वहाँ नींद लेगा। नींद लेने की 
इच्छा होते हुए भी वह कहता है कि मैं कैसे नींद लूँ यहाँ नींद लग ही नहीं सकती जब 
मालूम पड़ गया कि यहाँ सर्प है तो अब उसे यहाँ से निकाले बिना नहीं सोझेंगा। और 
वह व्यक्ति सभी प्रयास करके सर्प को निकालकर ही बाद में शयन करता है। 

यह तो सामान्य सी घटना हुई। मैं यह सोचता हूँ कि आप लोग कैसे नींद ले रहे 
है। एक नहीं, दो नहीं पूरी आठ कर्मों के रूप में एक समय में अनन्तानन्त पुदूगल कार्मण 
वर्गणाओ के समूह कर्म के रूप में प्रिणत होकर सर्प की भांति आत्मा के प्रदेशों पर 
अपनी सत्ता जमाये हुए हैं और आप निश्चिन्त होकर सो रहे हैं। इतना ही नहीं उसके 
साध-साथ और शुत्रओं को निमंत्रण देने वाले आत्मगत वैभाविक परिणंति रूप शत्रु जी 
अनादि काल से रह रहे हैं उनके लिए भी आपके द्वारा आश्रय स्थान मिल रहा है। 
आपकी निद्मा बड़ी विचित्र है। 

यदि उस व्यक्ति को नहीं बताया जाता कि यहाँ सर्व है और वह निर्विध्न रूप से 


है 4 समग्र छत्ड/४ 


वहाँ सो जाता और निद्रा लग जाती तो भी कोई बात नहीं उसे ज्ञात नहीं था ऐसा कह 
सकते हैं। जो संसारी जीव अज्ञानी हैं उन्हें मालूम नहीं है कि आत्मा के शत्रु कौन हैं 
मित्र कौन हैं और वे शत्रु के सामने भी सो रहे हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन आप 
लोगों को तो यह विदित झे गया है कि आठ कर्म और उन कर्मों में भी जो रागद्वेष 
हैं वे अपने शत्रु हैं फिर भी उन आत्मा का अहित करने वाले शत्रुओ को अपनी गोद 
में सुलाकर आप सो रहे हैं तो आपका ज्ञान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 

जान बूझकर अध बने है आखन बॉधी पाटी' - यही बात है। यदि अधा गिरता 
है कुंए में तो कोई बात नहीं किन्तु जानते हुए भी जो जानबूझकर अधा बन रहा है 
वास्तव में अंधा तो वही है। जो अधा है वह तो मात्र बाह्य इन्द्रियो की अपेक्षा अधा 
है किन्तु जो व्यक्ति रागद्वेष रूपी मदिरा पीते हुए जा रहे हैं उनके पास आँखे होकर 
भी अध बने हैं। आँखे होते हुए भी जिस समय आँखों पर पट्टी बाध लेते हैं तो प्रायः 
करके बच्चे ही यह खेल खेलते हैं। उसको क्या कहते है आखमिचौनी। हॉँ वही है यह 
खेल। मैं सोचता हूँ यहाँ सारे के सारे यही खेल रहे हैं आँखमिचौनी। यहाँ कोई आँख 
वाला दीखता ही नहीं। 

अंधकार में एक व्यक्ति इधर से आ रहा था अंधा था, और इधर से जा रह्म था 
एक आँख वाला। दोनों आपस में टकरा गये। आँख वाले के मुख से सर्वप्रथम आवाज 
आयी कि क्या अंधे हो तुम। जह्«ँ कहीं इस तरह की घटना होती है तो प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी गलती नहीं स्वीकारता। जो अधा व्यक्ति था उसने कहा कि हो भदया आप ठीक 
कह रहे हैं मैं अंधा हूँ मेरे नेत्र ज्योति नहीं है। गलती तो हो गयी माफ कर देना। दूसरे 
दिन वह व्यक्ति उस अंधे से फिर मिल गया लेकिन आज उसने देखा कि अंधे के हाथ 
में लालटेन थी। उसने पूछ लिया कि अरे ! तुमने तो कल कहा था कि तुम्हारे आख 
नहीं है तुम अंधे हो फिर हाथ में यह लालटेन क्यों ले रखी है। लगता है दिमाग ठीक 
नहीं है। वह अंधा मुस्कराया और उसने कहा कि यह लालटेन इसलिए रखे हूँ कि चूंकि 
मेरे पास आँख तो नहीं है और मुझे आवश्यकता भी नहीं है लेकिन आप जैसे आँख 
कले लोग टकरा न जाये, उनको देखने में आ जाए कि मैं अंधा हूँ। पर इसके उपरान्त 
थी यदि आप टकराते हैं तो क्या कह्म जाये। ऐसा ज्ञान तो मात्र भार रूप है। 

जहाँ कोरा ज्ञान होता है उस ज्ञान के माध्यम से जो कार्य करना चाहिये वह यदि 
नहीं होता तो ऐसे में 'ले दीपक कुएँ पड़े' वाली कह्मवत चरितार्थ झेती है। जिन जीवों 
को ज्ञात नहीं है आत्मा का अहित किस में है उनकी तो कोई बात नहीं। एकेन्विय, दो 
इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौ इन्द्रिय और असंन्ञी पंचेन्द्रिय को तो मालूम नहीं है कि हित 
अहित क्‍या है इसलिए वे भटक रहे हैं ठीक है किन्तु जिन्हें मालूम पड़ गया है यह 


समत्र खणा/४ | है 25 
विदित हो गया है कि आत्मा का अहित किस में है उनकी बात ही निराली है। 

क्रोध मान, माया, लोभ, रोगद्वेष परिणाम। ये ही तेरे शत्रु हैं समझी आतमराम। |! 
हमारा अहित करने वाले हमारे शत्रु अंदर छिपे हैं उन्हें हम निकाल दें। पहौँसी की 
ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। बाहर कोई शत्रु है ही नहीं बाह्य शत्रु और मित्र - 
ये मात्र नैभित्तिक हैं! इनमें हमें हर्ष विषाद देने की सामर्थ्य नहीं हैं देखो दीवार पर 
अगर एक गेंद आपने फेंक दी तो दीवार ने प्रत्युत्तर में आपकी वह मेंद वापिस लीटा 
दी वास्तव में दीवार ने नहीं फेंकी किन्तु दीवार के निमित्त से गेंद का परिणमन ऐसा 
होता है कि जितनी तेजी से आप फेंकोगे उतनी ही तेजी से वह टकराकर कपिस आयेगी। 

जो आपने फेंका उसी का प्रतिफलन है यह। न तो दीवार के पास ऐसी कोई शक्ति 
है न ही गेंद के पास है। अपने आप वह गेंद जाकर नहीं टकराती गेंद में उस प्रकार 
की प्रक्रिया हम पैदा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये रागद्वेष हमारी ही प्रतिक्रियाएं 
है इनको हम ही करते हैं और हम ही बार-बार परेशान होते चले जाते हैं। शत्र और 
मित्र हमारे अंदर हैं। किनको हटाना है और किनका पोषण करना है यह समझ में आा 
जाये। यही ज्ञान का फल है। 

ज्ञानस्य फल उपेक्षा अज्ञान हानिर्वा' उपेक्षा का अर्थ है चारित्र अर्थात्‌ रागद्वेष 
की निवृत्ति और अज्ञान की हानि का अर्थ है जो आज तक अज्ञान हमने पाला है वह 
सारा नष्ट हो जाये यही क्रम अच्छा है। चारित्र पहले होता है स्वाभाविक ज्ञान केवलञ्ञान 
उसके बाद होता है। केवलज्ञान स्वाभाविक ज्ञान है। इसकी प्राप्ति के लिए चारित्र नितान्त 
आवश्यक है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है ऐसी कोई पगडंडी नहीं है जिस पर चलकर बिना 
चारित्र के हम केवलज्ञान-सूर्य की प्राप्त कर लें। इसलिए जो कोई भी शास्त्र स्वाध्याय 
का परिणाम निकलेगा उसमें प्रथम परिणाम तो यही है कि तत्काल उस व्यक्ति को चारित्र 
की ओर मुड़ना होगा। अपेक्षा अर्थात्‌ रागद्देष और रागद्वेष का एक विलोम भाव है 
उपेक्षा अर्थात्‌ राग द्वेष का अभाव और वास्तविक निर्जरा इसी को कहते हैं। 

आप लोग निर्जरा कर नहीं रहे हैं आप लोगों की निर्जरा हो रही है। यहाँ मैं करने 
की बात कह रहा हूँ। होने की बात तो ऐसी है कि वैसे ही समय आने पर कर्मों की 
निर्जा होती है लेकिन आस़व की धारा भी बहती रहती है इसलिए ऐसी निर्जरा से कभी 
भी कर्म-शत्रुओं का अभाव नहीं हो सेंकता। समय पर होने वाली सविपाक निर्जरा जो 
संसारी प्राणियों के प्रत्येक समय हो रही है वह अरहट चक्र की भाँति हो रही है। अरहट 
चक्र, घटी यंत्र को बोलते हैं जिसे आप लोग रहट भी बोलते हैं। इसमें कई कलश या 
मटकियाँ बंधी होती हैं और मयकियाँ एक के ऊपर एक इस तरह बंधी होती हैं कि 
जांधी मटकियाँ' खाली' हंसी जाती हैं और आधी मटकियाँ भरी हुई ऊपर उठती जाती 


१५६ समग्र ख्द,/४ 
हैं। यह क्रम चलता रहता है! 

एक माला मरकियों की रहती है और मालूम नहीं पड़ता कि कब खाली होती है 
और कब ये भरती हैं। भरती भी हैं और खाली भी होती हैं तथापि पानी आना रुकता 
नहीं है। सविपाक निर्जरा आपके द्वारा इसी तरह हो रही है। उदयागत॑ कर्म निर्जार्ण 
हो रहे है पर सत्ता मे नये कर्म भी आते जा रहे है। बैलेन्स ज्यों का त्यों बना है। यह 
निर्जाा कार्यकारिणी नहीं है। एक निर्जरा ऐसी भी है जो आत्म-पुरुषार्थ से होती है वह 
निर्जरा 'तपसा निर्जरा च' वाली निर्जरा है। 

अपने आप कर्म निर्जर होने से मुक्ति नहीं मिलती। जब कभी भी विगत में जिन्होने 
मुक्ति पायी है या आगे मुक्ति पायेगे या अभी जो मुक्ति पाने वाली आत्माएँ है सभी 
ने अपने आत्म-पुरुषार्थ के बल पर मुक्ति पायी है पायेगे और पा रहे हैं, विदेह क्षेत्र 
से। जब पुरुषार्थ के बल पर बध किया है तो मुक्ति भी पुरुषार्थ से ही होगी। यदि 
अपने आप बध हो गया हो तो अपने आप मुक्ति भी मिल सकती है और यह भी 
ध्यान रखो यदि अपने आप बंध हो रहा है तो मुक्ति संभव ही नहीं है क्योंकि बध 
होता ही चला जायेगा निरन्तर। 

इसलिए अपने आप यह कार्य नहीं होता आत्मा इसका कर्त्ता है और वही भोक्ता 
भी है। इसलिए आचार्यो की दृष्टि मे आत्मा ही अपने आप का विधाता है ब्रह्मा है, 
विश्व का विधाता नहीं, वह अपने कर्मो का है। कर्म को संस्कृत में विधि भी कहते है। 
विधि कोई लिखता थोड़े ही है हम जो कर्म करते है वे ही विधि के रूप मे हमारे साथ 
चिपक जाते हैं और इस विधि का विधाता आत्मा है हम स्वय हैं। आत्मा ब्रह्म भी है, 
वह सरक्षक है इसलिए विष्णु भी है और आत्मा चाहे तो उन कर्मों का संहार भी कर 
सकता है इसलिए महेश भी है। एक ही आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप है। 

आल-पुरुषार्थ के द्वारा की जाने वाली निर्जरा ही वास्तविक निर्जरा है जो मोक्षमार्ग 
में कारणभूत है। इसे पाये बिना मोक्ष संभव नहीं है। आप तो कृपण बने हुए हैं कि 
कमाते तो जा रहे हैं रखते भी जा रहे हैं पर इसे खर्च नहीं करना चाहते छोड़ना नहीं 
चाहते, और कदाचित्‌ छोड़ते भी हैं तो पहले नया ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे काम नहीं 
चलेगा तप करना होगा। निर्जरा की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने बतलाया है कि निर्जरा 
कहाँ से प्रारम्भ होती है। उन्होंने लिखा कि जो भगवान का सच्चा उपासक होता है उसी 
से वह प्रारंभ होती है। अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम में भी यह निर्जरा होती है। 

अविपाक निर्जरा बाद में तप के माध्यम से संयम के माध्यम से हुआ करती है। 
अविरत सम्यन्दृष्टि गृहस्थ भी अनन्तानुबंधी जन्य असंयम को समाप्त कर देता है तो 
उसका मार्ग भी प्रशस्त होने लग जाता है। साथ ही दर्शन मोहनीय जो कि भुलावे में 


सका 8 92७ 


डालने वाला है उसे मिटाने के उपरान्त एक शक्ति आ जाती है। चारित्र मोहनीय को 
भी धक्का लग जाता है। चारित्र मोहनीय की शक्ति कम पड़ने लगती है इसलिए निर्ज़रा 
तत्त्व वहीं से प्रारंभ हो जाता है। चूंकि यह निर्जरा तत्त्व पूर्ण बध को रोक नहीं सक्रता 
इसलिए उसे मुख्य रूप से निर्जरा मे नही गिनते किन्तु गिब॑ती में प्रथम तो बह आ जाता 
है 


यहाँ बात चल रही है उस निर्जरा की जो मुख्य है। जो तप के माध्यम, से हुआ 
करती है। निर्जरा का अर्थ है अदर के सारे के सारे विकारों को निकाल कर बाहर फेक 
देना। जब तक अदर के विकारों को निकाल कर हम बाहर नहीं फेकेंगे तब तक अदर 
के आनंद का जो ज्ञोत है वह स्रोत नहीं फूटेगा और जब तक वह आनंद नहीं आयेगा 
तब तक हमारा सवेदन दु'सवेदन ही रहेगा, दुख का सवेदन रहेगा। 

निर्जरा करने बाला व्यक्ति बहुत होशियार होना चाहिये। पहले दरवाजा बद कर 
ले अर्थात्‌ कर्मो के आगमन का द्वार बद कर ले फिर अदर-अदर टटोले और एक-एक 
करके सारे कर्मो को निकाल दे। अदर से कर्मो को निकालने के लिए जरा सी ज्ञान-ज्योति 
की आवश्यकता है क्योकि जहाँ घना अधकार छाया हुआ होता है वहाँ थोड़ा सा भी 
प्रकाश पर्याप्त हो जाता है। आंख मीचकर बाहर के सारे पदार्थों को सबर के माध्यम 
से हटा दिया जाए फिर अदर ज्ञान-ज्योति को प्रकाशित कर दे तो उपादेय कौन और 
हेय कौन है सब मालूम पड़ जाता है तभी निर्जरा सभव होती है। जब तक हमारी दृष्टि 
बाहर लगी रहेगी तब तक निर्जरा की ओर नहीं जायेगी। इसीलिए आचार्यो ने पहले 
सवर को महत्व दिया कि विकार आने का द्वार ही बद कर दो। आने वाले सभी मार्गों 
का सवर। 

अजमेर की बात है। एक विद्वान जो दार्शनिक था वह आया और कहा कि महाराज, 
आपकी चर्या सारी की सारी बहुत अच्छी लगी, श्लाघनीय है। आपकी साधना भी बहुत्त 
अच्छी है लेकिन एक बात है कि समाज के बीच आप रहते है और बुरा नहीं माने तो 
कह दूँ। हमने कहा भैया, बुरा क्या मानूगा, जब आप कहने के लिए आये हैं तो बुरा 
मानने की बात ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा मानूगा और यदि मेरी कमी है तो मजूर 
भी करूँगा। उन्होंने पुनः कहा कि बुरा नहीं माने तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको 
कम से कम लगोटी तो रखना चाहिये। सम्राज़ के बीच आप रहते हैं उठते-बैठते 
आहर-विहार-निहार सब करते हैं और आप तो निर्विकार है। लेकिन हम लोग रागी 
हैं इसलिए लंगोटी रख लें तो बहुत अच्छा। 

यह चर्चा उस समय की है जब भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया जाने 
वाला था। कई चित्रों के साद भगवान महावीर स्वामी का एक चित्र भी रखा था। उस 


श्श्ष समग्र ख्य/४ 


किताब को जब मैंने देखा तो पाया कि हमारे भगवान महावीर तो इसमें नहीं है। लोगों 
ने कहा कि इसमें हैं देखिये अंतिम नम्बर उन्हीं का है। मैंने कहा कि ये तो आप लोगों 
जैसे दीख रहे हैं। लोग कहने लगे नहीं ये तो बिल्कुल दिगम्बर हैं मैंने कहा मुख तो 
सभी का दिगग्बर है पर इतने से कोई दिगग्बर नहीं होता। आपमे वस्त्र भले हीं नहीं 
रखे पर वस्त्रःआवरण भी कई प्रकार के हैं भगवान के सामने चित्र मे यह जो लकड़ी 
लाई गयी है वृक्ष दिखाया गया है वह भी वस्त्र का काम कर रही है। इसे हटायेगे तभी 
हमारे महावीर भगवान से साक्षात्कार होगा। 

उस समय यह बात चली थी कि एक लंगोटी तो आप पहन ही लो। हमने कहा 
भइया ऐसा है कि महावीर भगवान का बाना हमने धारण कर रकक्‍्ख़ा है और इसके 
माध्यम से महावीर भगवान कम से कम ढाई हजार वर्ष पहले कैसे थे, यह भी ज्ञात्त 
होना चाहिये। तो वे कहने लगे महाराज आप तो निर्विकार हैं और सभी की दृष्टि से 
कहा है। मैने कहा अच्छा। आप दूसरों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसा करे 
कि लगोटी में तो ज्यादा कपड़ा लगेगा, और महावीर भगवान्‌ का यह सिद्धान्त है कि 
जितना कम परिग्रह हो उतना अच्छा है। आप एक छोटी सी पड्टी रख लो और जिस 
समय कोई दिगग्बर साधु सामने आ जाये तो धीरे से ऑख पर ढक ले। जो विकारी 
बनता है उसे स्वय अपनी आँख पर पड्टी लगा लेनी चाहिये। 

महावीर भगवान निर्जरा तत्त्व को अपनाने वाले थे। सवर को अपनाने वाले थे। 
उन्होने कहा कि जिस मार्ग से कर्म आ रहे हैं उसे ही बद कर दिया जाए, बाहरी द्रव्य 
अपने आप ही बद हो जायेंगे। अगर अपना दरवाजा बद कर लो तो सबका आना रुक 
जाता है। आत्मा के छह दरवाजे हैं पाँच इन्द्रिय संबधी झरोखे हैं और छठा दरवाजा 
है मन। आत्मा का उपयोग इन छहों के माध्यम से बाहरी हेय तत्त्व को उपादेय की 
दृष्टि से अपनाता है। बाह्य तत्व आते नहीं हैं स्थान से स्थानान्तर नहीं होते किन्तु प्रमेयत्व 
गुण के माध्यम से आत्मा पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि इंद्रिय और मन का द्वार 
बंद है तो बाहर का रिफ्लेक्शन अदर नहीं आयेगा। इसी को कहते हैं संवर तत्त्व। इससे 
आत्मा के अंदर की क्षक्ति अंदर रह जाती है और निर्जरा के लिए बल मिल जाता 
है 

अविरत सम्यग्दृष्टि के होने वाली निर्जरा एकान्त रूपसे अविपाकी निर्जरा नहीं है 
क्योंकि वह बंध तत्त्व के साथ चल रही है। उस निर्जरा को गज स्नानवत्‌ कहा है। जैसे 
स्नान के समय हाथी करता है कि स्नान तो कर लेता है किन्तु इधर स्नान किया और 
उधर ढेर सारी धूल अपने सिश्पर उडेल ली। भशया! निर्जरा होना अलग बात है और 
निर्जा करना बात अलग है। अविरत सम्यम्टूष्टि के निर्जरा हो रही है, लेकिन तप के 


समय संण्ड. "है ई 04० 


द्वारा जो निर्णरा की जाती है वह तो संयमी के ही होती है। कई लोगों का ऐसा सोचमा 
है कि जो सम्यग्दृष्टि बन ही गया है तो जब इसके उपराम्त पूजन करना, प्रक्षाल करना, 
दान आदि देना इससे और ज्यादा निर्जरा तो होने वाली नहीं। शंका बहुत उपयुक्त है 
लेकिन आप एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। पहले मैंने एक बार कहा था कि आप जैनी 
बन के काम करो। अकेले जैन मत लिखा करो। अंग्रेजी में 3#्ाष शब्द में एक ही 
आई है अर्थात्‌ आप एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। जैनी लिखे दो तो दो आई हो जायेंगीं 
4/४४ तब ठीक रहेगा दो आँख हो जांयेंगी। दोनों नयों से देखना ही समीचीन दृष्टि 
है। 

श्रावक के लिए घट आवश्यक कहे गये है। उनमें देव पूजा, गुरुभक्ति, 
स्वाध्याय, सयम, तप और दान इन सभी को प्रतिदिन करना आवश्यक है। हम तो सोचते 
है दिने दिने के स्थान पर पदे पदे या क्षणे क्षणे होना चाहिये। ये छहों कार्य प्रतिपल 
एक के बाद एक करते रहना चाहिये। इसमे प्रमाद नहीं करना चाहिये। आवश्यक जिस 
समय मे जो है वह ही करना। “अवश्यमेब भव आवश्यक" ऐसा कहा गया है हमारे 
आचार्यों ने जब ग्रंथ लिखे तो वे यह जानते थे कि जो श्रावक हैं गृहस्थ हैं उनके लिए 
भी कोई आवश्यक बनाने होगे ताकि विषय-कषाय से बचा जा सके। जो मन मे आया 
वही लिख दिया हो ऐसा नहीं है पूर्वापर विचार करके, तर्क की कसौटी पर तौलकर 
और अनुभव से उन्होंने लिखा है। 

पूजा के समय सम्यग्दृष्टि को बध तो होता है क्योंकि जब वह पूजा करता है तो 
आरभ तो होगा ही इसमे कोई सदेह नहीं है लेकिन आचार्यों ने कह है कि बंध ही अकेला 
होता हो ऐसा नहीं है। उन्होंने कह्म है कि ये आवश्यक गृहस्थ के लिए तप के समान 
कार्य करते है। जिस समय अविरत सम्यर्दृष्टि गृहस्थ प॑चेन्द्रिय के विषयों में लीन हो 
जाता है अर्थात्‌ विषय सामग्री का सेवन करता है उस समय उसके अनन्तानुबंधी 
सबधी और मिथ्यात्व सबधी कर्म प्रकृतियों का आस्रव बध तो नहीं होता लेकिन 
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि के द्वारा होने वाला बध तो अवश्य होता है और उस 
समय कर्म प्रकृतियों में उच्च स्थिति अनुभाग के साथ बंध होता है। उस समय उसके 
निर्जरा नहीं हुई किन्तु बंध ही हुआ। 

लेकिन पूजा के समय अविरत सम्यग्दृष्टि गृहस्थ अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया 
लोभ की हीन स्थिति के साथ बंध करेगा और अनुभाग भी मंद होगा। उस समय पाप 
प्रकृतियों के अनुभाग और स्थिति में कमी आयेगी उनमें द्विस्थानीय बंध ही हुआ करता 
है। जिस समय वह पूजन करेगा उसी समय में वह अप्रत्याख्यान को समाप्त भी कर 
सकता है क्योंकि उस समय भूमिका इस प्रकार की होती है उसके देशव्रत लेने की भावना 


9६० समग्र खण्ड/ ४ 


जागृत हो सकती है। महाव्रत धारण करने की भावना हो सकती है। क्योंकि वीतराग 
मुद्रा सामने है उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, और अदर का सम्यग्दर्शन बोलता 
'है कि कमजोरी कहाँ पर है क्यो वस्त्रों में अटक रहे हो। इस प्रकार का विचार आते 
ही सभव है वह जीवन में वीतराग मुद्रा को धारण कर ले। इसलिए भगवान के सामने 
जाकर उनसे भेट तो कर लेना चाहिये ताकि उनके अनुरूप बनने के विचार जागृत हो 
सकें, विषय कषायों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो सके। जो कि निर्जरा का कारण है। 

पूजन करते समय अप्रत्याख्यान की निर्जरा तो होती ही है साथ ही जिस समय 
वह सम्यग्दृष्टि भगवान्‌ के सामने पूजन करने लग जाता है और प्रभु पतित पावन बोलने 
लग जाता है तो उस समय अनन्तानुबधी की उदीरणा होकर अकाल में ही वह खिर 
जाती है। अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया लोभ की जो चौकड़ी मिथ्यात्व के साथ 
संबध रखने वाली है वह सारी की सारी अप्रत्याख्यान के रूप मे आकर फल देकर चली 
जाती है किन्तु सम्यक्त्व बाधित नहीं होता। जिसके अनन्तानुबधी सत्ता मे है उसे सत्ता 
मे से तो निकालना होगा क्योकि उदय मे आ जायेगी तो सम्यग्दर्शन का घात हो जायेगा। 
यह पूजन इत्यादि षट्‌ आवश्यक सारे के सारे अदर के कर्मो को निकालने के उपक्रम 
हैं। 

इसलिए सम्यग्टृष्टि भगवान्‌ के सामने जाकर अगर एक घटे कम से कम पूजन 
करता है तो उतने समय के लिए अनन्तानुबधी की निर्जरा होती है। जिस व्यक्ति को 
निर्जरा तत्त्व के प्रति बहुमान है वह व्यक्ति सम्यग्दृष्टि होकर घर मे नहीं बैठेगा और 
पूजन की बेला को नहीं टालेगा और यदि टालता है तो वह सम्यग्दर्शन का पोषक नहीं 
है। यही कहना चाहिये। सम्यग्दृष्टि श्रावक अष्ट मगल द्रव्य लेकर पूजा करने जाता 
है और हमारे द्वारा होने वाली पूजन में द्रव्य नहीं रहती भावों से ही पूजन होती है। 

यदि आप श्रावक चाहे कि द्रव्य न लगे, भाव पूजन हो जाये और निर्जरा भी हो 
जाये तो सभव नहीं है। आप यदि द्रव्य नहीं लगाना चाहते तो इसका अर्थ यही है कि 
आपको द्रव्य के प्रति मोह है और मोह है तो बंध होगा निर्जरा नहीं होगी। भगवान के 
सामने पूजन करने का अर्थ यही है कि विषय सामग्री का विमोचन-यानी निर्जरा तत्त्व 
का आहवान। विषय सामग्री चढ़ाई जाती है भगवान को दी नहीं जाती। हमारे भगवान 
लेते नहीं है पर आपके पास जितना है उसे छुड़वा देते हैं। तीर्थस्थल पर आप॑ बैठे है 
तो यहाँ अपने आप छोड़ने के भाव जागृत हो जाते हैं। घर में रहकर यह भाव जागृत 
नहीं होते। 

घर मे जब खाना खाते है तो कहते हैं पाटा बिछा दो, पंखा चला दो, बिजली का 
नहीं तो हाथ से ही सही, थाली रक्खो, अच्छी चमकती हुई, गिलास रखो, लोटा रखो 


समग्र व्काइ(४ ह 9६१ 
पानी भर कर सारी सुख सुविधाएँ चाहिये लेकिन यहाँ क्षेत्र पर आप लोग खाना ख़ाते 
है तो यहाँ कोई पाटा नहीं है, थाली नहीं है यू ही एक तरफ बैठे-बैठे कैसे भी करके 
खा लेते हैं पांच मिनिट में। यही तो त्याग है। तीर्थ पर भगवान के सामने सभी व्यक्ति 
प्राय. ब्रती बन जाते हैं त्याग की सीख ले लेते हैं। यहाँ तो प्रत्येक समय त्याग तपस्या 
की बात है निर्जरा की बात है। यहाँ निरन्तर चाहें तो मोक्षमार्ग चल रहा है। संसारी 
और गृहस्थ चौबीस घटे राग-द्वेष और विषय-कषाय मे, धर्म ध्यान को छोड़कर लगे 
हुए है। इन घट्‌ू-आवश्यको के माध्यम से वीतराग प्रतिमा के सामने पूजन का सौभाग्य 
मिल जाता है और ऐसी निर्जरा होती है अविपाक निर्जरा जो तप के माध्यम से होती 
है। इसलिए पूजन धर्म आवश्यक है। 

जो साधक है उन्हे पूजन अपने अनुकूल करना चाहिये। आपको “श्रावक को अष्ट 
मगल द्रव्य से पूजन का विधान है और हम लोगों को“मुनिजनों को अष्ट मंगल द्रव्य 
के अभाव मे भावो की निर्मलता मे कोई कमी नहीं रखना चाहिये। मुनि लोग जब भी 
भगवान की पूजा करते है तो उस समय आप से भी असख्यात गुणी कर्म की निर्जरा 
कर लेते है। केवल आत्म-तत्त्व के माध्यम से ही निर्जरा होती है ऐसा एकान्त नहीं है। 
सामान्य रूप से होने वाली निर्जरा तो मिथ्यात्व के उदय में भी होती है। मिथ्यात्व का 
उदय बाद मे समाप्त होता है। अनन्तानुबधी पहले समाप्त हो जाती है निर्जर तो वहाँ 
भी होती है लेकिन यहाँ इस प्रकार की निर्जरा की बात हम नहीं कर रहे है। सजग 
होकर ज्ञान के साथ जो निर्जरा की जाती है, और पूजन आदि षट्‌ आवश्यको के 
माध्यम से वह जितनी-जितनी बढ़ती है उतने-उतने अशो में वह निराकुल बनता चला 
जाता है। यही षट्‌ू-आवश्यक श्रावक के लिए निराकुलता में कारण बनते हैं। सम्यग्दृष्टि 
इनके माध्यम से विशेष निर्णय करता है और आगे बढ़ता जाता है। 

गृहस्थ होकर भी जितना अधिक आपका धार्मिक क्षेत्र मे समय खर्च होगा उतना 
ही आपकी सत्ता मे जो अनन्तानुबंधी है वह सक्रमित होकर बिना फल दिये ही चली 
जायेगी। यदि आप सजग हो करके देवगुरु शास्त्र की घुजन, उनकी उपासना, 
आराधना उनका चिन्तवन करते है तो उस समय कर्म खिरते चले जाते हैं। मिथ्यात्व 
भी जो सत्ता मे है वह उदयावली में आकर सम्यक्त्व प्रकृति के रूप मे फल देकर चला 
जाता है इस प्रकार मिथ्यात प्रकृति की निर्जरा हो जाती है और आपके सम्यक्ल् प्रकृति 
के उदय मे सम्यग्दर्शन ज्यों का त्यो बना रहता है। 

जिस प्रकार आप लोग आठ घंटे की ड्यूटी दे देते हैं उस समय आपको जो वेतन 
बधा हुआ है वह मिल जाता है विश्वस्त होकर काम करो और थोड़ा प्रमाद भी हो जाये 
तो भी वेतन पूरा मिलता है ऐसे ही सम्यग्दृष्टि भगवान के सामने जाकर सो भी जायें 


१६२ समग्र खण्ड/४ 
तो भी वेतन मिलता रहता है। यदि ओवर डूयूटी कर ले तो फिर कहना ही क्या? एक 
व्यक्ति पसीना-पसीना हो रहा था मैंने पूछा कि भहया ऐसा इतना काम क्यों करते हो, 
समय पर किया करो। उसने कहा क्या करें महाराज घर की बात, बेटी के दहेज के 
लिए धन तो चाहिये इसलिए अभी दो तीन साल के अंदर ओवर डयटी करके कमा 
रहा हूँ। अब सोचो, ससार के कार्यों में इस प्रकार कमा सकते हैं तो तप के माध्यम 
से षट्‌ आवश्यको के माध्यम से मोक्षमार्ग में निर्जरा को भी बढ़ा सकते हैं। 

समय से पहले अकाल में ही इस प्रकार आवश्यकों के माध्यम से निर्जरा हो सकती 
है और नये बंध से बचा जा सकता है अत पूजन आदि करना परम आवश्यक है। 
पूजन के माध्यम से मात्र बध ही होता हो ऐसा नहीं है क्योंकि बंध की प्रक्रिया न तो 
पूजन के समय पूर्णत रुकी है और न ही विषय भोगो के समय रुकी है बल्कि जिस 
समय पूजन करते हैं उस समय पाप की निर्जरा हो जाती है उसका बध रुक जाता है 
और शुभ-बध प्रारभ हो जाता है। पूजन को केवल बध का कारण कहना- इस तत्त्व 
को नहीं समझना है। साथ ही साथ यह पाप का समर्थन करना है क्योकि वह व्यक्ति 
पाप से मुक्त होकर मुनि तो बना नहीं है। 

अष्ट द्रव्य से पूजन करना आस्रव का कारण है ऐसा उपदेश उन व्यक्तियो के सामने 
सुनाने योग्य है जो मुनि बनने के लिए तैयार हैं। यदि गृहस्थ होकर द्रव्य पूजन नहीं 
करना चाहते तो गृहस्थ से ऊपर उठ जाओ फिर भाव पूजन करो, फिर मदिर जाने की 
भी आवश्यकता नहीं है लेकिन मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है तो घर जाने की 
भी आवश्यकता नहीं है यह भी बात है ध्यान रखो। आप चाहें कि मदिर जाना छूट 
जाये, घर में बैठे रहें और निर्जरा भी हो जाये तो सभव नहीं है निर्जरा नहीं मिलेगी 
वहाँ तो जरा ही मिलेगी बुढ़ापा मिलेगा। अत. सभी विवक्षाओं को देखने, सोचने विचारने 
की बड़ी आवश्यकता है। 

ननहें-नन्‍्हें बच्चों के सामने यदि पूजा को बध का कारण बता देंगे तो कभी उनको 
और न आपको समझ मे आयेगा कि वास्तव में आस्रव और बंध क्या है और निर्जरा 
तत्त्व क्या है मोक्ष क्या और जीव तत्त्व क्या है। वह श्रेष्ठ डॉक्टर है जो रोगी को दवाई 
देता है निदान ठीक-ठीक करता है साथ ही अनुपान का भी ध्यान रखता है। एक माह 
का बच्चा है और बीमार हो जाता है तो डॉक्टर औषध देगा पर उसे ध्यान रखना होगा 
कि कौन-सी देना कितनी मात्रा मे देना और किस अनुपान के साथ देना है। यदि पहलवान 
की तरह मात्रा और अनुपान लेंगे तो प्राण संकट में पड़ जायेंगे। 

इसी प्रकार जो अभी पूजन ही नहीं कर रहा है धर्म-ध्यान की ओर जिसकी दृष्टि 
नहीं है उसे पूजन बंध का कारण है-यह बता दिया जाए तो वह मोक्षमार्ग पर कभी 


समाएखन्‍्ड/४ ह १६३ 
आरूढ़ नहीं हो पायेग़ा। मोक्षमार्ग से विचलित होकर उन्मार्ग पर बढ़ जायेगा निचली 
बात यदि छुडाना है तो धीरे-धीरे उस व्यक्ति को ऊपर की बात उपादेय के रूप मे बला 
दो। यदि द्रव्य पूजन से बचान्म चाहो तो सभी प्रकार के आरम्भ परिग्रह से ऊपर उठ 
जाओ, निरारम्भ बन जाओ निस्परिग्रही हो जाओ ग्यारह प्रतिमाएं ले लो। 

संसार के तो अनेक पाप कार्य करना और भगवान की पूजन को बध का कारण 
बताना अथवा भोग को निर्जरा का कारण बताना यह सब जैन सिद्धान्त का अपलाप 
है। बिवक्षा समझनी चाहिये। यह ता मोक्षमार्ग को अप्रशस्त करना है। जो ऊपर उठने 
वाले है उन्हे नीचे गिराना है सम्यग्टृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है लेकिन ध्यान रखना 
भोग कभी निर्जरा का कारण नहीं होता। यदि भोग निर्जरा का कारण है तो योग 
(ध्यान) बध का कारण होगा। सोचना चाहिये ऐसा कहने वालों को। कौन से शब्दो का 
अर्थ कहाँ क्या लिखा है किस व्यक्ति के लिए लिखा गया है। कुछ भी याद नहीं। आगम 
का जरा भी भय नहीं। कोई विवेक नहीं और धर्मोपदेश चल रहा है। यह ठीक नहीं 
है भइया। 

सम्यग्दृष्टि का भोग भी निर्जया का कारण है- ऐसा कथन आया है सभी जानते 
है किन्तु कस व्यक्ति के लिए आया है यह भी देखना चाहिये। जो व्यक्ति बिल्कुल 
निर्विकार वीतराग सम्यग्दृष्टि बन चुका है और दृष्टि जिसकी तत्त्व तक पहुँच गयी है 
इसके सामने वह भोग सामग्री, भोग सामग्री न होकर जड़ पदार्थ मात्र रह गयी है उस 
व्यक्ति के लिए कहा है कि तू कही भी चला जाये तेरे लिए ससार निर्जरा का कारण 
बन जायेगा। 

भगवान की मूर्ति वीतराग प्रभु की मूर्ति निर्जता के लिए कारण है सबर के लिए 
कारण है लेकिन सिनेमाघर में जाकर कोई चित्र देखो तो क्या वहाँ निर्जरा होगी? सभव 
नहीं है आपको। आप स्वय को भूल जायेंगे। समाधि के स्थान पर समाप्ति हो जायेगी। 
व्यसनो में पड़कर भगवान को भूल जाना, साथ ही अपने आप को भूल जाना अलग 
है और निर्विकल्प ध्यान में लीन होकर अपने को भूल जाना अलग है दोनो मे बड़ा 
अन्तर है। एक ससार मार्ग है और एक मुक्ति का मार्ग है। महाव्रती होकर यदि निर्विकार 
दृष्टि से वीतराग सम्यग्दूष्टि भोग सामग्री को देखता है तो भी उसको निर्ज़रा ही होगी। 

पात्र को देखकर ही कथन करना चाहिये। भोग निर्जरा का कारण सामान्य व्यक्तियों 
के लिए नहीं है। अभी वह दृष्टि प्राप्त नहीं है जो हर पदार्थ को ज्ञेय बनाये अभी जब 
तक दृष्टि दृष्ट अनिष्ट की कल्पना से युक्त है हैय उपादेय को नहीं पहचानती तब तक 
वह स्खलित हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए ग्रथ का अध्ययन, मनन चिन्तन तो ठीक 
ही है लेकिन उसके रहस्य तक पहुँचे बिना कुछ भी कह देना ठीक नहीं है। 


१६४ समग्र खण्ड 8 
प्रत्येक पदार्थ की कीमत अपने-अपने स्थान पर अपने-अपने क्षेत्र में हुआ करती 
है। जौहरी की दुकान पर आप चले जायेगे तो वह आपको बिठा लेगा आपका मान 
सम्मान भी करेगा लेकिन आपको अपने हीरे-जवाहरात जल्दी-जल्दी उतावलैपन में नहीं 
दिखायेगा, न ही देगा। वह ग्राहक को परखता है फिर ग्राहक के सामने जवाहरात की 
जो कीमत है उसे बताता है। बहुत कीमती है ऐसा कहकर बड़ी 
सावधानी से एक-एक ट्रेजरी खोलता है तब कहीं जाकर एक छोटी सी सदूक और उस 
सदूक मे भी एक छोटी सी डिबिया और उस डिबिया मे भी मखमल और मखमल में 
भी एक पुड़िया। इस प्रकार वह हीरा तो बहुत अंदर है और उसे भी ऐसे ही हाथ में 
लेकर नहीं दिखाता दूर से ही दिखा देता है। 
इसी प्रकार ग्रथशाज समयसार मे इस निर्जरा तत्त्व की कीमत है। ग्रथराज समयसार 
आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने सभी के हाथ मे नहीं दिया। वे ही हाथ लगा सकते है जो 
मुनि है या मुनि बनना चाहते है। वे ही इसकी सही कीमत कर सकते है वे ही इसका 
चिन्तन मनन और पाचन कर सकते हैं। यह कोई सामान्य ग्रथ थोड़े ही हैं। जीवन समर्पित 
किया जाता है। उस समय यह निर्जरा तत्त्व प्राप्त होता है। विषय भोगों को ठुकरा 
दिया जाता है तब यह हीरा गले में शोभा पाता है ऐसे थोड़े ही है भटया, बड़ी कीमती 
चीज है, इस कीमती चीज को आप किसी के हाथ मे यू ही दे दो तो उसका मूल्याकन 
वह नहीं कर पायेगा। जो भूखा है प्यासा है वह कहेगा यह कोई चमकीली चीज है इसको 
ले लो और मुझे तो मुट्ठी भर चना दे दो और आज यही हो रहा है। 
आचार्य कुदकुद स्वामी कहते है कि तुम्हारी दृष्टि में यदि अभी भोग आ रहे हैं 
तो तुमने पहचाना नहीं है निर्जरा तत्त्व को। एकमात्र अपने आत्मा मे रम जा तू वही 
निर्जरा तत्त्व है। तेरी ज्ञानधारा यदि ज्ैय तत्त्वमे अटकती है तो निर्जरा तत्तव टूट जाएगा, 
वह हार बिखर जायेगा। इस निर्जरा तत्त्व के उपरान्त और कोई पुरुषार्थ शेष नहीं रह 
जाता है मोक्ष तत्त्व तो निर्जगा का फल है। मोक्ष तो मजिल है वह मार्ग नहीं है। मार्ग 
यदि कोई है तो वह सवर और निर्जरा है। मार्ग मे यदि स्खलन होता है तो मोक्ष रूपी 
मजिल नहीं मिलेगी। हमे मोह से बचकर मोक्ष के प्रति प्रयलशील होना चाहिये। निर्जरा 
तत्त्व को अपनाना चाहिये। 
| | 


समर सण्च/४ । १६९ 


०. मोक्ष तत्व 


कल चतुर्दशी थी और प्रतिक्रमण का दिन था। वह प्रतिक्ररण आवश्यक उतना 
ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामायिक आवश्यक है। प्रत्येक'आवश्यक में कुछ अलग 
विषय रखे गये है। प्रतिक्रमण आवश्यक में बात बहुत गहरी है। ससारी प्राणी आदिकाल 
से आक्रमण करने की आदत को लिए हुए जीवन जी रहा है। परंतु मोक्षपथ का पथिक 
आक्रमण को हेय समझकर प्रतिक्रमण को, जीवन जीने का एक सफल उपाय मानता 
है। 

आक्रमण का अर्थ है बाहर की ओर यौत्रा और प्रतिक्रमण का अर्थ है अदर की 
ओर यात्रा, अपने आप की उपलब्धि। इस तरह आक्रमण ससार है तो प्रतिक्रमण मुक्ति 
है। 'कृत दोष निराकरण प्रतिक्रमण” किये हुए दोषों का मन-वचन काय से, 
कृत-कारित-अनुमोदना से विमोचन करना, यह प्रतिक्रमण का शब्दार्थ है। इस ओर चलता 
है वही पधिक, जो मुक्ति की वास्तविक इच्छा रखता है। अपने आत्मा की 
उपलब्धि ही मुक्ति है और प्रतिक्रमण का अर्थ भी है अपने आप में मुक्ति। दोषों से 
मुक्ति। ससारी प्राणी दोष करता है किन्तु दोषी नहीं है यह सिद्ध करने के लिए निरन्तर 
आक्रमण करता जाता है दूसरों के ऊपर। एक असंत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए 
हजार अस॒त्यो का आलम्बन ले लेता है यही उसे मुक्ति में बाधक बन जाता है। 

मुक्ति का अर्थ तो यह है कि दोषों से अपनी आत्मा को मुक्त बनाना। "मुम्च' 
धातु से बना है यह मोक्ष शब्द। मुज्व्‌ विमोचने त्यागे वा। मुम्ब धातु विमोचन के अर्थ 
में आयी है। कोई ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ का आप विमोचन कर लेते हैं या किसी में करवा 
लेते है परंतु अपने दोषों का विमोचन करने का कोई प्रयास नहीं करता। विमोचन वही 
करता है जो मुक्ति चाहता है और यह 'मुज्व' शब्द छोड़ने के अर्थ में आया है छूटने 
के अर्थ में नहीं, छूटता है तो धर्म छूट जाता है और छोड़ा जाता है पाप। अनादिकाल 
से धर्म छूट है अब छोड़ना होगा पाप) 

प्रत्येक संसारी प्राणी अपने दोषों को मंजूर नहीं करता और न ही उन दोषों का 


१६६ समग्र ज़ण्ह/ ४ 


निवारण करने का प्रयास करता है। किन्तु मोक्षमार्ग का पथिक वही है इस ससार में 
जो अपने दोषे को छोड़ने के लिए और स्वयं अपने हाथों दंड लेने के लिए हर क्षण 
तैयार है। ससार में मुनि ही ऐसा है जो अपने आप प्रतिक्रमण करता है। मन से, वचन 
से, और काय से जो कोई भी ज्ञात अज्ञात मे प्रमाद के वशीभूत होकर दोष हो गये 
हो। या भावना हो गयी हो तो उसके लिए दड के रूप मे स्वीकार करता है वह मुनि। 
ऐसा कहें कि कल पनिभमेट डे था, दड लेने का दिन था प्रतिक्रमण का दिवस था| 

मंसारी प्राणी प्राय दूसरे को दड देना चाहता है पर अपने आप दडित नहीं होना 
चाहता। मुनिराज ससारी प्राणी होते हुए भी दूसरे को दंड देना नहीं चाहते बल्कि खुद 
प्रत्येक प्राणी क प्रति चाहे वह सुने या ना सुने अपनी पुकार पहुँचा देते हैं। एक इन्द्रिय 
जीव से लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी जीव है उनके प्रति क्षमा धारण करता हूँ, मेरे 
द्वारा, मन से, वचन से, काय से, कृत से कारित से और अनुमोदना से किसी भी प्रकार 
से, दूसरे के प्रति दुष्परिणाम हो गये हो तो मे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और क्षमा 
करता हूँ। ' ये भाव प्रतिक्रमण के भाव हैं। 

आज हम सब आक्रामक बने हैं और आक्रामक जो भी है वह क्रोधी होता है, मानी 
होता है, मायावी होता है लोभी होता है, रागी और द्वेषी भी होता है। लेकिन जो प्रतिक्रमण 
करता है वह इससे विलोम होता हे। वह रागी द्वेषी नही होता वह तो वीतरागी होता 
है। वह मान के ऊपर भी मान करता है। मान का भी अपमान करने वाला अर्थात्‌ मान 
को अपने से निकाल देने वाला यदि कोई है तो वह वीतरागी मुनि है। लोभ को भी प्रलोभन 
देने वाला यदि कोई है तो वह मुनि है। क्रोध को भी गुस्सा दिलाने वाला यदि है तो 
वह मुनि है। अर्थात्‌ यदि क्रोध उदय में आ जाये तो भी वह मुनि खुद शान्त बना रहता 
है और क्रोध शान्त ही जाता है। क्रोध हार मान लेता है। 

वास्तविक क्रोधी तो मुनि हैं जो क्रोध के ऊपर भी क्रोध करते है, वास्तविक मानी 
भी मुनि हैं जो मान का अपमान कर देते है और उसे दूर भगा देते हैं। वास्तविक मायावी 
वही है जो माया को अपना प्रभाव नहीं दिखाने देता। लोभ को प्रलोभन में डालकर उन 
पर विजय पा लेते हैं। इस प्रकार वह प्रतिक्रमण करने वाला यदि देखा जाये तो बड़ा 
काम करता है। प्रतिक्रमण चुपचाप होता है लेकिन कषायों को शान्त करने की भावना 
अहर्निश चलती रहती है। अब मुक्ति के बारे मे कहने की आवश्यकता ही क्या है? 
आप मे से कौन-कौन प्रतिक्रमण के लिए तैयार होते हैं। आत्मा को निर्दोष बनाने की 
इच्छा किसकी है? जितना-जितना आला को निर्दोष बना लेंगे उतेनी-उतनी ही तो है मुक्ति। 

माँ परोस रही थी एक थाली में विभिन्‍न-विभिन्‍न व्यंजन रखे और लाइला लड़का 


समग्र छष्द,/४ १६५७ 


बैठा-जैठा खा रहा था। खाते-खाते जब बह बीच में रुक जाता है तो माँ पूछती है कि 
बेटा) क्‍या बात हो गयी। घी और चाहिये क्या? एक बात पूछना चाहता हूँ मी! वह 
लड़का कंहता है। आप रसोई बनाना छोड़ दें। मेरे अनुमान से आपकी तेत्र ज्योति कुछ 
कमजोर हो गयी है बात असल में यह है कि खात्रे-खाते, अचानक कुछ कट्ठ से टूटने 
की आवाज आ गयी है लगता है कंकर है भोजन में। सारा का सारा जब बाहर निकालता 
है भोजन, वह लड़का, तो ककर कहीं नहीं दिखता। माँ समझ जाती है कि बात क्या 
है। वह कह देती है कि बेटा यह कंकर नहीं है यह मूंग ही ऐसी है। उसका नाम है 
टर्त मूंग। इसकी पहचान वैसे नहीं होती। खाते समय ही होती है। यह दिखता मूग के 
समान हरा-हरा है लेकिन यह सीझता (पकता) नहीं है। इसे कितना भी पकाओ यह 
कभी नहीं पकता इसी प्रकार ऐसे भी जीव झोते हैं जो खुद कभी नहीं सीझते अर्थात्‌ 
मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते और कभी-कभी दूसरे की मुक्ति में बाधक हो जाते हैं। 
बधुओ। हमारा जीवन मुक्ति मजिल की ओर बढ़े ऐसा प्रयास करना चाहिये। साथ ही 
हमारा जीवन दूसरे के लिए, जो मुक्ति पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए 
साधक तो कम से कम बने ही बाधक नहीं। 

यह ससार अनादि अनत है। इसमें भटकतते-भट्कते हम आ रहे हैं। तातक्कालिक 
पर्याय के प्रति हमारी जो आसवित है उसे छोड़ना होगा और त्रैकालिक जो है उस पर्याय 
को धारण करने वाला द्रव्य अर्थात्‌ मै स्वयं आत्मा कौन हूँ इसके बारे में चिंतन करना 
चाहिये। हमारे आचार्यों ने पर्याय को क्षणिक कहा है और उस पर्याय की क्षणभंगुरता, 
निस्सारता के बारे मे उल्लेख किया है। यद्यपि सिद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय हेय नहीं है 
किन्तु संसारी प्राणी को मोक्षमार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए पर्याय की हेयता बताना अति 
आवश्यक है। इसके बिना उसकी दृष्टि पर्याय से हटकर जैकालिक जो द्रव्य है उस ओर 
नहीं जा पाती और जब तक दृष्टि अजर-अमर द्रव्य की ओर नहीं जायेगी तब तक 
ध्यान रखियेगा, ससार में रचना-पचना छूटेगा नहीं। 

एक बार महाराज जी, (आचार्य गुरुवर ज्ञानसागर जी महाराज) के सामने कर्चा 
की थी कि महाराज! जिसने यह्न मुनि दीक्षा धारण क्री और बर्षों तक तप किया और 
सम्यग्दर्शन करे साथ स्वर्ग में सम्यग्दृष्टि देव बच गये तो पुनः वापिस आकर यहाँ 
संबोधन वगैरह क्यों नहीं देते? तो महाराज जी बोले सुनो, संसारी प्राणी की स्थिति ऐसी 
है कि क्षेत्र का प्रभाव उसके ऊपर ऐसा पड़ जाता है कि अत्तीत के अच्छे कार्य को बह 
भूल जाता है और जिस पर्याय में पहुँचता है वहीं रच पच जाता है। वहीं के भोगों में 
ब्यस्त हो जाता है। अन्य गतियों क्री यही स्थिति है किन्तु मनुद््य गति एक ऐसी गति 


१ष्द समग्र खण्ड/ 8 


है जिसमें व्यस्तता से बचा जा सकता है। विवेक जागृत किया जा सकता है। 
विवेक छोटे से बच्चे मे भी जाग्रत हो सकता है। तभी तो उस बच्चे ने अपनी माँ 
' से पूछ लिया था कि यह मूंग ऐसा क्यों है? क्या कुछ ऐसे ही मूँग बोये जाते हैं। जो 
टर्रा होते हैं तब माँ कहती है कि नहीं बेटे बोये तो अच्छे ही जाते हैं। एक बीज के 
माध्यम से एक बाल आ जाती है जिसमें कई मूग होते हैं जिनमे एकाध्व टर्रा मूंग भी 
हो सकता है। अनेक मूंग के साथ एक मूग ऐसा भी हो जाता है जो सीझता नहीं है 
उस पर द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसका स्वभाव ही ऐसा है। कैसा विचित्र 
स्वभाव पड़ गया है उसका। जो न आज तक सीझा है और ने आगे कभी सीझेगा। हम 
सब उसमें से तो नहीं हैं यह विश्वास है क्योंकि हमारा हृदय इतना कठोर नही है। हम 
सीझ सकते हैं। अपना विवेक जागृत कर सकते हैं। 
एक बात और भी है कि टर्रा नहीं होकर भी कुछ ऐसे मूग हैं जो अग्नि का सयोग 
नहीं पाते, जल का सयोग नहीं पाते इसलिए टर्र मूग के समान ही रह जाते है वह 
भी नहीं सीझ पाते उनको दूरानुदूर भव्य की उपमा की गयी है जो टर्रा मूग है वे तो 
अभव्य के समान हैं। जो मूंग बोरी में रखे हैं और वैसे ही अन॒त काल तक रखे रहेंगे 
वो भी नहीं सीझेगे वे दूरानुदूर भव्य हैं। इसका अर्थ यह है कि घर में रहते-रहते मुक्ति 
नहीं मिलेगी। आप चाहो कि घर भी न छूटे और वह मुक्ति भी मिल जाये हम सीझ 
जाये तो यह भूतो न भविष्यति वाली बात है। योग्यता होने के बाद भी उस योग्यता 
का परिस्फुटन अग्नि आदि के संयोग के बिना होने वाला नहीं है। योग्यता है लेकिन 
व्यक्त नहीं होगी। सयोग मिलाना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। 
अभव्य से दूरानुदूर भव्य ज्यादा निकट है और दूरानुदूर भव्य से आसन्‍न भव्य 
ज्यादा निकट है उस मुक्ति के, लेकिन भव्य होकर भी यदि अभी तक हमारा अपना 
नम्बर नहीं आया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आसन्‍न भव्य तो हम अपने 
आप को कह नहीं सकेगे। भव्य होकर भी हमने संयोग नहीं मिलाया अभी तक दूरानुदूर 
भव्य के लिए योग नहीं मिलेगा सच्चे देव-गुरु शास्त्र का ऐसा नहीं है, वह मिलायेगा 
ही नहीं। अर्थात्‌ तदनुरूप उसकी वृत्ति जल्दी नहीं झेगी। देखो, परिणामों की विचित्रता 
कैसी है कि सीझने की योग्यता होते हुए भी नहीं सीझता। इसलिए जिस समय आत्म-तत्व 
के प्रति रुचि जागृत हो, शुभस्य शीघ्र उसी समय उसे प्राप्त करने का प्रयल करना प्रारम्भ 
कर देना चाहिये। 
पूज्यपाद स्वामी ने भव्य के बारे में कह्म है स्वहितम्‌ उपलिप्सु अपने हित की इच्छा 
रखने वाला प्रत्यासन्‍्ननिष्ठ: कश्चिद्‌ भव्य-- कोई निकट भव्य था। जिस प्रकार भूखा 


समग्र खष्ड/४ ड़ हा १६ 
व्यक्ति 'अन्न' ऐसा सुनते ही मुख खोल लेता है उसी प्रकार निकट भव्य की स्विति 
होती है मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ उसी से आप कम्पेयर कर लेना, बाद में। 
जब हाई स्कूल जाते थे हम, चार मील पैदल चलना पड़ता थां और कीचड़ का रास्ता 
था। तो स्कूल से छूटने के उपरान्त आते-आते तक तो बस बिल्कुल समझो पेट में कबड्डी 
का खेल प्रारम्भ हो जाता था। तेज भूख लगती थी। वहाँ से आते ही खाना परोस दो 
ऐसा कह देते थे। और मालूम पड़ता था कि अभी रसोई तो बनी नहीं है बन रही है 
तो कोई बात नहीं जो रोटी रखी हैं वही लाओ। बिना साग-सब्जी के भी चल जायेगा। 
कभी-कभी तो साग आ नहीं पाती थी और जो रोटी पूड़ी आदि परोसी जाती थी उसे 
थोड़ा-थोड़ा खाते-खाते पूरी खत्म कर देते थे। बाद मे अकेली साग खा लेते थे। 

तीव्र भूख का प्रतीक है यह। खीर सामने आ जाये और गरम भी क्‍यों न हो तो 
भी बच्चे लोग किनारे-किनारे धीरे-धीरे फूँक-फूँक कर खाना प्रारम्भ कर देते हैं। इसी 
प्रकार जिस व्यक्ति को सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया है वह चारित्र लेने के लिए तत्पर रहेगा। 
अंदरसे छटा-पटी लगी रहती है कि कब चारित्र लू। भगवान की वीतरागत छवि को देखकर 
उसके माध्यम से मुक्ति की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में कोई 
मुनि महाराज मिल जायें तो कह देता है कि अब बताने की भी जरूरत है हम देख 
देखकर कर लेगे। यही है भव्य जीव का लक्षण। अवाक्‌ विसर्ग वपुषा निरूपयन्त 
मोक्षमार्गम्‌। बिना बोले ही वीतरागी मुद्रा से मोक्षमार्ग का निरूपण होता रहता है। 

आप लोग कहते हैं कि महाराज उपदेश दो। अलग से क्या उपदेश दें भइया। 
दिन रात उपदेश चल रहा है। क्योंकि मुनि मुद्रा धारण कर लेने के उपरान्त कोई भी 
ऐसा समय नहीं है जिस समय वीतरागता का दर्शन न होता हो दया का उपदेश सुनने 
में न आता हो। बाह्य क्रियाओं के माध्यम से भी उपदेश मिलता है। उपदेश सुनने वाला 
और समझने वाला होना चाहिये। सम्यग्दृष्टि इस बारे में अवश्य सोचता है। वह प्रत्येक 
क्रिया मे वीतरागता देखता है मुनि महाराज खड़े होकर एक बार दिनमें आहार लेते 
हैं। खड़े होकर खाओ तो पेट भर आसानी से खाया नहीं जा सकता है। खड़े होकर 
खाने में अप्रमत्त रहना होता है। थोड़ा भी यदि आसन हिल गया तो अन्तराय माना 
गया है। 

दूसरी बात यह है कि आप सोचते होगे कि हम तो एक ही हाथ से खाते हैं और 
मुनिराज तो दोनों हाथों से खाते हैं तो ज्यादा खाते होंगे। ऐसा नहीं है। थाली में खाने 
से तो एक हाथ की स्वतंत्रता रहती है लेकिन दोनों हाथों में लेकर खाने में सावधानी 
बढ़ जाती है। जरा भी प्रमाद हुआ और यदि हाथ छूट जाये तो अन्तराय माना गया 


१७० ह समग्र छण्ड/ ६ 
है। ये सारे के सारे विधि-विधान, नियम, सयम वीतरागता के द्योतक हैं। यही निमित्त 
बन जाते है निर्जरा के लिए। इस प्रकार चौबीस घटे, बैठते समय, उठते समय, बोलते 
समय, आहार-विहार-निहार के समय या शयन करते समय भी आप चाहे तो मुनियों 
के माध्यम से वीतरागता की शिक्षा ले सकते हैं। लेने वाला होना चाहिये। 

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के उपरान्त तो चारित्र धारण करने की भूख तीत्र से 
तीव्रतम हो जाती है। कठिन से कठिन चारित्र पालन करने की क्षमता आ जाती है। 
सम्यग्दृष्टि सोचता है कि मुझे जल्दी-जल्दी मुक्ति मिलना चाहिये इसलिए चारित्र को 
जल्दी-जल्दी अगीकार कर लो। यदि चारित्र लेने की रुचि नहीं हो रही है तो इसका 
अर्थ यही निकलता है कि या तो टर्रा मूग है या अभी दूरानुदूर भव्य है। आसन भव्य 
की गिनती मे तो नहीं आ रहा है। भाई, चारित्र लेने मे जल्दी करना चाहिये, पीछे नहीं 
रहना चाहिये शुभस्य शीघ्र। 

मुक्ति का मार्ग है छोडने के भाव। जो त्याग करेगा उसे प्राप्त छोगी निराकुल दशा। 
यही कहलाता है वास्तविक मोक्ष, निराकुलता जितनी-जितनी जीवन मे आये, आकुलता 
जितनी-जितनी घटती जाये उतना-उतना मोक्ष आज भी सभव है। 

आपको खाना खाते समय सोचना चाहिये कि पाच रोटी खाने से आपकी भूख मिटती 
है तो क्या पाच रोटी साबुत एक ही साथ मशीन जैसे डाल लेते है पेट मे? नहीं, एक 
एक ग्रास करके खाते हैं। एक ग्रास के माध्यम से कुछ भूख मिटती है दूसरे के 
माध्यम से कुछ और भूख मिटती है ऐसा करते-करते पाच रोटी के अन्त मे अन्तिम 
ग्रास से तृप्ति हो जाती है। कह देते हैं आप कि अब नहीं चाहिये। इसी प्रकार निरन्तर 
निर्जरा के माध्यम से एक देश मुक्ति मिलती जाती है पूर्णत. मुक्त होने का यही उपाय 
है| 

एक देश आकुलता का अभाव होना यह प्रतीक है कि सर्वदेश का भी अभाव हो 
सकता है। रागद्वेष आदि आकुलता के परिणामों को जितना जितना हम कम करेगे 
उतनी-उतनी निर्जरा भी बढ़ेगी और जितने-जितने भाग मे निर्जरा बढ़ेगी उतनी-उतनी 
निराकुल दशा का लाभ होगा। आकुलता को छोड़ने का नाम ही मुक्ति है। आकुलता 
के जो कार्य हैं आकुलता के जो साधन हैं द्रव्य क्षेत्र काल, भव और भाव इन सबको 
छोड़कर जहाँ निराकुल भाव जागृत हे वह अनुभव ही निर्जगा और मुक्ति है। आपने 
तो शायद समझ रकक्‍्खा है कि कहीं कोई कोठी या भवन बना हुआ है वहाँ जाना है, 
ऐसा नहीं है कोई भवन नहीं है भइया। मोक्ष तो यहीं है आत्मा में है। 

मोक्ष आत्मा से पृथक तत्त्व नहीं है। आत्मा का ही एक उज्ज्बल भाव है| बह फल 


समग्र खण्ड//४ ;$ १७३ 
के रूप में है। सभी का उद्देश्य यही है कि अपने को मीक्ष प्राप्त करना। जिस समय 
मोक्ष होने वाला है उस समय हों जायेगा। मुक्ति मिल जायेगी। प्रयास करने की 
आवश्यकता नहीं है। प्रयास करने से कैसे मिलेगी, प्रयास करना फालतू है-- ऐसा कुछ 
लोग कह देते हैं। ठीक है भदया यदि नियत ही आपका जीवन बन जाये तो मैं उस 
जीवन को सौ-सौ बार नमन करू। आप प्रत्येक क्षेत्र में नियत अपनाओ, जो पर्याय आने 
वाली है वह उसी समय आयेगी, अपने को कया करना 'होता स्वयं जगत परिणाम” -- 
यह तो ठीक है लेकिन "मैं जग का करता क्या काम” - इस ओर ध्यान देना चाहिये। 
अभी तो जीवन में मैं करता जग का सब काम' - सारा काम तो कर रहे हैं आप। 

मुक्ति मिल जायेगी यदि सारी की सारी पर्यायें नियत है तो फिर इधर-उधर भाग 
क्यों रहे हैं आप। आज आधी सभा जुड़ी है कल पूरी ठसाठस भरी थीं और अगले 
दिन सब खाली। सब यहाँ वहाँ चले जायेंगे यहाँ तो पार्शनाथ भगवान रह जायेंगे जो 
मुक्त हैं। यदि सब नियत है तो फिर जाना कहाँ? प्रत्येक समय मे प्रत्येक पर्याय होती 
है और वह पर्याय नियत है यदि यह श्रद्धान हो जाये तो मुक्ति दूर नहीं परन्तु आपका 
जहाँ मन आया वहाँ नियतिवाद को अपना लिया और जहाँ इच्छा हुई नहीं अपनाया। 
यह ठीक नहीं है। 

मान लो बारह बजे रोजाना खाना खाते हैं आप, तो बारह बजे बिल्कुल नियत 
है आपका खाना। बारह बजे बैठ जाओ और अपनी पतली और रसीइये को भी कह 
दो कि बारह बजे तो नियत खाने का समय है क्यों पसीना-पसीना हो रहे हो, बैठ जाओ 
आराम कुर्सी के ऊपर, तुम्हें भी एक थाली आ जायेगी और मुझे भी आ जायेगी। आयेगी, 
समय से आयेगी। इसमें क्या जल्दी करना। दृढ़ श्रद्धान के साथ बैठ जाओ आप। लेकिन 
ऐसा कहाँ करते हैं आप। कह देते हैं कि देर हो जायेगी जल्दी-जल्दी रसोई बनाओ 
बारह बजे जाना है और अभी तक रसोई नहीं बनायी, दस मिनिट रह गये, जल्दी करो 
जल्दी करो, देर हो जायेगी। ऐसा आप समय से पहले ही रसोइये को कहते हैं कि नहीं। 
समय से पहले ही उतावली करने लगते हैं। क्रोध आने लगता है। ध्यान रखो नियतिवादी 
को क्रोध नहीं आता। किसी की गलती भी नजर नहीं आती उसके सामने प्रत्येक पर्याय 
नियत है। | 

देखो जानो बिगड़ो मत- यह सूत्र अपनाता है वह। देखता रहेगा, जानता रहेगा 
लेकिन बिगड़ेगा नहीं और आप लोग बिगड़े बिना नहीं रहते! आप देखते भी हैं जानते 
भी हैं और बिगड़ जाते हैं इसलिए नियतिवाद को छोड़ देते हैं। भगवान ने जो देखा वह 
नियत देखा, जौ भी पर्याय निकली यह सब भगवान ने देखा थी, उसी के अनुसार होगा। 


9७२ समग्र खण्ड,/४ 


तब फिर क्रोध, मान, माया लोभ के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि आप क्रोध करते 
है तो अर्थ यह हुआ कि सारी की सारी व्यवस्था पर पानी फेर दिया। नियतिवाद को 
नकार दिया। 

एक बुढ़िया थी। बहुत सतोषी थी। खाती पीती और सो जाती। पैसा बहुत था उसके 
पास। चोरों को मालूम हुआ तो उन्होंने बुढ़िया के घर चोरी की बात सोच ली। चार 
पाँच चोर गये, देखा बुढ़िया तो सोई हुई थी। उन्होने सोचा ठीक है पहले बुढ़िया के 
घर भोजन कर ले फिर बाद में देखेंगे। उन्होंने भोजन कर लिया, सब कुछ लेकर चलने 
लगे उसी समय कुछ गिर गया और आवाज होते ही बुढ़िया ने जोर से कहा कि है भगवान्‌। 
बचाओ। आवाज सुनकर आसपास जो भी लोग थे आ गये। 

अब चोर क्या करें। बाहर तो भाग नहीं सकते इसलिए इधर-उधर छिप गये। पड़ौसी 
आकर के पूछते हैं बुढ़िया से कि मॉजी क्या बात हो गयी। आपके यहाँ कुछ हो गया 
क्या तब बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैं क्या जानूँ सब ऊपर वाला (भगवान) जाने। 
लोग समझे कोई ऊपर होना चाहिये। सबने ऊपर देखा तो वहाँ चोर बैठा था। उसने 
सोचा मैं क्यों फसूँ। उसने कहा कि वह दरवाजे के पीछे छिपा है। दरवाजे के पीछे वाला 
कहता है वह बोरी के पीछे छिपा है जो, वह जाने। बोरी के पीछे वाला रसोई की तरफ 
इशारा कर देता है इस प्रकार सभी चोर पकड़ में आ गये। जब दड देने वाली बात 
आती है तब बुढ़िया कह देती है कि हम क्या, वही ऊपर वाला जाने। दड देने का 
अधिकार भी हमें नहीं है। जो है सो है, वह भगवान जाने। यदि ऐसा समता परिणाम 
आ जाये तो आप को भी कर्म रूपी चोरों से छुटकारा मिल सकता है। 

नियतिवाद का अर्थ यही है कि अपने आप मे बैठ जाना, समता के साथ। कुछ 
भी हो परिवर्तन परन्तु उसमें किसी भी प्रकार का हर्ष-विषाद नहीं करना। प्रत्येक कार्य 
के पीछे यह संसारी प्राणी अहं बुद्धि या दीनता का अनुभव करता है कार्य तो होते रहते 
है लेकिन यह उसमे कर्चृत्तव भी रखता है। हमारे भगवान कर्ततत्त्व को एक द्रव्य मे सिद्ध 
करके भी बाह्य कारण के बिना उसमे किसी भी कार्य रूप परिणत होने की क्षमता नहीं 
बताते। कार्य रूप जो द्रव्य परिणत होता है इसमे बाहर का भी कोई हाथ है ऐसा जानकर 
कोई भी व्यक्ति अभिमान नहीं कर सकेगा। यह नहीं, कह सकेगा कि मैंने ही किया। 
दूसरी बात बाह्य कारण ही सब कुछ करता हो ऐसा भी नहीं है। कार्य रूप ढलने की 
योग्यता उपादान में है इसलिए दीनता भी नहीं अपनाना चाहिये। 

इस प्रकार दीनता और अहं भाव दोनों हट जाते हैं और कार्य निष्पन्न हो जाता 
है। मैं" कर्ता हूँ- यह भाव निकल जाये। समय पर सब होता है 'मैं' करने वाला 


सका खण्त,/४ ४ 4५३ 


कौन- यह भाव आ जाये तो समता आ जायेगी। और सब दूसरे के आश्रित हैं मैं नहीं 
कर सकूँगा ऐसा भाव भी समाप्त हो जायेगा। 

आम पकने वाला है। आम मे पकने की शक्ति है। मिठास रूप परिणमन करने 
की शक्ति है रस रूपी गुण उसमें है। अब देखो आम कब लगते हैं। जब आम लगते 
हैं और छोटे-छोटे रहते हैं तब संख्या में बहुत होते हैं यदि उस समय आप उब्हें तोड़ 
लो तो कया होगा। रस नहीं मिलेगा क्योकि वे अभी पके नहीं हैं। दो महीने बाद पढ्ेंगे। 
अब यदि कोई सोचे कि ठीक है अभी तोड़ लो दो महीने बाद तो पक़ना ही है पक 
जायेगे। भद्दया! पकेंगे नहीं बेकार हो जायेंगे। यह क्‍यों हुआ? आम के पास पकने की 
क्षमता तो है और दो महीने चाहिये पकने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें 
अभी तोड़कर दो महीने बाद पका लो। वे तो वहीं डठल के ऊपर टहनी के ऊपर लगे 
रहे तभी पकेगे। बाह्य निमित्त भी आवश्यक है। दो महीने तक उगते रहें, हवा पानी 
खाते रहे सूर्य प्रकाश लेते रहें तभी पकेगे। 

इतना अवश्य है कि सभी आमों का नग्बर एक साथ नहीं आयेगा इसलिए यदि 
आप चाहे तो दो महीने से पंद्रह दिन पहले तोड़कर एक साथ पाल मे रख दें, पॉच 
दिन तक तो बिल्कुल एक साथ पककर आ जायेगे। दो महीने तक ही डाल पर लगे 
रहे यह भी नियम नहीं रहा और दो महीने पहले तोड़कर रख लें तो पकेंगे यह भी 
नियम नहीं रहा। योग्यता और बाह्य निमित्त दोनो को लेकर ही कार्य होगा। 

मुक्ति के लिए आचार्यो ने बताया है कि हम ऐसे पकने वाले नहीं है। जिस प्रकार 
आम डाली के ऊपर पक जाते हैं। इस प्रकार संसार मे लटकते-लटकते हमे मुक्ति नहीं 
मिलेगी। पाल बिसे माली ऐसा बारह भावनाओ के चितन करते समय निर्जरा भावना 
में कहा है। जो आसन भव्य है वह अपने आत्म-पुरुषार्थ के माध्यम से तप के द्वारा 
आत्मा को तपाकर अविपाक निर्जरा कर लेता है और शीघ्र मुक्ति पा जाता है यही मोक्ष 
तत्त्व का वास्तविक स्वरूप है। 

एक बात और कहता हूँ अपनी। काम कुछ करना न पड़े और लाभ प्राप्त हो जाये 
इसलिए हमने एक बार दूसरे को कह दिया कि तुम आम तोड़ो और तोड़ने के उपरान्त 
कच्चे ही आधे तुम्हारे और आधे हमारे हैं हिस्सा कर लिया। अब उन्हें पकाने का ठिकाना 
भी अलग-अलग कर लिया किन्तु उतावलापन बहुत था। शाम को पकाने पाल में डाले 
और सुंबह उठकर उनको दबा-दबाकर देखा कि पक गये! दो दिन में ही.सारे आम 
मुलायम तो हो गये पर हरापन नहीं यया और मीठापन भी नहीं आया। पकने का अर्थ 
होता है कि मीठापन और मुलायमपन आना चांहिये। 


१७४ समता छष्द/8४ 


कुछ नहीं मिला सारा काम बिगड़ गया। ध्यान रहे एकाग्रता न होने से कुछ नहीं 
- मिल पाता। 

एकाग्र होकर साधना करनी चाहिये। निराकुल होकर साधना करनी चाहिये। यहाँ 
तक कि आप मोक्ष के प्रति भी इच्छा मत रखना। इच्छा का अर्थ है संसार और इच्छा 
का अभाव है मुक्ति, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने कहीं जाना है वह मुक्ति 
तो निराकुल भावो का उद्घाटन करना है अपने अंदर। 

आज तक राग का बोलबाला रहा है। वास्तव मे देखा जाये तो संसारी प्राणी के 
दुख का कारण है राग। 'ससार सकल त्रस्त है आकुल विकल है और इसका कारण 
एक ही है कि हृदय से नहीं हटाया विषय राग को हमने हृदय मे नहीं बिठाया वीतराग 
को जो है शरण तारण-तरण।' अतः अपने को वीतरागता को अपने हृदय में स्थान 
देना चाहिये और राग को हटाना चाहिये। गग के हटने पर ही वीतरागता आयेगी। जहाँ 
राग रहेगा वहाँ वीतराग अवस्था नहीं हैं, राग मे धीरे-धीरे कमी लाये। राग मे कमी 
आते-आते एक अवस्था मे राग समाप्त हो जायेगा और पूर्ण वीतराग-भाव प्रकट होगे। 
वह प्राणी स्वभावनिष्ठ बनेगा और सारा ससार नतमस्तक हो जायेगा। 

सुख को चाहते हुए भी हम राग को नहीं छोड पाते इसलिए दुख को नहीं चाहते 
हुए भी दुख पाते है। राग है दुख का कारण। सुख का कारण है वीतराग। दोनो ही 
कहीं बाहर से नहीं आते। राग बाहर की अपेक्षा अवश्य रखता है किन्तु आत्मा मे ही 
होता है और वीतराग भाव पर की अपेक्षा नहीं किन्तु आत्मा की अपेक्षा रखता है। बाह्य 
की अपेक्षा का अर्थ है ससार और आत्मा की अपेक्षा का अर्थ है मुक्ति। यदि अपेक्षा 
मात्र आत्मा की रही आवे और संसार से उपेक्षा हो जावे तो यह प्राणी मुक्त हो सकता 
है अन्यथा नहीं। 

मुक्ति पाने का उपक्रम यही है कि सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाकर निर्ग्रन्थत्ता 
अपनाये। सब ग्रविया खेल दे। एकाकी होने का प्रयास करे कोई व्यक्ति देश से देशान्तर 
जाता है तो सीमा पर उसकी जाच की जाती है कि कहीं कोई आपत्तिजनक चीज तो 
लेकर के नहीं जा रहा। इसी प्रकार मुक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है कि आप कुछ छिपाकर 
ले नहीं जा सकते बाह्य और अतरग सभी प्रकार के संग को छोड़कर जब तक आप 
अकेले नहीं होओगे। तब तक मुक्ति का पथ नहीं खुलेगा। 

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ये वीतरागता के प्रतीक हैं। इन तीनों के साथ कोई बाह्य 
आडम्बर नहीं रह सकेगा, सांसारिक परिग्रह नहीं रहेगा। एक मात्र शरीर शेष रह जाता 
है और उसे भी परिग्रह तब माना जाता है जब शरीर के प्रति मोह हो शरीर को मात्र 


समग्र खण्ड//४ 5 3 । 
मोक्षमार्ग में साधक मानकर जो व्यक्ति चलता है वह व्यक्ति निस्पृष्ठ है और वही मुक्ति 
का भाजक बन सकता है। एक द्रव्य मुक्ति होती है और दूसरी भाव मुक्ति। द्रव्य मुक्ति, 
भाव मुक्ति पूर्वक ही होती है अर्थात्‌ भाव मुक्ति हुए बिना द्रव्य मुक्ति नहीं होती। द्रव्य 
मुक्ति का अर्थ है नोकर्म अर्थात्‌ शरीर और आठ कर्मो का छूटना। और भाव मुक्ति 
का अर्थ है मोह भाव का हट जाना। दो व्यक्ति हैं और दोनों के पास एक-एक तोला 
सोना है। मान लो, उसमे एक बेचने वाला है दूसरा बेचने वाला नहीं है। तो जो बेचने 
वाला नहीं है वह भावों की तरफ सोने के भाव की तरफ नहीं दौड़ेगा किन्तु जो बेचने 
वाला है वह भावो की ओर भाग रहा है उसे सोने का अभाव है नींद नहीं आती ठीक 
से। तो सोने के लिए नींद लेने के लिए सोने के भाव की तरफ मत देखो, सोना तब 
भी ज्यो का त्यो रहेगा। 

मोहभाव का हट जाना ही मुक्ति है। जो भी दृश्य देखने में आ रहे हैं उन सभी 
के प्रति मोह हटना चाहिये। जिन-जिन वस्तुओं के प्रति आपका मोह है वही तो ससार 
है और जिन-जिन पदार्थों के प्रति मोह नहीं है उन-उन पदार्थों की अपेक्षा आप मुक्त 
है। पड़ौसी के पास जो धन-पैसा है उससे आपका कोई सरोकार नहीं है लेकिन आपने 
अपने पास जो रख रक्खा है उसमे आपने अपना स्वामित्व माना है उस अपेक्षा से आप 
बध्े है मुक्त नहीं है। मोह का अभाव हो जाये तो आज भी मुक्ति है उसका अनुभव 
आप कर सकते है। 

आज भी रलत्रय के आराधक, रलत्रय के माध्यम से अपनी आता को शुद्ध बनाने 
वाले साधक, ऐसे मुनि-महाराज है। जो आत्म-ध्यान के बल पर स्वर्ग चले जाते है और 
वहाँ इन्द्र या लौकान्तिक देवे होते है और फिर मनुष्य होकर मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त 
करते है। मुक्ति आज भी है और ऐसी मुक्ति कि जैसे कोई यहाँ से देहली जा रहा 
है एकदम एक्सप्रेस से लेकिन वह एक्सप्रेस गाड़ी बीच मे रुक कर के जाती है पटरी 
नही बदलती उसी पटरी पर चलती है लेकिन कुछ विश्राम लेती है डायरेक्ट नहीं जाती। 
आज डायरेक्ट मुक्ति तो नहीं है बीच मे इन्द्र रूप या लौकान्तिक रूप स्टेशन पर रुकना 
पड़ता है। यह रुकना, रुकना नहीं कहलाता क्योंकि वह उस मोक्ष पथ से च्युत नहीं 
हुआ अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन छूटतानहीं है इसलिए रलत्रय की जो भावना यहाँ भायी है वह 
रुकने के उपरान्त भी बनी रहती है। भावना रहती है कि कब रलत्रय मिले। इस प्रकार 
एक-एक समय बीतता है और श्रुत की आराधना करते हुए इन्द्र या लौकान्तिक आदि 
देव अपना समय व्यतीत करते हैं। 

बंधुओ ! मुक्ति का मार्ग है तो मुक्ति अवश्य है। आज भी हम चाहें तो रागद्वेष 


१०७६ समग्र खण्ड/४ 


का अभाव कर सकते है। सासारिक पदार्थों की अपेक्षा जो किसी से रागद्वेष नहीं है वही 
- तो मुक्ति की भूमिका है। यह जीवन आज बन सकता है। सिद्ध परमेष्ठी के समान आप 
भी बन सकते है। अभी आपकी रुचियों अलग हो सकती है। धारणा अलग हो सकती 
है विश्वास अलग हो सकता है किन्तु यदि व्यक्ति चूक जाता है तो अन्त मे पश्चाताप 
ही हाथ लगता है। यह स्वर्ण जैसा अवसर है यह जीवन बार-बार नहीं मिलता इसकी 
सुरक्षा, इसका विकास, इसकी उन्नति को ध्यान मे रखकर इसका मूल्याकन करना चाहिये। 
जो व्यक्ति इसको मूल्यवान समझता है वह साधना-पथ पर कितने ही उपसर्ग और 
कितने ही परीषहो को सहर्ष अपनाता है। महावीर भगवान ने जो रास्ता बनाया, बनाया 
ही नहीं बल्कि उसी रास्ते से गये है वह रास्ता उपसर्ग और परीषहो में से होकर गुजरता 
है। मुनिराज इसी रास्ते पर चलते है। यह रास्ता वातानुकूल हो सारी की सारी 
सुविधाए हो ऐसा नहीं है। मोक्षमार्ग तो यही है जो परीषह-जय और उपसर्गो से प्राप्त 
होता है। 
उत्साह के साथ, खुशी के साथ अपना तन-मन-धन सब कुछ लगाकर मुक्ति का 
मार्ग अपनाना चाहिये। इस बार निश्चय करे कि हे भगवन्‌ अपने को किस प्रकार मुक्ति 
मिले। मुक्ति तो अविपाक निर्जगा का फल है और अविपाक निर्जरा तप के माध्यम से 
होती है तो हम तप करे। भगवान से प्रार्थना करे और निरन्तर भावना करे कि हमारे 
माहजन्य भाव पलट जाये और मोक्षजन्य भाव जो है जो निर्विकार भाव है वे जागृत 
हो॥ 
ण्प 


समग्र छष्हु/ ४ १७७ 


[0 अनेकान्त 


पूज्य गुरुदव (स्व० आचार्य ज्ञानसागर जी) के सानिध्य मे मेरा दर्शन' (फिलॉसफी) 
का अध्ययन चल रहा धा। उस समय के विचार या भाव आज भी मेरे मानस में पूर्ववत्‌ 
तरगायित है। मेनें पूछा- महाराज जी ! आपने कहा था क्रि मुझे न्याय-दर्शन का विषय 
कठिनाई से हस्तगत होगा, इसका क्‍या कारण है? वे बोले- देखो, प्रथमानुयोग- पौराणिक 
कथाओ और त्रेशठ शलाकापुरुषों का वर्णन करने वाला है वह सहज ग्राह्म है। 
करणानुयोग- भूगोल का ज्ञान कराता है, दूरवर्ती होने के कारण उस पर भी विश्वास 
किया जा सकता है। चरणानुयोग मे आचरण की प्रधानता है अहिसा को धर्म माना है। 
किसी को पीड़ा दो- यह किसी भी धर्म मे नहीं कहा गया इसलिए यह भी सर्वमान्य 
है। किन्तु दव्यानुयांग के अन्तर्गत आगम ओर अध्यात्म ये दो प्ररूपणाये चलती है। प्रत्येक 
आल्मार्थी, अध्यात्म का चाहता है अत जहाँ पर इसका कथन मिलता है वहाँ तो साम्य 
हो जाता है परन्तु 'आगम' मे साम्य नहीं हो पाता। 

ध्यान! के विषय मे भी सब एकमत है। ध्यान करना चाहिये- मुक्ति के लिए 
यह अनिवार्य है किन्तु ध्यान किसका करना? उसके लिए ज्ञान कहाँ से कैसे प्राप्त करे? 
यह सब 'आगम' का विषय है। आमगम के भी दो भेद है कर्म सिद्धान्त और दर्शन। 
कर्म सिद्धान्त को सारी दुनिया स्वीकार करती है अपने-अपने ढग से, दृष्टियों अलग-अलग 
हैं लेकिन कर्म को सबने स्वीकृत किया है। अब रहा दर्शन। दर्शनके क्षेत्र मे तत्त्व चिन्तक 
अपने-अपने ज्ञान के अनुरूप विचार प्रस्तुत करते है ऐसी स्थिति मे छद्मस्थ (अल्पज्ञ) 
होने के कारण वैचारिक संघर्ष सभव है। 

इतना सब सुनने के उपरान्त मैने सहज ही पूछ लिया कि महाराज जी इस सबसे 
आपका क्या आशय है? वे बोले- देखो ! षट्दर्शन के अन्तर्गत वास्तवमें जैन-दर्शन 
कोई अलग दर्शन नहीं है। वह इन छह दर्शनी का सम्मिलत करने वाला दर्शन है। जो 
छह दर्शनो को लेकर अलग-अलग भाग रहे हैं उन सभी को एकत्र करके समझने और 
समझाने वाला यह जैन दर्शन है। ' मैंने कहा- तब तो इसके लिए सभी के साथ मिलन 
की और समता-भाव की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। महाराज जी हँसने लगे और बोले 


१७च समग्र खष्ह/४ 


कि इसीलिए तो मुनि बनाया है। मुनि बनने के उपरान्त समता आनी चाहिए तभी अनेकान्त 
. का हार्द विश्व के सामने रख सकोगे। यदि समता नहीं रखोगे तो जैनदर्शन को भी नहीं 
समझ सकोगे। 

बंधुओ ! जैन दर्शन को समझने के लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट यह सूत्र अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। जैन-दर्शन किसी की वकालत नहीं करता अपितु जो वकालत करने के 
लिए विविध तकों से लैस होकर सघर्ष की मुद्रा मे आता है उसे साम्यभाव से सुनकर 
सही-सही जजमेट लेता है निष्पक्ष होकर निर्णय करता है। 

आज हम लोगो के सामने ३६३ मतो की कोई समस्या नहीं उठ सकती, उन्हे समझा 
और समझाया जा सकता है। बशर्ते कि हम सबकी बात सुने और समझें। किसी की 
बात को काटना नहीं है क्योंकि जिसका अस्तित्व है इसका विनाश संभव नहीं है। विनाश 
की प्रवृत्ति सघर्ष को जन्म देती है। 

हमे जानना चाहिये कि अनेकान्त का हृदय है समता। सामने वाला जो कहता है 
उसे सहर्ष स्वीकार करो क्योकि दुनिया में ऐसा कोई भी मत नहीं है जो भगवान्‌ की 
देशना (उपदेश) से सर्वथा असम्बद्ध हो। हम दूसरे की बात समतापूर्वक सुनें और समझें। 
कभी-कभी ऐसा होता है कि बुद्धि का विकास होते हुए भी समता के अभाव में दूसरे 
के विचारों को ठीक-ठीक अर्थ नहीं समझ पाने से जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं 
मिल पाता। 

विविध प्रकार के ३६३ मतों १ग उद्गम कहाँ से हुआ, जरा विचार करें। तो ज्ञात 
होगा कि इनका उद्गम त्तीर्थकर की अनुभय भाषा में खिरने वाली वाणी का सही-सही 
अर्थ नहीं समझ पाने से हुआ। केवलज्ञान होने के उपरान्त तीर्थकर की दिव्य-ध्वनि खिरती 
है। यह दिव्य-ध्वनि अनक्षरी होती है। इसमें वचन अनुभय रूप होते हे। सभी प्राणी 
जिसे सुनकर अपनी-अपनी योग्यता के अनुरूप अर्थ लगा लेते हैं। जिसका होनहार अच्छा 
होता है जो पुरुषार्थ करता है वह दिव्य ध्वनि के माध्यम से सम्मार्गपरअग्रसर हो जाता 
है और जिसे अभी ससार ही रुचता है वह वस्तु स्थिति को नहीं समझता हुआ विभिन्‍न 
मतों में उलझ जाता है। 

विविध ३६३ मतों के माध्यम से आने वाली किसी भी समस्या को जैनदर्शन का 
अनुयायी सहज ही झेल लेता है। कोई समस्या ही नहीं है स्याद्वादी के सामने। निष्पक्ष 
होकर निर्णय लेने वाले जज को कभी परेशानी नहीं होती। वकील लोग भले ही इधर 
की उधर या उधर की इधर बात करते रहे लेकिन जज के मुख पर कोई क्रिया-प्रतिक्रिया 
नहीं होती। वह दोनों पक्षों को सुनता है समझता है। दोनों पक्ष एकांगी होते है इसीलिए 
झगड़ा होता है यह बात जज जानता है। वह एक तरफा दलीलें सुनकर न्याय नहीं करता। 


समग्र खण्ड/४ १७६ 
एकांगी होकर न्याय हो भी नहीं सकता। न्याय तो अनेकान्त से ही संभव है। स्थाद्घादी 
ही सही निर्णय लेने मैं सक्षम है। 

यदि कोई व्यक्ति भगवान से कहता है कि आप अज्ञानी है। तो वे समता भाव से 
कह देगे कि हाँ, यह भी ठीक है। आप लोग तो सुनते ही लड़ने को तैयार हो जायेंगे 
कि हमारे भगवान अज्ञानी नहीं हो सकते। आपके भीतर जिज्ञासा बलवती होगी। आप 
सोच मे पड़ गये होंगे कि क्या ऐसा भी संभव है। तो भइया, कयंचित्‌ यह संभव है। 
केवलज्ञानी भी कथंचित्‌ अज्ञानी साबित हो जायेंगे। यदि आप इन्द्रिय ज्ञान की अपेक्षा 
देखे तो इन्द्रिय-ज्ञान केवली भगवान को नहीं होता इस अपेक्षा से वे अज्ञानी हो गये। आपके 
पास पॉच में से चार ज्ञान हो सकते हैं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यय 
ज्ञान) लेकिन भगवान के पास तो एक ही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में वे अज्ञानी हो गये 
(ओताओ में हँसी) यही है सापेक्ष दृष्टि। इसी को कहते हैं अनेकान्त दर्शन। 

एक नैयायिक मत है जो 'ज्ञानादिविशेष गुणाभावः मुक्ति:' - ज्ञानादि विशेषगुणों 
के अभाव को मुक्ति मानता है। भगवान्‌ कहते हैं कि हाँ, कर्यंचित्‌ आपकी बात भी ठीक 
है। 'ठीक है' - ऐसा कहने से उसका स्वागत हो जाता है। मित्रता बन जाती है वह 
आकर समीप बैठ जाता है। सम्यग्दर्शन कोई मोम का थोड़े ही है कि पिघल जाये। आप 
सोचते हैं कि ऐसा करने से कर्शा मेरा सम्यग्दर्शन न टूट जाये। सम्यग्दर्शन में 
सर्वाधिक दृढ़ता होती है। वज़ टूट सकता है लेकिन सम्यग्दर्शन ऐसा खण्डित नहीं होता। 
अत. पहले सामने वाले की बात स्वीकार करो फिर अनेकान्त के माध्यम से समझाओ 
कि देखो, चार ज्ञान का तो अभाव, केवलज्ञान होने पर हम भी मानते हैं। केवलज्ञान 
विशेष नहीं सामान्य है, शक्ति की अपेक्षा वह तो हमेशा बना रहता है। केवल अर्थात्‌ 
नथिंग एल्स, ऑनली नालेज- कुछ भी नहीं मात्र ज्ञान। 

ज्ञानादि विशेष गुणो का अभाव हो जाता है, तो विशेष को जैन-दर्शन में पर्याय 
माना है और पर्याय का अभाव तो होता ही है गुण का अभाव कभी नहीं होता। गृण 
अैकालिक होता है यह बात भी माननी चाहिये। इस प्रकार मित्रता के माहौल में सारी 
बात हो तो धीरे-धीरे अनेकान्त के माध्यम से आँख खुल सकती है। संसार में जो विचार 
वैषम्य है उसंका कारण है दृष्टि की संकीर्णता। आचार्य कहते हैं कि विचार-वैषम्य को 
यदि मियाना चाहते हो तो दृष्टि को व्यापक बनाना होगा। सभी के विचार सुनकर अनेकान्त 
के आलोक में पदार्थ का निर्णय करना ही समझदारी है। 

अनेकान्त की प्ररूपणा के लिए सहायक है नयवाद। भगवान ने क्रेवलज्नान के भा६ 
यम से जो भी जाना उसकी प्ररूपणा की नयवाद के माध्यम से। यद्यपि केवली भगग्नान 
“अपगत श्रुत' माने जाते हैं फिर भी उनको द्रव्यश्रुत का आलग्बन लेना पड़ता है। वे 


१५० समग्र खण्ड /४ 


वचन योग के माध्यम से उसे लेकर द्वादशाग वाणी के स्रोत बन जाते है इसलिए मूलकर्ता 
. वही है। उन्होंने सारी बात जानकर यही कहा कि किसी की बात काटो मत, सबकी सुनो, 
समझो और जहाँ भी थोड़ी गलती हो रही है उसे सुधारने का प्रयास करो। तभी वस्तु 
के बारे मे ठीक-ठीक ज्ञान होगा। 

नय,एक-एक धर्म के विश्लेषक है और धर्म एक ही वस्तु मे अनन्त माने गये 
हैं। 'अनेकान्तात्मक वस्तु” या 'अनन्तधर्मालकं वस्तु'। बस्तु अलेक धर्मो को लिए हुए 
है। अनेक अन्ता धर्मा यस्मिन विद्यन्ते इति अनेकान्त'- अर्थात्‌ अनेक धर्म जिसमें 
समाविष्ट है ऐसी अनेकान्तात्मक वस्तु है। उसे जानने के लिए छद्मस्थ का ज्ञान सक्षम 
नहीं है। इसलिए उस ज्ञान से प्रत्येक धर्म का आशिक ज्ञान तो हो सकता है किन्तु सम्पूर्ण 
ज्ञान नहीं होता। अत्त वस्तु नित्य है, अनिल है, ध्रुव हे, अधुव है इस प्रकार एक-एक 
धर्म की प्ररूपणा करते है। भगवान ने केवलज्ञान के द्वारा जो कुछ देखा-जाना वह सब 
प्ररूपित नहीं है वह तो अनन्त है। श्रुत को अनन्त नहीं माना, अनन्त का कारण अवश्य 
माना है। जितने शब्द-भेद हैं जितने विकल्प है उतने ही श्रुत है। श्रुत अनन्त नहीं असख्यात 
है। यदि हम विकल्पों में ही उलझे रहे तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वाद-विवाद 
से परे निर्विवाद होने के लिए, केवलज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेकान्त का अवलंबन लिया 
गया है। 

वास्तव मे अनेकान्त कोई वाद नहीं है। अनेकान्तात्मक वस्तु है और उसका प्ररूपण 
करने वाला वाद है स्यादूवाद। वस्तु मे जो अनेक धर्म हैं उनका प्ररूपण करने वाला 
जो श्रुतहै वह एक अश को पकड़ने वाला एक धर्म को पकड़ने वला है। यही स्याद्वाद 
है। स्थाद्वाद का अर्थही कथचिद्वाद अर्थात्‌ नयवाद। यह बहुत गुण है इसे चक्र की 
उपमा दी गयी है। नयचक्र कहा गया है। मै इस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता 
हूँ जब कौरवो और पाण्डवो के बीच युद्ध हो रहा था, द्रोणाचार्य कौरवो की ओर हो 
गए। चक्रव्यहू की रचना की गयी। पॉडवो की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जिसे 
वीर' की उपाधि दी गयी थी, कौरवों द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में विजय-प्राप्ति की अभिलाषा 
से प्रवेश कर गया। वह प्रवेश तो कर गया क्योकि प्रविष्ट होने का ज्ञान तो उसे था 
पर निकलने का नहीं था। ठीक ऐसा ही आज हो रहा है। अनेकान्त का, स्याद्वाद का 
बे ले तो लेते हैं लेकिन ठीक-ठीक समझ नहीं पाने से उसी में उलझकर रह जाते 

| 

अनेकान्त का सहारा लेकर स्यादूवाद के माध्यम से प्ररूपणा करने वाला व्यक्ति 
बहुत ही धीर-गम्भीर होता है, समीचीन दृष्टि वाला होता है वह निर्भीक होता है लेकिन 
ध्यान रखना निर्दयी कदापि नहीं होता। निर्दयी होना और निर्भीक हो ना- एक बात नहीं 


समग्र खण्द/४ ह कद 


है। कभी-कभी हम कोई बात जोर से कहते है। तो आपको लगता होगा कि 
महाराज ! बहुत जोर से बोलते है इसलिए कषाय तो होती होगी। तो भइया ! आचार्य 
वीरसेन स्वामी कहते हैं कि कषाय के साथ सक़्लेश परिणामों का अविनाभाव 
सबंध नहीं है। 'ण कासायउड्ढी असादबधकारणं तक्काले सादस्स वि बधुबलभा। ? अर्थात्‌ 
कषाय की वृद्धि असाता वेदनीय के बंध का कारण नहीं है वहाँ सातावेदनीय कर्म का 
भी बध होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लोग कषाय करना प्रारम्भ कर दें, 
नहीं, ऐसा मत करना। यहाँ आशय इतना ही है कि सही बात जोर से भी कही जाये, 
एक बार ही नहीं बार-बार कही जाये, तो इसमे सत्य का समर्थन है उसे बल मिलता 
है। जैसे आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि दो-तीन बार तक कहते हैं और 
जोर-जोर से कहते हैं। ऐसा कहते हुए भी होश नहीं खोते। वहाँ जोश अवश्य होता 
है पर रोष नहीं होता। 

वदार्थों विचराम्यह नरपते ! शार्दूल विक्रीडिलम्‌ - आचार्य समन्तभद्र स्वामी की बात 
बड़े मार्के की है। वे कहते है कि मैं सिंह के समान सत्य को कहने के लिए विचरण 
करता हूँ। यह निर्भीकता की बात है। यहाँ संक्लेश नहीं है। सिह के स्वभाव के बारे में 
भी आपको जानकारी होनी चाहिये। सिंह मनुष्य की तुलना मे अधिक दयावान है। कर्म 
सिद्धान्त कहता है कि सिंह यदि कषाय भी करे तो उसके फलस्वरूप पचम नरक तक 
जा सकता है परन्तु मनुष्य की कषाय इतनी तीव्र होती है कि सप्तम नस्क का'भी उद्घाटन 
कर सकता हैं। 

अनेकान्त के रहस्य को पहचानना चाहिये। दूसरे का विरोध करने की आदत ठीक 
नहीं है। कोई कुछ कहे उसे सर्वप्रथम स्वीकार करना चाहिये। कहना चाहिये कि हाँ भाई, 
आपका कहना भी कथचित्‌ ठीक है। 'भी” का अर्थ अनेकान्त और “ही” का अर्थ है 
एकान्त। “भी” में कथचित्‌ स्वागत है और 'ही' में आग्रह है दूसरे को नकारना है। प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा और अस्तिक्य ये चार गुण सम्यग्दर्शन के लक्षण है। प्रत्येक द्रव्य के 
पास जो अस्तित्व है उसे नकारा नहीं जाना चहिये। जो उसे नकार देता है तो सोचिये 
उसके पास सम्यग्दर्शन रह कैसे सकता है। द्रव्य पर श्रद्धान रखने वाला मात्र अपने 
आत्मा पर ही श्रद्धान नहीं रखता, इसलिए आलद्रव्य की भाँति जो अन्य द्रव्य हैं उन 
पर भी श्रद्धान आवश्यक है। वस्तु को प्रत्येक पहलू से देखना, समझना और निराग्रही 
होकर स्वीकार करना यही अमेकान्त के रहस्य को समझना है। 

स्याद्गाद को समझने के लिए नयों की व्यवस्था की गयी है। नयों के बिना हम 


सम ५+मक3+->नहर-3७आ७५५ ५333५» +ममथ»++3+ 33-५७ थ-५..+५33+पइजफकजभ-+५+++३9७५+++क++9+»प++ ३» ०भापपमास 4५१७ ५५०-++भ१ एक भ+.++-+-+ पक न+%९ के ल्‍+म४फभअभभ»ऊ कल नरक ++ मम. 
१ धवला पुस्तक ६: पृ० १८२ “कषायों की वृद्धि होने पर भी वहाँ सातावेदनीय कर्म का 
बन्ध होता है तथा कषायों की हानि होने पर भी छठे गुणस्थान तक असाता का बन्ध होता रहता 
है अतः कषाय वृद्धि को सेक्लेश का लक्षण नहीं माना जा सकता। (विशेषार्थ, ६०१८२) 


१्द२ समग्र खण्ड/४ 


ठीक-ठीक समझ नहीं सकते। 'नय” शब्द 'नी' धातु से बना है जिसका अर्थ है जो ले 
जाता है वह नय है। नयति इति नय । कहाँ ले जाता है? तो कहना होगा अनेकान्तामक 
वस्तु की ओर ले जाता है। इतना ही नहीं, यह भी समझना होगा कि एक ही नय इसके 
लिए सक्षम नहीं है। नय को एक अर्थ ऐसा भी है कि नय एव नयन- नय ही नयन 
अर्थात्‌ आँख है। आँख सभी के पास है। लेकिन कितनी हैं। सभी कह देगें कि दो हैं। 
तो ऐसे ही नय भी कम से कम दो है। दोनों आँखो से देखकर ही सही निर्णय लिया 
जा सकता है। जब दोनो आँखे आपस मे लड़ती है तब आत्मा को दुख हो जाता है। 

समझने के लिए यदि दाहिनी आँख दायी ओर पड़ी वस्तु देख रही है और आप 
दोनो आँखो के बीच नाक पर एक दीवार खींचकर पार्टीशन बनाले फिर देखे तो ज्ञात 
होगा कि उस समय दूसरी बायीं आँख किसी अन्य वस्तु को अपना विषय नहीं बनाती 
बल्कि सहयोगी बनती है। यदि आप जबरदस्ती दोनो आँखो से दो अलग चीजों को 
विषय बनाना चाहेगे तो माथे मे दर्द होने लग जाएगा। देख लेना, आप इसे स्वय करके। 

एक बात और कि आँखो के द्वारा वस्तु को देखना है तो एक आँख को गौण करना 
होता है। बद करना होता है। अभी तीन-चार दिन पूर्व ही पण्डित जी की आँख की 
जाच चल रही थी आँगन मे तो डाक्टर (आई-स्पेशलिस्ट) ने कहा था- पण्डित 
जी !। एक आँख हाथ से बद कर लीजिये। पण्डित जी ने एक आँख पर हाथ रख लिया। 
थोड़ी देर बाद उसने कहा- अब इसे खोल लीजिये और दूसरी आँख बंद कर लीजिये। 
यह सब क्या है? सोचिये, पण्डित जी को दोनो आँखो से देखना चाहिये, अच्छा देखने 
में आयेगा लेकिन ऐसा नहीं है डाक्टर का निर्णय ही सही है। एक आँख दूसरे की सहयोगी 
बनती है और मुख्य गौण रूप से काम करती है। जब दूरबीन आदि से दूरवर्ती वस्तु 
को या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म वस्तु को आप देखते है तो भी एक आँख बद कर ली 
जाती है। वह गौण हो जाती है। यही बात नय के विषय में है। 

नय जो है उसके माध्यम से समग्र बस्तु का ग्रहण नहीं हो पाता इसलिए मुख्य 
रूप से दो नयो की व्यवस्था है और वे है व्यवह्वर नय और निश्चय नय। दोने नय 
उपयोगी हैं। अमृतचद्र आचार्य ने कलशा मे लिखा है कि देखो ! जो व्यवहार नय को 
नहीं मानोगे तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकेगा। एक प्रकार से कहा जाए तो व्यवहार 
नय का अर्थ है विश्व-कल्याण और निश्चय नय का अर्थ है आत्म-कल्याण। लेकिन 
ध्यान रखना मात्र निश्चय नय से आत्म-कल्याण तो कर ही नहीं सकते, विश्व-कल्याण 
भी नहीं कर सकते। जिसको आत्मा का कल्याण करना है उसे चाहिये कि दुनिया के 
सारे गोरख धंधे छोड़कर मुनिव्रत धारण कर लें। समता-भाव पूर्वक दोनों नयों को आलम्बन 
लेना होगा। 

भगवान ने निश्चय नय से अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में रहकर बिना किसी 


समग्र खेष्ड,/४ कचरे 


सहारे के जाना है। निश्चय नय से वे आत्मज्ञ है। साथ ही व्यवहार नय से थे सर्वज्ञ 
भी है। इसलिए उन्होंने दोनों नयो का कथन करके व्यवहार नय की 'पर” के लिए रखा 
और निश्चय नय को स्व” के लिए। अंत स्व-पर के भेदविज्ञान के माध्यम से ही 'प्रमाण' 
की ओर बढ़ा जाता है। 

एक नदी के तट पर मैं एक बार गया था। बहुत सुहावना दृश्य था। नदी बह 
रही है निर्बाध गति से, लहरें नहीं है नदी शान्त है। जब नदी की ओर देखना बद करके 
तट की और दृष्टिपात किया तो विचार आया ओहो | नदी कोई चीज अलग और तट 
कोई अलग चीज है। कूल के बीच अर्थात्‌ तटो के बीच बहने वाली नदी है। एक ओर 
का कूल (तट) दूसरे ओर के कूल (तट) के लिए तो प्रतिकूल ही है। एक की दिभा 
दक्षिण है तो पृथक्‌ दूसरे की उत्तर की ओर है। एक पूर्व की ओर है तो दूसरे की पश्चिम 
की ओर। दोनो पृथक-पृथक्‌ हैं। कभी मिलेंगे भी नहीं, मिल भी नहीं सकते। जैसे रेखागणित 
मे बताया कि समानान्तर रेखाएँ कभी मिलती नहीं है ऐसा ही यहाँ है। नदी के दोनों 
तट एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। परन्तु बधुओ । एक कूल दूसरे के लिए प्रतिकूल होकर 
भी नदी के लिए तो अनुकूल ही है। इसी तरह व्यवहार नय, निश्चय नय के लिए और 
निश्चय नय व्यवहार नय के लिये अनुकूल न होकर भी 'प्रमाण” के लिए अनुकूल हैं 
और प्रमाण. . प्रमाण तो नदी है। 

जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि हम लोगो के लिए प्रमाण है, नदी के समान निर्मल 
है। जो लोग निश्चय नय या व्यवहार नय को लेकर लड़ रहे हैं वे नदी को ही समाप्त 
कर रहे हैं। अभी साढ़े अठारह हजार वर्ष शेष हैं अभी पानी बहुत पीना हैं। अभी ऐसे 
लोग भी आयेगे जो दोनो तटो को सुदृढ़ बनायेगे, इतना मजबूत बनायेंगे कि नदी 
अबाध रूप से, अनाहत गति से बहती चली जाए। महावीर भगवान्‌ की दिव्य ध्वनि 
एक निरन्तर प्रवाहमान निर्झर के समान है आप उस शीतल वाणी रूपी पेय पीकर तृप्त 
हेए। तट कुछ भी नहीं है परन्तु तट के बिना शीतल सुस्वादु पानी भी प्राप्त नहीं होगा। 
एक भी तट विच्छिन्न हो जाता है तो नदी का पानी छिन्‍न-भिन्‍न होकर समाप्त हो जाता 
है। इसलिए दोनो तटों को रखिये और उस प्रमाण रूपी नदी मे अवगाहन कीजिये जिसमें 
आत्मानुभूति सम्भाव्य है। 

नयों को ठीक-ठीक नहीं समझने के कारण यह संसारी प्राणी विभिन्‍न मत-मत्ान्तरों 
में उलझ जाता है। मात्र तट की ही सेवा करने बाला कभी पानी नहीं पी सकेगा। हम 
तो कहते हैं।कि कोई अनादिकालीन प्यासा व्यक्ति होगा तो वह सीधा डुबकी लगाये बिना 
नहीं रहेगा। डुबकी तट में नहीं लगायी जाती हाँ इतना अवश्य है कि तट के माध्यम 
से डुबकी लगायी जायेगी। जो इस और से आयेगा वष्ठ इस तट की प्रश्नंसा करेगा, 
उधर से आने वाला उस तट की प्रशंसा करेगा लेकिन तट पर रुहरेगा नहीं, डुबकी लगायेगा 


१८४ समग्र खण्ड//४ 


तभी गहराई मिलेगी जहाँ बस आनन्द ही आनन्द है। मै डुबकी लगा रहा हूँ तो मुझे 
आनन्द हो रहा है। आचार्य कुदकुद स्वामी कहते हैं कि इधर-उधर तट की ओर मत 
देखो शीघ्र ही अपनी प्यास बुझा लो। 
अमृतचद्र आचार्य ने एक स्थान पर पुण्य-पाप अधिकार मै यह उल्लेख किया है 
कि नय दो हैं मुख्य रूप से निश्चय और व्यवहार। जो व्यक्ति एकमात्र व्यवहार नय के 
माध्यम से क्रियाकाण्ड मे फँस जाते है वे आत्मानुभूमि से वचित रह जाते है और जो 
निश्चय नय का महत्त्व क्या है यह नही समझते और मात्र निश्चय, निश्चय रटते चले 
जाते है वे भी डूब जाते है। उन्होने कह है ज्ञाननयैषिण - अर्थात्‌ जो ज्ञान को भी एकान्त 
रूप स मानकर चले जाते है वे भी डूब जाते है। दोनों नयो को जानकर भी जो असयमी 
रह जाते है वे भी डूब जाते है। जो सयमी है अप्रमत्त है वे ही तैर पाते हैं। 
ज्ञान बिना रट निश्चय-निश्चय, निश्चय-वादी भी डूबे। क्रियाकलापी भी ये डूबे, 
डूबे सयम से ऊबे। प्रमत्त बनकर कर्म न करते अकम्प निश्चल शैल रहे। आत्मध्यान 
मे लीन, किन्तु मुनि तीन लोक पै तैर रहे। 
यहाँ पर आचार्य द्वारा प्रयुक्त प्रमत्त शब्द समझने योग्य है। प्रमाद के ही फलस्वरूप 
यह जीव ससार मे भटकता रहा है। प्रमाद एक ऐसा प्रत्यय है जो बाहर भटकता है। 
आता के लिए आत्मा की आरे जाने मे एक प्रकार का व्यवधान उपस्थित कर देता है। 
प्रमाद अर्थात्‌ कुशलेषु अनादर प्रमाद | भीतर जो आत्म-तत्त्व के प्रति तनिक-सा भी 
आलस्य आ जाता है उसका नाम प्रमाद है। जिसमे हमारा हित निहित है उसके प्रति 
किसी भी प्रकार की आलस्य-प्रवृत्ति ही प्रमाद है। अनादिकाल का यह प्रमाद,, हम लोगों 
का हटा नहीं है। 
स्व जीवित कामसुखे च तृष्णया, 
दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजा। 
तवामार्य नक्तदिवमप्रमत्तवान्‌, 
अजागरे वात्म विशुद्धवर्त्मनि।। 
हे भगवन्‌ ! आपने बहा अदभुत काम किया। क्या किया? देखो दिन रात यह संसारी 
प्राणी कहाँ फैंसा हुआ है? कहाँ अटका हुआ है? इ्रियो के सुख की तृष्णा से पीड़ित 
होकर दिन में तो नाना प्रकार से परिश्रम करके थक जाता है और रात्रि होने पर बिस्तर 
पर ऐसा गिर जाता है जैसा कि मुहावरे में कहा है कि घोड़े बेचकर सोता है। उसे होश 
भी नहीं रहता किन्तु रात भर सोकर जब पेट पुनः खाली हो जाता है तो फिर उठता 
है और वही क्रम शुरू हो जाता है ऐसा करते करते अनन्तकाल व्यतीत हो गया। लेकिन 
है भगवन्‌ । आप आला को शुद्ध करने वाले मोक्षमार्ग में जागते ही रहे दिन रात | 


समग्र छष्ड/४ ' फट 
यही अप्रमत्त दशा आपकी अयस्कर है। - 

मैं यही कहना चाहूँगा कि वस्तु अनेकान्तात्तक है! अनेकान्त कोई 'वाद' नहीं है। 
वस्तु का समीचीन कथन करने वाला स्याद्वाद अवश्य है। जो सब वादों को खुश कर 
देता है। जो कोई भी एकान्त को पकड़े हुए है उसे स्यादुबाद के माध्यम से जो कुछ 
देने योग्य है द देना चीहिये। जैसें एक व्यक्ति विजय पाने युद्ध क्षेत्र में जा रह्म है और 
मात्र तलवार लेकर खड़ा है त्तो आप क्या कहेंगे उसे, कि तू गलत है, रणागण में जाने 
की तुझे कोर्ड बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तुझे विजय प्राप्त नहीं हो सकती। ' नहीं ऐसा 
कहना ठीक नहीं है। उससे कहना होगा कि भइया ' आपने तलवार तो ले ली, यह बहुत 
अच्छा किया, दूसरे पर प्रहार किया जा सकता है लेकिन आंत्म-रक्षा तो नहीं की जा 
सकती अत एक ढाल भी ले लेना चाहिये। 

निश्चय नय ढाल की तरह है आत्म की सुरक्षा करता है और व्यवहार नय तलवार 
के समान है जा 'पर' के ऊपर वार करने के काम आता है। इस आल-सुरक्षा के लिए 
“निश्चय” रखो और दूसरे के लिए- उसे समझाने के लिए “व्यवहार' को अपनाओ। 
तलवार और ढाल के बीच एक समन्वय है दोनो का जोड़ा (युग्म ) है। दोनों से सज्जित 
सैनिक ही अपने बाहुबल से विजय प्राप्त कर सकता है। करता भी है। जिसके पास 
निश्चय रूपी ढाल है वह आत्मा के स्वभाव की ओर ध्यान रखेंगे उसकी सुरक्षा करेगा 
और विषय कषायों को जिनको तोड़ना है जिनको छोड़ना है उन्हें तलवार रूपी व्यवहार 
के माध्यम से हटाता चलेगा। व्यवहार नय को छोड़ो मत, उसे निश्चय के साथ रखो। 
व्यवहार सापेक्ष निश्चय और निश्चय सापेक्ष व्यवहार ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। 
मात्र व्यवहार ही नय से तीन काल में भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, नहीं होगा नहीं 
होगा। साथ ही व्यवहार के माध्यम से 'समता धारण किये बिना, निश्चय नय का विषय 
वीतराग विज्ञान भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 

अब इसके आगे और क्या कहूँ, भदया ! आपका समय पूरा हो गया। हम त्तो यही 
कहना चाहते है कि अपने विवेक को जाग्रत रखो। यदि षट्दर्शनों का अध्ययन करोगे 
तो आपको स्वत' ज्ञात हो जाएगा कि अनेकान्तात्मक वस्तु क्या है? जब 'अष्टसहद्ी' 
और 'प्रमेयकमल मार्तण्ड' - इन ग्रंथों को मै पढ़ रहा था, महाराज जी (पूज्य आचार्य 
ज्ञानसागर जी) के पास तो वे शंकित हुए कि मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं किन्तु 
यह मात्र आशंका ही सिद्ध हुई। मैं समझ गया इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस व्यक्ति 
के समता आ जाएगी, वह सारे के सारे विरोधी प्रश्नों को पचा जायेगा और उनके सही-सही 
उत्तर देने मे सक्षम हो जयेगा। समता के बिना ममता के साथ यदि प्रमत्त दशा में 
जीवन-यापन करोगे तो विजय श्री का वरण नहीं कर सकोंगे। 


१्द६ समग्र खण्ड, ४ 


वह भी एक समय था जब भगवान महावीर के जमाने मे अनेकान्त की प्रशंसा होती 
-थी लेकिन आज अनेकान्त को मानने वाले स्याद्वाद के अभाव मे परस्पर विवाद कर 
रहे हैं। अन्य जैनेतर भाई कहते है कि भइया ! आपके पास तो स्यादूवाद रूपी एक 
ऐसा अचूक नुस्खा है कि आप हमारी अपनी और सभी की समस्या को निपटा सकते 
है लेकिन आज आप स्वय ही आपस मे क्यो झगड़ रहे है। उन्हे भी विस्मय होता है। 
इसलिए बंधुओ ' समता धारण करो। यदि कोई व्यक्ति एकान्त पकड़ लेता है तो भी 
आपका यदि वीतराग समता भाव है तो अवश्य उस पर प्रभाव पड़ सकता है। धीरे-६ 
परे उसे सत्य समझ मे आने लगेगा। स्यादवाद का अर्थ- 'मेरा ही सही' - ऐसा है। 
ही” से 'भी' की ओर बढ़ना- यह स्याद्वाद का लक्ष्य है। 

६ के आगे ३ हो तो ६३ बनता है और ३ के आगे ६ हो तो होंगे ३६। ३६ की 
स्थिति मे तो अनेकान्तात्मक वस्तु मिट जाती है स्याद्धाद समाप्त हो जाता है। जब ६३ 
हा तो मिलन की स्थिति होती है सवाद होता है। स्याद्वादी पीठ नहीं दिखाता किसी को। 
पीठ दिखाने का अर्थ है उपेक्षा करना, घृणा करना। एक दूसरे की ओर मुख किये हुए 
६ और ३ अर्थात्‌ ६३, यह ६३ शलाका पुरुषों के प्रतीक है। आज तिरेसठ शलाका 
पुरुष वर्तमान मे यहाँ नहीं है तो भी उनके द्वारा उपदेशित अनेकान्त दर्शन, सभी दर्शनो 
ओर मत-मतान्तरो के बीच समाधान करने वाला है। एकान्त को लिए हुए जो ज्ञान है 
वह अहितकारी सिद्ध होता है। अनेकान्तात्मक ज्ञान हमारे लिए हितकारी है। अनेकान्त 
को मानने वाले जैन लोग है। एक व्यक्ति ने सुझाया था कि 'जैन' शब्द की अपेक्षा जैनी 
शब्द ठीक है। अँग्रेजी मे '॥७॥५' शब्द मे एक आई ॥) है। आई (६५७) का एक अर्थ 
आँख भी है। '॥/॥४।" शब्द मे दो आई यानी दो आँखे हैं। यह अनेकान्त की प्रतीक 
है। दा आँखे दो नय के समान है। दोने नयो के माध्यम से हम प्रमाण (ज्ञान) को 
समीचीन रूप से आतसात कर सकते हे। इसी मे हमारा आत्मकल्याण भी निहित है। 

मेरा आपसे यही कहना है कि सब वादो मे जितने भी वाद है विवाद है उनके बीच 
सवाद बनाये। स्थाद्वाद के माध्यम से वस्तु-स्थिति को समझे और सत्य को प्राप्त करे। 
सुख की उपलब्धि का यही मार्ग है। 


0] प्रवचन पंचामृत 





समग्र खण्ड१ १्ष६द 


() जन्म : आत्म कल्याण का अवसर 


पच-कल्याणक की प्रत्येक क्रिया का विश्लेषण करना तो विद्वानों और 
गणधरपरमेष्ठी के लिए भी शक्य नहीं पर फिर भी 'क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण 
करना है' - यह ज्ञान यदि हमे इन पॉच दिनो के अन्दर हो जाता है तो यह हमारा 
सौभाग्य होगा। धर्म की अधिकांश बाते सूक्ष्म है और परोक्ष हैं। हमारे इन्द्रिय-ज्ञान 
गम्य नहीं है। फिर भी पूर्वाचार्यो ने उन सभी बातों को कहने और लिपिबद्ध करके 
हमे समझाने का प्रयास किया है। उस साहित्य के माध्यम से हमे समझने का प्रयास 
करना चाहिए। साथ ही इन शुभ क्रियाओं को देख कर अपने जीवन की सँभालने 
का प्रयास करना चीहिए। 

कल जहाँ सध्या के समय हम सामायिक करने वाले थे वहाँ कुछ लोग आये 
और कहने लगे- महाराज ! कल जन्म-कल्याणक महोत्सव है। आप भी जुलूस के 
साथ पाडुक शिला तक चल और कार्यक्रम मे सम्मिलित होवे तो अच्छा रहेगा। हम 
सभी को बडा आनन्द आयेगा। तो हमने कहा- भैया ! हमारा कार्य तो दीक्षा 
कल्याणक के दिन से ही शुरू होगा। अभी तो आपका कार्य है। आप जाना और 
मैं नहीं आया। यद्यपि मेरे पास समय था, मैं आ सकता था, लेकिन नहीं आने के 
पीछे कुछ रहस्य भी था, जिसके माध्यम से कुछ बाते आपको समझानी थी। 

यह मैं भी जानता हूँ कि जन्म कल्याणक मे सौधर्म इन्द्र आता है। अपने हाथो 
से बालक आदिनाथ को उठाने का सौभाग्य पाता है और जीवन को कृतकृत्य मानता 
है। इन्द्राणी-शची भी इस सौभाग्य को पाकर आनन्द-विभोर हों जाती है और अपने 
सासारिक जीवन को मात्र एक भव तक सीमित कर देती है। इस अवसर को प्राप्त 
करके वह नियम से एक भव के पश्चात्‌ मुक्ति को पा लेती है। इतना सौभाग्यशाली 
दिन है यह। फिर भी हमारे नहीं आने के पीछे रहस्य यह था, बधुओ ! हमारा 
धर्म बीतराग धर्म है। जन्म से कोई भी भगवान नहीं होता। जिनकी धारणा हो कि 
भगवान जन्म लेते हैं तो वह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर तो गृहस्थाश्रम 
मे ही मुक्ति माननी होगी और राग के सांध केवलज्ञान मानना होगा जो कि सभव 


नहीं है। जन्म कल्याणक और जन्माभिषेक तो राग-दशा मे होते है। इसमे आप 
सम्मिलित हों यह तो आपका कर्त्तव्य है। क्योकि सरागी श्रावक के लिए तो इसी 
में धर्म है। श्रावक की धार्मिक क्रियाओ मे पूजा-प्रक्षाल-अभिषेक आदि शामिल है। 
अशुभ राग से छूटने तथा वीतरागता को प्राप्त करने के लिए शुभ राग का आलम्बन 
आवश्यक है। आपको शुभ राग के कार्यो मे जितना आनन्द है उतना ही हमे वीतरागता 
मे आता है। हमारी दशा अर्थात्‌ साधु की स्थिति आपसे भिन्‍न है। जैसा अभी-अभी 
पडितजी ने भी कहा था (प कैलाशचन्दजी सिद्धाताचार्य)) इसलिये हमारा उस 
अवसर पर आना सम्भव नहीं हुआ। 

आपने जन्म-कल्याणक का आनन्द लिया जो आपके लिये उचित ही है लेकिन 
सही पूछो तो असली आनन्द का दिन कल आने वाला है। जब आदिनाथ का 
दीक्षा-कल्याणक होगा। वे सारे परिग्रह को छोड़कर निर्ग्रथ-दिगमग्बर होकर तपस्या 
के लिये निकलेगे। आपके चहरे फीके पड़ सकते हैं क्योकि कल से छोडने-त्यागने 
की बात आयेगी। पर बधुओ । ध्यान रखना आनद तो त्याग मे ही है। आप कह 
सकते है कि महाराज ! कल तो छोड़ना ही है इसलिए क्यो ना हम आज ही आदिनाथ 
को भगवान मान ले? पूज्य मान ले? तो यह ध्यान रखना कि होनहार भगवान और 
साक्षात्‌ भगवान मे बहुत अन्तर है। पूज्यता तो भगवान बनने पर ही आती है 
पच-परमेष्ठी ही वीतराग-धर्म मे पूज्य माने गये है। क्योकि वे वीतरागी हो गए है। 

जन्म कल्याणक के समय क्षायिक सम्यग्दृष्टि सौधर्म इन्द्र और करोडो की सख्या 
मे देव लोग आते है। पाडुक-शिला पर बालक-तीर्थकर को ले जाकर जन्म-कल्याणक 
मनाते है। अभिषेक पूजन और नृत्य-गानादि करते है। रलो की वृष्टि होती है। 
जिसने आज जन्म लिया, यह जन्म लेने वाली आत्मा भी सम्यग्दृष्टि है। उसके पास 
मति-श्रुत और अवधिज्ञान भी है। हमारे यहाँ जिनेन्द्र भगवान के शासन मे पूज्यता 
मात्र सम्यग्दर्शन से नहीं आती, पूज्यता तो वीतरागता से आती है। सम्यग्दर्शन के 
साथ जन्म हो सकता है परन्तु वीतरागता जन्म से नहीं आ सकती। इसलिये जन्म 
से कोई भगवान नहीं होता। जब आपका बच्चा बोलना शुरू करता है तब तोतला 
बोलता है। इधर उधर की कई बाते भी करता है आपको अच्छी भले ही लगती हो 
लेकिन वे प्रामाणिक नही मानी जाती क्योकि वह अभी बच्चा है। मनुष्यायु का उदय 
होने पर भी बच्चे को कोई मनुष्य नहीं कहता। यह कोई नहीं कहता कि मनुष्य जन्मा 
है सभी यही कहते है कि बच्चा जन्मा है। इसी प्रकार जो आज जन्मे है वे अभी 
भगवान नहीं है अभी तो वे बालक आदिनाथ ही कहलायेगे। बच्चे ही माने जायेगे। 

दूसरी बात यह भी है कि आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने उन मुनियो को भी प्रमत्त 


सम ख्द/४ ' १६१ 
कहा है, ना-समझ कहा है जो स्वात्मानुभूति से च्युत होकर शुभ-क्रियाओं में लगे 
हुए हैं। तब ऐसी दशा में अभी जिस आत्मा ने जन्म लिया है, जी वस्त्र-आभूषण 
पहने हुए है उसे वीतरागी मानकर, भगवान मानकर कोई मुनि कैसे पूज सकता है? 
मैं अभी उसका सम्मान करूँ, स्वागत करूँ यह नहीं हो सकता। अभी वह आत्मा 
तीर्थंकर नहीं बनी। जिस दिन यह आत्मा राग के ऊपर रोक लगायेगी अर्थात्‌ संयम 
को ग्रहण करेगी, उस दिन मैं बार-बार उसे नमोस्तु करूँगा और अपने-आपको 
सौभाग्यशाली समझूँगा क्योंकि वह महान्‌ भव्य आत्मा निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण करते 
ही अनेक ऋद्धियों को प्राप्त करेगी, मनः पर्यय ज्ञानी होगी, वर्धमान चारित्र को प्राप्त 
करेगी और तप के माध्यम से ससार के आवागमन से मुक्त होगी सिद्धालय में 
विराजेगी। 

आपके मन में यह भाव आ सकता है कि महाराज ! जब अभी उस आत्मा 
के पास पूज्यता नहीं है तो हम जन्म कल्याणक क्‍यों मनाये? ऐसा नहीं सोचना चीहिए। 
भड़या ! यह तो सारा का सारा नियाग है और इद्र आकर स्वय इस सारे कार्यक्रम 
को यथाविधि सम्पन्न करता है। जिसे देखकर हमें ज्ञात होता है कि एक जीवात्मा 
ने विगत जीवन मे कैसा अद्भुत पुरुषार्थ किया, जिसका फल स्वर्गादिक मे भोगकर 
पुन यहाँ मनुष्य जन्म लेकर सासारिक सम्पदा और वैभव को भोग रही है। और 
इतना ही नहीं इसके उपरात मुनिव्रत धारण करके मुक्तिश्री को प्राप्त करेगी। ऐसी 
भव्य तद्भव मोक्षगामी आत्मा की जन्म-जयती मनाना श्रावक का सौभाग्य है, पर 
इसका यह आशय नहीं है कि सामान्य व्यक्ति की जन्म-जयंती मनाई जाये। आज 
तो यहाँ जो भी मनुष्य उत्पन्न होगा चाहे मनुष्य उत्पन्न हो चाहे मनुष्य गति से आये, 
तिर्यचगति या नरकयति से आये अथवा चाहे देवगति से आये वह सम्यर्दर्शन लेकर 
नहीं आ सकेगा। ऐसी दशा में मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के साथ 
जन्म-जयती मनाना उचित नहीं है। बधुओ ' समझो ! यह कौन सी पर्याय हैरकब 
और कैसे हमे मिली है? इसके माध्यम से कोई भी धार्मिक क्रिया बिना विवेक के 
नहीं करना चीहएं। जो भी धार्मिक क्रियाये करो उनको विवेक पूर्वक करो ताकि 
आवागमन मिट सके। कर्म के बंधन, कर्म की बेड़िया “'्रुखलायें ढीली हो सकें और 
हमारा भविष्य उज्ज्वल बन संके। 

कर्म के बन्धन तोड़ना इतना आसान भी नहीं है कि कोई बिना पुरुषार्थ किये 
ही कर ले। बिना रलत्रय को प्राप्त किये यह कार्य आसान नहीं हो सकता। जिसे 
एक बार रुचि जागृत हो जाये और जो रलत्रय की साधना करे उसे ही यह कार्य 
सहज है- आसान है। जन्म से लेकर जब तक आठ वर्ष नहीं बीत जाते तब तंक 


9६२ समग्र खण्ड, ४ 


यहाँ सभी मिथ्यादर्शन के साथ ही रहते है। यह पचमकाल है और उसमे भी 
हुश्डावसर्पिणी काल है। आठ वर्ष के उपरात भी सम्यर्दर्शन हो ही जाये ऐसा नियम 
भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि सम्यग्दर्शन हुआ भी या नहीं हुआ- यह ऐसे 
मालूम नहीं पड़ सकता क्योकि जो अस्सी साल के वृद्ध हो गये और अभी रलत्रय 
उपलब्ध नहीं हुआ, जीवन मे त्याग नहीं आया तो सम्यग्दर्शन का क्या भरोसा? रलत्रय 
की उपलब्धि ही वास्तविक उपलब्धि है। आप लोग धन के अभाव मे दरिद्रता मानते 
है पर वास्तविक दरिद्रता तो वीतरागता के अभाव मे होती है। राग-द्वेष और विषय 
कषाय ही दरिद्रता के कारण है। गर्भ और जन्म-कल्याणक मे देवो के द्वारा होने 
वाले रनों की वर्षा से आपके घर की दरिद्रता भले ही मिट जाती हो लेकिन मोक्षमार्ग 
में दरिद्रता तभी मिटेगी जब हम त्याग की ओर बढ़ेगे, वीतरागी होगे। 

आज एक भव्य आत्मा देवगति से शेष पुण्य का फल भोगने के लिये यहाँ आयी 
है। वह अपने जीवन काल के अन्तराल मे केवल भोग मे ही रची-पची रहे-ऐसी बात 
नहीं है। वह तो सारे भोग-वैभव को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करेगी। जो आज 
भोग-सम्पदा और देव-सम्पदा का अनुभव करने वाले है वे होनहार भगवान आदिनाथ 
कल इस सारी माया-ममता को छोडेगे। क्यो छोडेगे? इसलिए छोड़ेगे कि आवागमन 
का कारण माया-ममता ही है। आत्मा के अहित विषय-कषाय है। यही भगवान जिनेन्द्र 
की देशना है। हम लोगो के लिए उपदेश है। ये रागद्देष और विषय-कषाय ही आत्मा 
को बन्धन मे डालने वाले है एक मात्र विरागता ही मुक्ति को प्रदान करने वाली है। 
समयसार मे कुन्दकुन्द भगवान ने कहा भी है- 

रत्तो बधदि कम्म, मुचदि जीवो विराग सपण्णो। 
ऐसो जिणोवदेसो, तम्हा कम्मेसु मा रज्ज।। १५७।। 

राग से जीव बधता है और वैराग्य से मुक्त होता है यही बध तत्त्व का कथन 
सक्षेप मे जिनेन्द्र देव ने कहा है इसलिए राग नहीं करना चीहिए। आप यह जो भी 
कार्यक्रम कर रहे है वह अपना कर्त्तव्य मानकर करे क्योकि यही बालक आदिनाथ 
आगे जाकर तीर्थंकर बनेगा और हमें वीत्तरागता का सदुपदेश देगा। यह स्वय भी 
परिपूर्ण होगा और हमे भी सही रास्ता दिखायेगा। आगम मे उल्लेख है कि दो चारण 
ऋद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, तब नीचे खेलते हुए भावी 
तीर्थकर बालक को देखकर उनकी धर्म-शंकाये दूर हो गयीं थीं उन्हे समाधान मित्र 
गया था। पर एक बात और थी कि उन मुनिराजों ने उस भावी तीर्थकर बालक 
को नमोस्तु नहीं किया। सोचिये शकाओ का निवारण हो गया, वह बालक तीर्यकर 
होने वाला है। मुनि स्वय भी मन.पर्ययज्ञान के द्वारा जान रहे होंगे परन्तु वे मुनिराज 


सकग खण्ड/४ श््ध्३ 


राग का समर्थन नहीं करते। वे सरागी बालक को नमस्कार महीं करते। 

एक बात और ध्यान रखना कि वीतरागी और अरागी में बहुत अन्तर है। अरागी 
उसे कहते हैं जिसमे रागद्धेष रूप संवेदन की शक्ति ही नहीं रहती। जिसमें जानमे-देखने 
रूप शक्ति भी नहीं रहती अर्थात्‌ जड़ वस्तु अरागी है। सरागी वह है जो विषय-कषाय 
से युक्त है। राग-द्वेष कर रहा है। और वीतरागी उसे कहते हैं जिसमें राग पहले 
था लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। विगत राग. यस्य यस्मात्‌ वा इति विराग:। 
होनहार भगवान अभी वीतरागी बनने के लिये उम्मीदवार है और जब वीतरागी बनेंगे 
तभी वे तीन लोक में सभी के द्वारा पूज्यता“आदर के पात्र होंगे। तभी हम भी नमोस्तु 
करेंगे। यहीं वीतराग-धर्म की महिमा हे। इसे समझना चाहिए और आचार्यों ने जो 
अपने जीवन भर की अनुभूतियों को शास्त्रो में लिखा है उसके अनुरूप ही धार्मिक 
क्रियाये विवेक पूर्वक करनी चीहिए। सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना के माध्यम 
से हमे अपनी श्रमण-सस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिये। उसमें 
चार-चाद लगाना तो बड़े भाग्यशाली जीवो का ही कार्य है लेकिन जितना मिला है 
उतना तो सुरक्षित रखने का प्रयास हमे करना ही चाहिए। भइया ! अभी करीब साढ़े 
अठारह हजार वर्ष पचमकाल के शेष है। काल की अपेक्षा श्रावक धर्म और मुनि 
धर्म मे शिथिलता तो आयेगी लेकिन शिथिलता आना बात अलग है और अपनी 
तरफ से शिथिलता लाना अलग बात है। आत्मानुभूति की कलियाँ धीरे-धीरे मुरझाती 
जायेगी लेकिन समाप्त नहीं होंगी। 

जब फसल पकने को होती है, दस बारह दिन शेष रह जाते हैं त्तो किसान एक 
बार पुन पानी देता है। यद्यपि पानी का प्रभाव अब फसल के लिये विशेष लाभप्रद 
नहीं होता परन्तु फिर भी साधक तो होता ही है। इसी प्रकार हमें भी समय-समय 
पर धार्मिक कार्य करते रहना चाहिये और समय-समय पर आने वाली कुरीतियों 
कुप्रणालियों से बचते रहना चाहिए। 

आज इस जन्म कल्याणक के दिन हमे विचार करना चाहिए कि जन्म, शरीर 
का हुआ है। आत्मा तो अजर-अमर है, वह जन्मता मरता नहीं हैं। मात्र आवागमन 
हो रहा है। इस आवागमन से मुक्त होना ही सच्चा पुरुषार्थ है। यही कल्याणकारी 
है। शरीर का कल्याण नहीं करना है, हमें आला का कल्याण करना है। शरीर की 
पूजा नहीं करनी, शरीर में बैठी हुई रलत्रय गुण से युक्त आत्मा की ही पूजा करनी 
है। उसी की जयन्ती मनानी है। अमूर्त आत्मा की प्राप्ति में शरीर तो साधन मात्र 
है। इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। 

एक बार की बात है। इन्द्र की संभा चल रही थी। इन्द्र स्वयं प्रथ्वी के चक्रवर्ती 


9६8४ समग्र खण्ड/४ 


के रूप की प्रशसा कर रहे थे। कह रहे थे कि हम देवो के पास कुछ रूप है ही नहीं। 
असली रूप का अवलोकन करना हो तो पृथ्वी पर जाकर देखो। कुछ देवो के मन 
मे परीक्षा करने की बात आ गयी। वे नीचे उतरे और जहाँ अखाड़े में चक्रवर्ती 
धूल-धूसरित होकर कसरत कर रहा था, वहाँ पहुँचे। देव उस छवि को देखकर अवाक्‌ 
रह गये। सोचने लगे वास्तव मे रूप तो यही है। देवों के द्वारा अपनी प्रशसा सुनकर 
चक्रवर्ती को अभिमान आ गया। चक्रवर्ती कहने लगा अभी क्या रूप देखते हो। 
अभी स्नान आदि करके आभूषण पहन कर जब राज-दरबार मे आऊँगा तब देखना। 
देव राज-दरबार में पहुँचे। राजा आये। राज-सिहासन पर बैठ गये। पर देवो ने देखा 
कि अब वह रूप नहीं रहम। अब वह छवि नहीं रही। वे अपने अवधिज्नान से जान 
गये कि रूप लावण्य में कमी आ गयी है और वे बाहर से ही वापिस लौटकर जाने 
लगे। राजा ने उन्हे बुलाया और पूछा कि क्या बात है? क्या मै अब सुन्दर नहीं लगता? 
तब देवो ने कहा- राजन्‌ आपको देखना ही है तो एक थाल मगा लो और उसमे 
थूककर देखो। धाल मगाया गया। राजा ने थूका तो उसमे कितने ही बिलबिलाते 
रोग के कीड़े देखने मे आये। इन शरीर में ऐसे ही घिनावने पदार्थ भरे हुए है। यह 
बात राजा की समझ में आ गयी। वे सामान्य राजा नहीं थे। चक्रवर्ती सनतकुमार 
थे। कामदेव थे। सोचने लगे शरीर का स्वभाव ही जब ऐसा है तो इसका अभिमान 
करना व्यर्थ है। भेद विज्ञान हो गया। वैराग्य आ गया। वे दीक्षित हो गये। 

'जगत्‌काय स्वभावी वा सवेग वैगग्यार्थम्‌' - ससार और शरीर के स्वभाव को 
जानकर जो सवेग और बैराग्य धारण करते है वे धन्य है। शरीर को पढ़ने वाला, 
शरीर के स्वभाव को जानने वाला अपढ़ भी भेदविज्ञान को प्राप्त कर लेता है और 
अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन आज तो समयसार को दस बार 
पढ़ने वालो को भी ससार, शरीर और भोगो से वैराग्य नहीं आ रहा। छह खड पर 
राज करने वाले, अनेक सासारिक कार्यों मे लिप्त रहने वाले सनत चक्रवर्ती ने क्षणभर 
में सब त्याग कर दिया। सभी ने समझाया कि राजन्‌ ! आपके पास सुख सम्पदा 
है, भोग सामग्री है। देवो के समान सुन्दर शरीर आपने पाया है। इसका भोग करने 
के बाद योग धारण करना। अभी से क्यो योग अपनाने चले हो? परन्तु सनतकुमार 
रलत्रय धारण कर लेते है और कुछ समय के उपरात उनके शरीर मे कोढ़ फूट जाता 
है लेकिन भेदविज्ञान के बल से शरीर के प्रति बैराग्य होने के कारण वे अपने रल्त्रय 
मे अडिग बने रहते है। कल ऐसे ही रलत्रय की बात आने वाली है। कल के 
दीक्षा-कल्याणक की आज से ही भूमिका बता रहा हूँ ताकि कल तक शायद आप 
लोगों मे से कोई भव्यात्मा दीक्षा के लिये तैयार हों जाये। 


| 


सम्रत्र खण्ड /४ १६५ 


शरीर के प्रति वैशग्य और जगत्‌ के प्रति संवेग- ये दो बातें ही आत्म कल्याण 
के लिए आवश्यक है। चार प्रकार के उपदेश होते है। जिसमें सवेगनीय और 
निर्देगनीय- ये दो उपदेश ही जीव के कल्याण में मुख्य रूप में सहायक बनते हैं। 
आक्षेपणी और विक्षेपणी धर्मकथा“धर्मोपदेश न आदि में काम आते हैं और न ही 
अतमे सलल्‍लेखना के समय काम आते है। वे तो मध्य के काल में उपयोग लगाने 
के लिये ही उपयागी है। इसलिये सवेग और वैराग्य की बातें ही साधक को मुख्य 
रूप से ध्यान मे रखना चाहिए। उन्हीं का बार-बार चिंतन-मनन करना चाहिए। 

कुछ समय के उपरात फिर इन्द्र की सभा मे चर्चा आई और इन्द्र ने कहा कि 
हम तो यहाँ मात्र शास्त्र-चर्चा मे ही रह गये और वहाँ पृथ्वी पर साक्षात्‌ चारित्र को 
धारण करने वाले सनतकुमार चक्रवर्ती धन्य है। महान्‌ तपस्वी को देखना चाही तो 
इस समय मात्र सनत चक्रवर्ती के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उन दो देवों को बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि वह चक्रवर्ती क्या तप करेगा उसे तो अपने रूप का अभिमान हो 
गया था। फिर भी उन्होने सोचा कि चलो चलते है। चलकर देखेंगे। दोनो भेष बदलकर 
पहुँचे। बोले महाराज ! आपको क्‍या हो गया। आपकी कंचन जैसी काया थी। सारी 
कुष्ट-रोग से गल गयी है। आप चाहो तो हम इसे पहले जैसी कर सकते हैं। आप 
बहुत पीड़ा महसूस कर रहे होनं। हम आपको इस रोग से मुक्त करा सकते हैं। अब 
सनत चक्रवर्ती तो राजा से महाराज हो गये। मुनिराज हो गये थे। बोले भइया । 
इससे भी भयानक एक रोग और है मुझे। हो सके तो उसका इलाज कर दो। दोनो 
देव बोले- आप हमे बताये। हम ठीक कर देंगे। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी 
औषध जिसका इलाज हमारे पास न 'हो मुनिराज कहने लगे-भइया । मुझे तो 
जन्म-जरा-मृत्यु का रोग है आवागमन की पीड़ा है। कोई ऐसी औषध बताओ जिससे 
मेरा ससार मे आना-जाना रुक जाये। वे देव स्वयं उसी से पीड़ित थे। तब महाराज 
बोल-भइया ! शरीर के रोग का इलाज कोई इलाज नहीं है। ये शरीर में आया हुआ 
रोग तो कर्म-निर्जरा में सहायक है। सवर पूर्वक की गई निर्जरा से ही आना-जाना 
रुकता है। मुक्ति मिलती है। आत्मा स्वस्थ हो जाती है। देव ऐसा सुनकर गद्गद 
हो उठे और कहने लगे कि आप वास्तव मे चारित्र के धनी हैं। आपको मुक्ति मिलेगी 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

तो बन्धुओ ' यह काया कचन जैसी भले ही हो जाये लेकिन यह तो पौद्गलिक 
रचना है। जैसे-जैसे आयु कर्म क्षीण होता जाता है यह भी बिखरती जाती है। पूरण 
और गलन ही इसका स्वभाव है। आचार्यों ने कहा है क्रि जब तक आयु कर्म है 
प्रति समय मृत्यु हो रही है। जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य ही होनी है। ये चक्र 


१६६ समग्र खण्ड,/४ 


अनादिकालीन है। इस अनादिकालीन आवागमन से मुक्त होने के लिये जन्म लेने 
वाली आत्मायें विरली ही होती है। हमे भी अपनी चैतन्य-शक्ति को पहचान कर इस 
. जड़ पुदूगल शरीर को साधन बनाकर आवागमन से मुक्त होने का प्रयास करना 
चाहिए। खूब विचार कर लीजिये कि हम किस ओर जा रहे हैं। अभी रात शेष है। 
कल दीक्षा-कल्याणक है। शरीर से आत्मा को प्रथक्‌ मानने के उपरात उस शरीर 
से मोह छोड़ने की बात आने वाली है। उसी मार्ग पर सभी को बढ़ना चाहिए। जिससे 
इस ससार का अत हो सके। 
रे मूढ | तू जनमता मरता अकेला, 
कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला। 
है स्वार्थ-पूर्ण यह निश्चय एक मेला, 
जाते सभी बिछुड़ के जब अत बेला।।* 
0 


9 निजानुभवशतक- आचार्य श्री विद्यासागर कृत, ३३ 


समग्र खण्ड/४ १६७ 


(0 तप : आत्मशोधन का विज्ञान 


आज इस शुभ-घड़ी से मुनि ऋषभदेव आत्मा-साधना प्रारम्भ करके परमात्मा 
के रूप मे दल रहे है। वे भेद-विज्ञान प्राप्त कर चुके है। यही भेदविज्ञान उन्हे केवलज्ञान 
प्राप्त करायेगा। आत्म-साधना ही केवलज्ञान तक पहुँचाने में समर्थ है। अद्भुत है 
यह आत्म-साधना। भेदविज्ञान जब जागृत हो जाता है तो हेय का विमोचन और 
उपादेय का ग्रहण होता है। वद्यपि अभी उन्हे उपादेय तत्त्व की परम प्राप्ति नहीं हुई 
हे। तथापि हेय के विमोचन क लिए इनके कदम बढ़ ही चुके है। उपादेय की प्राप्ति 
हो जाये उसक॑ उपरात हम हेय का विमोचन करे- ऐसा नहीं है। हेय का विमोचन 
करने पर ही उपादय की प्राप्ति सम्भव है। 

बत्तीस मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों मे आकर नौकर-चाकर की तरह हाथ 
जोड़े खड़े रहते हे और उनकी सवा में ही अपना सौभाग्य मानते है। स्वर्ग सम्पदा 
जिनके चरणो मे रहती है ऐसे भोग वैभव आज उन्होंने त्याग दिये हैं। धन्य है उनकी 
भावना। अद्भुत है उनका भेदविज्ञान। त्याग तो इनका ही सच्चात्याग है कि वे अब 
त्याग करने के बाद उस ओर मुड़कर भी नहीं देखते। यहाँ तक कि किसी से बोलते 
भी नहीं। सारे सम्बन्ध, सारे नाते तोड़कर मात्र अपनी आत्मा से इन्होने नाता जोड़ा 
है। जो भी आज तक अज्ञानतावश जोड़ा था वह सारा का सारा उन्हें नश्वर प्रतीत 
हुआ है। अब वे इस सबको कभी ग्रहण नहीं करेगे। उनका आवागमन भेदविज्ञान 
के बल से समाप्त होने वाला है। मैं भी यही चाहता हूँ कि भगवन्‌ ! यह अवसर 
मुझे भी प्राप्त हो। आप कह सकते हैं कि महाराज | आपको तो प्राप्त हो ही गया 
है। सो आपका कहना कथचित्‌ ठीक है लेकिन बंधुओ ! मै तो उस भेदविज्ञान की 
प्राप्ति की ब्रात कर रहा हूँ जो साक्षात्‌ केवलज्ञान दिलाने में सक्षम है। 

आचार्शों का कहना है कि आज इस पचमकाल में साक्षात्‌ केवलज्ञान की प्राप्ति 
सभव नहीं है। अभी मुक्ति तक पहुँचाने वाली डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है। अभी 
तो बीच में क्रम से कम दो स्टेश्ननों पर तो रुकना ही पड़ेगा। हां इतना आनन्द हमें 
अवश्य मिल रहा है कि हम तो ट्रेन में बैठ गये हैं; भले ही एक स्टेशन बीच में रुकना 


ब्ध्द समग्र खण्ड/४ 


पड़े पर पहुँचेगे अवश्य। आपकी आप जाने। 

आज मुझे केवलज्ञान की बात विशेष नहीं करनी है। आज तो केवलज्ञान से 
पूर्व की भूमिका जो तपश्चरण है उसी की बात करनी है। केवलज्ञान दीक्षा लेने मात्र 
से नहीं मिलेगा। अभी तो शरीर तपेगा, मन भी तपेगा और वचन भी तपेगा, तब 
आत्मा शुद्ध होगी। कचन की भाति निर्मल”उज्ज्वल होगी। अभी तो मन, वचन और 
काय तीनो से निरावरितनिर्ग्रथ-दशा का अनुभव करने वाले परिव्राज आदिनाथ ऋषि 
हैं। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने चौबीस तीर्थकरो की स्तुति की है जो स्वयभू-स्रोत्र 
के नाम से प्रचलित है। उसके प्रारम्भ में उन्होंने आदि तीर्थकर आदिनाथ की स्तुति 
करते हुए लिखा है- 

विहाय य सागर वारिवासस, वधुमिवेमा वसुधा वधृ सतीम्‌। 
मुमुक्षुरिक्ष्याकु कुलादिरालवान प्रभु प्रवव्राज सहिष्णुरच्युत ।। 

आचार्य समन्तभद्र स्वामी दार्शनिक होकर भी अध्यात्म की गहराईयो को छूने 
वाले आचार्य है। प्रत्येक स्रोत्र मे उनकी लेखनी से जो दर्शन और अध्यात्म निकला 
है वह उनकी आत्मानुभूति का प्रतीक है। मुमुक्षु शब्द का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया 
है जहाँ त्याग प्रारम्भ मे है। त्याग के उपरात ही मुमुक्षु कहा है। जब तऊ वृषभकुमार 
राजा या राजकुमार रहे तब तक मुमुक्षु नहीं कहा। सर्व परिग्रह का त्याग करते ही 
वे मुमुक्षु कहलाये। मोक्तुं इच्छु मुमुक्षु मुच्लु धातु से मुमुक्षु शब्द बना है जो कि 
छोड़ने के अर्थ मे आती है। जिसकी रक्षा के लिये चक्रवर्ती भरत ने अपने भाई 
बाहुबली पर चक्ररल चला दिया उसी सागर पर्यन्त फैली हुर्द वसुन्धरा को, सारे 
धन-वैभव-ऐश्वर्य को, घर-गृहस्थी, स्त्री-पुत्र सभी को उन्होने छोड दिया। जो अपना 
नहीं था उस सबको उन्होने छोड़ा तभी वे मोक्ष माग॑ पर आगे बढ़े हैं। 

आज वे प्रव्नज्या ग्रहण करके परिव्राज हुए है। दीक्षित हुए है। ब्रज कहते है 
त्यागने को, तैरने को, आगे बढ़ने को। वे आज सर्व परिग्रह का त्याग करके ससार 
से पार होने के लिये मोक्षमार्ग पर आगे बढ़े हैं वे अब मुनि हैं ऋषि है योगी हैं 
और तभी उनके लिये मुमुक्षु यह शब्द उपयोग में लाया गया है। भगवान बनने के 
लिए जो रूप उन्होने धारण किया है वह आवश्यक है। क्योकि भगवान बनने में 
जो बाधक कारण हैं उन्हे हटाना पहले आवश्यक होता है। बाधक तत्वों का विमोचन 
करके वे आज निरावरित दिगग्बरी दीक्षा धारण कर चुके है। तभी उनका मुमुक्षुपन 
सार्थक हुआ है। 

मुमुक्षु वे कहलाते हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य मात्र मुक्ति बनाया है। ससार से ऊपर 
उठने का सकल्प कर लिया है। सिर्फ मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रही है और 


समग्र छऋष्फ/४ 9६६ 
कोई कामना नहीं रही। जो वैभव मिला उसे खूब देख लिया उसमें रस नहीं मित्रा। 
रस उसमे क्षा भी नहीं तो मिलेगा कहाँ से? नवनीत कभी नीर के मंथन से नहीं मिलता। 
सुख-शांति और आनन्द तो अपनी आत्म में ही है। उन्होंने उस आत्मा को ही अपने 
पास रक्‍्खा। एक अकेला आत्मा और कुछ नहीं। उस आत्म-पद के अलावा सारे 
के सारे पद फीके पड़ गये। पर-पद का विमोचन करना और स्व पद का ग्रहण करना' 
ही मुमुक्षुपन है। यही सम्यग्ज्ञान है। भेदविज्ञान है। भेदस्य विज्ञानम्‌। भेदं कृत्वा 
यदलभ्यते तत्‌ भेदविज्ञानम्‌, भेद करके जो प्राप्त होता है वह भेदविज्ञान है। रागरान्वित 
यद्‌ ज्ञान तद भेदविज्ञान न, वीतराग स्व सवेदन एवं भेदविज्ञान अस्ति तदेव मुक्ते 
साक्षात्‌ कारणम्‌। वीतराग विज्ञान ही मुक्ति का साक्षात्‌ कारण है। 

ये बात ध्यान रखना भइया ! कि जब तक भोक्ता है तभी तक भोगो की कीमत 
है। भोक्ता जब उनसे मुख मोड लेता है तो भोग्य पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं। यही बात 
ऋषिराज आदिनाथ मुनिराज की है। उन्होने आज से वैराग्य का रास्ता अपना लिया 
है और उस पर अकेले ही चल रहे हैं। बाह्य पदार्थों की शरण, बाह्य पदार्थों का 
सहारा छोडकर केवल अपनी आत्मा मे ही शरण का संकल्प कर लिया है। इसे कहते 
है दिगम्बरी दीक्षा। दिशाएँ ही अग्बर अर्थात्‌ वस्त्र हो जिसका- ऐसा ये रूप है। 
इस रूप को धारण किये बिना किसी को न मुक्ति आज तक मिली है और न ही 
आगे मिलेगी। 

यह बाह्म मे निग्रंधता, अदर की शेष ग्रन्थियो को निकालने के लिये धारण की 
है। इसके लिये आचार्यो ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चावल प्राप्त करने 
के लिये सर्वप्रथम धान के ऊपर का छिलका हटाना पड़ता है उसके उपरात्त उसकी 
ललाई हटायी जाती है तभी उसे पकाने पर सुगध आती है। ऐसा क्कोई यत्र नहीं 
बनाया गया आज तक कि जिसके माध्यम से पहले ललाई हटायी जाये फिर छिलका 
हटे। उसी प्रकार दिगम्बर हुए बिना जो शेष ग्रथियाँ हैं जो कि केवलज्ञान में 
बाधक हैं, यथाख्यात चारित्र मे बाधक हैं, निकल नहीं सकती। बाहर से राग उत्पन्न 
करने वाली चीजो को जब तक नहीं हटायेंगे, नहीं छोड़ेगे तब तक अन्दर का राग 
जा नहीं सकता। लड्डू हाथ मे है, खाते भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लड्डू 
के प्रति हमारा राग नहीं है तो ध्यान रखना कि गृहस्थावस्था में रहकर ऐसा हजार 
साल तक भी करो तो मुक्ति संभव नहीं है। पर का ग्रहण राग का प्रतीक है। 
न्यूनाधिकता होना बात अलग है लेकिन राय को पैदा करने वाली चीजों का त्याग 
किया जाये। आज वृषभनाथ मुनिराज ने ऊपर का छिलका अर्थात्‌ वस्त्राभूषण आदि 
छोड़ दिया। शरीर के प्रति निर्मम होकर अब अंदर की लालिमा को भी निकालेगे 


२०० समग्र खण्द,४ 


और इसी कार्य के लिये उन्हे हजार साल की साधना करनी पड़ी। 
एक साल नहीं, दो साल नहीं, हजार वर्ष तक ये तप चलेगा, साधना चलेगी। 
आपका ध्यान तो एक सैकेण्ड भी आत्मा मे नहीं ठहरता और आप कहने लगते 
हैं कि महाराज | हमे मिलता ही नहीं आत्मा? कैसे मिले भड्या? वर्षो की तपस्या 
के उपरान्त आह्म साक्षात्कार होता है। वृषभनाथ मुनिराज को मतिक्ञान, श्रुतज्ञान 
और अवधिज्ञान तो जन्म से ही प्राप्त थे और दीक्षा लेते ही मन-पर्ययज्ञान भी प्राप्त 
हो गया। चौसठ ऋद्धिया होती है उनमे से एकमात्र केवलज्ञान को छोडकर सभी 
उनको प्राप्त हो गयी है। फिर भी अभी हजार साल तक उन्हे छठे-सातवे गुणस्थान 
में झूलना होगा। प्रमत्त-अप्रमत्त दशा मे रहना होगा। बार-बार छठे सातवे मे आने 
जाने का अर्थ यही है कि जरा देर ठहरकर बार-बार कषायो पर चोट करनी होती 
है। मै शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरा किसी से नाता-रिश्ता नहीं है- ऐसी पवित्र भावना 
बार-बार भानी होती है और ध्यान रखना गृहस्थ अवस्था मे रहकर ऐसी भावना हजार 
साल भी भावो तो भी मुक्ति सम्भव नहीं है। यह कार्य तो मुनि बनने के उपरात 
ही करना सार्थक है। जब तक परिव्राज अवस्था प्राप्त नहीं करोगे, दिगम्बरत्व को 
धारण नहीं करोगे तब तक केवलज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं है। यही कारण है कि 
आज ऋषभनाथ ने दीक्षा ग्रहण की है। आज भगवान बनने की भूमिका, मुक्त होने 
की भूमिका बनाई है। वीतरागता को जीवन मे प्रकट किया है जो हमारे लिये भरण 
योग्य है चत्तारि शरण पत्वज्जामि-अ्हन्त, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा 
कहा गया धर्म- ये चारो ही हमारे लिये शरण लेने योग्य है। 
समयसार कलशा मे श्री अमृतचन्द्रसूरि ने एक कारिका लिखी है उसी का 
पद्यानुवाद किया था- 
पद-पद पर बहु पद मिलते हे पर वे सब-पद पर-पद हैं 
संब-पद में बस पद है वह पद, सुखद निरापद निजपद है। 
जिसके सनन्‍्मुख सब पद दिखते अपद दलित-पद आपद है 
अत' स्वाद्य है पेय निजी पद, सकल गुणों का आस्पद है। (१३६) 
दुनिया के जितने भी पद हैं जिन्हे प्राप्त करने की लालसा ससारी जीव को लगी 
हुई है वे सभी पद निज-पद से दूर ले जाने वाले पद हैं। निज-पद पर धूल डालने 
वाले, उसे छिपाने वाले, यदि कोई कारण हैं तो वे पर-पद ही है। जिनकी चमक-दमक 
देखकर आप मुग्ध हो जाते हैं और अनेक गुणो के भंडार-रूप आतम-पद को, निज 
पद को नहीं समझ पाते, नहीं पा पाते हैं। 
जो मार्ग आज वृषभनाथ ने चुना है वह मोक्ष-मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहाँ किसी 


समग्र खण्ड/४ २०१ 


प्रकार का कटक नहीं है, बाधाये नहीं है, व्याधियाँ नहीं है। बड़ा सरल मार्ग है। 
जहाँ अनेक मार्ग मिलते हों वहाँ भटकने की भी संभावना हो सकती है लेकिन ये 
मोक्षमार्ग ऐसा है कि जहाँ पर अनेक मार्गों का काम ही नहीं है। अपने को पर-पदार्थों 
से हटा लेने और एकाकी बना लेने का ही मार्ग है। जो निषेध को समझ लेता है, 
वह विधि को सहज स्वय ही समझ लेता है। पर-पटार्थों को 'पर' जानकर स्वय की 
ओर आना सहज हो जाता है। यद्यपि आत्मा साक्षात्‌ हमे देखने मे नहीं आती किन्तु 
आगम क॑ माध्यम से आत्मानुभूति सभव हो जाती है। केवलज्ञान के माध्यम से 
आत्माओ ने आत्मा का स्वरूप जाना/समझा। जिसका कोई आकार-प्रकार नहीं है 
जिसकी किसी अन्य पदार्थ से तुलना नहीं की जा सकती, इन्धियों के द्वारा जिसे ग्रहण 
नहीं किया जा सकता ऐसी उस आत्मा को हम कैसे ग्रहण करे? तो आचार्य कहते 
है कि सीधा सा रास्ता है जो आत्मा नहीं है जो आत्म-स्वरूप से भिन्‍न है उसे छोड़ो। 
पृव॑ ज्ञात हो जाये तो पश्चिम दिशा किधर है- यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती। ऐसे ही मुक्ति क्या चीज है, यह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुक्ति 
चाहते हो तो बधन है उससे बचो, उसे छोड़ो। आजादी पहले नहीं मिलती किन्तु 
बधन के अभाव होने के उपरात मिलती है। बधन के साथ यदि अनुभूति होगी तो 
चह मुक्ति की अनुभूति नहीं होगी, बधन की ही अनुभूति होगी। 

जो बधन को बधन समझ लेता है, दु ख का कारण जान लेता है और उससे 
बचने का प्रयास करता है वही आजाद हो पाता है। उसे ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान 
होने के उपरात उस रूप आचरण भी होना चाहिए तभी उस ज्ञान की सार्थकता है। 

एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज! हम लोगो के ऊपर आपदायें क्यो आती है? 
ग्रहों का प्रभाव हम पर क्यो पड़ता है? तो मैने कह्ल भइया! बात यह है कि आपके 
पास दसवा ग्रह परिग्रह है इसी कारण अन्य नौ ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर 
खूब पड़ता है। जो परिग्रह का विमोचन करके अपनी आत्मा में रम गया, उसके 
ऊपर बाह्य पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे समझ गये और हॉँसने लगे। बोले 
महाराज! बात तो सही है। परिग्रह की परिभाषा ही यही है कि परि आसमन्तात 
आत्मान अहृणाति स परिग्रह:। जो चारो ओर से आत्मा तो खींचता है ग्रसित कर 
लेता है उसका नाम परिग्रह है। परिग्रह को आप नहीं खींचते बल्कि परिग्रह के 
माध्यम से आप ही खिंच जाते है। परिग्रह आपको निगल रहा है। परिग्रह को आप 
नहीं भोगते बल्कि परिग्रह के द्वारा आप ही भोगे जा रहे हैं। परिग्रह सेठ-साइकार 
बन चुका है और आप उसके नौकर। 

जिसके पास परिग्रह नहीं है जिसने परिग्रह को छोड़ दिया है उसे कोई चिन्ता 


२०२ सभमग्ा खण्ब/४ 


नहीं सताती। बह आनन्द की नींद लेता है। पर जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह 
है वह उतना ही बेचैन है। उसको न दिन मे नींद है न रात मे। बड़े-बड़े धनी लोग 
अच्छे-अच्छे गद्दो पर भी रात भर सो नहीं पाते। उन्हे चिता रहती है कि कहीं तिजोरी 
मे बन्द धन-पैसा-सोना लुट न जाये। तिजोरी मे बन्द सोना यद्यपि जड़ है यही कारण 
है कि जड़पुद्गल की सेवा में लगा हुआ वह स्वय भी जड़ अर्थात्‌ मूर्ख“अज्ञानी 
हो गया है। ज्ञानी तो वह है जिसको विषयो की आवश्यकता नहीं। जो परिग्रह का 
आश्रय नहीं लेता! वह तो मात्र अपनी आत्मा का ही आश्रय लेता है। यही कारण 
है कि वृषभनाथ मुनिराज ने सारे परिग्रह को छोड़ दिया और ज्ञानी होकर मात्र अपनी 
आत्मा के आश्रित हो गये है। 

अध्यात्म-प्रेमी बधुओ को समझना चाहिए कि सही रास्ता तो यही है। परिग्रह 
को जब तक पकड रखा है तब तक मुक्त होना सम्भव नहीं है। परिग्रह को छोड़े 
बिना ध्यान होना भी सम्भव नहीं है। आचार्य शुभचन्द्र स्वामी ने ज्ञानार्णव मे कहा 
है कि- 

अनिषिध्याक्षसदोह य साक्षात मोक्‍्तुमिच्छति। 
विदारयति दुर्बद्धि शिरसासमहीधरम्‌।। २०।। ३१॥। 

ध्यान के माध्यम से ही आत्मानुभति होती है। यदि कोई ध्यान को रलत्रय का 
आलबन लिये बिना, दिगम्बर हुए बिना ही साधना चाहे तो ध्यान रखना वह मस्तक 
के बल पर पर्वत को तोड़ने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। ऐसा करने पर पर्वत तो 
फूटेगा नही उसका सिर जरूर फूट जायेगा। इसलिए भइया! साधना को जो क्रम 
है जो विधि बताई गयी है उसी के अनुसार करोगे तभी मुक्ति मिलेगी। जब दोषो 
को निकालेगे तब गुण प्रकट होगे। गुण कहीं बाहर से नहीं आयेगे वे तो दोषों के 
हटते ही अपने आप प्रकट हो जायेगे। गुणो मे ही तो दोष आये है उन दोषो का 
अभाव होने पर गुणो का सद्भाव सहज ही हो जायेगा। स्वामी समन्तभद्राचार्य भगवान्‌ 
की स्तुति करते हुए कहते है कि हे भगवन्‌! आप अठारह दोषो से रहित है इसलिए 
मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। 

बधुओ।! सोचो, जिस परिग्रह का आज वृषभदेव मुनिराज त्याग कर रहे हैं उसे 
ही आप अपनाते जा रहे है तो मुक्ति कैसे मिलेगी? आप ज्ञानी कैसे कहे जायेगे? 
रागपूर्वक ससार को ही अपनाते जाने वाला ज्ञानी नहीं कहला सकता। ज्ञानी तो 
वही है जो भूतकाल मे भोगे गये पदार्थों का स्मरण तक नहीं करता और वर्तमान 
में भोगो के प्रति हेयबुद्धि रखता है। समयसार जैसे महान ग्रथ मे आचार्य कुदकुद 
स्वामी ने कहा है उसी का भावानुवाद- 


है 


समग्र खणप्ड/४ २०३ 
ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा 
भोगोपभेग मिलने पर भी उपेक्षा 
ज्ञानी, जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं 
वैराग्य-पाठ उनसे हम सीखते हैं।। २२८।। 

ऐसे ज्ञानी मुनिराज धन्य हैं जिनके दर्शन मात्र से ससारी प्राणी को वैराग्य का 
पाठ सीखने को मिलता है। यही ज्ञानी का लक्षण दै। यही वीतराग सम्यग्दृष्टि का 
लक्षण है। स्व-समय का अनुभव करने वाला भी यही है। 

परमट्ठो खलु समओ, सुद्धो जो केवली मुणी णाणी 
तम्हिट्ठदा सहावे, मुणिणा पावंति णिव्वाणं।। १५४८ | 

परमार्थ कहो, निश्चय कहो, समय कहो, केवली कहो या मुनि कहो, ज्ञानी कहो - 
यह सब एकार्थवाची है। अर्थात्‌ ज्ञानी वही है जो समय अर्थात्‌ आत्मा मे निहित 
है, शुद्ध में निहित है, मुनिपने मे निहित है। ऐसा ज्ञानी ही निर्वाण को प्राप्त कर 
सकता है ओर इसके अलावा अन्य कोई ज्ञानी नहीं है। आज तो विज्ञान का युग 
है प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको विज्ञानी मान रहा है लेकिन वास्तव में देखा जाये 
तो वह ज्ञानी नहीं है। भइया! भावो मे ज्ञानीपना होना अलग बात है और मात्र नाम 
निक्षेप की अपेक्षा ज्ञानी होना अलग बात है। समयसार के अनुसार तो ज्ञानी पुरुष 
वही है जिसने बुद्धिपूर्वक विष्यों का विमोचन कर दिया है जो निष्परिग्रही है जो 
अप्रमत्त है और अपनी आत्मा मे लीन रहता है। विषये के प्रति हेयबुद्धि का अर्थ 
ऐसा नही है कि जैसे आप लोग किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो भोजन 
करते समय यदि मिठाई परोसी जा रही हो तो आप, 'बस-बस! अब नहीं चाहिए' , 
कहते जाते है और खाते भी जाते है। हेयबुद्धि तो वह है जो वर्तमान में मित्री 
भोग-सामग्री को भी छोड़ देता है। अतीत के भोगो की तो बात ही क्या? 

भोग-पदार्थों को ग्रहण कर लेने के बाद जो यह कहता है कि ये तो पुद्गल 
है उसे समयसार मे ज्ञानी नहीं कहा गया। सोचो! जब पुद्गल को पुद्गल ने ही खाया 
तो धाली पर खाने के लिए बैठने की जरूरत क्या थी? और अगर निमन्‍्त्रण देकर 
किसी ने आपको बुलाया और पेट भर नहीं खिलाया, आपके मन पसन्द नहीं खिलाया 
तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि उनके यहाँ गये और उन्होंने ठीक से 
, खिलाया भी नहीं। यह ज्ञानी-पना नहीं है। जहाँ राग के साथ पदार्थों का ग्रहण किया 
जा रह हो वहाँ विषयों का ही पोषण होता है। हां जहाँ पर' सग नहीं है वहाँ पर 
विषय-सामंग्री होने पर भी उसे निर्विषयी कहा जायेगा। मुनि महाराज वीतरागी होकर 
पदार्थों का उपभोग करते हैं इसलिए वे भेक्ता नहीं कहलाते. बल्कि क्षानी कहलाते 


२०४ समग्र खण्ड,४ 


हैं निर्विषयी कहलाते हैं। सभी भोग्य पदार्थी का त्याग करने के उपरात, पदार्थों के 
प्रति अनासक्त होकर मूलगुणो का पालन करते हुए आगम की आज्ञा के अनुसार 
वे पदार्थों का ग्रहण करते है इसलिये उन्हे ज्ञानी कहा गया है। 

'पर' के प्रति राग का अभाव हो जाना ही स्व” की ओर आना है। 'पर” को 
वर” मानकर जब तक आप उसे नहीं छोड़ेगे तब तक स्व समय की प्राप्ति सम्भव 
महीं है। स्व-समय का स्वाद तभी आयेगा जब 'पर' का विमोचन होगा। ऐसे स्व-समय 
को प्राप्त करने वाले वृषभराज मुनिराज के चरणों मे रागी भी नतमस्तक हो रहे 
हैं। आज तो वैराग्य का दिन है। तप का दिन है। त्याग का दिन है। मेरे पास कुण्डलपुर 
मे यहाँ के कुछ लोग आये और कहा कि महाराज! पचकल्याणक महोत्सव किशनगढ़ 
मे होना है। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको 
अवश्य आना है। मैंने कहा भइया! आप ले जाना चाहो तो ऐसे मै किसी के कहने 
से आने-जाने वाला नहीं हूँ! हा इतना जरूर तय कर लो कि अगर मैं आ भी जाऊं 
तो आप क्या करेगे? कार्यक्रम होगे, सभी लोग लाभ लेगे, यह तो ठीक है लेकिन 
आप क्या करेगे? सिर्फ कार्यक्रम आयोजित करेगे या अपनी भी कुछ फिकर करेगे? 
हम वहा आये या न भी आये पर आपको जो करना हो वह अभी कर लो उसमें 
देर मत करो। सारा महोत्सव त्याग का ही है इसलिये त्याग के लिये देर करना ठीक 
नहीं। 

वृषभनाथ मुनिराज तो मौन बैठे हैं। अपना कल्याण करने के लिये दीक्षा ले 
ली है। दूसरे की उन्हें फिकर भी नहीं करनी है। पर एक आचार्य के लिये तो स्वय 
भगवान्‌ की आज्ञा है कि वह उपदेश के माध्यम से लोगो को त्याग की प्रेरणा दे। 
दीक्षा के अवसर पर आप लोगो को कुछ न कुछ त्याग तो अवश्य ही करना चाहिये। 
स्व” का आलंबन लेना ही जीवन है, 'पर' का आलबन लेना, विषयो का आलबन 
लेना मृत्यु की ओर बढना। इसलिये आप लोगों को विषयो से ऊपर उठकर निर्विषयी 
बनकर अपना जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। और अधिक नहीं तो कम 
से कम त्याग के भाव तो करना ही चाहिए कि हे भगवन्‌! मैं कब सर्व परिग्रह से 
मुक्त होकर अपनी आत्मा का अनुभव करूँ। इस जीवन में आप लोगों को वीर्यान्तराय 
कर्म के क्षयोपशम से जो थोड़ी शक्ति मिली है और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम 
से जो थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग तो कर ही लेना चाहिए। सभी 
को शक्तितस्त्याग अर्थात्‌ यधाशक्ति त्याग तो करना ही चाहिए। 

दो प्रकार से व्रतों के ग्रहण की बात आचार्यों ने कही है कि अणुव्रत और महाव्रत। 
अणुब्रतो का विस्तार भी बहुत लग्बा-चौड़ा हैं जैसे एक रुपया को महात्रत कहें तो 


समग्र सफन्‍्ड/४ २०५ 


एक पैसे से लेकर निन्‍्यानवे पैसे तक सभी अणुव्रत-रूप में कहे जायेंगे। व्रत कोई 
भी हो छोटा नहीं होता। एक पैसे के बराबर भी यदि व्रत लिया जाये तो भी सार्थक 
है। ब्रत-नियमो के संस्कार जीवन मे डालते-डालते ही वह समय भी आ सकता है 
जबकि हम महाव्रतों को धारण करके स्व-समय को प्राप्त कर लें। 
इस महान तप-कल्याण के दिन हम अधिक क्या कहें? हम तो यही भावना करते 
हैं कि हे भगवन्‌' हमे जो रास्ता मिला है वह निर्वाण होने त्तक छूटे नहीं। जो रेल 
हमने पकड़ी है वह एक-दो स्टेशन बीच में भले ही रुक जाये धीरे-धीरे भले ही पहुँचाये, 
पर जीवन में मुक्ति मिलनी चाहिये। भगवान के जीवन को आदर्श बनाकर, उनके 
जीवन का आदर्श सामने रखकर हम भी अपने जीवन को सफल बनायें। कुंदकुंद 
स्वामी जैसे महान आचार्यो के ग्रथो के माध्यम से हमारी आंखे खुल गयी। हमें ज्ञात 
हो गया कि क्या कर्म है? क्या ससार है और क्‍या मुक्ति है? साथ ही आचार्य 
ज्ञानसागरजी जो मेरे गुरु महाराज थे (आप लोगों को उनका स्मरण तो होगा ही 
क्योंकि उनका अन्तिम समय अजमेर मे ही बीता) के आशीर्वाद से मुझे यह ज्ञान 
वैराग्य प्राप्त हुआ। उन सभी महान आत्माओ का स्मरण हमेशा बना रहे इसी भावना 
से इन पक्तियो द्वारा उनका स्मरण करता हू- 
कुन्दकुन्द को नित्त नमू, हृदय कुन्द खिल जाय। 
परम-सुगन्धित महक मे, जीवन मम घुल गया।। 
एाए 


२०६ समग्र खण्ड/४ 


( ज्ञानः आत्मोलब्धि का सोपान 


आज मुनिराज वृषभनाथ भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे है। एक भक्त की 
तरह भगवान की भक्ति मे 'लीन होकर आत्मा का अनुभव कर रहे है। ससार क्या 
है- इसके चितन की अब उन्हे आवश्यकता नहीं है किन्तु एक मात्र स्व-समय की 
प्राप्ति की लगन लगी हुई हे। 'समय' का अर्थ यहाँ आत्मा से है। इस आत्मा की 
प्राप्ति के लिये ही साधना चल रही है। 

'समय' की व्याख्या आचार्य कुदकुद स्वामी ने की है जो हमे उपलब्ध है। लेकिन 
सभी को उसका बोध नहीं हो पा रहा है इसलिये 'समय'” की व्याख्या सक्षेप मे यहा 
आज करूँगा। समीचीनरूप से जो अपनी निधि को प्राप्त कर रहा है, जा अपने आपको 
सभालने मे लगा हुआ है तथा बहिर्मुखी दृष्टि को जिसने त्याग दिया है। ऐसी समय 
की व्याख्या प्रत्येक द्रव्य पर घटित हो जाती है किन्तु यहाँ पर विशेष रूप से मोक्षमार्ग 
मे उपादेयभूत जा समय है वह स्व-समय हे। जो अपने गुण अपनी पर्याय और अपनी 
सत्ता के साथ एकता धारण करते हुए बहिर्मुखी दृष्टि को हटाकर उत्पाद, व्यय और 
रहने रूप क्रिया मे लीन है उसका नाम 'समय' है। अपने को सही-सही जानना, 
अपने मे रहना और अपनी सुरक्षा करते रहना यही स्व-समय है। यहाँ पडाल मे 
कभी-कभी देखता हूँ कि स्वयसेवको की सख्या जनता से भी 
अधिक हो जाती है और स्वयसेवको मे ही अव्यवस्था फैल जाती है। स्वयसेवक 
का अर्थ अगर आप गहराई से समझे तो स्वयसेवक कहो या कि स्व-समय कहो ->एक 
ही बात है। अपने आपकी जो सेवा करता है वही वास्तविक स्वयसेवक है 

आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सवार्थसिद्धि ग्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए भव्य जीव 
के लिए एक विशेषण दिया है- स्व-हित उपलिप्सु - जो अपने हित को चाहता 
है। अपना हित किसमे है- यह भलीभति जानता है- वही भव्य है। स्व-पर कल्याण 
करने की दृष्टि तो अच्छी है परन्तु पर के कल्याण मे ही लग जाना और स्व को 
भूल जाना- यह उचित नहीं है। स्व-हित की इच्छा होना ही वास्तविक धर्मानुराग 
है, वास्तविक अनुकम्पा है, दया है और वास्तविक जैनत्व भी वही है। अपने ऊपर 


है 
हि 


समग्र खण्ड / ४ रेकाक 
कषाय रूपी वैभाविक भाव की जो सत्ता चल रही है, जो विकारी भावों का प्रभाव 
पड़ रहा है उसको मिटाने की जिज्ञासा जिसे हो वह भव्य है। इसके अलावा जो' 
भी है उच्ें सज्जन भले ही कह दे, परन्तु निकट भव्य नहीं कह सकते। 

भव्य का अर्थ होता है होनहझरा 'भविलु योग्य: भव्य: - जो होने वोग्य हो। 
होनहार के लक्षण अलग ही होते है जिन्हे देखकर ही होनहार कहा जाता है। आप 
लोगों के घर मे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसके कुछ विशेष लक्षणों 
को देखकर उसे होनहार कहते है। मान लीजिये दो बच्चे हैं, एक बैंतानी करता है 
तो उसे शैतान कहते है और यदि शात रहता है तो होनहार निकलेगा- ऐसा कहते 
है। जो होने की योग्यता रखता है सेद्धांतिक भाषा मे उसे ही भव्य कहते हैं। होने 
की योग्यता का अर्थ यही नहीं है कि वह बड़ा होगा। बड़े तो सभी होते हैं। वय 
के अनुसार बढ़ने का अर्थ होनहार नहीं है। होनहार तो आप उसे मानते हैं जिसमें 
आपकी इज्जत और घर की सस्कृति, परम्परा की सुरक्षा के लक्षण दिखाई दल है। 
हालाकि आप पालन-पोषण दोनों बच्चों का समान रूप से करेंगेकरते है- यह बात 
अलग है लेकिन भीतर ही भातर उस होनछार बालक के प्रति आपके मन मे प्रेम 
अधिक रहता है। गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम भी इसी प्रकार हुआ करता है। एक 
कक्षा मे बहुत से विद्यार्थी होते है, गुरु सभी को एक सी शिक्षा देते हैं लेकिन जो 
गुणवान है, होनहार है उनके प्रति गुरुओ के मन में सहज ही प्रमोद भाव आत्ता 
है। 

एक और विशेषण आता है कि वह 'प्रज्ञावान' भी हो। सो ठीक ही है बुद्धिमान 
भी होना चाहिए। लेकिन ऐसी बुद्धिमानी क्या काम की कि अपना हित भी न कर 
सके। इसलिये बुद्धिमान होना कोई बड़ी बात नहीं है। वह ती ज्ञान की परिणति 
है। कम या ज्यादा सभी के पास हाती ह लेकिन स्व-कल्याण की मुख्यता होनी चाहिए। 
भक्तामर स्तोत्र की- आलंबन भव जले पतता जनानाम्‌- ये पक्ति प्रत्येक भाई के 
मुख से सुनने को मिल जाती है। इसका अर्थ यही है कि जिन्होंने अपना कल्याण 
कर लिया उनके नाम का स्मरण“आलबन लेने बालों की सख्या बहुल है। जो अपना 
कल्याण कर लेता है बही पर का कल्याण कर सकता है। मैं पर-कल्याण का 
निषेध नहीं कर रहा, लेकिन कहना इतना ही है कि भाई! पर-क्रल्याण मे ही लग 
जाना ठीक नहीं है। जब मैं विद्यार्थी था तो परीक्षा भवन में सभी विद्यार्थियों के साथ 
परीक्षा पेपर हल कर रहा था और समीप बैठा हुआ एक साथी बार-बार कुछ प्रश्नों 
के उत्तर मुझ से पूछ रहा था। अब परीक्षा भचन में तो ऐसा डै कि जो सही उत्तर 
लिखेगा उसे ही नम्बर मिलेंगे। जो अपने उत्तर न लिखकर मात्र औरों ब्ले उत्तर 


रद सपग्र खण्द/४ 


लिखाने मे लगा रहेगा वह परीक्षा मे पास नहीं हो सकेगा! इसलिये परहित कितना, 
. कब और कैसा होना चाहिए यह भी समझना हमे जरूरी है। मेरे मन में उसे उत्तर 
लिखकर देने का भाव तो आया लेकिन घड़ी की तरफ देखा तो सिर्फ पन्द्रह मिनिट 
शेष थे, एक प्रश्न का उत्तर लिखना अभी मेरे लिये शेष था ऐसी स्थिति मे अगर 
'पर' की ओर देखता तो स्व क॑ उत्तर भी नहीं लिख पाता। आचार्यो ने कहा है कि 
स्वहित करो, साथ ही परहित भी करो लेकिन स्वषित पहले अच्छी तरह करो। इसलिये 
भाव होते हुए भी पहले अपने हित की चिता मैंने की। यह बात आपको कठोर जान 
पड़ेगी लेकिन गहराई से विचार करेगे तो कठोर नहीं लगेगी। 

जैसे माता-पिता कई बार अपने बच्चों के प्रति कठोर हो जाते है। जब वह 
शैतानी करता है, पैसे चुराकर घर से भागकर घूमता रहता है, कुसगति मे पडकर 
पैसा बरबाद करता है तो उसे वे डाटते, मारते-पीटते भी है और घर से बाहर निकालने 
की धमकी भी देते है पर उनका मन भीतर से कठोर नहीं होता। यदि बेटा घर छोडकर 
जाने की बात करता है तो वही माता-पिता रोने लग जाते है उसे मनाते भी है। 
यही बात हमारे पूर्वाचार्यों ने मोक्षमार्ग में भी ध्यान मे रखी है। हित की दृष्टि से 
कहीं-कहीं कड़ी बात भी की है। मृदुता और कठोरता दोनो एक ही वस्तु के दो पहलू 
है। आप नवनीत की मृदुता से परिचित है और जानते हैं कि मृंदु से मृदु पदार्थ 
यदि कोई है तो वह नवनीत है। वह कठोर से कठोर भी है क्योकि यदि नवनीत 
को तलवार चाकू से काटो तो भी नहीं काट सकते। जो नहीं कटे वही तो व्यवहार 
में कठोर माना जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि यदि नवनीत को जरा सा 
अग्नि का सयोग मिले तो वह पिघल जाता है। इसी प्रकार आचार्यों की वाणी भी 
नवनीत के समान है जिसमे कभी कठोरता भले ही आ जाती हो लेकिन हृदय में 
तो उनके मृदुता ही रहती है। 

जो डाक्टर शल्य-चिकित्सा करते है और जो लोग शल्य-चिकित्सा करवाते हैं 
वे जानते है कि पहले घाव को साफ करना होता है फिर आवश्यक होने पर काटा 
भी जाता है तभी मरहम-पह्टी होती है। घाव पर सीधे दवाई नहीं लगाते, उसे 
साफ-सुथरा करते है जिसमे पीड़ा भी होती है लेकिन भाव तो घाव ठीक करने का 
होता है। अर्थात्‌ सभी जगह निग्रह और अनुग्रह दोनो ही है। अपराध करने पर 
अपराधी को दंड भी दिया जाता है लेकिन वह दंड उसे अपराध-भावना से मुक्त 
करने के लिए है शुद्धि के लिये है। )! 

खेल खेलता कौतुक से भी रुचि ले अपने चितन मे, 

मर जा पर कर “निजानुभव कर'” घड़ी-घड़ी मत रच तन मे। 


समग्र छण्ड/ ४ श्क्€ 

फलतः पल में परमपूतर को-चुतिमय निज-को बाय्रेगा, 

देह-नेह तज, सजधज निज को-निज से निज घर जायेगा।। *.. 

जिम प्रकार आर्थिक लाभ के लिये आप लोग जैसे -तैखे भी मेहनत-मजदूरी करके 
लेकिन न्याय-नीति पूर्वक धन का अर्जन करते हैं उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि 
मनुष्य जीवन पाकर आत्या के बारे में थोड़ा चितन तो जरूर करों। भले मेहनत 
क्यो न करनी पडे, कष्ट भी क्‍यों न सहने पड़े, पर आत्मा की प्राफ्ति के लिए कदम 
तो अवश्य बढाओ। कई लोग कह देते है महाराज! सामायिक के लिये आसन लगाकर 
जब बैठते हैं तो घुटनो मे दर्द होने लगता है अब सामायिक कैसे करें? तो हम॑ यही 
कहते है कि भइया! सासारिक कार्य करने के लिए दर्द होने पर भी कितना परिश्रम 
करते हो, उतना“वेसा ही मोक्ष-मार्ग में भी करो। कम से कम अडतालीस मिनिट 
सामायिक करने के लिए एक आसन पर तो बैठो। जिस प्रकार हलुआ बनाने में 
भले ही दो-चार घटे लग जाते हैं मेहनत भी झेती है लेकिन खाने मे तो थोड़ा सा 
समय लगता है और तृप्ति भी मिलती है, इसी प्रकार एक अतर्मुहूर्त तक एकाग्र चित्त 
होकर ध्यान करने से अनाठिकाल से अप्राप्त आत्मानुभूति सम्भव है। भूमिका होनी 
चाहिए। और दूसरी बात उस ध्यान के काल में यदि मरण भी हो जाता है तो डरने 
की बात नहीं है मरण तो शरीर का होता है आत्मा नहीं मरत्नी। आल्मा तो ध्यान 
करने से तरती है। 

आचार्यो ने कहा है कि अपने कल्याण के लिए आत्मानुभूलि होना आवश्यक 
है। शुद्धोपयोग होना आवश्यक है। इतना जरूर है कि जब शुद्धोपयोग से च्युत होकर 
शुभोपयोग की दक्शा मे आ गये हो तो पर-कल्याण हो सकता है लेकिन साथ ही 
साथ कर्मबन्ध भी होगा। भैया ऐसी कौन सी दुकान है ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमे 
कोई व्यक्ति स्वय तो घाटे में रहे और दूसरों को मुनाफा देता रहें। ऐसा कोई भी 
नहीं करता। सभी अपने हित की चिता करते है। और जिसने अपना हित किया 
है चही दूसरे का भी हित कर सकता है। जिसने आज तक अपने हित की बात ही 
नहीं सोची वह दूसरे के कल्याण की कल्पना भी नहीं कर सकता। भिखारी दूसरे 
को भीख नहीं दे सकता। इसलिये अच्छा तो यही है कि पहले स्वय का हिल करो 
और दूसरे का अहित मत सोचो। सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में जाकर आत्मतत्व 
को पाने के लिए अपनी ओर कदम बढ़ाओ! 

एक समय की बात है जंगल में एक्र व्यक्ति भटक गया। घना जंगल था; जहां 





१. कलशागीत-२३ , 


२१० समग्र खण्ड/४ 


पर सूर्य की किरण भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। दिन मे और रात में भी अधकार 
- रहता था। एक-दो दिन यू ही बीत गये पर कोई दूसरा व्यक्ति रास्ता बताने वाला 
नहीं मिला। तीसरे दिन अचानक एक व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया। भटका 
हुआ व्यक्ति विचार करने लगा कि चलो अच्छा हुआ। तीसरे दिन कोई तो मित्रा+ 
भागता हुआ वह दूसरे व्यक्ति के चरणो में जाकर गिर गया और कहने लगा कि 
बहुत अच्छा हुआ जो आप मिल गये। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो तो मुझे 
बताओ। मैं तीन दिन से भटक रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहने लगा भाई। क्षमा करो 
मैं क्या बताऊ। मुझे भी भटकते हुए पांच दिन हो गये हैं। मै भी इसी खोज मे 
था कि कोई साथी मिले तो निर्वाह हो जाये। बस! ऐसी ही स्थिति सभी ससारी प्राणियों 
की हो रही ै॥ सब भटक हुए लोग एक दूसरे की शरण खोज रहे है। भगवान की 
शरण में काई नहीं जा रहा। वे दोनो भटके हुए व्यक्ति एक दूसरे के साथ मजे से 
रहने लगत है। घमन फिरने लगते है। और धीर-धीरे उनकी सख्या बढने लगती 
है। शहर बन जाता है। अब उन्हे कोई भटका हुआ नहीं मानता। वे भटक गये थे - 
यह बात उन्हे स्वय भी स्मृति मे नहीं रहती। जैसे दो पागल मिल जाते है तो अपने 
आप को होशियार मानने लगते हैं और शेष सभी उनकी दृष्टि मे पागल नजर आते 
है। चार पागल लोग मिलकर जो ठीक है उसे भी पागल बना लेते है। वे उसे समझाते 
है कि व्यर्थ भटकते क्यो हो। हमारे साथ आ जाओ, तुम अकेले हो, क्या तुम्हारा 
रास्ता ठीक हो सकता है। हम चार है हम ही ठीक हैं। और इस तरह भटकने वालो 
की सख्या बढ़ती ही जाती है। लेकिन जो समझदार हैं जिन्हे स्व-कल्याण की इच्छा 
है वे ऐसी किसी भरण मे नहीं जाते। बे तो सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की शरण को नहीं 
हा क्योकि इन्हीं के माध्यम से हमारी अनादिकालीन भटकन समाप्त हो सकती 
| 

बहुमत कहाँ नहीं होता? नरक मे नारकियों का बहुमत है और स्वर्ग मे देवों 
का बहुमत है, पागेलो का भी बहुमत होता है। पागलखाने में पागलों की आपस 
में तुलना की जाती है। कोई कम पागल है और कोई ज्यादा पागल लेकिन पागल 
तो सभी हैं। ऐसे बहुमत की सत्य के लिये कोई आवश्यकता नहीं। सच्चे पथ के 
लिए दूसरे से तुलना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं हैं सत्य एक ही बहुत होता 
है। एक मात्र सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की शरण की पर्याप्त है भले ही बहुमत हो, या 
न हो। जो स्वहित चाहते हैं वे ऐसे बहुमत/जमघर से प्रभावित नहीं होते। अपमे 
कल्याण मे लगे रहते हैं। ससार-शरीर और भोगो से विरक्त होकर जीवन जीते है। 

देह का नेह अर्थात्‌ शरीर के प्रति मोह ही सबसे खतरनाक है। हमें इस शरीर 


सब सप्क/ ४ २११ 


का ज्ञान पहले होता है फिर शरीर के माध्यम से ही अन्य पर-पदार्थों का ज्ञान झता 
है। शरीर के पोषण के लिये ही संसार में सारे आविष्कार हुए हैं। इसलिये आचार्यों 
ने कह्म है कि एक बार जीवन मे शरीर पड़ौसी बन जायें, शरीर के प्रति मोह की 
दीवार टूट जाये तो एक अन्तर्मुहूर्स में आत्मानुभूति संभव है। हमारे लिए इस भातिक 
जगत से हटाकर आत्मानुभति का उपाय बतलाने वाले आविष्कारक कुन्दकुर्ठ ही 
तो है। मोह रूपी मदिरा पीकर ही व्यक्ति अनादिकाल से अपने स्वरूप को जान नहीं 
पा रहा है। इच्द्रिय ज्ञान के माध्यम से इसे जाना भी नहीं जा सकता। 
इन्द्रियों का ज्ञान नियत और सीमित है काल भी सीमित है। घड़ी को देखकर 

आपको घड़ी का व्यवहार ज्ञान हुआ यदि यह घड़ी दूर रखी हो तो आप देख नहीं 
सकते। ऐसे ही यदि उस घड़ी को आखों से चिपका लेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा। 
इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रिय ज्ञान सीमित है। इस इद्धिय ज्ञान पर अभिमान नहीं 
करना चाहिए। ज्ञेय पदार्थों को जानने की क्षमता इन्द्रिय ज्ञान के पास सीमिल है 
मर्यादित हैं ये चर्म-चक्षु ऐसे है कि अपने ही आपको नहीं देख सकते। आपकी आंख 
मे कुछ चीज गिर जाये तो किसी दूसरे से निकलवाना पड़ता है। अपनी ही एक 
आख के माध्यम से दूसरी आंख में गिरी हुई मिन्‍्ठी आदि नहीं दिखती! आप दुनिया 
को तो इन आखो से देख सकते हैं लेकिन अपने को नहीं देख पाते। अपने को 
देखने के लिये दो आंखे बेकार हैं। ठीक भी है जो आंखें अपने को नहीं देख पाती 
वे किस काम की। इसलिये आचार्यों ने कहा है कि दया में निष्ठा लाओ, अहिंसा 
का पालन करो और इच्धियों का दमन करो) इच्द्रिय ज्ञान को समाप्त कर दो अर्थात्‌ 
बहिर्दृष्टि को समाप्त करके अदर की ओर देखो। 

दया-दम-त्यागसमाप्तिनिष्ठ , 

नय-प्रमाणप्रकृताग्जसार्थम्‌। 

अधृष्यमन्यै रखिलै' प्रवादे 

जिन त्वदीयं मतमद्वितीयम। * 

इसी बात को समझाते हुए खंबर के प्रकरण में आचार्य उमास्वामी भी कहते 

हैं- स गुप्ति-समिति-धर्मनुप्रेक्ष-परीषहजक्तारित्रै। संवर को प्राप्त करने के लिये सर्व 
प्रथम महव्नत्तों को अंगीकार करना चाहिए। चारित्र धारण करना चाहिए। चारित्र 
धारण करने के उपरांत परीषहजय को नहीं भूलना चाहिए। परीषह जय बारह 
भावनाओं के चिंतवन“मनन द्वारा कर लिया जावेगा। बाहर भावना किसलिये हैं तो 





$. युकाय[ानशासन-आंचार्य बमत्तभद्रस्वामीकृत, ६ 


२१२ समग्र ख्ज/४ 


कहा कि दस लक्षण-धर्म प्राप्त करने के लिये। दसलक्षण धर्म किसलिए है, हमारी 
समीचीन प्रवृत्ति हो इसलिए अर्थात्‌ समिति के लिए और समीचीन प्रवृत्ति गुप्ति की 
ओर ले जाने के लिए है और गुप्ति साक्षात्‌ सबर निर्जरा और मोक्ष के लिए 
साधन है। सब एक दूसरे के लिए पूरक बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार समाधि 
के लिये दया और दया क॑ लिये इन्द्रिय टमन और इन्द्रिय-दमन के लिये त्याग जरूरी 
है। 

जो व्यक्ति इद्रियो का दास हो जायेगा, वह हेय-उपादेय को नहीं जान पायेगा। 
ऐसी स्थिति मे बिना हेय-उपादेय के ज्ञान के वह हेय को, दोष को कैसे छोड़ पायेगा? 
इसलिये शरीर को पड़ौसी वनाओ यह कहा गया। शरीर में स्थित इन्द्रियो के 
माध्यम स ही विषयो का सग्रह होता है और विषयों का संग्रह जहा होता है वहीं 
मूर्चा आती है और कर्म बंध जाते है। कर्मबन्ध होने से ही गति-आगति होती है। 
ससार में भटकना होता है। पुन शरीर और इन्द्रियाँ मिलती है इन इन्द्रिय रूपी 
खिड़कियो के माध्यम से विषयरूपी हवा आने लगती है। इन्द्रिय विषयो के ग्रहण 
होते रहने से कषाय जागृत हो जाती है। कषायो के माध्यम से पुनः बन्ध हो जाता 
है और संसारी जीव इस तरह जजाल मे फंसता ही जाता है। बिना इन्द्रिय दमन 
के मात्र चर्चा कर लेने से समाधि का द्वार खुल नहीं सकता। एक मक्खी आकर 
शगैर पर बैठ जाती है तो आप उसे उड़ाने “हटाने की चेष्टा करते है या फिर मच्छरदानी 
का इन्तजाम करते हैं ऐसे वातानुकूल भवन में बैठकर समाधि की चर्चा भले ही हो 
जाये लेकिन समाधि नहीं हो सकती। 

समाधि प्राप्त करने के लिए तो वृषभनाथ भगवान के द्वारा बताये गये मार्ग 
का अनुसरण करना होगा। समाधि के लिए दया, दम और त्याग को अपनाना होगा। 
इसके बिना कोई सीधा और छाटा रास्ता नहीं है। यदि इसके बिना समाधि प्राप्त 
करने के लिए कोई शार्टकट ढूंढने जाओगे तो समाधि के बदले आधि-व्याधियो मे 
ही उलझ जाआगे। समाधि कोई हाथ मे लाकर रख देने की चीज नहीं है, वह तो 
साधना के द्वारा ही मिल सकती है। जितना दया का पालन करेगे, जितना इन्द्रियो 
पर विजय प्राप्त करेंगे, कषायों का त्याग करेंगे उतना ही समाधि के निकट पहुच॑ते 
जायेगे। समाधि के द्वार पर लगे तालो को खोलने के लिये इन्हीं चाबियों की जरूरत 
है। बधुओं। पुरुषार्थ करो। आचार्य कुन्दकुन्द देव ने कहा है कि यदि दुख से मुक्ति 
चाहते हो तो श्रमणता अंगीकार करो। श्रमण हुए बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकेगी। 
प्रवचनसार की चूलिका में आचार्य स्वयं कहते है कि आत्मानुभूति के लिये पचाचारों 
का होना अनिवार्य है और पचाचार का सीधा सा अर्थ है कि पांच पापों को मन, 


समग्र 'खा्ड/॥2 २१३ 
वचन, काय से छोड़ना होगा। महाव्रती ही पचाचार का पालन कर्ता है। आचार्य 
पंचाचारों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे दर्शनाचार, है ज्ञानाचार, हे 
चारित्राचार, हे तपाचार और हे वीर्याचार-तुग्हारे बिनाः स्वातमानुभूति संभव नहीं है 
और स्वात्मामुभूति के बिना केवलज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हे तब तक 
अपनाता हूँ जब तक मुझे केवलज्ञान नहीं हो जाता, मुक्ति नहीं मिल जाती।' ऐसी 
स्थिति में पचाचार को अपनाना अनिवार्य ही है क्योंकि कारण के बिना कार्य को 
साधा नहीं जा सकता। ये पचाचार की शरण तभी तक है जब तक कि शुद्धाला 
की प्राप्ति नहीं ही जाती है। उद्देश्य शुद्धात्मा की प्राप्ति का होना चाहिए। जो कोई 
अभव्य मिथ्यादृष्टि इन्हे धारण करता भी है तो मात्र बाह्य में धारण करता है इसलिए 
उसे भुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन जो सम्यग्दृष्टि होता है वह इन पचाचारों 
को बाह्य और अन्तरग दोनों तरह से धारण करके शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेता है। 

इसी बात को समझाते हुए उपसहार क॑ रूप में रलकरण्ड आवक्ताचार की एक 
कारिका कहता हूँ- 

पापमरातिर्धर्मों बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ 
समय॑ यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुव भवति।। २७ 

इस जीव का बैरी पाप है और धर्म, बधु है। ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ 
जो अपने आपको“आत्मा को जानता है/वही अपने कल्याण की जानने वाला है। 
वही ज्ञानी है। ग्रन्थ तो रलकरण्ड श्रावकाचार है लेकिन बात ज्ञानी की है। ध्यान 
रहे बधुओं! लक्ष्य तो सभी का आत्मानुभूति ही है। परन्तु पात्रों को ध्यान मे रखकर 
भिन्‍न-भिन्‍न शैली में भिन्‍न-भिन्‍न अनुयोगो के माध्यम से आचार्यो ने बात कही है 
ताकि सभी धीरे-धीरे सही रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। 

ससार शत्रु नहीं है पाप ही शत्रु है। और पाप जिस आत्मा में उत्पन्न होता है 
वही आत्मा चाहे तो उस पाप को निकाल भी सकती है। जो पाप का तो आलियन 
करे और धर्म को हेय समझे उसकी प्रज्ञा की कोई कीमत नहीं है। स्वहित करने 
वालों के लिये पाप से ही लड़ना होगा और धर्म को, रलत्नय को, सम्यग्दर्शन, सम्यग्झ्ञान 
और सम्यकचारित्र को अपनाना होगा। जिसने इस बात को जान लिया, मान लिया 
और इसके अनुरूप आचरण को अपना लिया वही ज्ञाता है। 

आज हमारा सौभाग्य है कि समयसार की गूढ़ बातों को समझने के लिये जयसेन 
स्वामी की तात्पर्यवृत्ति टीका उपलब्ध है। मुझे तो संस्कृत एवं प्राकृत भाषा भी नहीं 
आती थी लेकिन आचार्य महाराज गुरुवर श्री ज्ञानसागरजी ने मुझे सभी बातों का 
धीरे-धीरे ज्ञान कराया। वैसे आप लोग तो उनसे बहुत पहले से परिचित रहे। इस 


२१४ समग्र खण्ह/४ 


अपेक्षा आप हमसे भी सीनियर है। हो सकता है आप मेरे से भी ज्यादा ज्ञान रखते 
' हो परन्तु मुझे तो आचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी साक्षात्‌ प्रेरणा 
मिली। शिक्षा, दीक्षा सभी उन्हीं के माध्यम से हुई। इतनी सरल भाषा में अध्यात्म 
की व्याख्या मैने कहीं नहीं सुनी, हिन्दी मे जो आचार्य ज्ञानसागरजी महाराज ने 
समयसार की व्याख्या की है, उनका उपकार मेरे ऊपर आचार्य कुदकुद के ही समान 
है। आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं की साक्षात्‌ प्रेरणा से, आज मैं 
कुन्दकुन्दाचार्य देव से साक्षात्‌ बात कर पा रहा हूँ। अमृतचन्द्र सूरी की आलख्याति 
जैसे जटिलतम साहित्य को देखने-समझने की क्षमता पा सका हूँ तो जयसेन आचार्य 
के छिले हुए केले के समान सरलतम व्याख्यान के माध्यम से अध्यात्मरूपी भूख मिटा 
रहा हैँ और आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ किन्तु बड़े दुख 
की बात है कि आप लोग अभी त्तक उसे नहीं चख पाये, भूखे ही बैठे हुए है। 
आत्मानुभूति भब्दो मे कहने की वस्तु नहीं है। वह तो मात्र सवेदनीय है। वे मुमूक्षु 
थे और हमारे लिये मोक्षमार्ग के प्रदर्शन हेतु नेता थे। आज से करीब छह वर्ष पहले 
उन्होने समाधि“सल्लेखना पूर्वक अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा था। आचार्य कुदकुद 
स्वामी को, अमृतचद्धाचार्य को और जयसेनाचार्य को स्मृति मे लाते हुए आचार्य 
ज्ञानसागरजी महाराज को इस काव्य के माध्यम से श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ- 
तरणि ज्ञानसागर गुरो, तारो मुझे ऋषीश। 
करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष।। 
पाए 


समग्र खण्द/४ २१६ 


0) ज्ञान कल्याणक 


तज्जयति पर ज्याति सम समस्तरनन्तपययि।* 
दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र।! १|। 

कल वृषभनाथ मुनिराज ने जो छोड़ने योग्य पदार्थ थे उन्हें छोड़ दिया और जो 
साधना के माध्यम से छूटने वाले हैं उनको हटाने के लिए साधना में रत हुए हैं। 
जो ग्रथिया शेष रह गयी हैं, जो अन्दर की निधि की बाहर प्रकट भहीं होने द॑ रही 
है उन ग्रन्थियों को तप के द्वारा हटाने में लगे है। आप लोग अपनी महत्वपूर्ण मंणियों 
को तिजोरी मे बन्द करके रखते है जिस कारण बाहर से देखने पर ज्ञान नहीं हो 
पाता कि इसमे बहुमूल्य रल रखे है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर आवरण पड़ा हुआ 
है जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं हो पाती। इतना ही नहीं आपकी 
उस मणि को तिजोरी में रखने के कई स्थान होते हैं। दरवाजा यदि खुल भी जाये 
तो भी मणिया चोर के हाथ मे न आ पायें इसलिए उसे एक छोटी सी डिबिया में 
बद करके मखमल लगाकर कागज में लपेटकर रखा जाता है। तिजोरी में भी एक 
के बाद एक कई खंड होते है। छोटी-छोटी आलमारियां होती हैं जिनके अलग दरवाजे 
खुलते है। जब तक तिजोरी क॑ दरवाजे, आलमारी, डिबिया और कागज की पुड़िया 
नहीं खुलेंगी तब तक मणियो को हाथ में लेकर उसकी प्रेतीति नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
आवरण कोई भी हो जब तक आवरण रहेगा तब तक वस्तु का ठीक-ठीक अनुभवन 
नहीं कर सकते हैं। वृषभनाथ मुनिराज ने जो बाह्न ग्रन्थियां थी वे तो खोल दी हैं 
परन्तु इसके उपरांत भी ऐसी आंतरिक ग्रन्थियां शेष हैं जिनको हटाने के लिये 
साधना की जरूरत है। आज वे उसी साधना में लीन हुए हैं। 

आप लोग थीड़े समय स्वाध्याय करके ही अपने आपको आल्ानुभवी मानने 
लगते हैं, पर सोची अस्सी वर्ष की आयु में आप क्या ऐसा और इतना अनुभव कर 





9. पुरुषार्थतिद्धयु पाध-१ 


२१६ समग्र खष्छ/ 8 


सके होगे जो तपस्या में लीन मुनिराज वृषभनाथ प्रतिक्षण कर रहे हैं। उनका यह 
तप हजार वर्ष तक चलेगा और हजार वर्ष वे यो ही व्यर्थ में व्यतीत नहीं करते 
बल्कि बारह प्रकार के तपो को अगीकार करके महाव्रतो के साथ व्यतीत करते हैं। 
गहरे आलज्ञान में डूबकर वे धीरे-धीरे ज्ञान-ज्योति के ऊपर से आवरण हटाने में 
लगे हुए हैं। यह कार्य इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। जब 
कुल्हाडे से पेड़ की डाल पर प्रहार किया जाता है तो पहली बार में तो मात्र छिलका 
ही हटता है उसके मध्य मे रहने वाले धनीभूत पदार्थ पर बार-बार और तेजी से 
प्रहर करने पर ही पेड़ से लकड़ी टूट पाती है। प्रह्यर करने वाले के छाथ झनझना 
जाते है। बड़ी मेहनत पड़ती है। इसी प्रकार आत्मा के भीतर जो अनादिकालीन कषाय 
घनीभूत होकर बैठ गयी है उसे निकालने के लिये वीतरागता रूपी पैनी छैनी चाहिए। 
सूक्ष्म ग्रन्थिया खोलना उतना ही कटिन कार्य है जितना कि बाल“केश मे पड़ी गाठ 
को खोलना। रस्सी के अन्दर यदि गाठ पड्ठ जाये तो आप जल्दी खोल सकते हैं, 
धागे मे पड़ी गाठ खोलना उससे भी कठिन है लेकिन बाल मे पड़ी गाठ को खोलना 
तो और भी कठिन है। ऐसी ही सूक्ष्म ग्रन्यियो को खोलने मे इन्हे हजार वर्ष लग 
गये किन्तु वे ग्रन्थिया अभी पूरी नहीं खुलीं। यह भी ध्यान रहे कि इनकी ग्रन्थिया 
खुलने पर पुन वापिस पड़ती नहीं है क्योकि बाल की ग्रन्थि सुलझाना जितना कठिन 
है वैसे ही बालो मे ग्रथि पड़ना भी। 
बहती रहती कषाय नाली शाति सुधा भी झरती है, 
भव की पीड़ा वहीं प्यार कर मुक्ति रमा मन हरती है। 
सकल लोक भी आल्लोकित है शुचिमय चिन्मय लीला है, 
अद्भुत से अदूभुतम महिमा आतम की जयशीला है।।' 
आत्मा की यह लीला, आत्मा का स्वभाव अदूभुत से अद्भुत है। वह लीला वह 
स्वभाव आला के अन्दर ही घट रहा है। उसी मे कषाय की नाली भी बह रही है 
और वहीं शाति सुधा का झरना भी झर रहा है। भव-भव की पीड़ा भी वहीं पर 
है तो मुक्ति रूपी रमणी का सुख भी वहीं है। ससार भी वहीं है तो मोक्ष भी वहीं 
है। सादा लोक उसी मे आलोकित हो रहा है। इसके उपरात भी यदि हम कहें कि 
हमें कुछ नहीं पता, कि यह किसका परिणाम है तो यह हमारी जज्ञानता ही होगी। 
और इसका कारण भी यह है कि हम अन्दर न झांककर बाहर ही बाहर देखते हैं। 


9 कलशामीत, पथ्य २७४ जाबरय क्र बप्तगजल झुल॒_]प२पपपप"प7प+-+ कलशागीत, पद्य २७४ (आचार्य श्री विधासागरजी 'कृत) 


सका खण्द/ ४ र७छ 


हम उनकी अरण में भी आज तक नहीं *ूये जो अपनी आत्मा की खोज में लगे 
हैं। इसी का परिणाम है कि अन्दर क्या-क्या सुख है हमें च्लात ही नहीं है। अब 
वृषभनाथ मुनिराज अपने ही भीतर झांक कर हजार ब॑र्ष तक साधना करेंगे। हैय 
को निकालकर उपादेय' को उपलब्ध करेंगे। वे वर्द्धमान चारित्र वाले हैं। क्षायिक 
सम्यक्दर्शन और भनःपर्यय ज्ञान के साथ जीवन व्यतीत्त कर रहे हैं। पर ध्यान रहे 
कि कोई तीर्थंकर भले ही हो पर जब तक छद्भस्थ रहेगा, तब तक उसे भी अप्रमन 
से प्रमत्त दशा मे आना ही पड़ेगा। आधा मिनिट के'लिए यदि आत्मा के अन्दर टिकेंगे 
तो कम से कम एक मिनिट करे लिए बाहर आना ही पड़ेगा अर्थात्‌ अप्रमत्त दशा 
का अनुभव यदि एक मिनिट के लिए होता है तो प्रभत्त दशा का उससे दुगने समय 
तक होगा। हजार वर्ष तक यही चलेगा। यह तो एक तरह से झूला-झूलना है। झूला 
ऊपर जाता है तो नीचे भी आत्ता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया तो ऊपर ही रह 
नीचे न आये। बल्कि होता यह है क्रि ऊपर तो रहता है कम और नीचे की ओर 
ज्यादा। इसे ऐसा समझें कि लक्ष्य को छूना कुछ समय के लिए ही हो पाता है फिर 
पुन छूने के लिए शक्ति को बटोरना पड़ता है। ससार का त्याग करने के उपरात्त 
कोई कितना भी चाहे, भले ही अन्तर्मुईत में केवलज्ञान प्राप्त कर ले परन्तु इसी प्रकार 
हजारे बार उसे ऊपर नीचे आना होगा। प्रमत्त-अप्रमत्त दशा में रहना होगा। 

कई लोग कह देते हैं कि भरतजी को कपड़े उतारते उत्तारते ही केवलज्नान हो 
गया, परन्तु ऐसी बाते कहना सिद्धात का ज्ञान नहीं होने का प्रतीक है। भरतजी 
की प्रशसा मैं भी करता हूँ लेकिन प्रशंसा ऐसा होनी चाहिए जिसमें सिद्धात से 
विरोध न आये। करणानुयोग के अनुसार तो कोई कितना ही प्रयलशील क्यो न 
हो उसे दिगग्बरत्व धारण करने के उपरांत केवलज्ञान प्राप्त करने में कम से कम 
अन्तर्महूर्त का काल आपेक्षित है और उत्त अन्तर्मुहूर्त मे भी उसे हजारों बार प्रमत्त 
अप्रमत्त दशा में झूलना पड़ेगा। कषायों को निकालने के लिये इतना परिश्रम तो 
करना ही पड़ेगा। 

आज वृषभनाथ भुनिराज को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है। केवलज्ञान का' अर्थ 
मुक्ति नहीं है। अभी मोक्ष कल्याणक तो कल होगा। अभी तो प्रीवियस हुआ है फाइमल 
शैष है। इस केवलज्ञान की प्राप्ति के लिये उन्हें किस प्रकार की प्रक्रिया करमी पड़ी 
यह भी जान लेना चाहिए। संसार वर्धक भावों को दूर हटने की विधि आंचार्यो 
ने बताई है ताकि कोई भी संसारी प्राणी सुगमता से सरलता से अपने लक्ष्य तक 
पहुँच सके। दो बातें पहले समझ लें। एक तो थोग और दूसरा मोह योग अर्थात्‌ 


२१८ समग्र खगा/8 


आता के प्रदेशों का परिस्पंदन और मोह अर्थात्‌ विकृत उपयोग। ज्ञेयभूत पदार्थों 
से जब उपयोग प्रभावित होता है और ज्ञेयभूत पदार्थ उपयोग पर प्रभाव डालते हैं 
तब उपयोग में विकृति आती है जिससे पाप का आख्रव, अशुभ का आख़ब होता 
है। इसलिए सर्व प्रथम उपयोग को एकाग्र करना परमावश्यक है। वह उपयोग ज्ञेय 
पदार्थों से प्रभावित न हो ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है। उपाय करना 
होता है। उपाय अलग है और उपादेय अलग। उपाय वह है जो उपादेय को प्राप्त 
करा सके। मुक्ति उपादेय है जो अनत-काल तक रहने वाली है और विभाव-परिणति 
दुख देने वाली और संसार की कारण होने से हेय है। हेय का अभाव करने के लिये 
और उपादेय को प्राप्त करने के लिये उपाय की बड़ी आवश्यकता होती है। उपाय 
यही है कि उपयोग को एकाग्र किया जाये और उपयोग को एकाग्र करने के लिए 
सयम की आवश्यकता है। बारह प्रकार के तपों की आवश्यकता है। जब संयम और 
तप के माध्यम से उपयोग एकाग्र हो जाता है, ज्ञेय-पदार्थों से प्रभावित नहीं होता 
तब पाप-प्रकृतिया पूर्ण रूप से निकल पाती है। 

एक बात ध्यान रखना कि पहले पाप को ही निकालना होगा। पुण्य को शुभ-भाव 
को आप पहले नहीं निकाल सकेगे। क्योंकि शुभ भाव योग को कहा है बह योग 
बाद मे जायेगा। सर्व प्रथम मोह जो उपयोग को आघात पहुँचा रहा है उसे निकालना 
होगा। तभी उस मोह के माध्यम से आई हुई पाप-प्रकृतियों का आस्रव रुक सकेगा। 
उदाहरण के लिये ऐसा समझें कि एक व्यक्ति गदे वस्त्र को साफ करना चाहता है 
और वह वस्त्र इतना गदा हो गया है कि उसकी सफेदी देखने में नहीं आ रही है 
उस समय मैल को हटाने के लिए उसे सोडा/साबुन जो भी हो उससे साफ करना 
होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वस्त्र के साफ हो जाने के बाद भी साबुन का 
अश उस कपड़े मे आ गया- रह गया तो उसे भी निकालना होगा या नहीं। निकालना 
तो होगा लेकिन पहले साबुन का अश निकले फिर मैल निकाले- ऐसा हो नहीं 
सकता। पहले तो साबुन के माध्यम से कपड़े का मैल निकलेगा, जिसे पाप कहें, 
उसके उपरात साबुन का अंश निकलेगा। अंत में सफ़ेदी लाने के लिये आप लोग 
कपड़ो को टिनोपाल मे भी डालते हैं। 

कोई व्यक्ति सोचे कि टिनोपाल में डालने से ही वस्त्र चमकदार हो जाते हैं इसलिये 
साबुन की जरूरत ही नहीं है तो उसका ऐसा सोचना व्यर्थ ही है। गंदे कपड़े टिनोपाल 
में कितना भी क्‍यों न डाले जायें, भले ही पूरी डिबिया समाप्त कर दें घर मदापन 
नहीं जायेगा। गंदापन निकालने के लिये पहले साबुन का उपयोग करना होगा। साबुन 


र्मत साप्य/ ४ २१5 
नहीं जायेगा। गंदापन निकालने के लिये पहले साबुन का उपयोग करना होंगा। साबुन 
का भी गंदापन है और कीचड़ का भी गंदापन है पर दोनों में बंहुत अन्तर है। कीचड़ 
का गंदापन पाप के समान है ओ पहले हटेगा। और जैसे-जैसे फाप को हवेंगे 
वैसे-वैसे पुण्य की वृद्धि नियम से होती जायेगी। जैसे-जैसे साबुन मलले जायेंगे 
वैसे-वैसे मैल का अंश निकलता जायेगा और साबुन का अंश बढ़ता जायेगा। जब 
तक मैल का अंश नहीं हट जाता तब तक साबुन आप रगंड़ते हीं जायेंगे तभी काम 
बनेगा। जहाँ मात्र योग रहता है वहाँ मात्र पुण्य का आख्व होता है इसलिये योग 
का अर्थ है मात्र पुण्य का आखव होना, परन्तु मोह के साथ पाप का भी आख्रव 
होगा। मोह को मैल की तरह पहले निकालना होगा। परन्तु अकेला योग साबुन के 
अश की तरह आखिरी समय तक रहेगा और बढ़ता ही जायेंगा। 

सोचो जब आप स्नान करते हैं तो पहले साबुन लगाकंर मैल हटाते हैं फिर 
पानी से धोते हैं तब कहीं जाकर तौलिये के माध्यम से उस पानी के अंश को भी 
सुखा देते हैं। तौलिया मैल निकालने के लिये नहीं है बह तो मैल निकालने के बाद 
पानी को हटाने के लिये है। मोह अर्थात्‌ कीचड़ या मैल है जिसे निकालने के लिये 
योग अर्थात्‌ पानी का योग जरूरी है। योग अपना काम करता जाता है, पुण्य आता 
जाता है और मोह के माध्यम से आने वाला कीचड़/पाप समाप्त होता जाता है। 
जब अकेला योग रह जायेगा अर्थात्‌ जब बदन पर मात्र पानी की बूंदें रह जायेंगी 
तब आप योग-निग्रह कर लेते हैं अर्थात्‌ तौलिये के माध्यम से शरीर को सुखा लेते 
है। तो यही प्रक्रिया है कि पहले पाप का अभाव होता डै और बाद में पुण्य का 
भी अभाव हो जाता है। जो लोग पहले पुण्य को छोड़ने के लिये कहते हैं उनसे 
मैं पूछना चाहूँगा कि भाईयों जब आपके यास पुण्य है ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? पास 
में जो पाप है उसे ही पहले छोड़ने की बात आचार्थों ने कही है। 

प्रापों का त्याग करके संगम के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता चला जाता 
है और जितना-ज़ितना संयम बढ़ता है उतना-उतना पुण्य भी बढ़ता जाता है। जितना 
आप लोग जीवन में दान, पूजादि करके पुण्यार्जन करते हैं उतना और उससे भी 
ज्यादा पुण्य का अर्जन एक मुनिराज आहार लेते हुए भी कर लैते हैं क्योंकि उनके 
द्वारा कर्मों की निर्जरा के हेतु अपनाया गया संयंध असंख्यात गुणी निर्जरा में सहायक॑ 
होता है। ये न चाहते हुए भी अधिक फुण्य का अर्जन कर लेते हैं और आचक चाहते 
हुए भी उतनें पुण्य का अर्जन नहीं कर पत्ता! संबसे ज्यादा पुण्य का अर्जन करनें' 
वाला यदि कोई व्यक्ति है तो यह है संबमी। संब्भी में भी यों कहिये यथाख्यात चार 


२२० समग्र खजह/४ 


को अपनाने वाला और उसमे भी केवली भगवान के तो अकेला पुण्य का साता 
,का अर्जन होता है जो पुण्य को नहीं चाहते हुए भी विशिष्ट पुण्य का अर्जन करते 
हैं। परतु विशेषता संयमी की यही है कि उसने पुण्य के फल को ठुकराया है। 
ध्यान रखना पुण्य के बध को कोई ठुकरा नहीं सकता। पुण्य के फल को अवश्य 
ठुकराया जा सकता है। आप लोग पुण्य के फल को तो अपने पास रखना चाहते 
है रख लेते हैं लेकिन पुण्य को हेय कहकर उसे छोड़ने की बात करते रहते हैं। 
दौलतरामजी छहढाला में कहते हैं कि “पुण्य पाप फल माहि हरख विलखो मत 
भाई!” वे पुण्य-पाप के बध की बात नहीं कहते बल्कि पुण्य और पाप के फल की 
बात कर रहे हैं कि पुण्य और पाप के शुभ-अशुभ फल में हर्ष-विषाद मत करो। 
पुण्य के फल को भोगने में ही संसारी प्राणी स्वाद का अनुभव करता है और 
लुब्ध हो जाता है। पुण्य का अर्जन करने वाला सयमी व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं 
भूलता जबकि पुण्य के फल को भोगने वाला असयमी व्यक्ति स्वय को भूल जाता 
है और पुण्य के फल मे रच-पच जाता है! पुण्य का बध करने वाला जीव आत्मा 
को भूल जाता है, यदि कोई ऐसा कहता है तो यह उसकी नासमझी ही होगी क्योकि 
अरिहत“सर्वज्ञ भगवान को सबसे अधिक पुण्य का आस्रव होता है लेकिन वे आत्मस्थ 
रहते हैं। पचेन्द्रिय विषय रूप पुण्य के फल को भगवान ने स्वय ठुकराया और पाप 
के फल मे उन्होंने विषाद नहीं किया। पुण्य के बध को रोकने मे वे भी अभी असमर्थ 
हैं। आज तक जो भी पाप आ रहा था उसे निकालने के लिए बारह तपो को वृषभनाथ 
ने अपनाया। पुण्य को हटाने के लिये कल प्रयास होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। 
इसलिये बधुओ! सर्व प्रथम पापरूप क्रिया को रोका जाता है और जैसे-२ उपयोग 
अशुभ से हटकर आत्मा में एकाग्र होने लगता है वैसे-बैसे पाप आना बंद हो जाता 
है पाप की सत्ता भी नष्ट होती जाती है और अन्तर्मुहूर्त में कैक्‍ल्य की उपलब्धि 
हो जाती है। कैवल्य की उपलब्धि सहज नहीं है वह ज्ञान की उपयोग की समीचीनता 
प्राप्त होने पर ही सम्भव है। विचार करो ज्ञान आपके पास है तो ज्ञान भगवान के 
पास भी है। परन्तु जहाँ आपका ज्ञान पूज्यनीय नहीं है वहीं भगवान्‌ का ज्ञान पूज्यनीय 
क्यों है? अथवा दोनों के ही ज्ञानो में पूज्यता क्यों नहीं है? इस पर विचार करने 
से ज्ञात होता है कि प्रभु का ज्ञान ही पूज्य है। हमारा ज्ञान कषाय से अनुरजित 
है और वे कषाय से रहित हैं। वैसे आत्मा में अनन्त गुण विद्यमान हैं किन्तु उन 
गुणों में से एक गुण ही ऐसा है जिसके कारण उसे परेशानी हो रही है। वह गुण 
ज्ञानगुण है। इस चेतन गुण में ही ऐसी भक्ति है जो स्व और पर को जान लेता है 


समा स्का 8... 72) श्र१ 


वस्तु को देखकर राग-द्वेष-कषाय से प्रभावित हो जाता है। हमारा-छद्मस्थों का ज्ञान 
अपूर्ण है वहीं सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान पूर्ण है वै कषाय तथा राग-द्वेष से भी रहित 
हैं। यही हमारे एवं उनके ज्ञान की अपूज्यता-पूज्यता के लिये कारणभूत है। 

कई सज्जन कहते हैं कि पाप के समान पुण्य भी हेय है। मैं उनसे पूछना चाहता 
हूँ कि पुण्य का अभाव कहाँ पर होता है? षाप कहाँ घर बाधक है? पुण्य का 
बंध मोक्षमार्ग में बाधक नहीं बनता किन्तु मोक्ष में बाधक है। पुण्य का बंध होता 
रहता है और मोक्षमार्ग अबाध रूप से चलता रहता है। मोक्षमार्ग तो चौदहवे गुणस्थान 
तक चलता है और तेरहवें गुणस्थान तक पुण्य का बंध होता रहता है वह बाथक 
नहीं बनता। अगर पुण्य बाधक होता तो वहाँ पर पहुँचता ही कैसे? इसलिए अभी 
पुण्य बध अपने लिए छोड़ने योग्य नही ह लेकिन पुण्य का फल अवश्य छोड़ने योग्य 
है। मैने अभी शुभ और अशुभ भावों की बात कही थी कि अशुभ-भाव से पाप 
का बध होता है और शुभ भाव से पुण्य का बध होता है। केवलज्ञान होने क॑ उपरांत 
भी साता वेदनीय रूप पुण्य का आख्रव होता रहता है उससे केवलज्ञान में कोई 
बाधा नही आती। इसे सर्वार्थसिद्धि मे पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि “पुनाति आत्मान पवित्री करोति इति पुण्य'” जो आत्मा को प्रावन बनाये 
वह पुण्य है। केवलज्ञान की प्राप्ति के लिए 'केवल-पुण्य” की ही आवश्यकता है पाप 
मिश्रित पुण्य की नहीं। जिसमें पाप का एक अश भी नहीं है ऐसे केवल पुण्य के 
द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है और ऐसे पुण्य का आख़ब मात्र योग के माध्यम 
से होता है। योग भी भाव है और यह भाव किसी कर्म-कृत नहीं है किन्तु आत्मा 
का पारिणामिक भाव है। इस बात का उल्लेख वीरसेन स्वामी ने धवला-ग्रथ मे स्पष्ट 
रूप से किया है। 

योग आत्मा की क्रियावती शक्ति है जिसके माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन होता 
है जिसके फलस्वरूप कर्मबर्गणायें आती है और चली जाती है। यदि वहीं पर मोह 
हो तो वे चिपक जाती है लेकिन मोह के अभाव में मात्र योग होने से वे टक्राकर 
वापिस चली जाती हैं। योग जब तक हैं तब तक्र कर्मों का आना रुकता तहीं है। 
इसलिये सर्व प्रथम पाप रूपी रेणु न आये इसका प्रयास किया जाना चाहिए। यदि 
अपनी आता को शुद्ध बनाना चाहते हो तो यही क्रम अपनाना होगा। आत्म लक्ष्य 
हो जाने पर हेय क्या है उपादेय क्या है यह सहज ही समझ में आ जावेगा। अन्तर्टृष्टि 
हो जाने पर हेय का विमोचन होता जावेगा तथा उपादेय भूत ग्रहण“उपलब्ध होता 


जावेगा। 

कया हो गया, समझ में मुझको न आता 

क्यो बार-बार मन बाहर दौड जाता 

स्वाध्याय, ध्यान करके मन रोध पाता 

पै श्वान सा मन सदा मल शोध लाता।।! 

मन की चाल श्वान जैसी है वह अन्दर अच्छी जगह टिकना नहीं चाहता। जैसे 
पालतू कुत्ता आपके घर में रहता है। जब तक आप उसे रस्सी से बांधकर रखते 
है तब तक वह घर में रहता है थोड़ा रस्सी छोड़ दो तो बाहर निकल जाता है और 
बाहर उसकी दृष्टि पहले मल की ओर ही जाती है। इसी प्रकार मन बाहर चला 
जाता है तो वह कषायो को पाप को ही साथ लेकर आता है। इसलिए यदि पाप 
से बचना चाहते हो, उसे दूर हटाना चाहते हो तो मन को बाहर ही मत भेजो। मन 
को अपने भीतर ही एकाग्र करने की कोशिश करो। यह कार्य कठिन है लकिन जेस 
गर्म खीर को खाने के लिये पहले किनारे से फूक-फूककर खाना शुरू कर देते है 
बीच मे हाथ नहीं डालते इसी प्रकार मन को एकाग्र करने के लिये अपना प्रत्येक 
समय सावधानीपूर्वक धीरे-धीरे अपनी आत्मा को ही देखने मे लगाना चाहिए। 
एक बात और सुनने मे आती है कि ससारी जीव के केवलज्ञान आत्मा मे विधमान 
हे और पूर्ण रूप से तो नहीं मात्र किरण के रूप मे सामने आता है अर्थात्‌ हमारा 
जो ज्ञान है वह भी केवलज्ञान का ही अश है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योकि ध्यान 
रखना ऊेवलज्ञान तो क्षायिक ज्ञान है और उस केवलज्ञान का अभ भी क्षायिक ही 
होगा, वह क्षायोपशमिक हो नहीं सकता जबकि हमारा ज्ञान अभी क्षायोपशमिक है। 
साथ ही केवलज्ञानावरणीय ये कर्म प्रकृति सर्वधाती प्रकृति है। सर्वधाती उसे कहते 
है जो आत्मा के विवक्षित गुण का एक अश भी प्रकट नहीं होने देती। केवलज्ञान 
जब भी होगा वह पूर्ण ही होगा। एक समय के उपरात होने वाला केवलज्ञान एक 
समय पूर्व भी नहीं हो सकता, एक अश में भी उदय में नहीं आ सकता। क्योंकि 
केवलज्ञान की पूर्ण शक्ति को मिटाने वाला केवलज्ञानावरणीय कर्म विद्यमान है। 
कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है- 
का वि अपुव्वा दीसदि, पुग्गलदव्वस्स एरिसी सत्ती। 
केवलणाणसहाओ, विणासिदों जाइ जीवस्स।। २११ | 


है 3 निजावुभव शतक, पथ ५६ आचर्य श्री विधातपसी इत ््"7“75> शतक, पद्य ४६, (आचार्य श्री विधासायरजी कृत) 


समग्र ख्ह/४ ह २२३ 


पुदूगल की कोई अमूर्तिक शक्ति ऐसी अवश्य है जिसने केवलज्ञान रूप आत्मा 
के गुण को समाप्त कर रखा है जरा भी प्रकट नहीं होने दिया है। इसलिये हमारा 
जो वर्तमान ज्ञान है वह क्षयोपशमिक ज्ञान है वह सामान्य कोटि का है। केवलज्ञान 
की कोटि का नहीं है। बधुओ। केवलज्ञान तो असाधारण ज्ञान है जिस ज्ञान की महिमा 
अपरंपार है, वह ज्ञान पूज्य है। ऐसे केवलज्ञान की. तुलना अपने क्षयोपशम ज्ञान 
के साथ करना उचित नहीं है। साथही यह करणानुयोग को नहीं समझना ही है। 
पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय में अमृतचन्द्र सूरी ने लिखा है कि- 

तज्जयति पर ज्योति सम॑ समस्तैरनत-पययि:। 

दर्पण तल'इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र।। 

केवलज्नान मे दुनिया के सारे पदार्थ झलक रहे हैं सभी पयायि झलक रही हैं। 
प्रतिबिबित हो रही है। केवलज्ञान का प्रकाश दर्पण के समान स्वच्छ निर्मल और 
आदर्श है। इसलिये पूजनीय है। हमारा ज्ञान पूज्य नहीं है क्योंकि वह कषाय से 
अनुरजित है। 

बधुओ। दिव्य आत्मा बनने की शक्ति हमारे पास भी है। हम उसे दिव्य“आदर्श 
बना सकते है। अभी वह मोह के माध्यम से कलुषित हो रही है। इसी मोह को हटाने 
का पुरुषार्थ करना चाहिए। आदिनाथ स्वामी ने जिस प्रकार क्रमश" संयम और तप 
के माध्यम से शुद्धात्मानुभूति को प्राप्त किया है उसी प्रकार हमे भी प्रयास करना 
चाहिए। वे धन्य है जिन्होने केवलज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वे भी धन्य है जो 
केवलज्ञान को प्राप्त करने मे रत है और वे भी धन्य है जो केवलज्ञान प्राप्त करने 
के लिए साधना को अपनाने की रुचि रखते हैं। 

णाए 


२२४ समग्र खण्ड/8 


() भोक्षः संसार के पार 


हे कुन्दकुन्द मुनि! भव्य सरोज बन्धु, 
मैं बार-बार तव पाद-सरोज बन्दूँ। 
सम्यक्त्व के सदन हो समता सुधाम, 
है धर्मचक्र शुभ धार लिया ललाम।। 
आज एक ससारी प्राणी ने किस प्रकार बधन से मुक्ति पाई और किस प्रकार 
पतन के गर्त से ऊपर उठकर सिद्धालय की ऊचाईयो तक अपने को पहुचाया- 
ये देखने “समझने का सौभाग्य हमे मिला। यह मुक्त दशा इसे आज तक प्राप्त नहीं 
हुई थी, आज ही प्राप्त हुई और बिना प्रयास के प्राप्त नहीं हुई बल्कि परम पुरुषार्थ 
के द्वारा प्राप्त हुई है। इससे यह भी ज्ञात हुआ कि संसारी जीव बधन-बद्ध है और 
उसे बन्धन से मुक्ति मिल सकती है, यदि वह पुरुषार्थ करे तो। वृषभनाथ का जीव 
अनादि-काल से ससार मे भटक रहा था उसे स्व-पद की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसका 
कारण यही था कि इस भव्य जीव ने मोक्ष की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ नहीं किया 
था। लेकिन आज जो शक्ति अभी तक अव्यक्त रूप से उसमे विद्यमान थी, वह पुरुषार्थ 
के बल पर व्यक्त हुई है। 
कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता। सोचो, जब बधन अपने आप नहीं होता 
तो मुक्ति कैसे अपने-आप हो जायेगी। चोर जब चोरी करता है तभी जेल जाता 
है बधन मे पड़ता है। इसी प्रकार यह आत्मा जब राग-द्वेष, मोह करता है पर-पदार्थों 
को अपनाता है उनसे सबध जोड़ता है और उनमे सुख-दुख का अनुभव करने लगता 
है तभी उनसे बध जाता है। सभी सासारिक सुख-दुख सयोगज हैं। पदार्थों के संयोग 
से उत्पन होते है। पदार्थों के सयोग से राग-द्वेष होता है जो आत्मा को विकृत करता 
है और ससारी जीव अपने ससार का निर्माण स्वय करता जाता है। आज इस संसार 
रूपी जेल को तोड़कर छूट जाने का दिन है। ध्यान रखना ये अपने आप नहीं टूटता, 
तोड़ा जाता है और जैल तोड़ने वाला, बंधन से छूटने वाला जेलर नहीं है कैदी ही 
हेता है। जेल को बनाने वाला भी कैदी ही है। जेलर तो मात्र देखता रहता है। इसी 


समग्र खण्छ/४2 २२५ 


प्रकार संसारी प्राणी अपना ससार स्वयं निर्मित करता है, मुक्तात्माये तो उनके 
बंधन को देखने-जानने वाली है। देखना-जानना ही वास्तव मे आत्मा का स्वभाव 
है। सस्तारी प्राणी जब ससार के बधन को तोड़कर मुक्त हो जाता है तब वह भी 
मुक्तात्माओ मे मिल जाता है और मात्र देखने-जानने वाला हो जाता है। हम भी 
यदि पुरुषार्थ करे तो नियम से इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। यही आज हमें अपना 
ध्येय बनाना चाहिए। 

प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है किन्तु स्वतंत्रता के मार्ग 
को अपनाना नहीं चाहता। तब सोचो क्या यों ही बैठे-बैठे उसे आजादी “स्वतत्नता 
मिल जायेगी। ऐसा कभी सभव नहीं है। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र की सत्ता से मुक्त 
होना चाहता है तो उसे बहुत पुरुषार्थ करना होता है। आजादी की लड़ाई लड़नी 
होती है। उदाहरण के लिये भारतवर्ष को ही ले लें। आज से ३०.३२ साल पहले 
भारत के लोग परतत्रता का अनुभव कर रहे थे। परतत्रता के दुख को भोग रहे 
थे। तब धीरे-धीरे अहिसा के बल पर अनेक नेताओ ने मित्रकर देश को स्वतंत्रत्ता 
दिलाई। लोक-मान्य तिलक ने नारा लगाया कि स्वतत्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार 
है। लोगो के मन मे यह बात बैठ गयी और परिणामस्वरूप भारत को स्वतंत्रता मिली। 
ठीक इसी प्रकार पराधीनता हमारा जीज्नन नहीं है, स्वतत्रता ही हमारा जीवन है- 
ऐसा विश्वास जाग्रत करके जब हम बधन को तोड़ेगे तभी मुक्ति मिलेगी। 

जिस प्रकार दूध मे घी अव्यक्त है, शक्ति-रूप मे विद्यमान है उसी प्रकार आत्मा 
में शुद्ध होने की शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति को अपने पुरुषार्थ के बल पर व्यक्त 
करना होगा। तभी हम सच्चे मुमुक्षु कहलायेगे। भव्य कहलायेगे। जो अभी वर्तमान 
में पुरुषार्थ नहीं करते वे भव्य होते हुए भी दूरान्दूर भव्य कहे जायेंगे। या दूर-भव्य 
कहे जायेगे, आसनन्‍्न भव्य तो नहीं कहलायेगे। एक अध पाषाण होता है जिसमे स्वर्ण 
शक्ति-रूप में तो रहता है लेकिन कभी भी उस पाषाण से स्वर्ण अलग नहीं किया 
जा सकता। इसी प्रकार दूरान्दूर भव्य है जिनकी भव्य संसार होने पर भी वे अभव्य 
की कोटि में है आ जाते हैं अर्थात्‌ शक्ति होते हुए भी कभी उसे व्यक्त नहीं क्र 
पाते। 

उमास्वामी आचार्य ने तत्वार्थसूत्र मे दशवें अध्याय में मोक्ष के स्वरूप का वर्णन 
किया है। उस मुक्त-अवस्था का क्या स्वरूप है- यह बत्तत्राया है। और उससे पूर्व 
नवमें अध्याय मे वह मुक्त-अवस्था कैसे प्राप्त छोगी- यह बात कही है। जिस प्रकार 
तूंबी मिष्ठी का ससर्ग पाकर अपना तैरने वाला स्वभाव छोड़कर डूब जाती है और 
मिट्टी का संसर्ग पानी मे घुल जाने के बाद फिर से हल्की होकर ऊपर तैरने लग 


२२६ समग्र खण्प/४ 


जाती है, ऐसे ही यह आत्मा राग-द्वेष और पर-पदार्थो के ससर्ग से ससार-सागर में 
डूबी हुई हैं जो जीव पर-पदार्थों का त्याग कर देते है और राग-द्वेष हटाते है वे ससार 
सागर के ऊपर, सबसे ऊपर उठकर अपने स्वभाव मे स्थित हो जाते हैं। दूध में 
जो घी शक्ति रूप में विद्यमान है उसे निकालना हो तो ऐसे ही मात्र ह्थ डालकर 
उसे निकाला नहीं जा सकता। यथाविधि उस दूध का मथन करना होता है। और 
मथन करने के उपरात भी नवनीत का गोला ही प्राप्त होता है जो कि छाछ के नीचे-नीचे 
तैरता रहता है। अभी उस नवनीत मे भी शुद्धता नहीं आयी इसलिये वह पूरी तरह 
ऊपर नहीं आता। भीतर ही भीतर रहा आता है और जैसे ही नवनीत को तपा करके 
घी बनाया जाता है तब कितना भी उसे दूध या पानी मे डालो वह ऊपर ही तैरता 
रहता है। ऐसी ही स्थिति कल तक आदिनाथ स्वामी की थी। वे पूरी तरह मुक्त नहीं 
हुए थे। जिस प्रकार अग्रेजो से पन्द्रह अगस्त १६४७ को भारत वर्ष को 
आजादी “स्वतन्त्रता तो मित्र गई थी किन्तु वह स्वतन्त्रता अधूरी ही थी। देश को 
सही “पूर्ण स्वतन्त्रता तो २६ जनवरी १६५० को मिली थी जब ब्रिटिश सरकार और 
उनके नियम-कानून, लेन-देन आदि के बधनो से मुक्ति मिली और देश अपने ही 
नियम-कानूनो के अन्तर्गत शासित हुआ। वैसे ही आदिनाथ प्रभु की स्वतन्त्रता अपूर्ण 
थी क्योकि वे शरीर रूपी जेल मे थे। आज पूरी तरह ससार और शरीर दोनो से 
मुक्त हुए है। शरीर भी जेल ही तो है। शरीर को फारसी भाषा मे बदमाश कहा जाता 
है। शरीर शरीफ नहीं है बदमाश है। यदि इस शरीर का मोह छूट जाये तो जीव 
को ससांर मे कोई बाध नहीं सकता। 

अतः बधुओ! जितनी मात्रा मे आप परिग्रह को कम करेगे, शरीर के प्रति मोह 
को कम करेगे, आपका जीवन उतना ही हल्का होता जायेगा, अपने स्वभाव को पाता 
जायेगा। जिस प्रकार नवनीत का गोला जब तक भारी था तभी तक अन्दर था जैसे 
ही उसे तपा दिया तो वह हल्का हो गया। सुगधित घी बन गया। अब नीचे नहीं 
जायेगा। अभी आप लोगो मे से कुछ ऐसे भी है जो न घी के रूप मे है और न 
है नवनीत के रूप में बल्कि दूध के रूप मे ही हैं। संसारी जीव कुछ ऐसे होते है 
जो फटे हुए दूध के समान हैं जिसमे घी और नवनीत का निकलना ही मुश्किल होता 
है तो कुछ ऐसे जीव भी है जो कि भव्य जीव है वे सुरक्षित नवनीत की तरह है 
जो समागम रूपी ताप के मिलने पर घी रूप मे परिणत हो जावेंगे और ससार से 
पार हो जायेगे। आप सभी को यदि अनन्त सुख को पाने की अभिलाषा हो तो परिय्रह 
रूपी भार को कम करते जाओ। जो पदार्थ जितना भारी होता है वह उतना ही नीचे 
जाता है। तराजू में भारी पलड़ा नीचे बैठ जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता ह्लै। 


समग्र छण्ड,/४ रे२७ 


इसी प्रकार परिग्रह का भार ससारी प्राणी को नीचे ले जाने मे कारण बना हुआ है। 
लौकिक दृष्टि से भारी चीज की कीमत भले ही ज्यादा मानी जाती हो लेकिन परमार्थ 
के क्षेत्र में तो हल्के होने का, पर-पदार्थों के भार से मुक्त होने का महत्व है। क्योकि 
आत्मा का स्वभाव पर-पदार्थों से मुक्त होकर उर्ध्वगमन करने का है। 

उमास्वामी आचार्य ने यह भी कहा है कि बहु-आरभ और बहु-परिग्रह रखने 
वाला नरकगति का पात्र होता है। बहुत पुरुषार्थ से यह जीव मनुष्य जीवन पाता 
है लेकिन मनुष्य जीवन मे पुन पदार्थों में मूर्च्छा, रागद्ेषादि करके नरकंगति की 
ओर चला जाता है। नारकी जीव से तत्काल नारकी नहीं बन सकता। तिरय॑च भी 
पाचवे नरक तक ही जा सकता है लेकिन कर्मभूमि का मनुष्य और उसमे भी पुरुष 
सातवे नरक तक चला जाता है। यह सब बहुत आरभ और बहुत परिग्रह के कारण 
ही होता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। पुरुष का पुरुषार्थ उसे नीचे की ओर भी ले 
जा सक़ता है और यदि वह चाहे तो मोक्ष-पुरुषार्थ के माध्यम से लोक के अग्रभाग 
तक जाने की क्षमता रखता है। वह मुक्ति का मार्ग भी अपना सकता है और ससार 
में भटक भी सकता है। यह सब जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर है, केवल पढ़ लेने से 
या उनके जानने मात्र से नहीं। 

पतन की ओर तो हम अनादि-काल से जा रहे हैं परन्तु उत्वान की ओर आज 
तक हमारी दृष्टि नहीं गयी। हम अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन करते रहे हैं 
और अभी भी कर रहे हैं। इस विभाव या विपरीत परिणमन को दूर करने के लिये 
ही मोक्षमार्ग है। पाच दिन तक आपने विभिन्‍न धार्मिक कार्यक्रम देखे, विद्वानों के 
प्रवचन सुने। ये सभी बातें विचार करे विवेकपूर्वक क्रिया में लाने की हैं। अपने 
जीवन को साधना मे लगाना अनिवार्य है। जितना आप साधना को अपनायेगे उतना 
ही कर्म से मुक्त होते जायेगे। पापो से मुक्त होते जायेंगे। जैसे तूंबी कीचड़ मिट्टी 
का ससर्ग छोड़ते ही पानी के ऊपर आकर पैरने लगती है और उस पक-रहित तूबी 
का आलबन लेने वाला व्यक्ति भी पार हो जाता है वैसे ही हमारा जीवन यदि पापों 
से मुक्त हो जाता है तो स्वय के साथ-साथ औरों को भी पार करा देता है। राग 
के साथ तो डूबना ही डूबना है। पार होने के लिये एकमात्र वीतरागता का सह्लरा 
लेना ही आवश्यक है। वर्तमान में सच्चे देव-गुरु-शास्त्र, जो छिद्र रहित और पंक 
रहित तूबी के समान हैं उनका सहारा यदि हम ले लें तो एक दिन अवश्य पार हो 
जायेंगे। 

स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव, 
तो दीनता, छुटिलता, ममता विभावा। 


श्र्द समग्र ख़ण्ड,/४ 


जो भी विभाव धरता, तजता स्वभाव, 

तो डूबती उपल-नाव, नहीं बचाव।। १ 
स्वाधीनता, सरलता और समता ही आत्मा का स्वभाव है और राग-द्वेष 
क्रोध आदि विभाव है। जो इस विभाव का सहारा लेता है वह समझो पत्थर की नाव 
मे बैठ रहा है जो स्वय तो डूबती ही है साथ ही बैठने वाले को भी डुबा देती है। 
आपको वीतरागता की, स्वभाव की उपासना करनी चाहिए। यदि आप वीतरागता 
की उपासना कर रहे है तो ये निश्चित समझिये कि आपका भविष्य उज्ज्वल है। 
ये वीतरागता की उपासना कभी छूटनी नहीं चाहिए। भले ही आपके कदम आगे 
नहीं बढ़ पा रहे, पर पीछे भी नहीं हटना चाहिए। रागद्वेष के आधी तूफान आयेंगे, 
बढ़ते कदम रुक जायेगे लेकिन जैसे ही रागद्वेष की आधी जरा धीमी हो एक-एक 

कदम आगे रखते जाइये, रास्ता धीरे-धीरे पार हो जायेगा। 
आज तो बड़े सोभाग्य का दिन है भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। एक दृष्टि 
से देखा जाये तो उनका जन्म भी हुआ। शरीर की अपेक्षा मरण कहो तो कोई बात 
नहीं, लेकिन जिसका अनतकाल तक नाश नहीं होगा ऐसा जन्म भी आज ही हुआ 
है। अजर-अमर पद की प्राप्ति उन्हे हुई है। ससार छूट गया वे मुक्त हो गये हैं। 
मै भी ऐसी प्रार्थना“भावना करता हूँ कि मुझे भी अपनी ध्रुव-सत्ता की प्राप्ति हो। 

मैं भी पुरुषार्थ के बल पर अपने अजर-अमर आत्म-पद को प्राप्त करूँ। 

(8 0। 


9 निजानुभवशतक-१६ (आचार्य श्री विधासागरजी कृत) 





सपग्र छष्द/४ २३१ 


(] समाधि दिवसः आचार्य श्री ज्ञानसागर जी 


कभी-कभी भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा अल्प समय में करना हो तो कठिनाई 
मालूम पड़ती है ““मुनिपरिषन्‌ मध्ये सनिषण्ण मूर्तमिव मोक्षमार्ग मवागू विसर्ग वपुषा 
निरूपयन्त निर्गथ आचार्य वर्यम्‌' '-मुनियो की सभा में बैठे हुये, वचन बोले बिना ही 
मात्र अपने शरीर की आकृति से मानो मूर्तिमान मोक्षमार्ग का निरूपण कर रहे हों, ऐसे 
आचार्य महाराज को किसी भव्य ने प्राप्त किया और पूछा कि भगवन्‌! किनु खलु आमने 
हितं स्यादिति? अर्थात्‌ हे भगवन्‌। आत्मा का हित कया है। तब आचार्य महाराज ने कहा 
कि आत्मा का हित मोक्ष है। तब पुनः शिष्य ने पूछ लिया कि मोक्ष का स्वरूप क्या 
है? उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? 

इस बात का जवाब देने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि तत्त्वार्थ सूत्र 
का प्रारभ हो जाता है और क्रमश दस अध्यायों में जवाब मिलता है। ऐसा ही ये ग्रन्थ 
हमारे जीवन से जुड़ा है। जो निर्ग्रथता का मूल स्रोत है। 

क्या कहे और किस प्रकार कहें गुरुओ के बारे में क्योंकि जो भी कहा जायेगा 
वह सब सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। बह समुद्र इतना विशाल है कि अपनी 
दोनों भुजाओं को फैलाकर बताने का प्रयास, भावाभिव्यक्ति, उसका पार नहीं पा सकती। 

एक कवि ने गुरू की महिमा कहने का प्रयास किया और कहा कि जितने भी विश्व 
मे समुद्र है उनको दवात बना लिया जाये पूरा का पूरा पानी स्थाही का रूप धारण कर 
ले और कल्पवृक्ष की लेखनी बनाकर सारी पृथ्वी को कागज बनाकर सरस्वती स्वय लिखने 
बैठ जाये तो भी पृष्ठ कम पड़ जायेंगे, लेखनी और स्याही चुक जायेगी; प्र गुरू की 
गुरुता-गरिमा का पार नहीं पाया जा सकता। 

'गुरु कुहहार, शिष्य कुंभ है गढ़-गढ़ काढ़त खोट। भीतर हझथ पसार के, ऊपर मारत 
चोट! कुम्हार की भांति मिट्टी को जो दलदल बन सकती है, बिखर सकती है, तूफान 
में घूल बनकर उड़ सकती है; पड़े का सुन्दर आकार देने वाले गुरू होते हैं। जो अपने 
शिष्य को घड़े के समान भीतर तो कढुणा भरा झ्थ पसार कर संभाले रहते हैं और 
ऊपर से निर्मम होकर चोट भी करते हैं। 


रबर समर छण्द,/४ 


बाहर से देखने वालो को लगता है कि घड़े के ऊपर प्रह्मर किया जा रह है लेकिन 
भीतर झाक कर देखा जाये तो मालूम पड़ेगा कि कुछ और ही बात है। सभाला भी जा 
रहा है और चोट भी की जा रही है। दृष्टि में ऐसा विवेक, ऐसी जागरूकता और 
सावधानी है कि चोट, खोट के अलावा, अन्यत्र न पड़ जाये। भीतर हाथ वहीं है जहा 
खोट है और जहा चोट पड़ रही है। यह सब गुरू की महिमा है। 

किसी कवि ने यह भी कहा है कि “गुरू गोविंद दोउ खड़े, काके लागूं पॉय, बलिहारी 
गुरू आपकी गोविद दियो बताय''।। हमे तो लगता है “बताना'' क्‍या यहाँ तो 
“बनाना' ' शब्द होना चाहिये। “गोविद दिया बनाय' '। वैसे 'बताना'' भी एक तरह 
से “बनाना”” ही है। जब गणित की प्रक्रिया सामने आ जाती है तो उत्तर बताना आवश्यक 
नहीं रह जाता उत्तर स्वय बन जाता है। 

हम उन दिनो न तो उत्तर जानते थे, न प्रक्रिया या क्रिया जानते थे, हम तो नादान 
थे और उन्होने (आचार्य ज्ञानसागर जी) हमे क्या-क्या दिया हम कह नहीं सकते। बस! 
इतना ही कहना काफी है कि हमारे हाथ उनके प्रति भक्तिभाव से हमेशा जुडे रहते है। 

गुरू की महिमा आज तक कोई कह नहीं सका। कबीर का दोहा सुना था- “यह 
तन विष की बेलडी, गुरू अमृत की खान। शीश दिये ग्रदि गुरू मिलें, तो भी सस्ता जान' ' । 
कैसा अद्भुत भाव भर दिया। कितनी कीमती आकी है गुरू की। हम इतनी कीमत चुका 
पाये तो भी कम है। देने के लिये हमारे पास क्या है? यह तन तो विष की बेल है 
जिसके बदले अमृत की खान, आत्मा मिल जाती है। यदि यह जीवन गुरू की अमृत-खान 
मे समर्पित हो जाए तो निश्चित है कि जीवन अमृतमय हो जाएगा। 

सोचो, समझो, विचार करो, इधर-उधर की बातें छोड़ो, शीश भी यदि चला जाए 
तो भी समझना कि सस्ता सौदा है। शीश देने से तात्पर्य गुरू के चरणो मे अपने शीश 
को हमेशा के लिए रख देना, शीश झुका देना, समर्पित हो जाना। गुरू का शिष्य के 
ऊपर उपकार होता है और शिष्य का भी गुरू के ऊपर उपकार होता है, ऐसे परस्पर 
उपकार की बात आचार्यो ने लिखी है। सो ठीक ही है। गुरू शिष्य से और कुछ नहीं 
चाहता, इतनी अपेक्षा अवश्य रहती है कि जो दिशाबोध दिया है उस दिशा बोध के 
अनुसार चलकर शिष्य भी भगवान बन जाए। यही उपकार है शिष्य के द्वारा गुरू के 
ऊपर। कितनी करुणा है। कितना पवित्र भाव है। 

“में'” अर्थात्‌ अहकार को मिटाने का यदि कोई सीधा उपाय है तो गुरू के 
चरण-शरण। उनकी विशालता, मघुरता, गहराई और अमूल्य छवि का हम वर्णन भी 
नहीं कर सकते। गुरू ने हमें ऐसा मज्न दिया कि यदि नीचे की गहराई और ऊपर ऊंचाई 
नापना चाहो तो कभी ऊपर नीचे मत देखना बल्कि अपने को देखना। तीन लोक की 


समग्र खण्ड,/४ रहे 


विशालता स्वय प्रतिबिबित हो जायेगी। 

“जो एग्ग जाणदि सो सब्व जाणदि' ' - अर्थात्‌ जो एक को यानी आत्मा को जान 
लेता है वह सबको सारे जगत को जान लेता है। धन्य है, ऐसे गुरू, जिन्होंने हम जैसे 
राग-द्वेषी मोही, अज्ञनी और नादान के लिए भगवान बनने का रास्ता प्रशस्त किया। 
आज कोई भी पिता अपने लड़के के लिए कुछ दे देता है तो बदले में कुछ चाहता भी 
है लेकिन गुरू की गरिमा देखो कि तीन लोक की निधि दे दी और बदले में किसी चीज 
की आकाक्षा नहीं है! 

जैसे माँ सुबह से लेकर दोपहर तक चूल्हे के सामने बैठी धुआं सहती रसोई बनाती 
है और परिवार के सारे लोगों को अच्छे ढंग से खिला देती है और स्वयं के खाने की 
परवाह नहीं करती। आप जब भी मा की ओर देखेगे तब वह कार्य में व्यस्त ही दिखेगी 
और देखती रहेगी कि कहाँ क्या कमी है? क्या-क्या आवश्यक है? क्या कैसा परोसना 
है? जिससे सतुष्टि मिल सके। पर गुरुदेव तो उससे भी चार कदम आगे होते हैं। हमारे 
भीतर कैसे भाव उठ रहे हैं? कौन सी अवस्था में, समय में, कौन से देश या क्षेत्र मे 
आपके पैर लड़खड़ा सकते हैं। यद्ठ पूरी की पूरी जानकारी गुरूदेव को रहती है। और 
उस सबसे बचाकर वे अपने शिष्य को मोक्षमार्ग पर आगे ले जाते हैं। युगों-युगो से 
पतित प्राणि के लिए यदि दिशाबोध और सहारा मिलता है तो वह गुरू के माध्यम से 
ही मिलता है। गुरू का ढछाथ और साथ जब तक नहीं मिलता तब तक कोई ऊपर नहीं 
उठ सकता। 

जैसे वर्षा होने से कठोर भूमि भी द्रवीभूत हो जाती है उसी प्रकार गुरू की कृपा 
होते ही भीतरी सारी की सारी कठोरता समाप्त हो जाती है और नम्रता आ जाती है। 
इतना ही नहीं बल्कि अपने शिष्य के भीतर जो भी कमियां हैं उनको भी निकालने में 
तत्पर रहने वाले गुरूदेव ही हैं। जैसे कांटा निकालते समय दर्द होता है लेकिन कांटा 
निकल जाने पर दर्द गायब होता है। उसी प्रकार कमियां निकालते समय शिष्य को दर्द 
होता है लेकिन कमियां निकल जाने पर शांति मिल जाती है। विषाक्तता बढ़ नहीं पाती। 
गुरूदेव की कृपा से अनंतकालीन विषाक्तता निकलती चली जाती है। हम स्वस्थ हो जाते 
है। आत्मस्थ हो जाते हैं, यही गुरू की महिमा है। 

मरूभूमि के समान जीवन को भी हरा-भरा बनाने का श्रेय गुरूदेव को है। आज 
आप लोगों के द्वारा गुरू की महिमा सुनते-सुनते मन भर आया है। कैसे कहूँ? अथाह 
सागर की थाह कौन पा सकता है। उनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। इतना ही 
है हम उनके कदमों पर चले जाए; उनके सच्चे प्रतिनिधि बनें और उनकी निधि को देख-देख 
कर उनकी सन्निधि का अहसास करते रहें। यह अपूर्ण जीवन उनकी स्मृति से पूर्ण हो 
जाये। 


रेइढें समग्र खण्ड/४ 


धन्य है गुरू आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज; धन्य है आचार्य शांतिसागर जी महाराज 
और धन्य है पूर्वाचार्य कुंदकुद स्वामी आदि महान्‌ आत्माए जिन्होंने स्वयं दिगम्बरत्व 
को अंगीकार करके अपने जीवन को धन्य बनाया और साथ ही करुणा-पूर्वक धर्मतीर्थ 
का प्रवर्तन किया। जीवों को जीवन-निर्माण मे सहारा दिया। 

गुरुदेव ने अपनी काया की जर्जर अवस्था मे भी हम जैसे नादान को, ना-समझ 
को, हम ज्यादा पढ़े-लिखे तो थे नहीं फिर भी मार्ग प्रशस्त किया। गुरू उसी को बोलते 
है जो कठोर को भी नम्न बना दे। लोहा काला होता है लेकिन पारसमणि के सयोग से 
स्वर्ण बनकर उज्ज्वल हो जाता है। गुरूदेव हमारे हृदय मे रहकर हमें हमेशा उज्ज्वल 
बनाते जायेंगे, यही उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। 

हम यही प्रार्थना भगवान से करते है, भावना भाते है कि- “है भगवान उस पवित्र 
पारसमणि के समान गुरूदेव का सान्निध्य हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाये। कल्याणमय 
बनाये उसमें निखार लाये। अभी हम मझधार मे है, हमे पार लगाये'”| अपने सुख 
को गौण करके अपने दुख की परवाह न करते हुये दूसरों के दुख को दूर करने मे, 
दूसरो मे सुख शान्ति की प्रस्थापना करने मे जिन्होने अपने जीवन को समर्पित कर दिया 
ऐसे महान्‌ कर्त्तव्यनिष्ठ और ज्ञान-निष्ठ व्यक्तित्व के धारी गुरूदेव का योग हमे हमेशा 
मिलता रहे। हम मन, वचन, तन से उनके चरणो मे हमेशा नमन करते रहे। वे परोक्ष 
भले ही है लेकिन जो कुछ भी हैं यह सब उनका ही आशीर्वाद है। 

“गुरूदेव! अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। आप स्वयं समय-समय पर आकर 
हमारा यात्रा-पथ प्रशस्त करते रहे, अभी स्वय मोक्ष जाने के लिए जल्दी न करे, हमें 
भी साथ लेकर जाये' ' - ऐसे भाव मन मे आते है। विश्वास है कि गुरूदेव हमेशा हमारा 
मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका जो भाव रहा वह पूरा अपने जीवन मे उतारने और उनकी 
भावना के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास हम निरन्तर करते रहेंगे। 

स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चलकर हमे भी मुक्तिमार्गी बनाने वाले महान्‌ गुरूदेव के 
चरणों मे बारम्बार नमस्कार करते हैं इस जीवन मे और आगे भी जीवन में उन्हीं जैसी 
शात-समाधि, उन्हीं जैसी विशालता, उन्हीं जैसी कृतज्ञता उन्हीं जैसी सहकारिता भीतर 
आये और हम उनके बताये मार्ग का अनुसरण करते हुए धन्यता का अनुभव करते रहें। 
इसी भावना के साथ- 

अज्ञानतिमिराधाना, ज्ञानाजनशलाकया 
चक्षुरुन्‍्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नम:।। 


समग्र छाण्ड/४ पे सर. 


0  रक्षा-बंधन 


भारत पर्वो, उत्सवो, त्यौद्वरो का देश है। यों तो जीवन का प्रत्येक दिवस एक पुनीत 
पर्व की तरह है तथापि किसी घटना विशेष के कारण कुछ दिवस पर्व के रूप में भी 
मनाए जाते हैं। दशलक्षण पर्व और आष्टाहिन्क पर्व के समान ही रक्षा-बंधन पर्व का 
भी महत्व है। रक्षा-बंधन अद्भुत पर्व है। बधन का दिन होने पर भी आज का दिन 
पर्व माना जा रहा है। सहज ही मन में जिज्ञासा होती है कि पर्व या उत्सव में तो मुक्ति 
होती है स्वतत्रता होती है आज का दिन बधन का दिन होकर भी क्यो इतना पवित्र 
भाना गया है। 

बात यह है कि आज का दिन सामान्य बधन का दिन नहीं है प्रेम के बंधन का 
दिन है। यह बधन वात्सल्य का प्रतीक है। रक्षा बधन अर्थात्‌ रक्षा के लिए 
बधन, जो आजीवन चलता है बड़े उत्साह के साथ। यह बधन होकर भी मुक्ति मे सहायक 
है। क्योकि यह प्राणी मात्र की रक्षा के लिए सकल्पित करने वाला बंधन है। 

सभी जीवो पर सकट आते है और सभी अपनी शक्ति अनुसार उनका निवारण 
करते है पर फिर भी मनुष्य एक ऐसा विवेकशील प्राणी है ज़ो अपने और दूसरो के 
सकटो को आसानी से दूर करने मे समर्थ है। मनुष्य चाहे तो अपनी बुद्धि और शारीरिक 
सामर्थ्य से अपनी और दूसरो की रक्षा कर सकता है। जीव रक्षा उसका कर्त्तव्य है उसका 
धर्म भी है। 

आज़ के दिन की महत्ता इसीलिए भी है कि एक महान्‌ आत्मा ने रक्षा का महान्‌ 
कार्य सम्पन्न करके ससार के सामने रक्षा का वास्तविक स्वरूप रखा कि जीवो की रक्षा 
अहिसा की रक्षा और धर्म की रक्षा ही श्रेष्ठ है। कितु आज यह रक्षा उपेक्षित है। हम 
चाहते है सुरक्षा मात्र अपनी और अपनी भौतिक सम्पदा की। आज यह स्वार्थ पूर्ण सकीर्णता 
ही सब अनर्थों की जड़ बन गई है। मैं दूसरों के लिए क्यो चिंता कर्छें, मुझे बस मेरे 
जीवन की चिंता है। मै और मेरा आज का सारा व्यवहार यहीं तक सीमित हो गया 
है 

रक्षकपना लुप्त हो गया है और भक्षकपना बढ़ रहा है। रक्षाबंधन आदि पर्बों के 


र्१्६ समा छाण्ड,/ ४ 


वास्तविक रहस्य को बिना समझे बूझे प्रतिवर्ष औपचारिकता के लिए इन्हें मनाकर अपने 
कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते है। यह ठीक नहीं है। स्वय की परवाह न करते हुए अन्य 
की रक्षा करना यह है इस पर्व का वास्तविक रहस्य। विष्णुकुमार मुनिराज ने क्या किया? 
बधन को अपनाया, अपने पद को छोड़कर मुनियों की रक्षार्थ गये। क्यों? वात्सल्य के 
वशीभूत होकर धर्म की प्रभावना हेतु, यह है सच्चा रक्षा-बधन। रक्षा हेतु जहाँ बधन 
को अपना लिया गया। लेकिन आज हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं रह गया है। 

बाहर से मधुर और भीतर से कटु ऐसा रक्षा बधन नहीं होना चाहिये। हमारे द्वारा 
सपादित कार्य बाहर और भीतर से एक समान होने चाहिये। रक्षा बधन को सच्चे अर्थों 
में मनाना है तो अपने भीतर करुणा को जाग्रत करे, अनुकम्पा, दया और वात्सल्य का 
आवलम्बन लेकर अषाढ़ और सावन के जल भरे बादलो की तरह करुणा भी जीवनदायिनी 
होती है। जो बादल मात्र गरजते हैं और बरसते नहीं है उनका कोई आदर नहीं करता। 
हमे भी जल भरे बादल बनना है रीते बादल नहीं। आज इस पर्व के दिन हम मे जो 
करुणा भाव है वह तन मन धन सभी प्रकार से अभिव्यक्त हो। इतना ही नहीं सदैव 
वह हमारा स्वभाव बन जाए ऐसा प्रयास करना चाहिये। 

मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे'- प्रतिदिन यह पाठ उच्चारित 
करते है पर इस मेरी भावना को व्यवहार में नहीं लाते। व्यवहार मे लाने वाले महानू 
बन जाते है। गाधीजी की महानता का यही कारण रहा कि वे करुणावान थे। एक बार 
की घटना है गाधी जी सर्दी मे अपने कमरे में रजाई ओढ़े अगीठी ताप रहे थे। थोड़ी 
रात होने पर उन्हें कहीं से बच्चो के रोने आवाज सुनाई पड़ी। बाहर आने पर उन्होने 
कुत्तो के बच्चो को सर्दी के मारे रोते देखा। तब उनका हृदय भी रो पड़ा वे उन बच्चो 
को उठाकर अपने कमरे मे ले आये और उन्हें रजाई ओढ़ा दी। यह थी गांधीजी की 
करुणा। 

सभी के प्रति मैत्नी भाव हो इसका नाम है रक्षा-बधन। रक्षा-बधन पर्व सिर्फ एक 
दिन के लिए ही नहीं है। हमारे वात्सल्य, करुणा और रक्षा के भाव जीवन भर बने 
रहें इन शुभ सकल्पो को दोहराने का यह स्मृति दिवस है। अतः इस पुनीत पर्व पर 
हमारा कर्त्तव्य है कि हम आत्मस्वरूप का विचार करते हुए जीव मात्र के प्रति करुणा 
और मैत्री भाव धारण करे। तभी यह पर्व मनाना सार्थक होगा। 

एज 


0) दर्शन-प्रदर्शन 


यदि हमें महावीर भगवान बनना है तो पल-पल उनका चिन्तन करना अपेक्षित है। 
यह महावीर जयन्ती का आयोजन भले ही चौबीस घंटे के लिए हो, यदि यह महावीर 
बनने के लिए है तो सार्थक है। ऐसे ही यदि आप वर्ष का प्रत्येक दिन महावीर भगवान 
के लिए समर्पित कर दें तो फिर महावीर बनने में देर नहीं लगेगी। अर्थ यह हुआ कि 
जितना जितना समय आप भगवान के लिए उनके गुण स्मरण के लिए निकालेंगे उतना 
ही उनकी ओर बढ़ सकेंगे। मात्र उनका जय-जयकार ही पर्याप्त नहीं है। 

भगवान महावीर के दर्शन मे प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं है। कारण यही है 
कि दर्शन अपने लिए है अपनी आत्मा की उन्‍नति के लिए है आत्मा की अनुभूति के 
लिए है। दर्शन का अर्थ है देखना लेकिन प्रदर्शन मे तो मात्र दिखाना ही है। देखना 
'स्व' का होता है और दिखाने में कोई दूसरा होता है। आज तक ससारी प्राणी की सभी 
क्रियाएँ देखने के लिए न होकर दिखाने के लिए होती आयी हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसी मे 
धर्म मान रहा है। वह सोचत्ता है कि मैं दूसरे को समझा दूँ। यह प्रक्रिया अनादि काल 
से क्रमबद्ध तरीके से चली आ रही है। यदि ऐसी क्रमबद्धता दर्शन के विषय मे होती 
तो उद्धार हो जाता। 

व्यक्ति जब दार्शनिक बन जाता है तो वह हजारों दार्शनिकों की उत्पत्ति में निमित्त 
कारण बन जाता है और जब एक व्यक्ति प्रदर्शन बन जाता है तो सब ओर प्रदर्शन 
प्रारम्भ हो जाता है। प्रदर्शन की प्रक्रिया बहुत आसान है। देखा-देखी जल्दी होने लगती 
है उसमे कोई विशेष आयाम की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन के लिए शारीरिक, शाव्दिक 
या बौद्धिक प्रयास पर्याप्त है लेकिन दर्शन के लिए एकमात्र आत्मा की और आना पर्याप्त 
है। दर्शन तो विशुद्ध अध्यात्म की बात है। 

महावीर भगवान ने कितनी साधना की, वर्षो तप किया लेकिन दिखाया नहीं किया 
ढ़िढ़ोस नहीं पीटा। जो कुछ किया अपने आत्म-दर्शन के लिए किया। सब कुछ पा लेने 
के बाद भी यह नहीं कहा कि मुझे बहुत कुछ मिला। प्रदर्शन करने से दर्शन का मूल्य 
कम हो जाता है। उसका सही मूल्यांकन तो यही है कि दर्शन को दर्शन ही रहने दिया 


बेइेट समा जच्च,४ 


जाये। जब प्रदर्शन के साथ दिग्दर्शन भी होने लगता है तो उसका मूल्य और भी कम 
हो जाता है। प्रदर्शन का मूल्य भी हो सकता है लेकिन उसके साथ दर्शन भी हो। जिसने 

. स्वय नहीं किया वह दूसरे को क्या करवा सकेगा। 

आज खान-पान, रहन-सहन आदि सभी मे प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आपका श्वगार 
भी दूसरे पर आधारित है। दूसरा देखने वाला न हो तो श्वृगार व्यर्थ मालूम पड़ता है। 
दर्पण देखते हैं तो दृष्टिकोण यही रहता है कि दूसरे की दृष्टि मे अच्छा दिखाई पड़ 
सके। इस तरह आपका जीवन अपने लिए नहीं दूसरे को दिखाने के लिए होता जा रहा 
है। सोचिये, अपने लिए आपका क्‍या है? आपकी कौन-सी क्रिया अपने लिए होती है? 
सारी दुनिया प्रदर्शन मे बहती चली जा रही है। जीवन मे आकुलता का यह भी एक 
कारण है। 

महावीर भगवान का दर्शन तो निराकुलता का दर्शन है। वह अनुभूतिमूलक है। प्रदर्शन 
में आकूलता है वहाँ अनुभूति नहीं, कोरा ज्ञान है। महावीर भगवान, उस ज्ञान को महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं जो अनुभूत हो चुका है। पराया ज्ञान कार्यकारी नहीं है अपना अनुभूत ज्ञान 
ही कार्यकारी है। हमारे लिए जो ज्ञान, कर्म के क्षयोपशम से मिला है, वही ज्ञान सब 
कुछ है। भगवान का केवलज्ञान निमित्त बन सकता है लेकिन उस ज्ञान के साथ हमारे 
अनुभव का पुट नहीं है। उनका अनन्त ज्ञान क्षायिक ज्ञान है और हमारा क्षयोपशम 
ज्ञान है जो सीमित है। अनन्त ज्ञान हमारे लिए पूज्य है हम उसे नमस्कार कह देते 
हैं कि 'वन्दे तदगुण लब्धये' - आपके गुणो की प्राप्ति के लिए आपको प्रणाम करते 
है। गुणो की प्राप्ति स्व्य की अनुभूति से ही होगी। 

स्वरूप का भान नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है कि अपने पास जो निधि है 
उसका दर्शन उसका अनुभवन भी हमे नहीं हो पाता। सारा जीवन दूसरे के देखने-दिखाने 
में व्यतीत हो जाता है और अधूरा रह जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण बनाना 
चाहता है वह दूसरे पर आधारित नहीं रहेगा, दूसरे का आलम्बन तो लेगा लेकिन लक्ष्य 
स्वावलग्बन का रखेगा। आज तक हमारा जीवन हमारा ज्ञान अधूरा इसलिए रहा क्योकि 
दूसरे के दर्शन करने और दूसरे के माध्यम से ही सुख पाने का हमारा लक्ष्य रहा। अभी 
भी कोई बात नहीं है जो होना था वह तो हो गया लेकिन आगे के लिए कम से कम 
उस ओर न जाये। 

आचार्य कुंदकुद स्वामी ने कहा और अनुभव भी किया कि आत्मा वीतरागी है। 
हम रटने लगे कि आत्मा वीतरागी है। राग का अनुभव करते हुए मात्र आत्मा को वीतरागी 
फहने से काम नहीं चलेगा। हमारा यह ज्ञान ठोस नहीं माना जायेगा। यह उधार खाते 
का ज्ञान है। इसे अपनी अनुभूति बनाना होगा। वीतरागता को जीवन में अंगीकार करना 


समग्र खग्द/४ शक 
होगा। बीतरागता प्रदर्शन की चीज नहीं है। कुन्दकुन्दाचार्य महाराज कहते हैं कि मैं जो 
कह रहा हूँ उसे शत प्रतिशत ठीक़ तभी मानना जब अपने अनुभव से तुलना कर लो 
क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वह अपने अनुभब की बात कह रहा हूँ। 

रलाकर कवि दक्षिण भारत के कवियो में मुकुट-कबि माने जाते है। भरतेश वैभव 
उनका श्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति दूसरे के माध्यम 
से जीवन व्यतीत कर रहा है वह तभी तक प्रशसा कर सकता है जब तक उसे स्वयं 
अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होने के उपरान्त वह जो वास्तविकता डै उसे ही कहेगा। 
लेकिन आज तो जो व्यक्ति अपनी ओर जाता ही नहीं, देखता ही नहीं, अनुभव भी नहीं 
करता वह व्यक्ति भी अपने आत्मा का प्रदर्शन करने में लगा है। एक उदाहरण दिया 
है उन्होने। एक कौआ था। वह पके हुए अगूर खा रहा धा। इतने में एक सियार वहाँ 
आया। उसने पूछा कि तुम कया खा रहे हो। कौए ने कहा कि कया कहूँ-- बड़ा स्वाद 
आ रहा है। तुम भी यहाँ ऊपर आ जाओ तो मजा आ जायेगा। अगूर ऐसे पक कि 
बस कहने की फुरसत्त ही नहीं है। नीचे गिराऊँगा तो ठीक नहीं है। नीचे धूल है ऊपर 
ही आ जाओ। 

सियार ने अगूर की प्रशसा सुन ली, उसे खाने की इच्छा भी हो गयी। लेकिन वह 
ऊपर कैसे जाता। उसने तीन चार बार छलाँग भी लगा ली जब चौथी बार भी असफलता 
हाथ आयी तब उसने कह दिया कि अगूर खट्टे है। यही हाल हमारा है। अनुभूति नहीं 
है मात्र कहा जा रहा है। प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ो उदाहरण प्रदर्शन के है। सभा में 
फोटी खींची गयी हो और उसमे अपना फोटो नहीं हो तो उस सारी फोटोग्राफी का कोई 
मूल्य नहीं है। एक व्यक्ति कमीज का कालर इधर-उधर कर रहे थे। हमने सोचा कोई 
कीड़ा वगैरह चला गया होगा। पर वहाँ कीड़ा नहीं था, वे गले मे पहनीं हुए चेन दिखाना 
चाह रहे थे। चेन दिखाये बिना चैन नहीं आ रहा था। चेन के माध्यम से जो सुख चैन 
दूढ़ रहा है वह पराश्रित है। उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। 

सुख की अनुभूति अपने ऊपर निर्धारित है। दूसरा कोई हमे सुख नहीं दे सकता। 
अनन्त चतुष्टय को धारण करने वाले भगघान भी हमें अपना सुख नहीं दे सकते। स्व- 
पर का भेद-विज्ञान यही है। सम्यस्दृष्टि कम हैं। मिथ्यादृष्टि की संख्या अनन्त है। कोई 
कुछ भी कहे, हम अपने संसार के अभाव का प्रयल करे। सारे ससार की चिन्ता न करे। 
दिग्दर्शन वही कर सकता है जो स्वय का दर्शन करता है। कुन्दकुन्द स्वामी ने लिखा 
है कि 'चुक्केज्ज छललं ण घेत्तत्व' - समयसार का दिग्दर्शन मैं आप लोगों को करवा 
रहा हूँ यदि चूक जाऊँ जो छल्ल ग्रहण मत करना। अपनी अनुभूति से उसका मिलान 
कर लेना। पंचास्तिकाय भी उनका ही प्राकृत् ग्रन्थ है। जयसेनाचार्य ने उसकी टीका में 


श्४० समग्र खण्ड/४ 


उल्लेख किया है कि श्रुत का पार नहीं है, काल बहुत अल्प है और हम दुर्मति वाले 
हैं अल्पन्न हैं इसलिए वही उतना ही सीख लेना चाहिये जिसके माध्यम से हमारा 
जन्म-मरण का जो रोग है वह दूर किया जा सके। 

यही भाव कुन्दकुन्द स्वामी ने नियमसार के अन्त मे भी दिया है 'नाना कम्मा, नाना 
जीवा' - कि नाना जीव है नाना प्रकार के कर्म है बहुत प्रकार की उपलब्धियाँ है अनेक 
प्रकार के चिन्तन है अनेकमत हैं इसलिए व्यर्थ वचन-विवाद मे नहीं पड़ना चाहिये। अनुभूति 
और दर्शन को महत्त्व देना चाहिये। प्रदर्शन ठीक नहीं है। आचार्यों ने आत्म-कल्याण 
के ऐसे-ऐसे उदाहरण दिये है कि मैं कष्ठ नहीं सकता। उनकी उदारता का वर्णन वचनों 
में सभव नहीं है। 

चुनाव करने वाले आप है प्रदर्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा है किन्तु ध्यान 
रखिये कि सारा प्रदर्शनमय जीवन निरर्थक है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतत्र है आप जैसा जीना 
चाहे जी सकते हैं चूकि आत्मोन्‍्नति और आत्मोपलब्धि दर्शन से ही सभव है। इसलिए 
अपने जीवन को स्वय सभालने का प्रयास करिये। 


एणाएण 


[0 व्यामोह की पराकाष्ठा 


रात हो गयी। वर्षाकालीन मेघ-घटाए आसमान मे छाई है। बीच-बीच मे बिजली 
भी चमक जाती है। मेघगर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। किसने अनुमान किया 
था, किसने जाना था कि यह आने वाला कल, इस प्रकार खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है। दुर्भाग्य का उदय था। वर्षा की रफ्तार तेज होती जा रही थी। जो नदी बहाव बढ़ने 
से तटो का उल्लघन कर गयी वह नदी कहाँ तक बढ़ेगी; पानी कहाँ तक फैलेगा कहा 
नहीं जा सकता। चारो ओर सुरक्षा की वार्ता पहुँचा दी गयी, लोग अपनी-अपनी सुरक्षा 
में लग गये। कितु एक परिवार इस पानी की चपेट मे आ गया। समाचार मिलने के 
उपरात भी वह सचेत नहीं हुआ। 

जो बाँध बॉधा था वह नदी के प्रवाह मे टूट गया। बाँध टूटते ही नदी का जल 
बेकाबू हो गया। बधा हुआ जल फैलने लगा मकान डूबने लगे। कुछ लोग जो सूचना 
मिलते ही घर छोड़कर चले गये थे, वे पार हो गये जिसने समाचार सुनकर भी अनसुना 
कर दिया था वह चितित हो गया। वह पली से कहता है कि अब हम इस स्थान को 
छोड़कर कही अन्यत्र चले तो ठीक रहेगा क्योकि पानी ज्यादा बढ़ रहा है। पत्ती कहती 
है कि ठीक है मै बच्चो को लेकर जाती हूँ आप भी शीघ्रता करिये। 

पलनी बड़े साहस के साथ दोनो बच्चों को साथ लेकर पार हो जाती है और वह 
व्यक्ति सोचता है कि क्‍या करूँ? क्या-क्या सामान बांध लूँ। कहॉ-कहाँ क्या-क्या रखा 
है वह उसे खोजने में लग जाता है और पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। वह सोचता 
है कि यह सब सामान छोड़कर भाग जाऊँ तो इसके बिना रहूँगा कैसे? इसलिए इसे लेकर 
ही जाऊँगा। वह जान रहा है देख रहा है कि पानी बढ़ रहा है अंधेरा बढ़ रहा है। 
वह जानता हुआ भी अधा बना हुआ है। 

जान बूझ कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। जिया जग धोखे की हैं टाटि। 
संसारी प्राणी की यही दशा है। काल के गाल में जाकर भी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहता 
हैं। सिह सामने खड़ा है और वह सोचता है कि सामान की सुरक्षा कर लूँ। धरती खिसक 


रबर समग्र छण्ट/ ४ 


रही है और वह विषय सामग्री के सचय मे लगा है। वह व्यक्ति धन सामग्री लेकर जैसे 
ही आगे बढ़ता है नदी के प्रवाह मे बहने लगता है। जो कुछ सामान साथ में लिये था 
वह भी बहने लगता था। देखते-देखते नदी के प्रवाह मे उसका मरण हो जाता है। लेकिन 
मरणोपरात भी उसके हाथ मे पोटली नहीं छूटती जिसमे उसने सामान एकत्रित किया 
था। दूसरे दिन शव के साथ पोटली भी मिलती है। तो लोग दंग रह जाते हैं। यह तीव्र 
मोह का परिणाम है। 

मोह को जीतना मानवता का एक दिव्य-अनुष्ठान है। इसके सामने महान योद्धा 
भी अपना सिर टेक देते है। विश्व का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मोह की चपेट 
मे न आया हो, लेकिन इसके रहस्य को जानकर इस मोह की शक्ति को पहिचानकर, 
इस मोह की माया को जानकर, जो व्यक्ति इसके ऊपर प्रहार करता है वही इस संसार 
रूपी बाढ़ से पार हो जाता है। यह सन्‌ १६५७ की घटना थी। महाराष्ट्र मे पूना के 
पास एक बांध था वह ध्वस्त हो गया था। यह आश्चर्यजनक घटना उस समय अखबारों 
मे पढ़ने मे आयी थी। पत्नी और बच्चे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गये लेकिन 
मोह के कारण वह व्यक्ति बह गया। मोह का प्रभाव जड़ के ऊपर नहीं चेतन के ऊपर 
पड़ता है। जीवन के केद्र पर चोट करता है मोह। आदमी मोह की चपेट में आकर 
छोटी-छोटी बातो से प्रभावित हो जाता है और अपने आपको भूल जाता है। 

प्रत्येक प्राणी जानता है कि मोह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है लेकिन मोह से प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह पाता। वह दूसरे को उपदेश दे देता है लेकिन खुद सचेत नहीं होता 
यही तो खूबी है मोह की। उस घटना को पढकर लगा कि बढ़िया तो यही है कि बाढ़ 
आने से पूर्व ही वहाँ से दूर चले जाये। क्योंकि जब बाढ़ आयेगी तो प्रवाह इतना तीव्र 
रहेगा कि इसमे हम बच नही सकेगे। जानते हुए भी वहीं रहे आना इसे आप क्या कहेगे। 
यह मोह से प्रभावित होना है, यह स्वय की असावधानी भी है। जानबूझ कर अध बने 
है, वाली बात है। 

जो व्यक्ति मोह के बारे मे जानते हुए भी, उससे बचने का प्रयास नहीं करता वह 
संसार सागर मे डूबता है। वह व्यक्ति पार हो जाता है जो पार होने का सकल्प और 
विश्वास अपने अदर रखता है और निरतर मोह से बचने के लिए प्रयास करता है। 
वास्तव मे, जिसने जो जोड़ा है उसे वह छोड़ना बहुत कठिन होता है। पर पदार्थों की 
ओर से आख मींच लेना आसान नहीं है। जबर्दस्ती कोई आंख मींच ले ये अलग बात 
है। आप खेल-खेल मे भी आख मींच सकते है यह भी आसान है लेकिन तब भी काम 
नहीं बनेगा। पर पदार्थों से दृष्टि हटकर आत्मा की ओर ले जाना ही सच्चा 
पुरुषार्थ है। 


सफकग खण्द/ ४ कहं३ 


मोह के ऊपर प्रहार करना उसे जीतना, इसी का नाम है धर्म। कहीं भी किसी भी 
जगह आप चले जायें धर्म एक है और एक ही रहेगा। जो तैरना जानता है उसे तैरना 
आवश्यक होता है जो पैरना नहीं जानता उसे सीखना आवश्यक होत्ता है। तैरना जानते 
हुए भी, पार करना जानते हुए भी वह व्यक्ति पार नहीं हो पाया। एक पली थी, दो 
बच्चे थे मकान था और वह संग्रहीत द्रव्य था, यही उसका जीवन था संसार था। उसने 
पत्नी को, छोड़ दिया, बच्चो को भी छोड़ दिया, पर धन को नही छोड़ सका। अकेला 
होता तो धन की भी कोई जरूरत नहीं थी किंतु मन में तो परिवार का ख्याल था इसलिए 
धन की आवश्यकता हो गई और मोह का जाल बिछता गया, वह स्वयं ही बिछाता गया 
और ऐसा बिछाता गया कि पैर रखते ही उसमें फँसता चला गया। यह है व्यामोह की 
पराकाष्ठा। जहाँ अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। 

इससे बचने के लिए जागृति परम आवश्यक है। जागृति के अभाष में मोह की 
चपेट मे आ जाने से हमारा आचार विचार, हमारा दैनिक कार्यक्रम सारा का सारा 
पराधीन हो जाता है स्वतत्रता का एक अश भी हमारे जीवन मे नहीं आ पाता। जैसे 
मरण से पहले जागृति के साथ यदि मरण को पहचानने की कोशिश की जाए तो जन्म 
मरण से मुक्त हुआ जा सकता है ऐसे ही मोह को समझने, मोह के परिणामों को पहचानने 
का प्रयास यदि कोई जागृत होकर करता है तो मोह से बच सकता है। 

एक बार एक सेठ बीमार पड़ा। बीमार पड़ते ही फोन करके डॉक्टर को बुलाया 
गया। उसने आकर सेठ को देखा और मन मे विचार आया कि बड़े सेठ हैं सम्पत्ति की 
कोई कमी नहीं, जो पैसा मुझे अन्य लोगों से मिलना है उससे अधिक यहाँ मिल सकता 
है। विचार आते ही डॉक्टर साहब बोले कि 'सेठ जी जो रोग आपको हुआ है वह 
असाध्य रोग है और इलाज भी क्या करें मेरी समझ में नहीं आता। रोग पर काबू पाना 
असभव सा लगता है' सुन रहे हैं आप। वह डॉक्टर सब कुछ जानता है कि कौन सा 
रोग है और कितनी मात्रा मे बढ़ा है लेकिन भीतर बैठा हुआ मोह यह सब कहलवा 
रह्म है। 

डॉक्टर की बात सुनकर सेठजी के लड़के ने कह्य कि डॉक्टर साहब। आप निश्चित 
रहिए और जो इलाज सम्भव हो वह करिए। आप जितना चाहेंगे आपको मिलेगा। और 
रुपये का बंडल डॉक्टर को दिखा दिया। पर डॉक्टर का मोह और बढ़ गया। उसने 
कहा कि भारत मे इस प्रकार की दवाई मिलना संभव नहीं है विदेश से मंगानी पड़ेगी। 
उसके लिए अधिक खर्च होगा। सेठ के लड़के ने अबकी बार सौ-सी का एक बंडल और 
दिखा दिया। यह सब देखकर डॉक्टर सोचने लगा कि देखें कहाँ तक रुपया बढ़ाता है। 


२४४ समग्र ख़ण्ड,४ 


संभव है थोड़ा और कह तो पचास-साठ हजार तक बात पहुँच जाए। और डॉक्टर ने 
आपरेशन की सलाह दे दी। 

आपरेशन की बात से सभी चितित हो गये। सेठ के लड़के ने फौरन एक लाख 
रुपया डॉक्टर के सामने रख दिया और कहा कि आप आपरेशन करिये। पिताजी को 
किसी तरह बचा लीजिए! अब देखिए ! यहाँ क्या होता है। एक लाख का नाम सुनते 
ही उस डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। अब सोचिये यह कैसा ज्ञान है जो जीवन के 
लिए घातक सिद्ध हो गया जड़ पदार्थ के द्वारा चेतन का विनाश हो गया, यह सब मोह 
का प्रभाव है 'मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी' मोह रूपी मदिरा 
का नशा ससार के प्रत्येक प्राणी को चढ़ा है फिर चाहे वह इजीनियर हो, चाहे डॉक्टर 
हो चाहे और कोई हो। 

जिसने इस मोह के रहस्य को पहचाना है उसने अपन जीवन को उज्ज्वल बनाया 
है। उससे बढ कर महान्‌ व्यक्ति इस ससार मे दूसरा नहीं हे। दुखो की जड़ है मोह-मै 
और मेरेपन का भाव। देखना और जानना आत्मा का स्वभाव है कितु मांह के वशीभूत 
होकर ससारी प्राणी शरीर और पर पदार्थों को भी अपना ही ममझता है। आप कुछ 
भी करते है, तो क्या कहते है। यही कि मै वोल रहा हूँ, मे बैठ रहा हूँ, मै सो रहा 
हूँ। बत्ताइये कौन सी क्रिया के साथ आप अपने आपको पृथक जानते हुए क्रिया करते 
है। सारी क्रियाएँ मैं ही कर रहा हूँ, सभी को यही अनुभव म आता है। कोई ऐसा व्यक्ति 
है जो यह कहे कि मैं खिला रहा हूँ, मै सुला रहा हूँ। बिग्ले ही लोग है जो शगीर से 
स्वय को पृथक्‌ अस्तित्व का अनुभव बढता जाएगा इतना-इतना मोह के ऊपर प्रह्मर 
होता चला जायेगा। मोह को यदि क्षीण करना चाहते हो तो आत्म तत्त्व को पृथक्‌ जान 
लो। 

मरण के उपरान्त सब कुछ यही पर रखा रह जायेगा, मात्र आत्मा ही साथ जायेगा। 
ध्यानपूर्वक इस बात को देखो तो सही कि ऐसा कौन सा गठबधन है जिससे दो पदार्थों 
मे शरीर और आत्मा मे एकता का अनुभव होता है। (शरीर को पड़ौसी समझना बड़ा 
कठिन काम है। जो सजग होकर वर्तमान का अनुभव करने का प्रयास करते है, वे शीघ्र 
ही समझ जाते है कि यह जो कुछ भी जुड़ाव है वड़ मोह का परिणाम है। शरीर को 
पृथक्‌ जानकर उसके प्रति मोह ममता घटना चाहिये और चेतन के प्रति मोइ-ममता निरन्तर 
बढ़ती जाना चीहिये। यही वास्तविक ज्ञान है। वीतराग-विज्ञान है। 

आज के भौतिक-विज्ञान की किसी भी पोधी में यह नहीं लिखा कि देह का अस्तित्त 
पृथक्‌ है और आत्मा का अस्तित्व पृथक्‌ है। इस प्रकार का भेद-विज्ञान धर्म-ग्रन्थों की 


समर खप्ड, 2 हा 


देन है। जो बताता है कि किस प्रकार शरीरसे पृथक्‌ आत्म-सत्व की अनुभूति करना सभव 
है। लकिन आज़ तो जितना-जितना भौतिकता का ज्ञान बढ़ता जा रहा है उतना-उत्तना 
शरीर कं साथ सबध और जुड़ता जा रहा है। पहले के लोग माह को उत्पन्न करनें वाले 
पदार्थों के साथ सबध कम रखते थे, लेकिन आज का युग विकास के नाम पर मोह 
का विकास कर रहा है और आह्म-ज्ञान से वचित होता जा रहा है। 

दो दोस्त बहुत दिनों के बाद कहीं से आकर मिलते है तो चर्चा वार्ता होती है। 
परस्पर कह देते है कि अच्छा-अच्छा मैने आपको पहिचान लिया लेकिन यथार्थ मे दोनों 
ने अपने आपको नहीं पहचाना। मात्र पर का परिचय बढ़ रहा है लेन-देन की बातें 
आवागमन की बाते, और अर्थ के विकास की बाते ये सब मोह की पुष्टि के लिए हैं। 
अर्थ का विकाम मोह का विकास ही है। आज मोड़ को क्षीण करने के लिए कोई रसायन 
तैयार नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शान्ति प्राप्त करना कैसे सभब है? जिस 
त्याग-तपस्या के रसायन से शरीर और आत्मा को पृथक किया जाता है उससे यदि आप 
दूर रहोगे तो शाति नहीं मिलेगी। 

एक व्यक्ति यात्रा के लिए निकला। उसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। उसने अपने 
पैरो मे अच्छे जूत पहनकर चलना प्रारम्भ कर दिया। एकाध मील चला होगा कि उसे 
एक यैला पड़ा मिल गया। थोड़ा भारी था पर देखने मे अच्छा था उसने उठा लिया और 
इस तरह कथ पर रख लिया कि जैस॑ वैले मे स्वर्ण आदि श्रेष्ठ वस्तुए रखी तो। जैसे-जैसे 
चढता गया, वस-वेसे उसे दिक्कत होने लगी। बोझ अधिक है ऐसा सोचकर उसने अपनी 
जो दूसरी बैली थी उसे रास्ते मे ही छोड़ दिया, थोड़ी देर मे जूते भी उतार कर अलग 
कर लिये और आगे बढ़ते-बढ़ते जब बहुत थक गया तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लूँ 
और देखूँ तो बैले मे कया है? ज्यो ही उसने उस बैले को खोला तो उसमे और कुछ 
नहीं था एक मात्र पाषाण का टुकड़ा था। चटनी वगैरह बाटने का पत्थर था। 

यही दका प्रत्येक ससारी प्राणी क्री है। जो वास्तव में अपना है आत्म तत्त्व है उसे 
छोड़कर बाह्य पर पदार्थों को आप उठाकर आगे बढ़ रहे हैं और व्यर्थ बोझ सह रहे 
है। हम दुनियादारी की वस्तुओ को अपने ऊपर लादते चले जायें और चाहें कि मोक्ष 
मिल जाए मोक्ष का पथ मिल जाय तो नहीं है ऐसा कोई पथ नहीं है और कोई उपदेश 
नहीं है जो आपका भार उतार दे। आप ससार का सग्रह करते जाये और मोक्षमार्ग मिल 
जाये यह कैसे संभव होगा। मोह को समाप्त करना ही मोक्षमार्ग है। 

मोक्षमार्ग पर चलने के लिए हल्का होना अनिवार्य है। आप यदि तूग्ब्री पर मिट्टी 
का लेप कर दे तो वह तैरना भूल जायेगी और पानी के अंदर तल मे चली जायेगी 
लेकिन ज्यों ही मिट्ठी का लेप हट जाएगा त्यों ही वह पानी के ऊपरी भाग पर आकर 
तैरने लगेगी। यही स्थिति आत्मा की है। आत्मा संसार के महसमुद्र में डूब रही है और 
इसका एकमात्र कारण है मोह का दोझ। यदि यह छूट जाये तो हम नियम से ऊपर 


र४६ समग्र खण्ड,४ 


आ जायेंगे। हमारी यात्रा निर्बाध होगी। यदि आप ऊपर उठना चाहते हो, पीड़ा से छुटकारा 
'घाना चाहते हो तो अपने आप पर स्वयं दया करक॑ मोह को छोड़ने का प्रयास करो। 

जहर दो तरह का होता है एक मीठा जहर और एक कड़वा जहर। कड़वा जहर 
हो तो कोई भी पीते ही थूक देगा लेकिन मीठा जहर ऐसा है कि पीते ही चले जाना 
आनंद दायक लगता है। जब जीवन समाप्त होने लगता है तब मालूम पड़ता है कि 
यह तो जहर था। मोह ऐसा ही मीठा जहर है। जिसे ससारी प्राणी थूकना नहीं चाहता। 
इसकी मिठास इतनी है कि मृत्यु होने तक यह नहीं छूटता और दूसरे जीवन में भी प्रारम्भ 
हो जाता है। भव-भव मे रुलाने वाले इस मोह के प्रति सचेत हो जाना चाहिये। तभी 
मुक्ति की ओर जाने का रास्ता प्रारम्भ होगा तभी अपने आत्तत्त्व की प्राप्ति होगी। 
अपने-पराये को जानकर पराये के प्रति मोह छोड़ना ही हितकर है। 

शरीर अपना नहीं है, अपना तो आत्मतत्त्व है यदि यह ज्ञान हो जाये तो भी कार्य 
आसान हो जायेगा 'स्व' को जानने की कला के माध्यम से 'पर' के प्रति उदासीनता 
आना सभव है। एक महिला थी और उसके छह बच्चे थे। उनका आग्रह था कि माँ 
हमें मेला दिखाओ। उस महिला ने सोचा कि चलो बच्चो का आग्रह है तो दिखा लाते 
हैं कितु अभी बहुत छोटे हैं इसलिए इन्हे प्रशिक्षण देना आवश्यक है और वह उन्हे प्रशिक्षित 
कर देती है कि देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना, मेले मे भीड़ रहती है कहीं गुम 
न हो जाना अन्यथा हम नहीं ले जायेंगे। 

सभी ने कह दिया कि हम आप जैसा कहोगी बैसा ही करेगे, पर हमे मेला दिखा 
दो। वह महिला सब बच्चों के साथ मेला मे जा पहुँची। सारा झूला झुलवाया, खिलौने 
खरीदे, मिठाई खरीदी, सारा मेला घुमा दिया, बच्चो को बहुत आनंद आया। शाम हो 
गई तो उसने सोचा अब घर लौटना चाहिये। उसने बच्चों को देखा कि कहीं कोई गुम 
तो नहीं गया। गिनकर देखा तो छह के स्थान पर पाच ही थे। दुबारा गिना तो भी पाच 
थे। अब वह महिला घबरा गयी। इतना बड़ा मेला और हमारा छोटा सा लड़का, कहाँ 
खोजें समझ में नहीं आता वह रोने लगी। तभी एक सहेली मिल गयी और उसने पूछा 
कि क्‍यों बहिन क्‍या हो गया? तब वह महिला कहती है कि क्या बताऊँ, छह बच्चे 
लायी थी पांच ही बचे है एक बच्चा भीड़ मे खो गया। तब वह सहेली गिनकर देखती 
है तो सारी बात समझ जाती है और पाच बच्चों को गिनने के बाद, उस महिला की 
गोद में सोये हुए बच्चे को थपषथपाकर कहती है कि यह रहा छठवाँ लड़का। 

यही स्थिति सभी की है। जो अत्यंत निकट है अपना आत्म-तत्त्व, उसे ही सब भूले 
हुए हैं। बाह्य भोग्य सामग्री की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं उसे ही गिन रहे हैं कि हमारे 
पास इतनी कारें हैं, इतनी सम्पदा है। सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएँ हो रही है यदि 
हम जान लें कि सारी की सारी शरीर के द्वारा हो रही हैं और मैं केवल करने का भाव 
कर रहा हूँ, मैं पृथक हूँ तो पर के प्रति उदासीनता आने में देर नहीं लगेगी। कठपुतली 


समग्र खण्ड) ४ महज 


के खेल के समान सारा खेल समझ में आ जायेगा। शरीर के साथ जब तक आला 
की डोर बधी है तब तक ससार का खेल चलता रहेगा और जैसे ही यह डोर टूट गयी 
तो कठपुतली के समान नाचने वाला शरीर एक दिन भी नहीं टिकेगा। 
जो ज्ञानी है मुमुक्षु हैं आत्मार्थी हैं वे इस रहस्य को जान लेते हैं। जो आस्तिक्य 
गुण से सम्पन्न है वे इस रहस्य को जान सकते हैं। आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करके 
ही उस आत्मतत्त्व को पाया जा सकता है। शरीर को पर मानना इतना ही पर्याप्त नहीं 
है उसके साथ-साथ शरीर से मोह भाव को कम करना भी अनिवार्य है। पर वस्तु के 
प्रति मोह भाव होने के कारण ही हम उसे अपना लेते हैं लेकिन जिस दिन मालूम पड़ 
जाता है कि यह तो पर है तब हँसी आती है कि आज तक हम किसके पीछे पड़े थे। 
बंधुओ | शरीर की गिनती तो कई बार हो चुकी, जो पर पदार्थ है उनकी गिनती 
भी कई बार हो चुकी लेकिन अपनी गिनती अभी करना बाकी है। मैं कौन हूँ- आज 
के वैज्ञानिक युग मे इसकी खोज भी आवश्यक है। सासारिक क्षेत्र मे पदार्थों को जानने 
के लिए ज्ञान ही मुख्य माना जाता है लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र मे साधना और अनुभूति 
ही मुख्य है। जिसने अपने आप का अनुभव कर लिया वह पर के प्रति निर्मोही बनता 
चला जाएगा और एक दिन भगवान राम के समान, भगवान महावीर के समान मुक्ति 
को प्राप्त कर लेगा। सपूर्ण मोह के अभाव का नाम है मोक्ष और मोह के अभाव के 
लिए क्रम-क्रम से उसे कम करते हुए आगे बढ़ने का नाम है मोक्षमार्ग। 
प्प्प्ा 


अशच समग्र छष्य,४ 


0 आदर्श संबंध 


अनंत जलराशि का वाष्पीकरण होता है सूर्य के प्रताप से और वह बादलो मे ढल 
जाता है पुन वर्षा के जल के रूप मे नीचे आ जाता है। पर्वत के शिखर पर भी क्यो 
न गिरे, वहाँ से वह नीचे की ओर ही बहता डै। जल जब तक द्रव रूप मे रहेगा तब 
तक वह नीचे की ओर ही बढ़ेगा। कितु जब हम उसे रोक देते हें तो वह रुका हुआ 
मालूम पड़ता है कितु वह रुकता नही है। 

अभी उड़ीसा की तरफ से हम आ रहे थे वहाँ पर सबलपुर के पास एक गाँव है 
हीराकुण्ड। वहाँ महानदी को बाधने का प्रयास इस युग के मानव ने किया है। उस जल 
को बाधने के उपरात भी वह गतिमान है। पहले वह नीचे की ओर जाता था अब ऊपर 
की ओर बढ़ रहा है। जितना-जितना पानी ऊपर की ओर बढेगा उतना-उतना खतरा 
उत्पन्न होता जायेगा। बाध एक प्रकार का बधन है। जैसे बधन में बधा व्यक्ति उग्र 
हो जाये तो काम बिगड़ जाता है। ऐसा ही बाध के पानी का है इसलिए बाध पर खतरा 
लिखा हुआ रहता है। 

पहले जब पानी सहज गति से बहता था तो कोई खतरा नहीं था बल्कि देखने 
योग्य मनोरम दृश्य था लेकिन अब खतरा हो गया। एक भी ईट या पत्थर खिसक जाए 
तो क्या दशा होगी। जो जल ऊपर की ओर बढ़ रहा है उसे रोका नहीं गया है मात्र 
रास्ता बद किया है और जब किसी का रास्ता रोका जाता है तो वह अपने विकास के 
लिए प्रयल करता है अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और ऐसा होने से सघर्ष प्रारम्भ 
हो जाता है। नदियो के साथ सघर्ष नहीं है पर बाध के साथ सघर्ष है। 

हम जब छोटे थे तब खेत मे जाकर देखते थे। वहाँ पर किसान लोग चरस चलाते 
थे। पानी आता था और बने हुए रास्ते से गुजरता हुआ चला जाता था। गन्ने के खेत 
को पानी पिलाया जा रहा था। जहाँ वह जल मुड़ गया था उस मोड़ पर वह किसान 
बार बार मिट्टी के ढेले डाल देता था, कभी-कभी गन्ने के छिलके भी लगाता था ताकि 
मजबूत बना रहे क्योंकि वहाँ जल टकराता था इसलिए वहाँ संघर्ष था, मिट्टी रुक नहीं 


समा सप्ज/४ रष६ 
पाती थी। जब इतने से जल के साथ सावधानी रखनी पड़ती है तब जहाँ बाध बनाया 
जाता है वहाँ कितना बड़ा काम है। 

यह तो उदाहरण की बात है। ऐसी ही चारों गतियों के प्रवाह में जीव की स्थिति 
है। वहाँ उसकी शक्ति देखने मे नहीं आती। लेकिन जब वह उर्ध्वग्मन करने लगता 
है तब शक्ति देखने में आती हैं आणविक शाक्तियों से भी बढ़कर काम करने वाली 
वह शक्ति है। अपने उपयोग को ऐसा बाध दिया जाए कि कर्म की चपेट से बच सकें। 
तो जीवन का प्रवाह उर्ध्वगामी हो जाता है और धीरे-धीरे सिद्धालय की ऊँचाईयां छू 
लेता है। यह बड़ी मेहनत का काम है बड़े-बड़े इजीनियर भी इसमें फेल हो जाते है। 
बहुत साधना के उपरात भी सफलता मिले यह जरूरी नहीं है। बाध-बनात्ते समय सारी 
साधना, आत्मविश्वास और साहस के साथ इजीनियर करता है फिर असाता कर्म का 
प्रवाह आते ही सारे के सारे खंभे गिर जाते है। 

इस युग के अतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को भी इस प्रवाह्ठ को रोकने 
और आत्मा को उर्ध्वगामी करने के लिए पूरे बारह वर्ष लग गए थे। आदि ब्रह्मा आदिनाथ 
को भी एक हजार वर्ष लग गये थे। वे कितने बड़े इजीनियर थे उनकी उस यूनिवर्सिटी 
को देखने की आवश्यकता है। मैं बार-बार चिंतन करता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में हमारा 
नम्बर आ जाए तो बड़ा अच्छा रहे। वहाँ नबर आये बिना काम बनने वाला नहीं है। 
उन्होने अपने उपयोग रूपी बाध का निर्माण कैसे किया यह समझने की बात है। 

यह जो आत्म-तत्त्व पानी के समान चारों गतियो मे बह रहा है उसे नियत्रित करना 
और उर्ध्वगामी बनाना बड़ा कठिन कार्य है। नदी पर बनने वाले बांध में तो सीमेंट और 
पत्थर लगाये जाते हैं लेकिन उपयोग के प्रवाह मे क्या लगायें, वह तो एक सेकण्ड 
में बदल जाता है। बाधते-बाधते ही रास्ता बदल लेता है। इतने सूक्ष्म परिणमन वाले 
परिवर्तनशील उपयोग को बाधना साधना के बिना संभव नहीं है जब हम स्कूल में पढ़ते 
थे, तब एक पाठ पढ़ा था। एक ऐसी नदी चीन मे है जो रातों रात पात्र बदलती है। 
बहने की दिशा कई बार बदल लेती है। तो लोगों को बड़ी घबराहट हो जाती है बड़ा 
खतरा उत्नन्‍न हो जाता है। मैं बार-बार सोचता हूँ कि इतने-इतने छोटे-छोटे कामों के 
लिए इतनी साधना की आवश्यकता होती है तब अपने आत्म प्रवाह को बांधने के लिए 
कितना पुरुषार्थ करना होगा। ' 

भारतीय सस्कृति का इतिहास उज्ज्वल रहा है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप वैसे 
कोई भी कार्य कठिन नहीं है क्योंकि पराश्रित कार्य कठिन हो भी सकता है किंतु स्वाश्नित 
कार्य बहुत आसानी के साथ होते देखे जाते हैं। इतना अवश्य है कि ऐसे कार्यों कै लिये 


श्प्० समग्र खण्ड/ ४ 


अपनी ओर देखें अपनी आत्म-शक्ति को जाग्रत करें और श्रद्धा रखें तो सफलता आसानी 
"जे प्राप्त हे जाती है। हमारा जीवन जो भोग विलास की ओर ढला हुआ है उसे योग 
की ओर कैसे लाया जाये? क्या पद्धति अपनायी जाये जिससे हमारा प्रवाह भोगों की 
ओर से हटकर योग की ओर आ जाए? रात-दिन खाने पीने की इच्छा, शरीर को आराम 
देगे की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूघने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा और मन मे सभी 
भोगो का स्मरण चलता रहता है ऐसी स्थिति मे योग कैसे धारण करें? तो इतना ही 
करना है कि जिस प्रकार आप उस ओर जा रहे है उसी प्रकार इस ओर आ जाये। 
उपयोग की दिशा में बदलाहट लानी होगी। बड़ा दृढ़ श्रद्धानी और धैर्य वाला उपयोग 
चाहिये। जो बदलाहट के बोझ को सहन कर सके। जैसे आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते 
जाते है और जरा सा घुमाव आ जाए तो आजू-बाजू सँभालकर चलना होता है उसी 
प्रकार उपयोग को भोग के धरातल से योग के शिखर तक लाना महान कठिन कार्य 
है। सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धान दृढ़ बनाना होगा, दिशा का सही चयन 
करना होगा और सारी वि-दिशाओ को बद करना होगा तभी ऊँचाईयों तक पहुँचना सभव 
है। 
आज का भारतीय नागरिक भोग की ओर जा रहा है और भोग्य सामग्री को जोड़ता 
हुआ वह योग को पाना चाह रहा है। योग को पाने के लिए भोग का वियोग करना 
होगा उसे एकदम विस्मृत करना होगा तभी योग को पाया जा सकता है। भोग मेरे लिए 
अहितकारी है ऐसा सोचना होगा और अनुभव से ऐसी धारण बनानी होगी कि भोग मेरा 
साथी नहीं है उससे मेरा उद्धार अभी तक नहीं हुआ और कभी भी नहीं हो सकता। 
भोग मेरी दिशा और दशा को बदलने वाला है वह मेरे लक्ष्य में साधक नहीं बल्कि 
बाधक है। चारो ओर भोगो की ओर जाने वाला उपयोग यदि वहाँ जाना बद कर दे 
तो उपयोग की धारा को योग की ओर ले जाना आसान ही जायेगा। 
जैसे डॉक्टर क्रमश इलाज करता है और रोगी को रोग-मुक्त कर देता है। ऐसा 
ही यदि आप चाहें तो क्रमशः भोगों को कम करते-करते उससे पूरी तरह मुक्त हो सकते 
हैं और अपनी चेतना की धारा योग की तरफ मोड़ सकते हैं। साधना की बात है अभ्यास 
की बात है। घुड़सवार होते है घोड़े के ऊपर बैठ जाते है। आपने कभी गौर से देखा 
हो तो मालूम पड़ जायेगा कि वे घोड़े के ऊपर बैठते नहीं है जब घोड़ा दौड़ता है तो 
वे घोड़े की पीठ पर लटके पायदान पर पैर रखकर उसके ऊपर सारा बजन डाल देते 
हैं लगभग खड़े हो जाते हैं। घोड़ो को काबू में रखने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। 
इसी प्रकार उपयोग को रोकने के लिए योगीजन प्रयास करते हैं। सतर्क होकर 
धीरे-धीरे नियंत्रण करते हैं। 


समर छप्ड/ ४ रए१ 

भारत का प्रत्येक नागरिक भोगों की क्रमश! नियक्रित करने के लिए ही यहस्थाश्रम 
में प्रवेश करता है। विवाह करता है। विवाह की पद्धति के बारे में भारत की प्रथा एक 
अलग प्रथा है। यहाँ विवाह का अर्थ मात्र भोग का समर्थन करना नहीं है बल्कि भोग 
को नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। काम को क्रमश" जीतने का एक सीधा सरल तरीका 
है विवाह। जो व्यक्ति विवाह के बिना रहना चाहता है उसके लिए योग की साधना अलग 
है। जिसके माध्यम से वह जीवन की ऊर्जा को उर्ध्वगममान बनाता है। अपने जीवन 
में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या अत्यल्प 
है| 

बहुसख्यक लोगों के लिए, जो विवाह की पद्धति अपनाते हैं, उन्हें भी पूर्व भूमिका 
का प्रशिक्षण लेना चाहिये, जीवन को किस प्रकार ढालना है इस विषय मे आज कोई 
नहीं सोचता। भोचना चाहिये यदि माँ पिता लड़की या ल्र्ठके को देखते है तो पहले 
धन नहीं बल्कि उनके चारित्र के बारे पूछताछ करना चाहिये, भारतीय सभ्यता के अनुसार 
तो विवाह की यही प्रक्रिया है। इसके बाद ही सबध होते हैं। संबंध का क्‍या अर्थ है? 
'समीचीन रूपेण बध इति' - समीचीन रूप से बंधने का नाम ही संबंध है। 

आज अधिकतर सुनने मे आता है कि संबध बिगड़ गया। बिगड़ने का कारण क्या 
है तो यही कि पूर्वापर विचार नहीं किया। और सबंध तय कर दिया। यही लो मुश्किल 
है। जा सबध होता है वह माता-पिता को द्वारा किया जाता है और वह वर वधू को 
मजूर होता है। वे जानते है कि माता-पिता ने हमारे हित के लिए किया है। 

एक बार की बात है। मुसलमानों के यहाँ शादी थी। पडाल मे वर को बैठाया गया 
और वधू को बहुत दूर अदर परदे की ओट में। दोनो पक्षो में मौलवी रखे गये थे उनके 
द्वारा पूछा गया कि क्यो यह सबंध दोनो को मजूर है तो वे कह देते हैं कि जी हों मजूर 
है। यह एक बार नहीं तीन बार बोलना पड़ता है जैसे आप मन-शुद्धि वचन-शुद्धि और 
काय-शुद्धि बोलते है हमने सोचा कि यह तो शपथ हो गयी। सभी के सामने श्रपथ ले 
ली ताकि सबंध पूरी जानकारी के साथ हो। 

आज तो भारत की क्या दुर्दशा हो गयी है कभी आपने सोचा कि किस तरह भारतीय 
सभ्यता टूटती जा रही है बिवाह के मामले में। यदि भारतीय संभ्यता से सस्कारित होकर 
शादी की जाए तो पति-पलि दोनों कुछ ही दिनों में भोगो से विरक्‍त होकर घर से निकलने 
का प्रयास करते हैं। भोगों को त्यागने की भावना उनके अंदर स्वतः ही आने लगती है 
और उसके उपरांत आत्मोद्धार करके वे अपने जीवन का निर्माण कर लेते है। 

कुंल परम्परा और संस्कृति का ध्यान रखकर जो विवाह होते हैं उनमें भोग की 


श्प्रे समग्र ख्ड/४ 


मुख्यता नहीं रहती। विवाह के समय होने वाले विधि-विधान वर-वधू को सदाचार, विनय, 
' परस्पर स्नेह, और व्यसन मुक्त होकर जीने का सदेश देते हैं। सप्तपदी विवाह में सात 
प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं। जिनका पालन वर-वधू को जीवन-पर्यत करना होता है। विवाह 
की सामग्री में अध्ठ मंगल द्रव्य और विशेष रूप से स्वस्तिक को रखा जाता है। हमने 
सोचा कि सांधिया के बिना यहाँ भी काम नहीं चलता। स्वास्तिक का अर्थ है- स्वस्थ 
अस्तित्व द्योतयति इति स्वास्तिक, अपने अस्तित्व को उद्योत करना, अपने-आप को पा 
लेना। 
उसका सीधा सा अर्थ सही हुआ कि विवाह के समय कह दिया जाता है कि देखो, 
तुम दोनो मिलने जा रहे हो लेकिन ध्यान रखना सब कार्यो को मिल जुलकर करना 
अपनी दिशा को नहीं भूलना और 'स्व' के अस्तित्व को भी कभी नहीं भूलना। यह आत्मा 
को उन्नत बनाने की प्रक्रिया है। यह एक मात्र अवलग्बन है। जिस प्रकार नदी को पार 
करते समय नाव की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जगल को पार करते समय 
मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, किसी सूचना या सकेत फलक की आवश्यकता होती 
है उसी प्रकार जीवन साथी के माध्यम से दोनो पार हो जाये भवसागर से, यह परस्पर 
आलग्बन बनाया जाता है। 
इतना ही नहीं सबसे बडा सकल्प तो इस बात का किया जाता है कि 'मातृवत्‌ 
परदारेषु' अर्थात्‌ एकमात्र पली को छोड़कर अब पति के लिए ससार मे जितनी भी 
महिलाए है उनमे अपने से बड़ी को मा के समान, बराबर उम्र वाली को बहिन के समान 
और छोटी को पुत्री के समान समझना ऐसा कह दिया जाता है। और वधू से कहा जाता 
है कि वर क्रो छोडकर मबको पिता के समान भाई के समान या पुत्र के समान जानना। 
इसके अलावा और कोई राग भाव नहीं आना चाहिये। 
देखो, कितना अनुशासन है। महानदी असीम क्षेत्र मे फैली हुई थी उसकी शक्ति 
को एकत्रित करके उस जल का उपयोग करने के लिए बाघ का निर्माण किया गया। 
जो काम इतनी बड़ी नदी नहीं कर पा रही थी, वह अब बाध के द्वारा होने लगा। जहाँ 
तक वह पानी फैलाना चाहे, फैलाओ। सारा पानी काम आयेगा। क्योकि बंधा हुआ 
बाध है अनुशासित है। अभी नदी के बहते हुए जल से बिजली नहीं बनती थी अब 
बाध के माध्यम से बिजली का भी निर्माण होगा! 
विवाह का सबंध भी ऐसे ही अनुशासित बधन है। जिससे उत्तन्न शक्ति के द्वारा 
समाज का विकास होगा, बह समाज के उपयोग में आयेगी।. प्रत्येक सबंध का उद्देश्य 
ऐसी शक्तिक निर्माण करना है जो विश्व को प्रकाश दे सके, आदर्श प्रस्तुत कर सके। 


समग्र लण्ड/ ४ ब्श् 


सब कुछ भूल जाना लैंकिन'अपने आप को नहीं भूलना, इसी को बोलते है दाग्पत्य 
बंधन। अब दम्पति हो गये। अपनी अनत इच्छाओं का दमन कर लिया उनको सीमित 
कर लिया। 

कभी आपने सोचा कि बांध कब टूटता है। बाध उस समय दूटता है जब 
बांध बनाने वाले को लोभ आ जाता है। इसी प्रकार आज दाग्पत्य बधन के बीच में 
यदि धन सम्पति का लोभ आ जाता है, लालसा बढ़ जाती है तो दुर्घटना घट जाती है 
जिस जल राशि के द्वारा कल्याण होता था, उसी के द्वारा तबाही होने लगती है। परिवार 
और समाज की बदनामी हो जाती है| बांध टूट जाने पर पुनः निर्माण उसी जगह सभव 
नहीं होता। बडे-बडे इजीनियर लोग अपना दिमाग लगा देते है, तब भी जोड़ना मुश्किल 
पड़ता है। वस्त्र फट जाने पर आप जोड़ लगा देते हैं लेकिन पूरी की पूरी मजबूत्ती रहे 
ऐसा जोड़ लगाना सभव नहीं होता। जोड़कर भी बेजोड़ बोलते है उसे, बे-मेल हो जाता 
है वह सबंध। 

बधुओ। भोग से बचकर योग की ओर जाने के लिए एक ऐसा सबध विवाह के 
द्वारा बनाया जाता है कि जिसके उपरान्त जीवन का प्रवाह अपने आप ही आगे बढ़ 
जाये। शरीर भिन्‍न-भिन्‍न रहते हुए भी आत्मिक सबंध ऐसा हो जाए कि जीवन ब्रेजीड, 
एक जैसा और अद्भुत महसूस होने लगे। एक गाड़ी में दो बैल जोत्ते जाते हैं। एक 
बैल यदि पूर्व की ओर जाये और दूसरा पश्चिम की ओर जाने लगे तो बैलगाड़ी आगे 
बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बैलगाड़ी चलाने वाला कितना भी होशियार क्यी न हो, 
वह भी परेशान हो जाता है। जब दोनो समान दिशा मे चलेगे तभी जीवन की गाड़ी 
चल पाती है। आचार-विचार म ऐक्य होना आवश्यक है। जहाँ ऐक्य है वहाँ जीवन 
में बहुत अच्छे-अच्छे कार्य हो सकते हैं। जीवन के खड-खड नही होने चाहिये जीवन 
अखड बने ऐसा भाव बनाना चाहिये। 

आज की विवाह प्रक्रिया को देखकर लगता है कि व्यक्ति प्राचीनकाल से चली आ 
रही सही पद्धति को छोड़ते चले जा रहे हैं। धन पैसे का लालच बढ़ता जा रहा है। 
आज बड़ी उम्र की कन्याएं दहेज के कारण अविवाहित बैठी रहती हैं। आज शादी के 
उपरांत भी कन्याए दहेज के कारण तकलीफ पाती हैं उनका जीबन उनके घर मे सुरक्षित 
नहीं रहता। उन प्रिताओं पर क्या गुजरती है जिनकी बेटियो के ऊपर आए दिन दुर्घटनाए 
घटती हैं यह तो वही जानते हैं। अब तो विद्याह न होकर यह तो व्यवसाय हो गया 
है। यह कैसी परम्परा यह कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़े लिखे आज 
केसमाज केश। . ' 


शर्ट समग्र लण्य,/४ 


अगर कोई कन्या आगे आकर ऐसा कह दे कि दहेज मे हजारो रुपये देकर हमने 
. लड़के को खरीद लिया तो क्‍या होगा? जीवन पर्यन्त के लिए जो एक हो रहे हैं क्या 
इस तरह उनके जीवन में ऐक्य हो पायेगा, क्या जीवन पर्य॑त वे सुखपूर्वक जी सकेगे? 
जो प्रतिज्ञाए उन्हे दिलायी जाती हैं उनका कोई अर्थ जीवन मे रह जाएगा। कोई अर्थ 
नहीं रहेगा ऐसे सबंध आत्म-कल्याण के लिए बाधक ही बनते है। 

पाणिग्रहण होता है एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन भर साथ चलने का सकल्प 
लिया जाता है। जीवन मे कौन-कौन सी घाटिया आ सकती हैं, कैसी-कैसी बाधाए आ 
सकती है इन सभी मे दोनो मिल जुलकर सतोष पूर्वक आनद के साथ रहे दोनो प्ररस्पर 
सहयोगी बने, एकता के साथ जिए यही भावना होती है। लेकिन अर्थ के प्रलोभन के 
बशीभूत होकर आज अनर्थ हो रहा है। समाज के द्वारा इस पर अकुश लगाया जाना 
चाहिये। मात्र धर्म की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, आचार-विचार में धर्म आना चाहिए। 

आचार्य उमास्वामी ने लिखा है 'अदत्ता दान स्तेय' - देने की भावना नहीं होने पर 
जो जबर्दस्ती दिलवाया जाये वह सब चोरी है पाप है। लडकी का पिता दहेज दे नहीं 
रहा है उसे देना पड रहा है उसकी देने की इच्छा नहीं है लेकिन भरे पडाल मे उसे देने 
के लिए मजबूर किया जा रहा है तो यह क्या है? आप भले ही न माने पर आगम 
ग्रथो में इसे चोरी कहा गया है। पाच पापो मे एक पाप है। 

आज जिसे आचार्यो ने कन्यादान माना है वह व्यवसाय हो गया है। सौदा हो गया 
है। चेतन का मोल जड़ के द्वारा किया जा रहा है जो कि मानवता के महापतन का 
सूचक है। शादी के बाद जब कन्या पति के घर आती है तब वह गृहलक्ष्मी मानी जाती 
है देवी के समान मानी जाती है! कन्यादान देने वाला पिता श्रेष्ठ पात्र को खोजकर यह 
दान देता है ताकि जीवन पर्यन्त उसकी उन्नति हो सुरक्षा हो! दोनो मिलकर आत्म कल्याण 
करे। सासारिक विषय भोगो में हीं न फसे रहे बल्कि आत्मोद्धार के लिए अग्रसर हो। 
आल्म-चितन के लिए समय निकाल सके। धर्मध्यान पूर्वक सदाचारमय जीवन व्यतीत 
करें। 

यह सारे सस्कार, आचार-विचार आज लुष्तप्राय हो गये है। कोई भी आदर्शमय 
विवाह देखने मे नहीं आता। इतना पैसा कमा करके आप कहाँ रखेंगे? कहाँ ले जायेगे? 
यह लोभ धर्म को नष्ट भ्रष्ट करता चला जा रहा है। सभ्य समाज पर इसका बुरा प्रभाव 
पड़ रहा है। समाज मे यदि एक भी बुरा कार्य हो जाता है तो उसकी बुरी छाप पूरे 
समाज पर पड़ती है। भाई; यह अर्थ प्रलोभन ठीक नहीं है। भोग सामग्री की लिप्सा आपको 
कभी योग का स्वाद नहीं लेने देगी। अपने जीवन को ऐसा बनाओ जिससे लोग अच्छी 


सम खण्द/४ श्श््‌ 
शिक्षा ले सके। पुराणों में देखो सदगृहस्थ का जीवन कितना उज्ज्वल था। कैसी निर्मल 
साधना थी। 

एक साधु गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए थे। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर प्रभु 
के ध्यान मे तल्‍लीन थे। मौन साधना चल रही थी। कोई बिना मांगे कुछ दे देता, तो 
टीक, नहीं तो मागने का कोई सवाल नहीं। तभी एक घटना घटी कि आकाश में बादल 
छा गए और वर्षा होने लगी। तापसी ने ऊपर देखा तो देखते ही बादल फट गये, बरसात 
बद हो गयी और आकाश स्वच्छ हो गया। उसे विश्वास हो गया कि साधना पूरी हो 
गयी है। साधना का फल दिखाई देने लगा। 

दूसरे दिन की बात है कि वही महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड की भाखा 
पर बैठे कबूतर ने उनके ऊपर बीट कर दी। उन्होने जैसे ही आख उठाकर कबूतर की 
ओर देखा और वह कबूतर भस्मसात हो गया। अब अपनी शक्ति पर अहकर आ गया 
और सोचा कि धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार करना चाहिये। चमत्कार सभी को मालूम 
पडना चाहिए। आगे एक गाव की ओर चल पड़े। वहाँ जब अपने चमत्कार की चर्चा 
की तो एक व्यक्ति ने कह दिया कि इसमे विशेष बात नहीं है। गांव मे ऐसे मौन 
साधक बहुत है जो घर गृहस्थी मे रह कर भी ऐसे चमत्कार दिखा सकते है। साध को 
आश्चर्य हुआ और सोचा कि चलकर देखा जाए। 

एक घर के सामने पह्ुँचकर कहा कि भिक्षा देहि, भिक्षा देओ। अदर से आवाज 
आ गयी कि ठहरिये, ठहरिये अभी थोड़ा काम कर रही हूँ। थोड़ी देर ठहग्कर 
साधु से रहा नहीं गया और कहा कि जानती हो मै कौन हूँ? अब की बार अदर से 
धान कूटने का कार्य कर रही महिला ने कहा कि जानती हूँ मुझे मालूम है आप कीन 
है। पर ध्यान रहे मैं कबूतर नहीं हूँ। 

अब तो साधु आपे से बाहर हो गया पर ज्यो ही उसने घर के अदर झाँककर देखा 
तो दग रह गया। वह महिला धान कूटते-कूटते पति के लिए कुछ सामान देने उठी तो 
मूसल यूँ ही छोड़ दिया और चली गयी। मूसल जहाँ छोड़ा था वहीं हवा मे स्थिर हो 
गया। जब वह पति की सेवा से निवृत हुई तो मूसल ठीक से संभालकर रखा और 
साधु के पास पहुँच गयी और कहा कि क्षमा करियेगा महाराज। मैं अपने पति की 
सेवा में व्यस्त थी इसलिए आपको भिक्षा देने में विलब हुआ। « 

बह तपस्वी बहुत लज्जित हुआ उसका क्रोध जाता रहा और उसने कहा कि 'माई! 
आपकी साधना अदभुत है आपका पतिधर्म श्रेष्ठ है। ' सतीत्व के प्रभाव से ही वह मूसल 
हवा में स्थिर रह गया। ऐसी पतिब्रता स्त्रियाँ होती थी। ऐसा परस्पर प्रेमणाव हुआ करता 


२५६ समग्र छण्ड/ ४ 


था। भोग-सामग्री के बीच रहकर भी योगी जैसा जीवन जीते थे। और गृहस्थ धर्म के 
संकल्पों को कर्त्तव्यो को भलीभाति पूरा करते थे। आज भी कुछ भारतीय लोग इन सस्कारो 
से संस्कारित है कितु धीरे-२ पश्चिमी प्रभाव से सभी प्रभावित हो रहे हैं। 
गृहस्थाश्रम को भी आदर्शमय बनाने का प्रयास गृहस्थ को करना चाहिये। गृहस्थाश्रम 
के बाद वानप्रस्थाअ्रम और सन्यासाश्रम की ओर गति होने चाहिये। जीवन पर्यन्त जब 
तक सबध रहे तब तक एक होकर रहना चाहिये। जीवन के अतिम समय मे महिलाए 
आर्यथिका ब्रत ले सकती हैं और पुरुष साधु बन सकते है। यदि इस प्रकार की 
माधना कोई करे तो ससार का अत होने में देर नहीं है। यही भोग से योग की ओर 
जाने का एक मात्र यात्रा पथ है। जो इस पथ पर आरुढ़ होता है उसका नियम से इस 
जीवन में कल्याण होता है और दूसरे के लिए भी आदर्श प्रस्तुत होता है। 
एाए 


समग्र खण्ड / ४ र्श्७ 


0 आत्मानुशासन 


पिता और पुत्र दोनो घूमने जा रहे हैं। पिता को दर्शनश्ञास्त्र का अच्छा अनुभव 
है। उम्र के हिसाब से भी वृद्ध है। अपने पुत्र से जाते-जाते रास्ते मे चलती चक्की देखकर 
कहते है कि यही दक्शा इस ससार की है। 'चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, 
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय।” -ससार रूपी इस चक्की में सुख-टुख के 
दो पाटों के बीच सारा ससार पिसता जा रहा है। यहाँ किसी को सच्चे सुख की प्राप्ति 
नहीं हो पाती। और दुख का अभाव नहीं हो पाता। क्योंकि दो पाटो के बीच मे धान 
का दाना साबुत नहीं बच पाता। 

यह बात सुनकर बेटा कहता है पित्ताजी जरा इस बात पर भी ध्यान दे कि चलती 
चक्की देखकर दिया कमाल ठिठोय, जो कीली से लग रहे मार सके नह्ि कोय।” यह 
कोई नियम नहीं कि ससार के सारे प्राणी दुख का ही अनुभव करते है। या ससार के 
सारे जीव जन्म मरण रूपी पाटो के बीच पिसते ही रहेगे। जिसने धर्मरूपी कील का 
सहारा ले लिया है जिसका जीवन ही धर्म बन गया है। उसे ससार मे कोई भटका नहीं 
सकता। इस रहस्य को हर कोई नहीं जानता। यह घटना कबीर के जीवन की है। उनका 
बेटा कमाल था। उसने बात भी कमाल की कही। कही भागने की आवश्यकता नहीं 
है उसी चक्की मे रहिये लेकिन चक्की के चक्कर मे मत आइये। आप चक्कर में आ 
जाते है इसलिए पिस जाते है। कील का सहारा ले लिया जाए तो बचना आसान है। 
केंद्र में हमेशा सुरक्षा रहती है और परिधि मे हमेशा घुमाव रहता है। 

यह अज्नानी ससारी प्राणी मृत्यु से डरता है कितु उससे उस्रे छुटकारा नहीं मिलता 
और निरतर मोक्षसुख को चाहता है कितु चाहने. मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती 
फिर भी भय और काम के वशीभूत हुआ यह जीव व्यर्थ ही संसार में कष्ट पाता है। 
रहस्य नहीं समझ पाता। जो इस रहस्य को,्जान लेता है बह संसार समुद्र से पार उतर 
सकता है। 

सुख-दुख दोनों अपनी-अपनी दृष्टि के ऊपर आधारित हैं। संसार में जितने जीव 
है सभी को दुख ही होता है ऐसी बात नहीं है जेल में देखो जो कैदी है जिसने 


श्श्द समग्र खण्द/४ 


अपराध किया है जो न्यायनीति से विमुख हुआ है वही दुख पाता है कितु उसी जेल 
* में जेलर भी रहता है उसे उस प्रकार का कोई दुख नहीं होता। बधन कैदी के लिए है 
जेलर के लिए नहीं। जेलर और कैदी दोनों एक ही स्थान पर है कितु एक सुख का 
अनुभव कर रहा है और एक दुख का। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख और दुख का 
अनुभब करन मे कारण व्यक्ति की विचार-धारा ही बनती है। मन की स्थिति के ऊपर 
ही निर्धारित है उसका सवेदन। बिना उपयोग के वह सुख और दुख सभव नहीं। 
समयसार जी मे आचार्य कुदकुद देव कहते है कि कर्मो का उदय मात्र बध का 
कारण नही है कितु अपने अदर विद्यमान रागद्वेष भाव एव पर पदार्थों मे ममत्व बुद्धि 
का होना ही बध का कारण है। मात्र वस्तु बध के लिए कारण नहीं है बल्कि उस वस्तु 
के प्रति हमारा जा अध्यवसान भाव है वही बध का कारण है। ससार में रहना तो 
अपराध है ही कितु ससार में लीन होकर रहना और महाअपराध है। इससे बचने का 
उपाय बतान वाले सत लोग है जो हमारे लिए हितकारी मार्ग प्रशस्त करते है। ससार 
का रहस्य समझाने का प्रयल करते है। एक नई दिशा एक नया बोध देते है। वस्तुत 
बात सही हे कि जिसने धर्म रूपी कील का सहारा ले लिया, रलत्रय का सहारा ले लिया 
तो वह ससार के जन्म मरण से बच गया। 
ससार मे आवागमन करते हुए भी जिसने सयम का आधार ले लिया उसको भटकाने 
या अटकाने वाली कोई शक्ति अब ससार में नहीं है। इतना ही नहीं, दूसरी बात यह 
भी है कि जहाँ कहीं भी धर्मात्मा पुरुष चला जाता है वहाँ पहुँचने से पहले ही लोग 
स्वागत सत्कार के लिए तत्पर रहते हैं, और निवेदन करते हैं कि हमारी सेवा मजूर करके 
हम सभी को अनुगृहीत कीजिये। धर्मात्मा भले ही कुछ नहीं चाहता लेकिन उसके महान्‌ 
पुण्य के माध्यम ते सभी उसकी प्रशसा करते हैं। जिनके जीवन मे धर्म का सहारा नहीं 
है, खाओ पिओ मौज उड़ाओ-वाली बात जिनके जीवन मे है उन्हे पग-पग पर पीड़ा 
उठानी पड़ती है और अनत काल तक इसी ससार रूपी चक्की में पिसना पड़ता है। 
असयमी का जीवन हमेशा संक्लेशमय और कष्टदायक ही रहता है। जैसे गर्मी 
के दिनो मे आप आराम से छाया मे बैठकर प्रवचन का, धर्म का लाभ ले रहे हैं और 
यदि छाया न हो तो क्या स्थिति होगी, सारा सुख छिन जायेगा ठीक ऐसी ही स्थिति संयम 
के अभाव मे धर्म के अभाव में अज्ञानी प्राणी की होत्ती है। ध्यान रखो सयोगवश कभी 
असयमी जीव देवगति में भी चला जाता है तो वहाँ पर भी संयम के अभाव मे प्राप्त 
हुए इन्द्रिय सुखो के छूटते समय और अपने से बड़े देवो की विभूति को देखकर सक्लेश 
करता है जिससे अध'-पतन ही हुआ करता है और निरंतर दुख सहना पड़ता है। 
विषय चाह दावानल दहयो, मरता विलाप करत्त दुख सहूयो। ” संसार मे जो दुख 


हैँ 


समग्र छण्ड/४8 श्र 


मिला है बह आत्मा के हारा किये गए अशुभ परिणामों का फल है और जो सुख मिला 
है वह आत्मा के द्वारा किये गये उज्ज्वल परिणामों का फल है। यह ससार एक झील 
की भांति है जो सुखदायक भी है और दुखदायंक भी है। नांव॑ में बैठकर यदि झील 
को पार किया जाए तो आनंद की लहर आने लगती है किंतु असावधानी करने से सछिद्र 
नाव मे बैठने से प्राणी उसी झील में डूब भी जाता है। इस बात को आप उदाहरण के 
माध्यम से समझ लीजिये। 

एक व्यक्ति के जीवन की घटना है जिसका पालन-पोषण-शिक्षण सब बड़ी सुख 
सुविधा मे हो रहा था। आना-जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना सब अडरग्राउड 
में ही होता था। वहाँ पर सारी व्यवस्था वातानुकूल एयरकडीशन थी। साथ ही बातामुक्ूल 
अर्थात कहे अनुरूप भी थी। उसे सूर्य और बिजली या दीपक का प्रकाश भी चुभता 
था इसलिए रलदीपक के प्रकाश का प्रबंध रहता था। सरसों का दाना भी बिस्तर के 
नीचे आ जाए तो चुमता था नींद नहीं आती थी। भोजन भी सामान्य नहीं था कमल 
पत्रो पर रखे हुआ, चॉवल का भात बनता था। उसकी मा थी पलिया थीं सभी की ओर 
से सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता था। 

पहले कमाल की बात आपने सुनी यह बात अब सुकमाल की है। यह सारी की 
सारी व्यवस्था सुकमाल की माँ ने कर रखी थी कि कहीं बेटा घर से विरक्त न हो जाये। 
एक दिन रलकबल बेचने वाला आया और जब वह कीमती कबल राजा नहीं खरीद 
पाया तो सेठानी ने अर्थात्‌ सुकमाल की मां ने खरीद लिया। पर जब वह मुलायम रलक्बल 
भी सुकमाल को चुभने लगा तो सेठानी ने उसकी जूतिया बनावाकर बहुओ को पहना 
दी सयोगवश एक जूती पक्षी उठाकर ले गया और राजा के महल पर गिरा दी। राजा 
को जब सारी बात ज्ञात हुई तो वह सुकमाल को देखने आया कि देखे सचमुच बात 
क्या है? 

सेठानी ने राजा के स्वागत मे जब दीपक जलाया तो सुकमाल की आखो में पानी 
आ गया। जब भोजन परोसा तो सुकमाल एक-एक चावल बीनकर खाने लगा क्योकि 
साधारण चौंवल के साथ मिलाकर उस दिन कमल पत्र के चॉवल बनाये गये थे। राजा 
सब देखकर चकित रह गया और अचरज करता हुआ लौट गया। कुछ समय बीत जाने 
के उपरात एक दिन राज्य में किसी मुनिराज का आगमन हुआ। वे मुनिराज और कोई 
नहीं सुकमाल के पिता ही थे जो सुकमाल के उत्पन होते ही विरक्‍्त होकर वन में चले 
गये थे। सेठानी ने बहुत प्रयास किया कि मुनि इस नगर में ना आयें पर संयोग ऐसा 
ही हुआ कि एक दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में सामायिक आदि से निवृत होकर मेंहल 
के समीप उपवन में पधारे उन मुनिराज ने वैराग्य पाठ पढ़ना प्रारंभ किया तो सुकंमाल 
के अंदर ज्ञान की किरण जागृत हो गयी। 


हो समग्र खण्ड. ४ 


रलदीपक का किरणे तो मात्र बाहरी देश को आलौकित करती थीं कितु भीतरी 
देश को प्रकाशित करने वाली ज्ञान और वैराग्य की किरणे सुकमाल के जीवन मे अब 
जागृत हो गयीं। उन किरणो ने कमाल कर दिया, अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया इसलिए 
रात्रि के अतिम प्रहर में ही चुपचाप उठता है, पत्निया सब सोई हुई थी, इधर-उधर देखता 
है और एक खिड़की के माध्यम से नीचे उतरने की बात सोच लेता है। बिना किसी से 
कुछ कहे साड़ियो को परस्पर बाधकर खिड़की से नीचे लटका देता है और धीरे-२ नीचे 
उतरना प्रारभ कर देता है। जिसके पैर आज तक सीढ़ियों पर नहीं टिके वही रस्सी को 
सभाले हुए नीचे उतर रहा है। सब कुछ सभव हो जाता है भइया, बस ज्ञान एव वैराग्य 
जागृत होना चाहिये। प्रत्येक कार्य सपादित हुआ करते है और होते ही रहते हैं असभव 
कोई चीज नहीं है। 

जिसके सुख वैभव की इतनी पराकाष्ठा थी कि रलकबल चुभता था आज वही व्यक्ति 
नगे पैरो चला जा रहा है पगतल लहूलुहान हो गए। ककर-काटे चुभते जा रहे थे फिर 
भी दृष्टि उस तरफ नहीं थी। अविरल रूप से आत्मा और भ्वरीर के पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व 
की अनुभूति करने के लिए कदम बढ़ रहे थे। वह पगडडी दूढता-दूढता एकाकी चला 
जा रहा है उस ओर, जिस ओर से मॉगलिक आवाज आ रही थी। वहाँ पहुँचकर वीतराग 
मुद्रा की धारण करने वाले एक मुनि महाराज से साक्षात्कार हो जाता है। वह स्वय भी 
वीत्तरागता के प्रति अभिमुख हुआ है, काया के प्रति राग नहीं रहा भीतर भी रागात्मक 
विकल्प नहीं है। 

जैसे ही उसे ज्ञात हो जाता है कि तीन दिन के उपरांत तो इस शरीर का अवसान 
होने वाला है। वह सोचता है कि बहुत अच्छा हुआ मैं अत समय मे कम से कम इस 
मोह निद्रा से उठकर सचेत हो गया और महान पुण्य के उदय से सच्चे परम वीतराग 
धर्म की शरण मिल गयी। अब मुझे ससार में कुछ नहीं चाहिये। आत्म-कल्याण के लिए 
उस उपादेयभूत वीतरागता को प्राप्त करना है जो इस ससार में सर्वश्रेष्ठ और सारभूत 
है। जिसकी प्राप्ति के लिए स्वर्गों के इंद्र भी तरसते रहते है जिस निर्ग्रथ मुद्रा के 
माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने वाली है अक्षय अनत ज्ञान की उपलब्धि जिस 
मुनिपद को पाने के बाद होती है वही मुनि पद उसने पा लिया। 

बधुओ। शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए हमें रागद्वेष विषय-कषाय आदि सभी वैभाविक 
परणतियों से हटना होगा तभी हम उस निर्विकल्पात्मक ज्ञानीपने को प्राप्त कर सकेगे। 
उस ज्ञानी की महिमा क्या बतारऊँ- 'णाणी रागष्पजहो हि सब्ब दव्वेसु कम्म मज्झगदो। 
णो लिप्पदि कम्म रयेण दु कद्दम मज्झे जहा कणय। ' | अण्णाणी पुण रत्तो हि सब्व 
दब्वेसु कम्म मज्झगदो, लिप्पदि कम्मरयेण दु कद्दम मज्झे जहा लोहं।।” आचार्य कुंदकुद 


समर जण्ड/2 २६१ 


देव कहते हैं कि ज्ञानी वह है जो कर्मों के बीच रहता हुआ भरी अपने स्वभाव में रखता 
है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ स्वर्ण अपने गुणधर्म 
को नहीं छोड़ता निर्लिप्त रहता हुआ सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहता है जगत-जगत 
में रहता है और ज्ञानी जगत मे भी जगत (जागृत) रहता है। 

ज्ञानी अपने आप में जागृत रहता है और जगत को भी जगाता रहता है। वह बाहर 
नहीं भागता, वह निरतर अपनी ओर भागता है। भीतर विहार करना यही तो यथाख्यात 
विहार विशुद्धि 'सयम का ग्रतीक है। वह राजकुमार सुकमाल अब मुनि दीक्षा धारण 
कर लेते हैं। और मोक्षमार्ग मे स्थित हो जाते हैं। मोक्षमार्ग तो उपसर्ग और परिषहों 
से गुजरने वाला मार्ग है। अध्यात्म ग्रथों मे आचार्य कुंदकुंद देव और पूज्यपाद स्वामी 
जस महान्‌ आचार्यों ने लिखा है कि जा मुख के साथ प्राप्त हुआ ज्ञान है वह दुख क 
आने पर पलायमान हो जाता है और जो ज्ञान कष्ट परीषह झेलकर अर्जित किया जाता 
है वह अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी वातावरण में स्थायी बना रहता है। 

जैसे पौधे को मजबूत बनाना है उसका सही विकास करना है तो मात्र खाद पानी 
ही पर्याप्त नहीं है उसे प्रकृति के सभी तरह के वातावरण की आवश्यकता भी है। ऐसा 
ही मोक्षमार्ग मे आत्म-विकास के लिए आवश्यक है। यदि आप सोचते हो कि बीज को 
छाया मे बोने से अच्छी फसल होगी तो ध्यान रखना बीज अकुरित तो हो जायेगा लेकिन 
फसल पीली-पीली होगी, दाना ठीक नहीं आयेगा। उसे हराभरा होमे के लिए सूर्य की 
तपन भी चाहिये। वह सूर्य की प्रखर किरणो को भी सहन कर सकता है। इसी प्रकार 
दर्शन ज्ञान और चारित्र को पुष्ट बनाने के लिए उपसर्ग और परीषहों से गुजरने की 
आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान में विकास, ज्ञान में नेखार और मजबूती परीषट्ठ जय से 
युक्त चारित्र के माध्यम से आती है। 

आज तक कोई जीव ऐसा नहीं हुआ जो उपसर्ग या परीषह को जीते बिना केवलज्ञान 
प्राप्त कर सिद्ध परमेष्ठी बना हो। भरत चक्रवर्ती को भी सिद्ध पद प्राप्त हुआ भले ही 
अल्प काल में हुआ लेकिन मुनिपद को धारण किये बिना, सम्यक् चारित्र के बिना नहीं 
हुआ। उन्हे भी छठे सातवे गुण स्थान में हजारों बार चढ़ना उतरना पड़ा। यह आबश्यक 
है। अल्पकाल हो या चिरकाल हो, चलुर्बिध आराधना के बिना आत्मा का उद्धार होने 
वाला नहीं है। 

संयम को धारण करके वह कोमल काया वाले सुकमाल जंगल में जाकर ध्यान 
मे एकाग्रचित होकर लीन हो गये। बहाँ पूर्वभव के बैर से प्रेरित हुई उनकी भावज जी 
स्थालनी हो गयी थी, खून के दाग सूंघती हुई पहुँच गयी और वैर के बशीभूत होकर 
उस ह्यालनी ने अपने बच्चों सहित मुनिराज बने सुकमाल की काया को विदीर्ण करना 


रे६२ समग्र छण्व/४ 


प्रारभ कर दिया, खाना प्रारभ कर दिया। “एक स्यालनी जुग बच्चायुत पाव भख्यों 
: दुखभारी।”” ऐसा बड़े समाधिमरण पाठ में आता है। उसमे उपसर्ग और परीषह को 
सहन करने वाले और भी मुनियों का वर्णन किया गया है। 

तीन दिन तक यह अखंड उपसर्ग चला जो मुनिराज के लिए स्वर्ग व अपवर्ग (मोक्ष) 
का सोपान माना जाता है। धन्य है वह जीव जिसको सरसो का दाना चुभता था, वही 
महनन, वही काया, सब कुछ वही लेकिन इस प्रकार सहन करने की क्षमता कहाँ से 
आयी तो बंधुओं यह भीतरी परिणामो की बात है। भीतरी गहराई में जब आत्मा उतर 
जाती है तब किसी प्रकार का बाहरी वातावरण उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आचार्य 
वीरसेन स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है कि जब एक अनादि मिथ्या-दृष्टि, मिथ्यात्व 
स ऊपर उठने की भूमिका बनाता हुआ उपशमकरण करना प्रारभ करता है तो उस समय 
तीन लोक की कोई भी शक्ति उस पर प्रह्मर नहीं कर सकती। किसी प्रकार के उपसर्ग 
का उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला और उपसर्ग की स्थिति में भी उसकी मृत्यु सभव 
नहीं है। 

यह सब माहाल्य आत्मा की भीतरी विशुद्धि का है। आत्मानुभूति के समय बाहर 
भले ही कुछ होता रहे, अदर तो आनद ही बरसता है। यह आस्था विश्वास का परिणाम 
है। एकत्व भावना का परिणाम है। वह भावना उस समय कैसी थी कि 'अहमिक्को खलु 
सुद्धो दसणणाण मइयो सदारूवी, णवि अस्थि मज्झ किचवि अण्ण परमाणुमित्तपि। | ' ' 
अर्थात्‌ मैं निश्चय से एक हूँ दर्शनज्ञान मय हूँ और सदा अरूपी हूँ, अन्य परपदार्थ परमाणु 
मात्र भी मेरा नहीं है। कैसी परिणामो की निर्मलता है कि स्यालिनी के द्वारा शरीर खाया 
जा रहा है और मुनिराज आत्मा मे लीन है। 

आप भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एकाग्र होते भी हैं प्रवचन सुनते है, अभिषेक 
करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते है यदि इन सभी क्रियाओ को विशुद्धता पूर्वक 
सकल्प लेकर करते है तो असख्यात गुणी निर्जरा क्षणभर में होना सभव है। आठ वर्ष 
की उम्र से लेकर पूर्व कोटि वर्ष तक कोई चाहे तो आठ मूलगुणों का पालन कर सकता 
है बारह ब्रतो का पालन कर सकता है। इस प्रकार जीवन पर्यन्त निर्दोष व्रतो का पालन 
करते रहने से एक असयत सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा देशव्रती मनुष्य या तिर्यच की असख्यात 
गुणी कर्म निर्जरा प्रति समय होती रहती है। असयत सम्यग्दृष्टि की गुणश्रेणी निर्जरा 
मात्र सम्यग्दर्शन के उत्पत्ति काल ही हुआ करती है अन्य संमय में नहीं। लेकिन व्रती 
के गुणश्रेणी निर्जगा निश्तर होती है यही सयम का माहाल्य है। 

गणेश प्रसाद जी वर्णी कहा करते थे कि देखो, कोई असंयत सम्यग्दृष्टि चक्रवर्ती 
है और वह सामायिक कर रहा है तो उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा एक मामूली 


सत्र खत्ड/'४ स्द्व 
है और वह सामायिक कर रहा है तो उससे भी असख्यात गुणी निर्जता एक मामूली 
तिर्यच पशु जो घासोपयोगी अर्थात जिसका उपयोग घास खने में लगा है उसकी हो सकती 
है यदि वह पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती है। बड़ा अच्छा,शब्द उपयोग में लिया है 
'घासोपयोगी' -घास खाने मे उपयोग लगा है। यह सब किसका परिणाम है यह सब देश 
संयम का परिणाम है। यहाँ विचारणीय बात तो यह है कि वह तिर्यच होने की वजह 
से देश सयम से ऊपर उठने मे सक्षम नहीं है लेकिन आप तो मनुष्य है। सकल सबम 
पालन करने की योग्यता आपके पास है फिर भी आप संयम के इच्छुक नहीं हैं। 

जो सकल सयम धारण कर लेता है उसकी निर्जरा की तो बात ही निराली है। 
एक महाव्रती मुनि की निर्जरा सामायिक मे लीन देशव्रती की अपेक्षा असख्यात गुणी 
है। जैसे जीौहरी की दुकान मे दिन भर में एक ग्राहक भले ही आये लेकिन सौदा होते 
ही ग्राहक और मालिक दोनो मालामाल हो जाते है ऐसी ही मोक्षमार्ग में महाव्रती की 
दुकान है। जैसे-जैसे एक-एक गुणस्थान बढ़ता जाता है वैसे-वैसे विशुद्धि बढ़ने के कारण 
असख्यात गुणित कर्मो की निर्जरा बढ़ती जाती है। प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग 
बढ़ जाता है। परिश्रम कम और लाभ ज्यादा वाली बात है। 

इसी प्रकार एक-एक लब्धि स्थान बढ़ाते हुए उपसर्ग होने के बाद भी वह मुनिराज 
सुकमाल स्वामी कायोस्सर्ग में लीन थे। कायक्लेश जैसे महान तप को कर रहे थे। निरतर 
आत्मचितन चल रहा था। क्लेश की बात ही मन में नही थी। बुंदेलखंडी भाषा में काय 
शब्द 'क्या है” के अर्थ”मे प्रयुक्त होता है तो कायक्लेश का भाव यही निकलता है कि 
क्या है क्लेश अर्थात्‌ कोई क्लेश नहीं है। आगम का गहराई से चिंतन मनन करे तो 
ज्ञात होगा कि अभ्यतर तप के समान कायक्लेश आदि बाह्य तप भी कर्मनिर्जरा में प्रबल 
कारण हैं। बाह्य तप भी शुभोपयागात्मक हैं और जो शुभोपयोग बध की अपेक्षा असंख्यात 
गुणी निर्जरा कराता है वह परम्परा से मोक्ष का कारण माना गया है। साक्षात्‌ कारण 
मुक्ति के लिए शुद्धोपयोग है लेकिन उस शुद्धोपयोग का उपादन कारण शुभोपयोग ही 
बनेगा। 

सम्यग्दृष्टि साधक की जो बाह्य तप के माध्यम से निर्जरा होती है वह उसके सयम 
का परिणाम है। सम्यक्त्व की निर्मलता का परिणाम है। मिथ्यादृष्टि को छहढाला में 
लिखा है कि वह 'आतम हित हेतु विरागज्ञान; ते लें आपको कष्टदान'- आत्मा के 
हितकारी बैराग्य को, तपस्या को कष्टदायी मानता है वीतराग विज्ञान को कष्ट की दृष्टि 
से देखता है किंतु सम्यग्दृष्टि मुमुन्षु प्राणी निर्जरा तत्त्तकी ओर देखता है और निर्जरा 
करता रहता है। सयमी की तो होल सेल दुकान है करोड़ो की आमदनी एक सेकैण्ड 
में होती है। 


स्द्ड समग्र खण्ड/४ 


यह है वीतराग विज्ञान का फल जो आत्मानुशासन के द्वारा अपनी शाक्ति को 
उद्घाटित करने वाले सुकमाल स्वामी को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा मोक्षमार्ग पर आगे 
बढ़ने के लिए जो आलिक प्रयोग किया गया वह सफल हुआ। उपसर्ग को जीतकर उन्होंने 
सवर्थिसिद्धि को प्राप्त किया एव अल्प काल मे ही मोक्ष सुख प्राप्त करेगे। बधुओ उसी 
प्रकार की साधना एव लक्ष्य बनाकर मजिल की प्राप्ति के लिए सभी को कम से कम 
समय मे विशेष प्रयास कर लेना चाहिये। ज्ञान को साधना के रूप मे ढालकर आध्याल 
को जीवन मे लाने का प्रयास करना चाहिये। यह प्रथमानुयोग की कथा हमारे लिये 
बोधि और समाधि का कारण बन सकती है। 
आचार्य समन्तभद्र ने इसीलिए ठीक लिखा है कि 'प्रथमानुयोगमर्था ख्यान, चरित 
पुराणमपि पुण्य। बोधि समाधि निधान बोधति बोध' समीचीन:। |” -परमार्थ विषय का 
कथन करने वाले चरित अर्थात एक पुरुषाश्रित कथा और पुराण अर्थात त्रेसठ शलाकापुरुष 
सबधी कथा रूप पुण्यवर्धक तथा बोधि और समाधि के निधान रूप प्रथमानुयोग को 
सम्यक्‌ श्रुतज्ञान जानो। आज वर्तमान मे यदि हम इस प्रथमानुयोग की कथाओं को पढ़कर 
अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर ससार शरीर और भोगो से विरक्त होकर 
आत-कल्याण करना चाहे तो सहज सभव है। आप भी सुकमाल जैसा कमाल का काम 
कर सकते हैं। आत्मानुशासित होकर अपना कल्याण कर सकते है। धर्म का सहारा लेकर 
ससार परिभ्रमण से ऊपर उठ सकते है। 
एाण 


समग्र क्षप ४ स्द्ट 


[) अंतिम समाधान 


एक लौहशाला की बात है। लोहार प्रभात मे उठकर अपने प्रात'कालीन कार्यक्रमों 
से निवृत होकर अग्नि-देवता को प्रज्ज्वलित करता है। उसे प्रणाम करता है। (केवल 
यहाँ पर भाव ग्रदण करना यह पहले कहे देता हूँ।) फिर लोहे को तपाना प्रारम्भ कर 
देता है। कुछ समय क उपरात उस लौह पिण्ड को बाहर निकाल लेता है और निहाई 
पर रखकर घन का प्रद्मर करता है। घन का प्रहार करते ममय एक आवाज उसके कानो 
में आती मालूम पड़ती है, मानो अग्नि कह रही है कि मुझे इस तरह मत पीटो, मै 
कुपित हो जाऊँगी तो सब जलकर राख राख हो जायेगा। ' 

इस वाणी को सुनकर लोहार मुस्करा देता है और कहता है कि तेरे पास अब बह 
हिम्मत नहीं रही, जो मुझे जला सको, क्योंकि अब तुम लोहे के आधीन हो और लौह 
पिण्ड मेरे आधीन है। यदि तुम स्वतंत्र होती तो बार-बार नमस्कार कर लेता लेकिन 
अब तुम परतत्र हो गयी हो। लौह की सगति में उसके साथ तुम भी पिटोगी। अग्नि 
को बात समझ मे आ गयी। उसे अपनी गलती महसूस होने लगी। 'सत समागम प्रभुभजन, 
तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय।' आज त्तक ससारी प्राणी 
ने इस दोहे के रहस्य को नहीं समझा। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिये इस बात 
पर कभी विचार नहीं किया। ओर न ही इसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयास 
किया है। ऐसी सगति का समागम कर लिया है जैसे अग्नि ने लोहे की सगति की और 
पिटने के लिए मजबूर हो गयी। 

संसारी प्राणी देह की संगति में आकर निरतर ससार मे दुखी झे रहा है और इस 
सगति को अच्छा समझकर छोड़ना नहीं चाह रहा है। जब देह छूटने लगती है तो देह 
को अशक्षुण्ण बनाये रखने के उपाय करता है। सतो की वाणी निरंतर समझाती है कि 
श्रेष्ठ समागम करो, अपने आत्मा का समागम करो तुम स्वयं अरिहंत हो सकते हो तुम 
स्वयं सिद्ध हो सकते हो परमात्मा हो सकते हो आंखें खोलों और देखो कौन सी वस्तु 
पूज्य है और आज किसे आदर दिया जा रहा है। 

भारतीय सस्कृति में वह वस्तु पूज्य है जिसके पास ज्ञान है जिसके पास छ्ंव्रेदना 


रद समग्र ख्ण्ड/४ 


है और जो चैतन्य पिण्ड है जिसमें परमात्म दशा प्रकट हो गयी है। इतना ही नहीं ऐसी 
. पूज्य बनने की योग्यता प्रत्येक आत्मा मे विद्यमान है यह बात भी सतो ने कह दी है। 

वर्तमान में जिस प्रकार लोहे की सगति से लोहार के द्वारा अग्नि की पिटाई हो रही है 
उसी प्रकार अज्ञानता के कारण और मोह के प्रभाव से यह आत्मा ससार में रुल रही 
है। जब तक आत्मा देह की सगति करेगी तब तक उसकी पिटाई हागी। 

संत लोग करुणा करके स्वय लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, जो लक्ष्यहीन जनता है 
जो सुख की चाह रखती है उसे दिशाबोध देते हैं ताकि सही रूप से लोगो का मार्ग प्रशस्त 
हो। भारत की यही विशेषता है कि यहाँ के सतो ने मात्र ज्ञेय पदार्थों की कद्र नहीं की 
बल्कि ज्ञान की कद्र की। दृश्य जगत की नहीं दृष्टा-पुरुष की कद्र की है। यहाँ भोग्य 
पदार्थ की नही भोक्ता आत्मा की क्र है। यहाँ की सस्कृति का एकमात्र यही लक्ष्य है 
कि 'स्व' को पहचानो व उसे पाने का प्रयास करो। वही शक्ति अद्वितीय है जिसके द्वारा 
जीवन का सारा का सारा सचालन हो रहा है यह ऐसी भाक्ति है जिसका कभी नाश 
नहीं हुआ और न होगा। 

भारतीय सस्कृति इसी 'स्व-शक्ति' की उपासना सिखाती है। लेकिन आज प्रत्येक 
पदार्थ का मूल्याकन हो रहा है उसकी कीमत आंकी जा रही है पर मूल्याकन करने 
वाले का मूल्य नहीं रहा। ज्ञान के द्वारा आविष्कृत ज्ञेय पदार्थों का मूल्य तो हम जानते 
है लेकिन ज्ञान का मूल्य नहीं रहा। ज्ञान का मूल्य आकने वाला ज्ञान क्षीण होता चला 
जा रहा है। इसी को बोलते हैं भौतिकवाद। 

यह भौतिकवाद का ही प्रभाव है कि ज्ञान को न पूज करके, ज्ञान के द्वारा बनाया 
गया पदार्थ पूजा जा रहा है। जैसे-जैसे भौतिकवाद बढ़ रहा है वैसे-वैसे अध्यात्मवाद 
घटता जा रहा है। ज्ञान को छोड़कर और ज्ञानी को छोड़कर मात्र ज्ञेय की उपासना करना, 
महान दुर्भाग्य की बात है। जो जड़ पदार्थ हैं उसे मूल्य नहीं देना चाहिये बल्कि उस 
ज्ञान को मूल्य देना चाहिये जिसके द्वारा आत्मा को शान्ति मिलती है। जो ज्ञान विश्व 
को शाति प्रदान कर सकता है जो ज्ञान परतत्रता से छुड़ाकर स्वतत्रता की ओर ले जात" 
है जो ज्ञान हमें मुक्ति तक ले जाता है उसी ज्ञान की पूजा हमें करनी है। 

काँच के पीछे दौड़ने वाला यह युग कचन को भूल गया है। ध्यान रूपी अग्नि के 
माध्यम से उस आल तत्त्व की उपलब्धि होती है जो कचन के समान उज्ज्वल है। जो 
हीरे के समान कीमती है। अनमोल है। शरीर तो एकदिन अग्नि में जल ही जाना है 
जो अजर-अमर अविनाशी आत्म-तत्त्व है वही शेष रहने वाला है। आज कौन इसका 
मूल्याकन कर रहा है। बहुत कम विरले ही लोग आत्म-तत्त्व की ओर अग्रसर हैं। 

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी दिशा बदल जाए। हमारा ज्ञान जिस 


समग्र खण्द/४ श्छ 


ओर भाग रह्य है उसे सही दिशा बोध मिल जाए। यह बोध हो जाये कि शानि वाह्म 
भोग्य पदार्थों में नहीं है, वस्तुओं के संग्रह में नहीं है; शांति तो आख्र-तत्त्व की ओर 
आने में है उसे पाने में है। बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को इस तथ्य का बोध जीवन के अत्त 
समय में हुआ कि जिसके द्वारा दुख होता है वह असत्य है। सत्य तो वह है जिसके 
द्वारा आलोत्य सुख होता है। 

इस सत्य को पहचानने के लिए जड़ पदार्थों की संगति छोड़ना होगी। चेतन की मगति 
में जाना होगा। सज्जनो की सगति में रहना होगा। जड़ पदार्थों की संगति की अपेक्षा 
एक पागल व्यक्ति की सगति भी कभी-कभी अ्रेष्ठ होती है। उससे भी कोई 
दिशाबोध लेना चाहे तो मिल सकता है। वह कभी अच्छे कपड़े नहीं मागता। मान अपमान 
स कभी हर्ष विषाद नहीं करता। आप पागल बन जाओ मै ये नहीं कह रहा हूँ उसकी 
वृत्ति से सीखने की बात कर रहा हूँ। जड़ पदार्थ की अपेक्षा उस चेतन तत्त्व की स्गति 
लाभदायक ही है। जड़-पदार्थो की सगति से जीवन मे कितनी आकुलताए और वदनाए 
बढती चली जा रही है यह बात सभी जानते हैं। 

जड़ बस्तुओं की पूजा उपासना करना अर्थात उसके संचय में दिन रात लग रहना 
यह सबसे बड़ी मूर्खता है। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर अध्यात्म की पूजा होती 
है। धन तेरस के दिन लोग धन सम्पत्ति की पूजा करते हैं यह ठीक नहीं है। उस दिन 
तो भगवान मुक्ति से पूर्व समवशरण रूपी बैभव को छोड़कर योग-निरोध के लिए चले 
गये थे। वह धनतेरस न होकर धन्य-तेरस कहलाती है। भैया, भौतिकवादी मत बनो। 
धन की पूजा पतन के गर्त में ले जाने वाली है। आत्मा की पूजा, गुणों की पूजा करना 
ही वास्तव मे श्रेयस्कर है यही आध्यात्मवाद है। अपनी आत्मा की प्राप्त करके जो जीच 
परमात्मा बन गये हैं उनकी पूजा उनकी सगति हमें ससार से पार ले जाने वाली है। 

सगति का असर गहरा झेता है। एक मेघ का टुकड़ा आकाश में यहाँ से वहाँ छोल 
रहा है। वही वातातरण पाकर-जल बनकर बरसने लगता है वह बरसता हुआ भुद्ध 
जल नीचे आकर धूल में मिल जाये तो कीचड़ का रूप ले जाता है। यदि समुद्र में मिरे 
तो लवण का रूप ले लेता है। मीम की जड़ में जाकर वही जल की धारा कड़वेपन 
में बदल जाती है। इक्लुदण्ड (गन्ना) मे पहुँच जायें तो मिखस का रूप धारण कर लेती 
है। यदि बही जल की धारा स्वाति नक्षत्र में समुद्र में पड़े सीप मे चली जाती है तो 
मोती बन जाती है। सर्प के मुख में जाकर वही विष भी बन सकती है। धारा एक ही 
है लेकिन सगति का प्रभाव अलग-अलग रूप में उसे परिवर्तित कर देता है। जल का 
विकास यहाँ तक संभव हुआ कि मुक्ता बन गया। सीप की संगति का यह प्रभाव है। 

आत्मा का भी यही हिसाब है वह धर्म की सीत में पहुँच आये लो मुक्त हो जाती 


श्द्द्द समग्र खण्ड/ ४ 


है। उपादान में योग्यता है लेकिन निमित्त पाकर ही वह उद्घाटित होती है। पुरुषार्थ 
के अभाव में आपका उपादन कड़वी नीम में भी परिणत हो सकता है। कीचड़ के रूप 
में परिणत हो सकता है। जहर की तरह विषाक्त भी बन सकता है। उसकी कोई परणति 
नियामक नहीं है, बनाने वाला चाहिये। निमित्त बनाकर वह उसे किसी भी रूप में ढाल 
सकता है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। 

यदि आप अपने जीवन को मौलिक बनाना चाहते हो तो साधना की व सत्सगति 
की बड़ी आवश्यकता है। साधना पूर्ण हो जाने पर अनत काल के लिए विश्राम है लेकिन 
साधना मे तो परिश्रम करना होता है आराम तभी मिलेगा। संसारी प्राणी देह को विश्राम 
मिलने पर उसी को आराम समझ लेता है। यह समझ की कमी है। सच्चा आराम तो 
आत्मा को संसार से मुक्त होने पर ही मिलता हे। शरीर को माध्यम बनाकर आत्मा 
को संसार से मुक्ति की ओर ले जाना यही हमारी सस्कृति है। जड पदार्थ जीवन नहीं 
है वह जड़ है। हम चेतन है हमारा जीवन उसके लिए नहीं है वह हमारे जीवन के लिए 
है। 

कई लोग जो भौतिक जगत मे काम कर रहे है वे आत्मा का रहस्य हमसे पूछते 
हैं। जिसे आंखो के द्वारा देखा नही जा सकता, किसी अन्य इद्रिय के द्वारा भी ग्रहण 
नहीं किया जा सकता उस अतीद्रिय आत्मतत्त्व की बात सहज ही समझ मे नहीं आयेगी। 
आप पहले अध्ययन करते है ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट तक पढ़ते हैं उसके उपरान्त 
ही शोधकार्य होता है। वर्षो अध्ययन के उपरान्त भी शोध मे सफलता नहीं मिलती। 
इसी प्रकार किसी भी चीज की अनुभूति करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। प्रकृति 
में सब ओर जीवन है। पर उसमें जीवतत्त्व को पहचान पाने के लिए साधना से प्राप्त 
दिव्य आँख चाहिये। 

पहले लोग वनस्पति को जड़ मानते थे अचेतन मानते थे। अब वनस्पति पेड 
पौधो को भी जीव मानने लगे है। जगठीशचद बसु ने इस बात को प्रयोगों के द्वारा उद्घाटित 
किया। जीवत्व तो पहले भी था लेकिन हमारा ज्ञान उसे देख नहीं पाता तो हम कह 
देते है कि नहीं है। जीवात्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। संवेदन शीलता हो तो फिर 
सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 

माली ने बगीचा लगाया है। भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के पौधे लगाये है। सभी में फूल 
खिले है। चारों ओर सौरभ फैल रही है। पवन उस सुगंध को दूर-दूर तक ले जा रहा 
है। माली का काम है पौधों को सिंचित करना, उनकी सुरक्षा करना। सभी को ठीक से 
संभालना। ज्यों ही माली बगीचे में उन पौधों के पास पहुँच जाता है वे पौधे भी हिलमिल 
कर उछल्कूद करते मालूम पड़ते है। वे माली की भावनाओं को पहचानते हैं। माली 


सब खण्ड / ६ रद्द 


भी फूलों की प्यार देता है। माली के अलावा और भी बहुत सारे लोग बगीचा देखने 
आते हैं तब उन फूलो को संदेह होता है कि कहीं यह मुझे क्षति नहीं पहुँचा दें। कोई 
भी व्यक्ति फूल को उस पीधे पर मुस्कराते हुए नहीं देंखना चाहता सभी अपने हाथ 
में लेना चाहते हैं और तोड़ भी लेले है। 

जीव-विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। समग्र वायुमडल में तरंगायित है भावना। हमने भले 
ही फूल को हाथ नहीं लगाया केवल तोड़ने की भावना की है तो भी वह फूल जान लेता 
है कि यह मेरे लिए हितकारी नहीं है। मुझे स्वतत्रता दैने वाला कौन है| मेरा शुभचिंतक 
और हितैषी कौन है? और कौन मेरे आनद को छीन लेने वाला है। उस फूल को यह 
सब ज्ञान है। हित को जानना और अहित से बचना यह प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। 
यह बात अलग है कि कौन लक्ष्य तक पहुँच पाता है कौन नहीं पहुँच पाता। फूल पत्तों 
के पास पेड़-पौधो के पास पैर नही है कि वे किसी की पकड़ से भाग निकले। पर उनकी 
भावनाए तो है। उन्हे भी सुख-ट्ख का अहसास होता है। 

जो इन्हे तोड़ता है उसके प्रति उनमें भी घृणा का भाव होता है। उन्हे लगता है कि 
देखो जब तक मै खिला नहीं था तब तक तो कोई नहीं आता था, ज्यों ही मैं खिला 
और आनद से झूमने लगा त्यो ही यह लोग मेरे आनंद को छीनकर अपने आप को 
सतुष्ट बनाने का प्रयास करने लगे। जब माली आता है तो उनकी दशा अलग हो जाती 
है और कोई दूसरा व्यक्ति आता है त्तो उनकी दशा बदल जाती है। यह दशाये एक 
ही फूल मे भिन्न-भिन्न प्रकार से क्यो होती हैं तो इतना तो ज्ञात हो गया है कि इनमें 
भी जीवन है ज्ञान है सवेदना है। लेकिन अभी और जानने शेष है। जीवतत्व इतना ही 
नहीं है। 

एक बार की बात है। बहुत दिन हो गए। मैंने बचपन में एक चित्र देखा था जिसमें 
दिखाया गया था कि गीत के माध्यम से कैसे कमल खिल जाते हैं। सगीत के माध्यम 
से दीपक जलाया जाता है। जीवन को संगीत के माध्यम से आरन॑द विभोर किया जाता 
है। शब्दों में ऐसी शक्ति है। ऐसा बल है जिसके माध्यम से पेड़-पीैथे भी आनंदित होते 
है। बे भले ही सुने या न सुने कितु शब्द के माध्यम से आपकी भाषना उन तक पहुँच 
जाती है। भाव तरंगे वे पकड़ लेते हैं। एक आनंद से उठा हाथ व्यक्ति को अभय का 
अनुभव करा सकता है और दूसरा क्रोध से उठा हाथ व्यक्ति को भयभीत कर देता है। 

हमारे भावों की तरंगें चायुमंडल में तरंगायित हो कर हम जहाँ पहुँचाना चाहें बहाँ 
पहुँचा सकते हैं। आज का युग-इस ब्ांत को स्वीकार करता है। ग्रामोफ़ोन, टेपरिकार्डर 
और टेलीफोन के उपरांत अब तो टेलीविजन भी आ गया जहाँ शब्दों के साथ व्यक्ति 
का चित्र भी दिखाई देता है। पहले मूक फिल्म चलती थीं, बोलते नहीं थे मात्र एक्शन 


७० समग्र खण्ड/४ 


के माध्यम से समझ मे सब आता था कि कहना क्या चाहते हैं। यह सारे भौतिक 
, साधन तो पराश्रित हैं। टेलीपैथी सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। सम्प्रेषण एक कला है। जिसमें 
तन भी शांत हो जाता है और मन भी शात हो जाता है। यह स्वाश्रित है। जैनाचार्यों 
ने हजारो वर्ष पूर्व इसका उल्लेख किया है। परामनोविज्ञान आज इस पर खोज कर रहा 
है। 

इतना अवश्य कहना होगा कि जहाँ भीतिकवाद विश्रात हो जाता है जहाँ जाकर 
मनो-विज्ञान भी ठहर जाता है वहाँ से अध्यात्म का प्रारभ होता है। आत्मा को निकट 
से जानना एकदम आसान नहीं है। और दूसरे के साथ तादाल्य जोड़ना अपनी भावना 
उस तक पहुँचाना भी आसान नहीं है। जिसने अपनी भाव प्रणाली को सूक्ष्म रूप से जान 
लिया है वही सम्प्रेषण कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से वह सामने वाले की बेदना 
को समझ लेता है। सम्वेदना को अनुभूत कर लेता है। आज के वैज्ञानिको ने इसकी 
फोटो लेने का प्रयास किया है। 

जिसने अपने मन को सयत कर लिया है। इद्धियो से ऊपर उठकर मानसिक सफलता 
पा ली है। जो तामस वृत्ति से ऊपर उठ चुका है। वही इस बात का अनुभव कर सकता 
है। भावनाओं को ठीक-ठीक समझ सकता है। इसकी पृष्ठ भूमि है समता। जिसका ज्ञान 
पचेद्धिय के विषयो से आकर्षित है वह व्यक्ति मन के माध्यम से विकास की ओर न 
जाकर विनाश्ष की ओर ही जाता है। समता का विलोम तामस ही तो होता है। तामसता 
जिनमे अत को प्राप्त हो जाए उसे सत कहेगे। सत की व्याख्या यही तो है कि जो समता 
से भरा है और आत्म-कल्याण के साथ-साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखता 
है। भावनाओ मे कितना बल है इसका उदाहरण या कहे एक सत्य घटना आपको ज्ञात 
झैगी। 

एक राजा और उसके साथी वन मे घूमने के लिए गए है। राजा के मन मे आया 
कि किसी न किसी जानवर का शिकार करूँ किंतु उस दिन कोई जानवर नहीं मिला। 
भटकते-भटकते अचानक एक हिरणो का समूह उन्हे कुछ दूर दिखाई पड़ा और राजा 
ने घोड़े को उनके पीछे भगाना प्रारंभ कर दिया। तीर कमान हाथ मे था। यह दृश्य देखकर 
साथ मे चल रहे साथी दीवान को ठीक नहीं लगा उसने सोचा कि भोले-भाले हिरणों 
जैसे निरपराध पशुओं के ऊपर यह अत्याचार ठीक नहीं है। इनकी रक्षा करना ही राजा 
का धर्म है पर आज वही इनका भक्षक बन रहा है। ऐसा विचार आते ही उस दीवान 
ने आवाज दी कि हे अनाथ हिरणों। ठहर जाओ। तुम्हारे इस समय भागने का कोई 
मतलब नहीं है। आज जब रक्षक ही तुम्हारा भक्षक बन रहा है तो तुम कहाँ जाकर 
अपने प्राण बचाओगे, तुम्हारा भागना व्यर्थ है। 


समग्र खण्ड,'8 २७१ 


ज्यों ही यह करुण भावनाओं से भरी आवाज हिरणों के कानों में पहुँची त्यों ही 
वे रुक गये। राजा चकित हो गया और तीर कमान चलाना भूलकंर अपने साथी दीवान 
की और देखने लगा। वह सोच मे डूब गया कि यह क्या मामला है। इसकी वाणी का 
यह कैसा चमत्कार है। भागते पशुओं का शिकार खेलना तो फिर भी ठीक है लेकिन 
इन ठहरे हुए पशुओं को कैसे मार्ूँ। लड़ाई तो तभी उचिते है जब चुनौती हो। सामने 
वाला बिना लड़े ही हार मान ले तो क्या लड़ाई। राजा विचार मे डूबा खड़ा रह गया। 
साथी से पूछा कि बात क्या है ये रुक कैसे गये। 

साथी ने कहा गजन्‌। यह रुक गये हैं। आप व्यर्थ भाग रहे थे, अब चाहे तो शिकार 
करिये। राजा ने कहा कि नहीं पहले मै यह जानना चाहता हूँ कि ये रुके कैसे? जीने 
की आशा ही छोड़ दी इन्होने। अब बिल्कुल भय छोड़कर इतने पास आ गए, पहले 
तो कॉप रहे थे अब आनद के साथ खड़े है। यहद्वात॒ क्या हुई? इनके कानों में तुमने 
क्या मत्र फुक दिया। जब दो तीन बार बड़ी उत्कठा से राजा ने चकित होते हुए पूछा 
तो साथी ने कहा आप सुनना चाहते है तो सुनिए। इन्हें रोकने मे कारण है प्रेम की शक्ति। 
अहिसा की शक्ति। दया और करुणा की आवाज। 

राजन! आप अपने पद की ओर जरा ध्यान दें। आपका कर्त्तव्य है प्रजा की रक्षा 
करना, प्रजा का पालन करना। आपने अपने हाथ मे धनुष और बाण जो लिया है वह 
निरपराध पशुओ की हिंसा के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। राजगद्दी 
पर बैठते समय आपने सकल्प लिया था कि अनाथ दीन हीन प्राणियों की रक्षा करूँगा। 
क्या आप अपनी क्षत्रियता भूल गये। 

राजा यह सब सुनकर चुप रह गया। उसने बात को समझने की दृष्टि से पुमः 
पूछा कि तुम्हारी वाणी उन्हे कैसे समझ मे आ गयी। साथी ने कहा कि दया की पुकार 
रक्षा की पुकार सभी के समझ मे आती है। वह कान के बिना भी वाणी के बिना भी 
मात्र भावों से भी समझ मे आ जाती है। समझने के लिए संवेदना चाहिये। राजा ने 
किसी को नहीं मारा और उस दिन बह्द महल की ओर चला गया पर मन ही मन अपना 
अपमान महसूस करता रहा। 

कुछ दिन के उपरांत राजा ने एक आदेश दिया कि शेर लाया जाये और शैर को 
पिंजरे में बद करके पांच छह दिन तक भूंखा रखा जाये। फिर हम परीक्षा करेंगे कि 
अहिंसा की शक्ति कितनी है। तारीख नियुक्त कर दी। समस्त प्रजाजन और दस्बारीगण 
उपस्थित थे। राजा ने दीवान को बुलाकर कहा कि अगर अंहिसा में बल है तो तुम 
इस सिंह को शाकाहारी बनाओ। दीवान ने कहा ठीक है। आप देख लीजिए। अहिंसा 
में बल है। एक जीव दूसरे जीव को अभी भी चाहता है। हिंसक से हिंसक पश्चु भी अहिंसा 


र७र समग्र खण्ड,/४ 


की भाषा पहचानता है। पर अहिंसा की पुकार लगाने वाला व्यक्ति निर्विकार झेना चाहिये। 
" विकार से विकार टकराता है। विकार का ओर निर्विकार का सघर्ष नहीं होता। 
निर्विकार से यदि विकार टकराता भी है तो विकार हारकर नीचे चला जाता है निर्विकार 

ऊपर आजाता है। घी में घी मिलाओ तो मिलता चला जायेगा लेकिन घी में दूध मिलाओ 
या पानी मिलाओ तो घी ऊपर आ जायेगा। आप कितना भी उसे नीचे दबाओ वह ऊपर 
उठ जायेगा। घी विकार से प्रभावित नहीं होता। अहिंसा, हिसा से नहीं हरती बल्कि अहिंसा 
के सामने हिंसा को हार माननी पड़ती है। 

दीवान मै सिह के पिंजरे का दरवाजा खोला और भीतर चला गया और सिह के 
सामने जलेबिया और दूध रखकर कहा कि हे बनराज! यदि भूख मिटाना है तो ये जलेबिया 
खाकर और दूध पीकर मिटा लो और यदि मॉस ही खाना है मै उपस्थित हूँ। मुझे अपना 
आहार बना लो। सिह ने दीवान की ओर दृष्टि डाली और दीवान की आँखो में असीम 
वालल्य देखकर चुपचाप जलेबिया खा लीं और शात भाव से एक ओर बैठ गया। देखने 
वाले सभी चकित रह गये। राजा हाथ जोड़कर खडा हो गया कि वास्तव मे अहिंसक 
परिणामों मे अदृभुत शक्ति है। हम अपने भावो की निर्मलता के द्वारा पेड़ पौधो और 
पशुओ सभी के ऊपर प्रभाव डाल सकते है। इसी को बोलते है आत्मीयता। 

हमारे पास यह आत्मीयता की शक्ति विद्यमान है लेकिन धीरे-धीरे अस्त होती चली 
जा रही है। यह दुख की बात है। वस्तुत यदि आप विश्व मे शान्ति चाहते हैं या आल 
शाति चाहते है तो दयाधर्म का अनुपालन करना होगा। जीव तत्त्व की तलस्पर्शी खोज 
करनी होगी। उसे पहचानना होगा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा। इसी के 
माध्यम से सारे समाधान मिल सकते हैं। 

यह घटना दीवान अमरचद जी के साथ जयपुर मे घटी थी। ऐसी घटनाए समय 
समय पर घटती रही है। घटना ज्यादा पुरानी नहीं है कितु भौतिकवाद का विस्तार इतना 
बढ़ गया है कि अब उस ओर कोई गौर भी नहीं करता। विज्ञान भी इसे सत्य मानता 
है कि हजारो वर्ष में जो काम नहीं हो सकता वह इस प्रकार के सयत और अहिंसक 
मनके द्वारा अल्पकाल में सभव है। मन को सयत करने के लिए निर्विकार बनना आवश्यक 
है। समता लाना आवश्यक है। आप-तामस का विलोम कर दीजिये अर्थात्‌ तामस को 


जीवन से हटा दीजिये। समता जीवन मे आने लगेगी। यही मोक्ष की उपलब्धि का सूत्रपात्र 
है| 


प्मण 


समग्र छ्व्द/2 २७३ 


00 ज्ञान ओर अनुभूति 


अक्षय तृतीया से जो यह श्रुत की वाचना का मंगल कार्य प्रारंभ हुआ था वह इस 
मंगलमय श्रुतपचमी के अवसर पर सानंद सम्पन्न हुआ। आत्मा के पास यही एक ऐसा 
धन है जिसके माध्यम से धनी कहलाता है। जब यह श्रुतरूपी धन जघन्य अवस्था को 
प्राप्त हो जाता है तो वह आत्मा दरिद्र हो जाता है। आगम ग्रथो की वाचना के समय 
निगोदिया जीव का प्ररूपण करते समय जो बताया गया उसे सुनकर लग रहा था कि 
आत्मा का यह पतन निगोद मे अतिम छोर को छू रहा है। 

लेकिन दरिद्रता का अर्थ धन का अभाव होना नहीं है बल्कि धन की न्यूनता या 
अत्यधिक कमी होना हे। एक पैसा भी पैसा हे वह रुपये का अश है। रुपया बह भले 
ही न हो लेकिन रुपये की प्राप्ति मे सहयोगी है। इसी प्रकार ज्ञान का पतन कितना भी 
हो कितु जीव मे कभी ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता यदि वास्तव में ज्ञान को धन 
मानकर हम उसका सरक्षण और सवर्धन करे तो आत्मा की ख्याति बढ़ती चली जायेगी। 
आत्मा मे प्रकाश आ जायेगा कि वह विश्व को भी प्रकाशित कर देगा। 

श्रतु पचमी के दिन अपने चितन के माध्यम से श्रुत के बारे में बात समझनी चाहिये। 
स्पर्शन इन्द्रिय का विषय आठ प्रकार का स्पर्श है, रसना इन्द्रिय का विषय पाच प्रकार 
का रस है, प्राण इन्द्रिय का विषय दो प्रकार की गंध है चक्षु इन्द्रिय का विषय पाच प्रकार 
का रूप है और श्रोत्र इन्द्रिय का विषय है शब्द। पांचों इन्द्रिया हमारे पास हैं, लेकिन 
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिये जब पडित जी (प कैलाशचन्द जी सिद्धात शास्त्री बनारसी) 
वाचना कर रहे थे प्रात काल, तब जयधवलाकार ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि पांच 
इन्द्रियों का होना आवश्यक है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। 

शब्द सुनने के लिये कान पर्याप्त हैं लेकिन तदूविषयक जानकारी के लिए श्रुत के 
लिए मन आवश्यक है। श्रुत यह मन का विषय है। मन लगाकर जब हम शब्दों को 
सुन लेते हैं तब कहीं जाकर आचार्यों के भाव हमारे समझ में आते हैं। मन लगाने का 
पुरुषार्थ अनिवार्य है। केवल वक्ता अपनी बात को रखता जाये और ओता मात्र सुनता 
जाये मन न लगाये तो कल्याण संभव नहीं है। 


२७४ समग्र खष्ड/४ 


यहाँ अभी-अभी कई लोगो ने कहा कि यह वाचना जो हुई है पडित जी ने अच्छे 
ढग से इसे सुनाया है। यह सारा का सारा शब्द ही तो है जो कानो से सुनने में आया 
है। शब्द पढ़ने मे नहीं आ सकते, पढने मे जो आते है वह केवल उन शब्दो के संकेत 
है और ये सकेत सारे के सारे अर्थ को लेकर है। श्रुतभक्ति मे आया है- “अरिहंत 
भासियत्य गणधर देवेहि गधिय सम्म, पणममि भत्तिजुत्तो सुदणाण महोव्य॑ सिरसा। | ' ” 
अर्थात्‌ अरिहत परमेष्टी के द्वारा अर्थ रूप श्रुत का व्याख्यान हुआ है और इसे 
गणधर देव ने गूथकर ग्रथ का रूप दिया है। ऐसे महान्‌ श्रुत को भक्ति पूर्वक मस्तक 
झुकाकर हम प्रणाम करते हे। अर्थ हमेशा अनन्तात्मक होता है और अनंत को ग्रहण 
करने की क्षमता हमारे पास नहीं है उस अनत को हम सुन नहीं सकते। मात्र शब्द सुनने 
मे आ जाते है। शब्द इस अनत अर्थ को अभिव्यक्त करने मे सहायक बनते हैं। अनत 
की अभिव्यक्ति श्रुत के द्वारा शब्दों के माध्यम से की जाती है। 

बहुत छोटी सी किताब ह लकिन इसके अर्थ की ओर जब देखते है तो लोक और 
आलोक दोनो मे जाकर भी हमारा ज्ञान छोर नहीं छू पाता। वह ज्ञेय रूपी महासागर 
जिसके ज्ञान मे अवतरित हो जाता है वह समाधिस्थ हो जाता है। उस ज्ञान की महिमा 
अपरम्पार है। उस अर्थ की प्राप्ति के लिए जो परमार्थभूत है यह सब सकेत दिये गये 
है। इन सकेतो को सचेत होकर यदि हम पकड़ लेते है तो ठीक है अन्यथा कुछ नहीं 
है। जिसका मन मूर्छित है अर्थात्‌ पचेन्द्रिय के विषयो से प्रभावित है वह इन संकेतों को 
पकड़ कर भी भावों मे अवगाहित नहीं हो पाता। अतर्मुहूर्त के भीतर वह जो सर्वार्थसिद्धि 
के देव है उन्हे भी जिस सुख का अनुभव नहीं हो सकता, उससे बढ़कर सुख का अनुभव 
एक सन्नी पचेन्द्रिय मनुष्य जो सयत है या सयतासयत है, वह अनुभव कर रहा है। 

जैसे सूर्य प्रकाश देता है और प्रकाश से कार्य होता है कितु सूर्य के प्रकाश देने 
मात्र से हमारा कार्य पूरा नहीं होता। सूर्य का प्रकाश पाकर हमे स्वय पुरुषार्थ करना 
होगा। दूसरी बात प्रात कालीन सूर्य जब किरणे फेकता है तब हमारी छाया विपरीत 
दिशा मे पड़ती है और सायकाल जब अस्ताचल मे जाता है तब भी हमारी छाया विपरीत 
दिशा मे पड़ती है लेकिन वही सूर्य जब मध्यान्ह मे तपता है तब हमारी छाया पर पदार्थो 
की ओर न जाकर हमारे चरणों मे ही रह जाती है। यही स्थिति श्रुत की है। जब हमारा 
श्रुतज्ञान बाह्य पदार्थों मे न जाकर आत्मस्थ हो जाता है तभी ज्ञान की उपलब्धि मानी 
जाती है। हम मध्य मे रहे और मध्यस्थ रहें तो यह मध्यान्ड हमारे जीवन के लिए 
कल्याणकारी है। 


जब तेज धूप पड़ती है और पडित जी (पं० पन्‍नालाल जी साहित्याचार्य सागर) 


समग्र ख़ज्ज/४ ३७५ 


बार-बार कहते हैं कि महासज बाहर बहुत ततूरी है। ततूरी का अर्थ बहुत अच्छा उन्होने 
बताया था। मुझे मालूम नहीं था कि ततूरी का अर्थ इतना गम्भीर है। तप्त+उर्वी>तप्तू्वी 
(ततूरी)॥ जिस समय उर्वी अर्थात्‌ पृथ्वी तप जाती है उस समय बोलते हैं बहुत ततूरी 
है। इस ततूरी के समय मध्यान्ह मे किसान लोग गर्मी के दिनो में भी शान्ति का अनुभव 
करते हैं भान्ति का अनुभव इसलिए करते है कि अब मृगशीतला आ गयी और कुछ 
दिन के उपरात वर्षा आयेगी बीज बोयेंगे, फसल लहलहायेगी। यदि अभी धरती नहीं 
तपेगी तो वर्षा नहीं आयेगी। 

इसी प्रकार जब तक श्रुत के साथ हम समाधिस्थ होकर अपने को नहीं तपायेगे 
तबतक अनत केवलज्नञान रूपी फसल नहीं आयेगी। जिस समय श्रुत आत्मस्थ हो जायेगा 
तब आत्मा नियम से विश्ुत हो जायेगी। विश्रुत का अर्थ है विख्यात होना। तब आत्मा 
की तीन लोक मे ख्याति फैल जायेगी। तीन लोक में उसी की ख्याति फैलती है जो सपूर्ण 
श्रुत को पीकर के विश्रुत हो गया। विश्वुत का दूसरा अर्थ श्रुत्भाव या श्रुत से ऊपर 
उठ जाना भी है। तो जो श्रुत से ऊपर उठे हुए है वे ही केवल ज्ञानी भगवान तीन लोक 
मे पूज्य है। 

श्रुतज्ञान वास्तव मे आत्मा का स्वभाव नहीं है कितु आत्म-स्वभाव पाने के लिए 
श्रुतज्ञान है। उस श्रुतज्ञान के माध्यम से जो अपने आपको तपाता है वह केवल ज्ञान 
को उपलब्ध कर लेता है। श्रुतज्ञान तो आवरण मे से झांकता हुआ प्रकाश है। जब मेघो 
का पूर्ण अभाव हो जाता है तब जो सूर्य अपने सम्पूर्ण प्रकाश के साथ बाहर दिखने 
लगता है ऐसा ही वह केवलज्नान है। श्रुतज्ञानावरणी कर्म का जब पूर्ण क्षय झोगा। तब 
आत्मा मे एक नई दशा उत्पन्न होगी इसी दशा को प्राप्त करने के लिए यह श्रुत है 

'श्रुतमनिन्द्रियस्थ” मन का विषय श्रुत है। मन को अनग भी बोलते हैं वह भीतर 
रहता है उसके पास अग नहीं है कितु वह अग के भीतर अतरग होता है। इसी अंतरग 
के द्वारा ही सब कार्य होता है। यदि अतरग विकृत हो जाए और बहिरंग साफ सुथरा 
रहे तो भी कार्य नहीं होगा। जिसका अंतरंग शुद्ध होगा उसके लिए श्रुत अंतर्मुहूर्त में 
पूरा का पूरा प्राप्त हो जाता है। अंतर्मुहूर्त में ही उसे कैवल्य भी प्राप्त हो सकता है। 
वर्तमान में यह अवसर्पिणी काल होने से श्रुत निरतर घटता चला जा रहा है। वह समय 
भी आया जब धरसेन आचार्य के जीवन काल में एक-एक अंग का अश ज्ञान शेष रह 
गया और आज उसका शतांश क्या सहय्नाश भी शेष नहीं रहा। 

आज सुबह पढ़ लेते हैं शाम को पूछो तो उसमे से एक पंक्ति भी ज्यों की त्यों नहीं 
बता सकते। थोड़ा सा मन इधर उधर चला गया, उपयोग फिसल गया तो कहीं के कहीं 
पहुँच जाते हैं। क्या विषय चल रहा था, पता तक नहीं पड़ता हमारे पूर्वमें हुए आचार्यों 


२७६ समन जा, 2 


की उपयोग की स्थिरता, उनका श्रुत के प्रति बहुमान आदि देखते हैं तो उसमें से हमारे 
* पास एक कण मात्र भी नहीं है कितु भाव-भक्ति और श्रद्धा ही एकमात्र हमारे पास 
साधन है। यह श्रद्धा-विश्वास हमे नियम से वहीं तक ले जाएगा जहाँ तक पूर्व आचार्य 
गये हैं। 

आचार्य कुन्दकुन्द देव ने समयसार में कहा है कि' सद्दो णाणण हवदि जम्हा सद्दो 
ण याणदे किचि, तम्हा अण्ण णाणं अण्ण सद्द जिणा विति। अर्थात्‌ शब्द ज्ञान नहीं है 
क्योकि शब्द कुछ भी नहीं जानता इसलिए ज्ञान भिन्‍न है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का कथन 
है। यहाँ आशय यही है कि शब्द मात्र साधन है। उसके माध्यम से हम भीतरी ज्ञान 
को पहचान ले यही उसकी उपयोगिता है अन्यथा वह मात्र कागज है। जैसे भारतीय 
मुद्रा ह वह कागज की होकर भी भारत मे मूल्यवान ह दूसरे स्थान पर कार्यकारी नहीं 
है वहाँ उसको कागज ही माना जायेगा। इसी प्रकार यदि हम श्रुत का उपयोग भिन्‍न 
क्षेत्र मे लेते है ता उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि स्वक्षेत्र मे काम लेते है तो केवलज्ञान 
की उत्पन्ति मे दर नहीं लगती। अर्थात्‌ कोई भी क्रिया करो विधि के अनुसार करो। दान 
इत्यादि क्रिया दाता और पात्र की विशेषता द्रव्य ओर विधि की विशेषता से विशिष्ट हो 
जाती है। फलवनी हो जाती है। औषधि सेवन मे जैसे वैध्च के अनुसार खुराक और अनुपान 
का ध्यान रखा जाता है ऐसा ही प्रत्येक क्रिया के साथ सावधानी आवश्यक है। 

स्वाध्याय करने का कहने से प्राय ऐसा होता है कि जो समय स्वाध्याय के लिए 
निषिच्छ है उन समयो मे भी स्वाध्याय करने लगते हैं। सिद्धात ग्रथो के पठन पाठन 
का अष्टमी चतुर्दशी को निषेध किया है तो सावधानी रखना चाहिये शास्त्र के प्रति बहुमान, 
उसके प्रति विनय, उनके लिए निश्चित काल आदि सभी आपेक्षित हैं। पढना उसे ग्रहण 
और धारण करना सभी हो सके इसका ख्याल रखना चाहिये। एकवर्ष में जो शाति से 
स्वाध्याय करना चाहिये उसे एक माह में कर ले तो क्या होगा मात्र पढ़ना होगा, ग्रहण 
और धारण नहीं होगा। 

श्रुतज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है। श्रुतज्ञान के बिना आज तक किसी को 
भी मुक्ति नहीं मिली और न आगे मिलेगी। अवधिज्ञान और मन-पर्यय ज्ञान का मुक्ति 
मे उतना महत्व नहीं है जितना श्रुतज्ञान का है। केवल ज्ञान भी उसी का फल है। यदि 
इस महान्‌ श्रुत॒ का हम गलत उपयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है हमे 
श्रुत के माध्यम से आजीविका नहीं चलानी चाहिये। इसे व्यापार का साधन नहीं बनाना 
चाहिए। यह पवित्र जिनवाणी है। वीर भगवान के मुख से निकली है। जी श्रुत प्राप्त 
है उसके माध्यम से स्व पर कल्याण करना चाहिये। 

श्रुत का फल बताते हुए परीक्षामुख सूत्र मे आचार्य माणिक्यनंदी जी कहते हैं कि 


सगग्र खण्द/४ २७७ 


'अज्ञान निवृत्तिहनोपानोपेक्षाश्व फलब्‌' - अर्थात्‌ श्ुत की सार्थकता तभी है जब हमारे 
अंदर बैठा हुआ मोह रूपी अज्ञान- अंधकार समाप्त ही जाये और हेय उपादेय की 
जानकारी प्राप्त करके हेय से बचने का प्रयास किया जायें और उपादेय को' ग्रहण किया 
जाय अर्थात्‌ चारित्र की ओर कदम बढ़ना चाहिये। भले ही अल्प ज्ञान हो लेकिन उसके 
माध्यम से हमें संयमित होकर सदा गतिशील रहना चाहिये। यदि संयम की और गति 
होती रही तो हमारी प्रगति और उन्नति होने मे देर नहीं है। हमारा अल्पनज्ञान भी संयम 
के माध्यम से स्थिरता पाकर एक अंतर्मुहूर्त मे अनंत ज्ञान में परिणत हो सकता है। 

बंधुओं । आज यह पचमकाल है इसमें नियम से ज्ञान में, आयु मे, शरीर और 
अन्य मोक्षमार्ग में सहयोगी अच्छी सामग्री में ड्डास होता जायेगा, अतः अपने अल्प श्रुत 
(क्षयोपशम) की ओर ध्यान न देकर ध्येय की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिवे। 
जिस प्रकार नदी छोटी होकर भी एक दिन समुद्र की दिशा में बढ़ने के कारण समुद्र 
मे मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार जिसकी दृष्टि मुक्ति की ओर 
हो गयी है उसका भी एक दिन ऐसा आयेगा कि केवल ज्ञान रूपी महान सागर में समा 
जायेगा। यही एक मात्र उद्देश्य रहना चाहिये, सम्यक्‌ श्रुतज्ञान से आपूरित्त हर आत्मा 
के इसी भाव को हमने एक कविता में बांधा है- 

धरी से फूट रहा है“नवजात है“और पौधा“धरती से पूछ रहा है/कि“यह आसमान 
को कब छूयेगा“छू सकेगा क्या नहीं “तूने पकड़ा है“ गोद में ले रखा है इसे “छोड़ दे“इसका 
विकास रुका है“ओ माँ“माँ की मुस्कान बोलती है“भावना फलीभूत हो बेटा“आस पूरी 
हो“किन्तु आसमान को छूना“आसान नहीं है» मेरे अन्दर उतर कर“तब छूयेगा“गहन 
गहराईयाँ “तब कहीं सभव होगा“आसमान को छूना“ 

ऊचाईयों की ओर यात्रा उस पौधे की तभी संभव है जब वह पौधा धरती की गहन 
गहराईयो में उत्रेगा। ध्यान रहे विकास दोनों ओर चलता रहता है। भले ही वह 
पौधा आधा नीचे की ओर चला गया पर धरती मॉ कहती है कि आसमान में ऊँचे जाना 
तभी संभव है जब धरती के भीतर जो कणोरता है उसको भी भेदकर भीतर जाने का 
साहस करेगा। पौधा जैसा आकाश मैं ऊपर हवा में हिलेता रहता है जड़ में भी ऐसा 
हिलने लग जाये तो धराशायी हो जायेगा। पेड़ धरती से संबंध छोड़ दे तो जीवन बर्बाद 
हो जाता है। 

इसी प्रकार जिन वाणी माँ से हमारा संबंध है। बंधुओ ! जीवन जब तक रहे तक 
तक जिनवाणी माता को कभी मत भूलना और जिनवाणी माँ को भूलकर अन्यत्र कहीं 
मत जाना अन्यथा पेड़ की तरह दशा होगी। उन्नति हम चाहते हैं लेकिम उन्नति कैसे 
होगी यह जानना चाहिये) श्रुत को आधार बनाकर चलेंगे तभी श्रुत के द्वारा वहाँ पहुँच 


२७८ समग्र खण्ड ४ 


जायेगे जहाँ तक महावीर भगवान पहुँचे है। कैवल्य होने से पूर्व बारहवे गुणस्थान के 
अतिम समय तक श्रुत का आधार प्रत्येक साधक को लेना अनिवार्य है। थोड़ा सा श्रुत 
आने लगा तो अहकार मत करो। अहकार करना नादानी है। श्रुत की विनय करना आदर 
करना और जिस रूप मे बताया है उसी रूप मे करना आवश्यक है। 

ज्ञान का प्रयोजन ध्यान है ओर ध्यान का प्रयोजन केवल ज्ञान है। अनत सुख और 
शान्ति है। इसी को पाने का ध्येय बनाकर ज्ञान का आदर हमें करना चाहिये। हमारे 
ज्ञान मे यदि अस्थिरता रहेगी तो हमारी यात्रा उर्ध्वगामी नहीं होगी। जैसे-जैसे ऊपर 
जायेगे वैसे-वैसे देखने मे आयेगा कि आसमान असीम है ज्ञान का पार नहीं है। कैवल्य 
रूपी निरावरण ज्ञान का आसमान असीम है। यही हमारा साध्य है। इसी को पाने के 
लिए गणधर स्वामी जैसे महान्‌ आत्मा और कुन्दकुन्द जैसे महान्‌ आचार्य हमे निरन्तर 
ध्यान और आत्मलीनता की ओर प्रेरित करते है। 

पानी को निम्नगा माना गया है वह नीचे की ओर बहता है। जल का यह स्वभाव 
है। लेकिन जल का यदि कुछ उपयोग करना है बिजली बनाना है या सिचन के लिए 
नहरे बनाना हैं तो क्या करते है। बॉध बनाते है। जल की यात्रा तब भी नहीं रुकती। 
वह अब नीचे न जाकर ऊपर बदने लगता है। ज्ञानोपयोग की धारा भी निरन्तर बहती 
रहती है। बहने वाले उपयोग का इतना महत्व नही है जितना की जब वह उर्ध्वगमन 
कर रहा है तब महत्वपूर्ण होता है। श्रुतज्ञान होने पर ध्यान रूपी बाँध के द्वारा उस 
ज्ञान को ऊपर की ओर ले जाना ही उपलब्धि है। इसके लिए महान सयम की आवश्यकता 
है। श्रुतज्ञान का सदुपयोग यही है कि उसको सयम का बॉध बॉधकर ऊपर उठा लेना। 

कैसे ऊपर उठाना तो ऐसे जैसे पडित जी वाचना के समय लब्धि स्थानों के बारे 
मे बता रहे थे कि श्रेणी कैसे चढ़ी जाती है। किसी प्रकार साधक अपनी साधना को ऊपर 
उठता जाता है। वह अल्प समय मे ही भावों मे विशुद्धता लाता है और देखते-देखते 
ऊपर चढ़ जाता है। आप भी चाहे तो सयमित होकर एक-एक गुणस्थान ऊपर चट सकते 
है। यही श्रुतज्ञान रूपी प्रवाह मे सयम का बाँध बॉधकर स्वय को ऊँचा उठाने का उपाय 
है। सयम रूपी बॉध मे बच्चे हुए श्रुत की यही महिमा है। 

जैसे जल को तपाने पर वह वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है उसे किसी 
आधार की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जब कोई साधक, साधना करते-करते 
छदम्स्थ अवस्था की सीमा को पार कर जाता है तब अतरिक्ष में ऊपर उठ जाता है। 
केवल ज्ञान प्राप्त होते ही धरती से ऊपर उठ जाता है और आत्मा की अनंत ऊँचाईयाँ 
छूलेता है। प्रत्येक सम्यग्दृष्टि का यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिये कि मेरा जो श्रुतन्लान 
उपलब्ध है इसी में मुझे सतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है किन्तु इस ज्ञान के माध्यम से 


समम खण्ड, ४ रछछ 


निरावरित केवलज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयल करना है। 

मात्र उपदेश देने या सुनने से ज्ञान नहीं बढ़ता ज्ञान को उर्ध्वग्मन सयम के द्वारा 
मिलता है। हम श्रुतज्ञान को केवलज्ञान में ढाल सकते हैं। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति 
ऐसा नहीं हुआ जिसने सयम के बिना ही श्रुतज्ञान को केवलज्नान का रूप दिया हो। 
श्रुत को केवल ज्ञान का साक्षात्‌ कारण माना है। उसी श्रुत की आराधना आप लोगों 
ने एक डेढ़ माह लगातार सिद्धात ग्रथो के माध्यम से की है। जिस जिनवांणी को गुफाओ 
मे बैठकर धरसेन, पुष्पदत-भूतबली और वीरसेन आचार्य जैसे महान्‌ श्रुत सम्पन्न आचार्यो 
ने सम्पादित किया है उसे आज आप सभी सुख सुविधाओं के बीच रहकर सुन रहे हैं 
तो कोई बात नहीं इस प्रकार के ध्यान-अध्ययन की साधना करते-करते एक दिन आपको 
वह समय भी उपलब्ध हो सकता है जिस दिन संयमपूर्वक ज्ञान की आराधना के 
माध्यम से कैवल्य की प्राप्ति होगी। 

अत मे उन गुरुवर श्री ज्ञानसागर जी महाराज का स्मरण कर रहा हूँ। जिनके परोक्ष 
आशीर्वाद से ही यह सारे कार्य निर्विध्न सम्पन्न हो रहे हैं। उन्हीं की स्मृति में अपनी 
भावना समर्पित करता हूँ। 'तरणि ज्ञानसागर गुरो, तारो मुझे ऋषीश! करुणाकर करुणा 
करो, कर से दो आशीष। ' 

ए0 


से समग्र खच्ड/४ 


(] समीचीन साधना 


आज की पावन बेला मे भगवान महावीर को उस अलौकिक पद की प्राप्ति हुई 
है जिस पद के लिए उन्होने वर्षो तक अथक साधना की। उनकी वह साधना दुनिया 
के समस्त प्राणियों से भिन्‍न थी। दुनिया का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है किन्तु सुख के 
सच्चे साधनों के प्रति इतना उद्यमशील चितन मननशील नहीं होता जित्तना होना आवश्यक 
है। महावीर भगवान ने मन से, तन से और वचन से सही साधना अपनाकर साधना 
की और उसका फल भी पाया है। 

साध्य की प्राप्ति के लिए साधना आवश्यक है। मोक्षसुख यदि साध्य है। प्राप्तव्य 
है तो उसके लिए साधना करना अनिवार्य है। सभी बाह्य साधना मिल जाने पर भी अंतरग 
साधना अनिवार्य है। जब तक सही-सही साधना नहीं होगी तब तक अभीष्ट सुख से 
वचित रहना पड़ेगा। अनत सुख आत्मा का अनन्य और अत्यन्त निकटतम गुण है लेकिन 
उसे प्राप्त करना दुर्लभ है उसकी अनुभूति के लिए रागद्वेष और सासारिक आशा तृष्णा 
को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। सम्यक््‌ साधना करनी होगी। 

भगवान महावीर का कहना यही था कि 'यह सुख की परिभाषा, ना रहे मन मे 
आशा। इंदृश हो प्रति भाषा, परित पूर्ण प्रकाशा।” प्रातः काल होने को था। रात्रि विश्राम 
यहाँ बड़े बाबा के मदिर मे भीड़ भाड़ की वजह से यहाँ छोटे मदिर में किया था। एक 
व्यक्ति दर्शन के लिए आये। उन्होने हाथ मे टार्च ले रखी थीं उसके माध्यम से प्रकाश 
होता है। उस प्रकाश मे जो वस्तु खो गई है वह हमे प्राप्त हो जाती है। उन सज्जन 
ने अनजाने मे जैसे ही बटन दबाया तो प्रकाश उन्हीं के मुख पर पड़ा। मुझे चितन के 
लिए विषय मिल गया। उन सज्जन को क्‍या मिला यह तो वे ही जाने। 

मैं सोच मे डूब गया कि यहाँ प्रत्येक प्राणी सुख को बाहर खोज रहा है जबकि 
सुख अदर ही है। जो ज्ञान हमारे पास है उसका उपयोग हम बाहरी पदार्थों को जानने 
में कर रहे हैं। यही ज्ञान का दुरुपयोग है। इसीलिए अनादिकाल से वह सुख हमारे 
पास होते हुए भी अज्ञात ही रहा है। हम बाहरी पदार्थों की ओर टार्च का प्रकाश डाल 
रहे हैं। गलती टार्च के प्रकाश की नहीं है उसका काम है मात्र दिखाना। यह हमारा 
काम है कि हम उसे किस ओर डालते है अपने ऊपर उस टार्च का प्रकाश हमने कभी 


समग्र खण्ड/४ २८१ 


डाला नहीं। बह टार्च वाला व्यक्ति कभी भूलकर भी अपने आपको देखंना नहीं चाहता, 
धोखे से उसकी टार्च अपने ऊपर पड़ गयी। यही एकमात्र हमारे पुरुषार्थ की कमी है। 
आपके पास साधन होने पर भी उसका समुचित उपयोग करना नहीं चाहते। इसी कमी 
के कारण अनादि काल से आपके पास अनत सुख होते हुए भी उससे वंचित रहना पड़ा 
है। 

चचेत चेतन चकित हो, स्वचिंतन बस मुदित हो। यों कहता मैं भूला, अब तक पर 
में फूला।' जिस समय वैराग्यमयी ज्ञान किरण आत्मा में उद्भूत होती है उस घड़ी हम 
समस्त विश्व को भूल जाते है और उपादेय भूत आत्म तत्त्व की अर्चना प्रारम्भ कर देते 
है। वह पावन घड़ी आज तक आप लोगों के जीवन में उपलब्ध नहीं हुई। आप सीचतते 
हों कि किसी दूसरे को मिल जाए तो आपकी भी मिल जायेगी। ऐसा नहीं है। दूसरे 
की विशुद्धि, दूसरे का पुण्य आपके काम नहीं आने वाला। भगवान महावीर स्वामी ने 
जिस समय अपने ध्यान चितन के फलस्वरूप अपने आत्मा को पाया उस समय और 
भी लोग वहाँ थे लेकिन प्रत्येक को उसका लाभ नहीं मिला। जो प्रयास करेगा उसे ही 
वह सुखद क्षण मिलेंगे। 

ऐसी स्थिति में हमे सोचना चाहिये कि हमारी साधना में कहाँ पर कमी है। और 
है तो क्यो है? उस कमी की पूर्ति कैसे होगी? ये तीन प्रश्न आपके मन में बार-बार 
उठना चाहिये और तदनुकूल प्रयास भी करना चाहिये। तभी वह पद हमें भी प्राप्त होगा 
जो महावीर भगवान ने प्राप्त किया था। 

वैराग्य से तुम सुखी, भज के अहिंसा। होता दुखी जगत है कर राग हिंसा। ' 

जहाँ पर प्रभु विराजमान है वहीं पर सारा का सारा संसार विद्यमान है। लेकिन 
उनको अनंत सुख है और संसारी प्राणी को अनंत दुख है। वहाँ पर मुक्ति है यहाँ पर 
बंधन है। इसका करण यही है कि भगवान की साधना अहिंसा की है और आपकी हिंसा 
की है। उनकी साधन वीतरागता की है और यहाँ आपकी सरागता की है। यही बड़ा 
अन्तर है। 

'संसार सकल जस्त है। पीड़ित व्याकुल विकल “इसमें है एक कारण“हृदय से नहीं 
हटाया राग को “हृदय में नहीं बिअया वीतराग को “जो है शरण तरण तारण। ” एक व्यक्ति 
की दस खंड की बिल्डिंग खड़ी है और वहीं पड़ोस में बिल्डिंग हैं लेकिन दोनों के सुख 
में अन्तर है। यदि उसके मकान को देखकर आपका मन कहता हैकि कब इस प्रकार 
की बिल्डिंग का निर्माण करूँ। यह विचार ही आपके सुख की कम करने वाला है उसने 
कुछ नहीं किया, आपके दुख नहीं पहुँचाया आप स्वयं अपने भावों से दुखी तो हो संकते 
हैं। इसी प्रकार महावीर भगवान का निर्माण महोत्सव आपकी सुखी तभी बना सकेगा 
जब आप उनके विपरीत न जाकर अपनी सांधना की उनकी ओर ले जायेंगे। . 


श्ट्र समग्र खण्ड/४ 


'सत्‌ साधना सहज, साध्य सदा दिलाती। दु साधना विषम, दुख की ही पिलाती।। ' 
विपरीत साधना, राग की ओर जाना ही ससार के दुखो का कारण है। उसे छोड़े 
* बिना सहज सुख मिलना असभव है। आप रागद्वेष को विषय कषाय को हटाना नहीं 
चाह रह है और वीतरागता की उपासना मात्र करना चाहते हैं, तो इस उपासना मात्र 
से अनत सुख को प्राप्त नहीं कर सकंगे। तदनुरूप कार्य भी करना होगा। जिस प्रकार 
शब्द व्यक्ति को भाव तक पहुँचाने मे सीढ़ी का काम करते है। उसी प्रकार उपांसना भी 
भ्रगवान तक पहुँचाने मे सीटी के समान है। चलना और चढ़ना आपको ही पड़ेगा। 

सच्चा साधक तो वही है जो प्रत्येक श्वांस मे लक्ष्य को सामने रखता है और लक्ष्य 
के विपरीत बाधक कारणो से अपने को बचाकर गतव्य की और निरंतर गतिशील रहता 
है। भगवान महावीर की उम्र उस समय ३० वर्ष की थी जिस समय उन्होने दीक्षा 
धारण की। बारह वर्ष के अथक परिश्रम के उपरात उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुआ। आज 
तीस तीस साल के नौजवान कई है लेकिन किसी का मन इम प्रकार के लक्ष्य को पाने 
के लिए तीस मिनट क्‍या तीस सेकण्ड भी स्थिर नहीं रह पाता। क्षण भर मे मन विचलित 
हो जाता है। भौतिक त्रिषयो की चमक दमक मे लक्ष्य छूट जाता है। 

“उस पथिक की क्या परीक्षा कि पथ मे शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा 
कि धारा प्रतिकूल न हो। ' सच्चा पथिक तो वही है जो पथ मे काटे आने पर भी नहीं 
रुकता। सच्चा नाविक भी वहीं है जो प्रतिकूल धारा के बीच से नाव को निकालकर गतव्य 
तक ले जाता है। इसी प्रकार सच्चा साधक भी वहीं है जो विभिन्‍न सकल्प विकल्पो के 
बावजूद भी अपनी मुक्ति मजिल की ओर अग्रसर होता रहता है। यही एकमात्र इसकी 
परीक्षा है परख है। 

आज युवको के मुख से जब पढ़ाई के स्थान पर परीक्षा की तारीख बढ़ाने के लिए 
हड़ताल की बात सुनता हूँ तो दग रह जाता हूँ कि ये संस्कार इनमें कैसे और कहाँ से 
आये। अब लोग परिश्रम से डरते है पुरुषार्थ करने से डरते है और यह बिना प्रयास 
सब पा लेने की नीति हमे रसातल की ओर ले जायेगी। विकास चाहते हुए भी विनाश 
ही होगा। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम यह कहा कि आत्-प्रास्ति के लिए सत्‌ साधना 
अनिवार्य है। प्राप्ति के लिए देर भले ही लग जाये लेकिन अधेर नहीं होगा। रेडीमेड 
जीवन जीना और साधना से बचने का प्रयास करना यह गतव्य से विपरीत जाना है। 

एक व्यक्ति ने बड़े विश्वास के साथ कलकत्ता से बग्बई जाने का टिकिट खरीदा, 
थका हुआ था, भ्रमवश देहली वाली गाड़ी मे बैठ गया और निश्चित होकर स्लो गया 
कि अब तो सुबह जाकर के उठना है। गाड़ी जा रही है देहली की ओर उसे जाना था 
बॉग्बे की ओर। ज्यो ही वह देहली के स्टेशन पर उतरना है तो चकित रह जाता है 
कि अरे ! यह तो दिल्ली आ गया। टिकिट चेकर पृछता है कि तुम्हारा टिकिट कहाँ 
है? अब क्या जवाब दे? टिकिट बौम्बे का है पहुँच गये दिल्ली मात्र टिकिट ठीक खरीदने 


समझ सर 2४ श्द्रै 


से क्या होगा। ठीक दिशा वाली गाड़ी में बैठना अनिवार्य हैं। 

जब एक सामान्य सी यात्रा में यात्री का कर्तव्य होता है कि स्टेशन घर आते ही 
पता करे कि गाड़ी किधर जा रही है और मुझे कहाँ जाना है। इसी त्तरह मोक्षमार्ग पर 
चलने वाले साधक की सावधान रखनी चाहिये। यदि किसी प्रकार की वह असावधानी 
करता है तो बहुत जल्दी लक्ष्य से च्युत हो जाता है। 

साध्य के साथ ही साधन पवित्र होना भी अनिवार्य है भगवान महावीर नें साधनों 
के क्षेत्र में अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ माना। मोक्ष के पथिक के लिए वही पाथेय है। इसके 
विपरीत हिंसा, रागद्वेष मोह ै। जिनके माध्यम से कभी कार्य पूर्ण नहीं होगा। साधना 
यदि मोक्ष पहुँचने की करना है तो इन बाधक साधनों को हटाना भी अनिवार्य है 
वाधक कारण हटाने पर साधक कारण अपने आप आ जायेगे। इसका अर्थ यह नहीं 
है बाधक कारण का अभाव किये बिना ही आ जायेगे। नहीं, बाधक कारणों के अभाव 
के लिए पुरुषार्थ करना होगा। 

हिंसा का जैसे-जैसे अभाव होता जायेगा वैसे-वैसे जीवन मे अहिंसा आती जाबंगी, 
कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर से प्रकाश को लाने की आवश्यकता 
नहीं मात्र भीतरी अधकार को अज्ञान को हटाना है जैसे जैसे अज्ञान अंधकार मिटता 
जाएगा वैसे-वैसे ज्ञान का प्रकाश उद्भूत होता जाएगा। 

साधन का समुचित उपयोग करना भी साध्य की प्राप्ति में आवश्यक है। जब तक 
स्पीकर से आवाज आत्ती रहती है तब तक आप कानो को इधर-उधर की आवाज सुनने 
मे लगाये रहते हैं लेकिन स्पीकर बद हो जाये तो आपको एकाग्र होकर कान लगाकर 
सुनना पड़ता है वह साधन का समुचित उपयोग नहीं है। स्पीकर से आवाज सुनते समय 
भी एकाग्रता आनी चाहिये। अन्यथा स्पीकर होना व्यर्थ है। प्राप्त जीवन भी स्वयं एक 
साधन है आपने अपने जीवन को बहुत व्यस्त बना रखा है और व्यस्तता भी फालतू 
कामोः की अधिक है। 

व्यय उतना खतरनाक नहीं है जितना अपव्यय। अपव्यय जीवन में आकुलता पैदा 
कर देता है। समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, शारीरिक शक्ति का अपव्यय ऐसे 
बहुत प्रकार के अपव्यय होते हैं। इस तरह मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा साग का 
सारा जीवन अपव्यय की कोटि में जा रहा है। अंतिम समय में जब जीवन समाप्त हीने 
लगता है तो पश्चाताप ही हाथ लगता है। 'आंधे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत। 
अब पछताये झेत का चिड़िया चुग गयी खेत।। ' 

मान लो एक महिला दूध तपा रही है। उसने ध्यान दिया। करीब आधा घंटा हो 
गया अग्नि तेज होने से बह ऊपर आ रहाँ है उस समय यदि वह महिला उसे फुंकने 
लग जाये ती क्या होगा। फूंकते-फूंकते भी वह दूध बाहर आ जाता है बर्तन से जितभी' 
उच्मा चाहिये थी उससे ज्यादा हो गयीं तो उष्मा का अपव्यय हुआ साथ ही दूध मौघे 


रद समग्र छण्ड/४ 


गिर गया यह भी अपव्यय हा गया। दोनो तरह से घाटा पड़ गया है। तो साधन का 
सदुपयोग सावधानी से करे अन्यथा हमारा सारा का सारा जीवन आदि से अत तक अपव्यय 
- में ही चला जा रहा है। 

इस प्रकार जो व्यक्ति अपने मार्ग मे आने वाले बाधक कारणो को हटाकर 
साधक कारणो को लाने का प्रयास कर रहा है साधन का सदुपयोग कर रहा है अपव्यय 
से बच रहा है और साधन की निर्मलता को बनाये रखता है वही मजिल को पा जाता 
है। प्राय. जो लोग विषय कषाय नहीं छोड़ते वे ही जीवन के अतिम समय में पश्चाताप 
करते है। जब वे अपना इतिहास देखते है तो इन्हें रोना आ जाता है कि अपने जीवन 
मे कुछ भी धार्मिक कार्य नहीं किया। अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। पतन के गर्त में स्वय 
को जाते देखकर रोते है। 

जिसने अच्छे कार्य किये हैं उसे अत समय में रोना नहीं पड़ता, जीवन भर भी शाति 
बनी रहती है। उसका जीवन आगे भी सुखी होता है। बधुओ । जो भी साधना हो वह 
अहिंसा पूर्वक हो रागद्वघ को कम करते हुए हो तभी समीचीन होगी। अहिसा कोई अलग 
चीज नहीं है रागद्वेष को हटाना ही अहिसा है। जो रागद्वेष से सहित है वे हिसक है 
और साधना के मार्ग से स्खलित हो जाते है। 

महावीर स्वामी ने अपने आपको बहुत जल्दी रागद्वेष से निवृत किया था। समीचीन 
साधनो को अपनाकर बारह साल मे अपना कार्य पूरा किया। बारह साल तो प्रवाह की 
अपेक्षा से लगा था, कैवल्य की उपलब्धि तो अतर्मुहूर्त मे हो गयी। समीचीन साधना 
के पूरे होते ही सकल चराचर पदार्थों को जानने वाला वह केवलज्ञान उपलब्ध हो गया। 
इसी प्रकार हमे भी रागद्वेष की प्रणाली से बचते हुए अहिसा की गोद मे अपने आपको 
समर्पित करना है। 

भगवान महावीर और उनके धर्म को लेकर कुछ लोगो का ऐमा मानना है कि इस 
धर्म मे परोपकार की क्रोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग जिस परापकार की बात 
करते है उस परोपकार से भी बढ़कर यदि कोई चीज है तो वह स्व के ऊपर उपकार 
यही भगवान महावीर और उनके बताये अहिसा धर्म का आधार है। स्व” के ऊपर 
जो उपकार करेगा उसस बढ़कर और कोई परोपकार नहीं हो सकता जो 'स्व' के उपकार 
मे लग जाता है उसके द्वारा 'पर' के प्रति कोई बाधा नहीं होती यही उसका पर' के 
ऊपर उपकार है। आज तो परोपकार में भी लेन-देन चलता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए 
परोपकार किया जाता है। 

जैन धर्म मे स्व-पर उपकार को धर्म माना है। जो अपने ऊपर उपकार करता है 
अपने आल-कल्याण मे लगा है, उसके द्वारा 'पर' का उपकार सहज ही हो जाता है। 
यदि आप दसूरे के लिए बाधा उत्पन्न न करें तो यही 'पर' के प्रति आपका महान उपकार 
माना जायेगा। जिस समय आप कोई भी प्रवृत्ति करेंगे उस समय दूसरे को कुछ न कुछ 


समग्र छठ. "४ 83.4 
धक्का अवश्य लगेगा। स्वर्णाभरण बनाते समय जिस प्रकार उसमें कुछ न कुछ बच्च 
लगता है उसी प्रकार यहाँ पर भी है इसलिए सीधा उप्रय है कि 'मरहम पह्ठी 
बाधकर बृण का कर उपचार। ऐसा यदि ना बन सके डडा तो मत्त मार। ” ' यह कहकर 
हम अपने आपको कृतार्थ बनाना चाहते हैं कि मैने मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी के 
माध्यम से हम उस व्यक्ति पर अपना उपकार लादना चाहते हैं और घाव ठीक होने 
के उपयत जंब कभी वह मिल जाता है तो कहते है कि हमने तुम्हारी सेवा की थी। 

यह सच्चा उपकार नहीं है। अपने इस तरह के उपकार के माध्यम से उस व्यक्ति 
पर अपना अधिकार जमा लिया। उसका भावी जीवन भी बंध गया। समीचीन सेवा तो 
निस्‍्वार्थ सेवा ही है। जो कि आज तक आपने नहीं की। किसी व्यक्ति ने एक बार मुझे 
सुनाया था कि एक व्यक्ति तालाब मे डूब रहा था वह जिस समय तालाब में दूब रहा 
था उस समय एक दूसरे व्यक्ति ने उसे डूबते देख लिया। वह पैरना जानता था उसने 
फौरन जाकर उसे बचा लिया। बाहर निकलने के उपरात वह व्यक्ति जो डूब रहा था, 
वह बड़ा कृतज्ञ हुआ और नम्रनीभूत होकर बोला कि आपने मुझे जीवन प्रदान कर बहुत 
उपकार किया, मैं यह कभी भूलूँगा नही। आप यदि कुछ सेवा मुझसे चाहो तो कहो। 

डूबने वाला व्यक्ति प्रकाशक था। एक दिन बचाने वाला व्यक्ति उसके पास पहुँच 
गया और कहा कि आज मेरा थोड़ा सा काम है। सुनते ही वह व्यक्ति बोला हाँ-हॉ कहिये 
आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है वह कभी भूलूँगा नहीं। तब उस बचाने वाले ने अपना 
एक कविता संग्रह देकर कहा कि मैंने इसे लिखा है आप उसे प्रकाशित कर दीजिये। 
वह प्रकाशक कचिताए पढ़कर बोला कि भाई साहब आप ऐसा करो कि मुझे तालाब 
के किनारे ले चलो मैं जिसमें डूबा था, आप मुझे डुबो दो! मुझे डूबना मजूर है लेकिन 
आपकी यड कविता संग्रह छापना मंजूर नहीं है। 

आज यही हो रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उपकार करता भी है तो प्रत्युपकार की 
इच्छा से करता है। आप हिसाब लगाते रहते है कि मैंने इतने इतने कार्य क्रिये है। यह 
उपकार नहीं यह तो एक प्रकार व्यवसाय हो गया। इस प्रकार के उपकार की बात महावीर 
भगवान ने नहीं कहीं। उपकार का वास्तविक रहस्य महावीर भगवान के जीवन में प्रकट 
हुआ कि रागद्वेष से बचते रहो यही उपकार है। रागद्वेष 'पर' की अपेक्षा से होते हैं 
व” की अपेक्षा रागट्वेष कभी पैदा नहीं हुआ करते। हम वस्तु को किसी की अपेक्षा 
छोटा वा बड़ा कहते हैं। पर जो वस्तु को न बड़ा कहता है न छोटा कहता है मात्र समता 
रखता है वही व्यक्ति भगवान महावीर के मार्ग पर चल पाता है। किसी को अच्छा कह 
दें तो दूसरे को दुस लग सकता है इसलिए जो है यही ठीक है। 

जो है सो है इसमें कमी रागद्रेब संभव नहीं है। लेकिन क्या है; कैसा है; कौन ड्ै; 
यह बात आते ही तेस मेस रूप रागद्वेष होना प्रारंभ हो जाता है। है' के रूप में. सब 
स्वीकार करना और तैरे-मेरे के भाव से ऊपर उठना ही सच्ची साधना है। है' यह 


श८६ समग्र खण्द,€ 


भाव केद्र की तरह है और मैं” और 'मेरा-तेरा' यह सब परिधियाँ है। केद्र तक पहुंचाने 
के लिए परिधि का त्याग परमावश्यक है। जो परिधि में अटक जाताहै वह केंद्र तक 
कभी नहीं पहुँच पाता। सुरक्षा तो केंद्र बिदु मे है ओर परिधि मे मात्र भटकाव है, जीवन 
लीला वहाँ समाप्त हो जाती है। 

महावीर स्वामी ने आज के दिन अनादि काल॑ से चली आ रही, मैं और मेरा रूप 
पर्याय बुद्धि को हटा लिया और जो क्रौव्य है जिसे केद्र बिंदु कहना चाहिये उसे प्राप्त 
कर लिया। केंद्र मे रहने वाला व्यक्ति कभी पिसता नहीं है। जो केद्र से हटकर 
परिधि मे रहा आता है वह चक्की के पाटो मे धान के दाने की तरह पिसता रहता है। 
इसलिए जो सही जीवन जीना चाहता है जो जन्म जरा और मृत्यु से पार होना चाहता 
है उस व्यक्ति के लिए यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि महावीर भगवान ने जो केद्र 
बिद बनाया था वह है मात्र सत्ता, जिस सत्ता में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं होती, 
उसी सत्ता को हमें प्राप्त करना है। 

व्यक्तित्व की सत्ता मिटा दे। उसे महासत्ता मे मिला दे। आर-पार तदाकार। सत्तामात्र 
निराकार।' ऐसा जीवन बन जाये। जो आर-पार और निराकार हो जाए। हमारी दृष्टि 
पर्यायो मे न अटके बल्कि महासत्ता मे लीन हो जाये। यही निर्वाण की दशा है। 
अदर-कदर, मदर सुदर- अर्थात्‌ जो अदर है द्रव्य है वहाँ ऐसा कदर अर्थात्‌ ऐसी गहराई 
है कि जहाँ पहुँच जाने पर कोई बाहरी आवाज कानो तक नहीं आ सकती है। वहाँ पर 
सुंदर, मदर अर्थात्‌ चेतनातक ज्ञान-दर्शन रूप आत्मा बैठा हुआ है। 

अत मे यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी पर उपकार नहीं कर सकते तो अपकार 
करने के भाव मत करो। किसी का अहित नहीं करना और 'स्व' हित मे लगे रहना 
सही मायने मे यही परोपकार है। जो अपने ऊपर उपकार करने मे लगा है वही व्यक्ति 
वास्तव मे सभी जीवों के ऊपर उपकार कर सकता है। भगवान महावीर के आत्म-कल्याण 
में जन-कल्याण छिपा हुआ है। हमे उनके बताये मार्ग पर चलकर आत्म-कल्याण की 
ओर अग्रसर होना चाहिये। 


जिए 


(॥ मानवता 


सर्दी का समय है। रात की बात, लगभग बारह बज गये हैं। सब लोग अपने अपने 
घरो मे अपनी-अपनी व्यवस्था के अनुरूप सर्दी से बचने के प्रयल में हैं। खिड़कियाँ 
और दरवाजे सब बंद हैं। पलंग पर विशेष प्रकार की गर्म दरी बिछी है। उसके ऊपर 
भी गादी है ओढ़ने के लिए रजाई है। पत्रंग के समीप अंगीठी भी रखी है। एक-एक 
क्षण आराम के साथ बीत रहा है। 

इसी बीच कुछ ऐसे शब्द ऐसी आवाज सुनाई पड़ी जो दुख-दर्द भरी थी। इस प्रकार 
दुख भरी आवाज़ सुनकर मन बेचैन हो गया। इधर-उधर उठकर देखते हैं। तो सर्दी 
भीतर घुसने का प्रयास कर रही है। वह सोचते हैं कि उदूँ कि नहीं उदूँ। कुछ क्षण बीतमे 
के उपरात बह करुण आवाज पुन कानों में आ जाती है। उठने की हिम्मत नहीं है सर्दी 
बढ़ती जा रही है पर देखना तों आवश्यक लग रहा है। 

थोड़ी देर बाद साहस करके उठकर देखते हैं तो बाहर कुत्ते के तीन चार छोटे-छोटे 
बच्चे सर्दी के मारे सिकुड़ गये थे। आवाज इन्हीं के रोने की थी। उन्हें देखकर रहा नहीं 
गया और वे अपने हाथों में उन कुत्ते के बच्चों को उठा लेते हैं और जिस गादी पर 
वे शयन कर रहे थे उसी पर लिया देते हैं। धीरे-धीरे अपने हाथों से उन्हे सहताते हैं। 
सहलाने से वे कुत्ते के बच्चे सुख-शान्ति को अनुभव करने लगे। वेदना का अभाव 
सा होने लगक। उन बच्चों को ऐसा लगा जैसे कोई माँ उन्हें सहला रही हो। 

सहलाते-सहलाते उनकी आँखे डब-डबाने लगीं। आँसू बहने लगे। वे सोचने लगे 
कि इन बच्चो के ऊपर मैं और क्या उपकार कर सकता हूँ। इनका जीवन अत्यंत परतंत्र 
है। प्रकृति का कितना भी प्रकोप हो प्रर उसका कोई प्रतिकार ये नहीं कर सकते। ऐसा 
दयनीय जीवन ये प्राणी जी रहे हैं। हमारे जीबन में एक क्षण के लिए भी प्रतिकूल अवस्था 
आ जाए तो हम क्या करते हैं। सारी शक्ति लगा कर उसका प्रतिकार करते हैं। संसार 
में ऐसे कई प्राणी होंगे जो प्रतिकार की शवित के अभाव में थांतना पूर्वक जीते हैं। कोई 
कोई तो मनुष्य होकर भी पीड़ा और यालना सहन करले है। उन्होंने इसी समथ से संकल्प 
ले लिया कि “अब मैं ऐश-आराम की जिन्दगी नहीं जिऊँगा ऐश-आराम की जिंदगी 


स्ध्द समा जगा, ४ 


विकास के लिए कारण नहीं बल्कि विनाश के लिए कारण है। या कहे ज्ञान का विकास 
रोकने में कारण है। मै ज्ञानी बनना चाहता हूँ। मै आत्म-ज्ञान की खोज करूँगा। सबको 
सुखी बनाने का उपाय खोजूँगा। '” उन कुत्ते के बच्चो की पीड़ा को उन्होंने अपने जीवन 
के निर्माण का माध्यम बना लिया। जीवन के विकास के लिए ऐसा ही कोई न कोई निमित्त 
आवश्यक होता है। यह कथा गाधी जी के जीवन की है। गादी पर सुलाने वाले और 
कुत्ते के बच्चो को सहलाने वाले वे गांधी जी ही थे। 

इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने नियम ले लिया कि सभी के हित के लिए 
अपना जीवन समर्पित करूँगा। जिस प्रकार मै इस ससार मे दुखित हूँ उसी प्रकार दूसरे 
जीव भी दुखित हैं। मैं अकेला ही सुखी बनूँ यह बात ठीक नहीं है। मैं अकेला सुखी 
नहीं बनना चाहता, मेरे साथ जितने और प्राणी हैं सभी को सुखी बनाना चाहता हूँ। 
जो कुछ मेरे लिए है वह सबके लिए होना चाहिये। दूसरो के सुख मे ही मेरा भी सुख 
निहित है। उन्होंने अपनी आवश्यकताएँ सीमित कर लीं। एकत्रित भोग्य पदार्थों की सीमा 
बाध ली। 

एक दिन की बात। वे घूमने जा रहे थे। तालाब के किनारे उन्होंने देखा कि एक 
बुढ़िया अपनी धोती धो रही थी। देखते ही उनकी आखो मे आँसू आ गये। आधी 
धोती बुढ़िया ने पहन रखी थी और आधी धोती धो रही थी। आपने कभी सोचा? कितने 
हैं आपके पास कपड़े? एक बार मे एक ही जोड़ी पहनी जाती है यह बात सभी जानते 
हैं लेकिन एडवास मे जोड़कर कितने रखे है? बोलो, चुप क्यो? 

आपकी जिन पेटियो मे सैकड़ों कपड़े बद पड़े है उन पेटियो मे घुस-घुसकर चूहे 
कपड़े काट रहे होंगे पर फिर भी आपके दिमाग में यह चूहा काटता रहता है कि उस 
दिन बाजार मे जो बढ़िया कपड़ा देखा था वह हमारे पास होता। जो पेटी मे बद है 
उसकी ओर ध्यान नहीं है जो बाजार मे आया है उसे खरीदने की बेचैनी है। सारे काम 
छोड़कर उसी की पूर्ति का प्रयल है। यही तो अपव्यय है। यही दुख का कारण है। 
गांधी जी ने उस बुढ़िया की हालत देखकर सेचचा कि अरे! इसके पास तो ठीक से पहनने 
के लिए भी नहीं है ओढ़ने की बात तो बहुत दूर है। कितना अभावग्रस्त जीवन है इसका 
लेकिन फिर भी इसने किसी से जाकर अपना दुख नहीं कहा। इतने में ही काम चला 
रही है। जब से गांधी जी ने जनता के दुख भरे जीवन को देखा तब से उन्होंने सादा 
जीवन बिताना प्रारम्भ कर दिया। छोटी सी धोती पहनते थे जो घुटने तक आती थी। 
आप जरा अपनी ओर देखें आपके जीवन में कितना व्यर्थ खर्च हो रहा है। जो किसी 
और के काम आ सकता यथा वह व्यर्थ ही नष्ट हो रहा हैं हे 

आप भारत के नागरिक हैं। गांधी जी भारत के नेता माने जाते थे। उनका जीवन 


समग्र खष्ड/४ श्द€ 
कितना आदर्श था। उन्हें दूसरे के दुख का अनुभव या। उनके पास वास्तविक ज्ञान था। 
ज्ञान का अर्थ है देखने की आँखे। ऐसी आँखे उनके पांस थीं जिनमें करुणा का जल 
छलकता रहता था। धर्म यही है कि दीन दुखी जीवों को देखकर आँखों में करुणा का 
जल छलक आयेजन्यथा छिद्र तो नारियल में भी हुआ करते हैं। दयाहीन आंखे नारियल 
के छिद्र के समान हैं। जिस ज्ञान के माध्यम से प्राणीमात्र के प्रति संवेदना जागृत नहीं 
होती उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं और वे आँखें किसी काम की नहीं जिनमें देखने-जानने 
के बाद भी संवेदना की दो तीन बूंदे नहीं छलकती। 

एक अंधे व्यक्ति को हमने देखा था। दूसरे के दुख की बात सुनकर उसकी आँखों 
मे पानी आ रहा था। मुझे लगा वे आँखे बहुत अच्छी हैं जिनसे भले ही दिखायी नहीं 
देता लेकिन करुणा का जल तो छलकता रहता है। गांधी जी के पास पर्याप्त ज्ञान था, 
विलायत जाकर उन्होंने अध्ययन किया और बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बहुत कम लोग 
बन पाते है। यह उपाधि भी भारत मे नहीं विलायत से मिलती है। इतना सब होने पर 
भी उनके भीतर धर्म था संवेदना थी। वे दया धर्म को जीवन का प्रमुख अंग मानते थे। 
या कह्ो कि जीवन ही मानते थे। उनके जीवन की ऐसी कई घटनायें हैं जो हमें दया 
से अभिभूत कर देती हैं। 

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़िये, जब लीं घर में 
प्रान। यह जो समय हमे मिला है जो कुछ उपलब्धियाँ हुई हैं वह पूरी की पूरी 
उपलब्धियाँ दया धर्म पालने के लिए ही है। ज्ञान के माध्यम से हमें क्या करना चाहिये 
तो संतों ने लिखा है कि ज्ञान का उपयोग उन स्थानों को जानने में करना चाहिये जिन 
स्थानो में सूक्ष्म जीव रह सकते हैं ताकि उनको बचाया जा सके। जीवों को जानने के 
उपरांत यदि दया नहीं आती तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं। वह ज्ञानी नहीं माना 
जा सकता जिसके हृदय में उदारता नहीं है जिसके जीवन में अनुकम्पा नहीं है। जिसका 
अपना शरीर तो सर्दी में कंप जाता है। किंतु प्राणियों की पीड़ा को देखकर नहीं कंपता, 
वह लौकिक दृष्टि से भले ही कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, परमार्थ दृष्टि से सच्चा ज्ञानी 
वह नहीं है। 

आज पंचेन्द्रिय जीब जिनमें तिंयँच पशुपक्षियों की बात तो बहुत दूर रही, ऐसे मनुष्य 
भी हैं जिन्हें जीने योग्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती। समय पर भोजन 
नहीं मिलता, रहने को मकान नहीं है शिक्षा के समूचे साधन नहीं है। सारा जीवन॑ अभाव 
में व्यतीत हो जाता हैं। कुछ मिलता भी है तो उस समय जब जीवन ढलंता हुआ नजर 
आने लगता हैं। जैसे शाम तक यदि कुछ राशन मिल भी जाए तो सूरंज डूबने की है 
और रात्रि भोजन का त्यांग है। अब खाने की सांग्ग्री हैते हुए भी खाने का मंन नहीं 


३€० समग्र खण्ड/४ 


है। आप सोचिये रात्रि भोजन का त्याग करने के उपरांत भी आप रात्रि में कितनी चीजें 
खाने योग्य जुटा लेते हैं। ससार मे ऐसे भी लोग हैं जो दिन मे भी एक बार भरपेट 
भोजन नहीं आ पाते। थोड़ा उनके बारे मे भी सोचिये। उनकी ओर भी तो थोड़ी दृष्टि 
कीजिये। कितने लोग यहाँ हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। दूसरे के दुख में कमी 
लाने का प्रयास करते हैं। 

आज इस भारत मे सैकड़ो बूचड़खानो का निर्माण हो रहा है। पशु पक्षी मारे जा 
रहे है आप सब सुन रहे हैं देख रहे हैं फिर भी उन राम-रहीम और भगवान महावीर 
के समय मे जिस भारत भूमि पर दया बरसती थी, सभी प्राणियों के लिए अभय था 
उसी भारत भूमि पर आज अहिंसा खोजे-खोजे नहीं मिलती। 

आज बड़ी-बड़ी मशीनों के सामने रखकर एक-एक दिन में दस-दस लाख 
निरपराध पशु काटे जा रहे है। सर्वत्र बड़े-बड़े नगरों मे हिंसा का ताण्डव नृत्य दिखाई 
दे रहा है। आपको कुछ करने की यहाँ तक कि यह सब देखने तक की फुरसत नहीं 
हैं क्या आज इस दुनिया मे ऐसा कोई दयालु वैज्ञानिक नहीं है जी जाकर के इन 
निरपराध पशुओ की करुण पुकार को सुन सके, उनके पीड़ित जीवन को समझ कर 
उनकी आत्मा की आवाज पहचान कर हिसा के बढ़ते हुए आधुनिक साधनो पर रोक 
लगा सके। 

आज पशुओं की हत्या करके, उनकी चमड़ी मॉस आदि सब कुछ अलग करके डिब्बो 
में बद करके निर्यात किया जाता है। सरकार सहयोग करती है और आप भी पैसो के 
लोभ में ऐसे अशोभनीय कार्यों मे सहयोगी बनते हैं। आप केवल नोट ही देख रहे हैं 
फरिन करेंसी। लेकिन आगे जाकर जब इसका फल मिलेगा तब मालूम पड़ेगा। इस दुष्कार्य 
में जो भी व्यक्ति समर्थक हैं उनके लिए भी नियम से इस हिंसा जनित पाप क्रे फल 
का यवायोग्य हिस्सा भोगना पड़ेगा। समय किसी को माफ नहीं करता। 

छहढाला का पाठ आप रोज करते है। 'सुखी रहे सब जीव जगत के' - यह मेरी 
भावना भी रोज-रोज भायी जाती है लेकिन निरंतर होने वाली हिंसा को रोकने का उपाय 
कोई नहीं करता। चालीस-पचास साल भी नहीं हुए गांधी जी का अवसान हुए और यह 
स्थिति उन्हीं के देश में आ गयी। जिस भारत भूमि पर धर्मायतनो का निर्माण होता था। 
उसी भारत भूमि पर आज धड़ाधड़ सैकड़ों हिंसायतनों का निर्माण हो रझ्ज है। इसमें राष्ट्र 
के साथ-साथ व्यक्ति का भी दोष है। क्योंकि देश्ष में प्रजातंत्रातमक शासन है। प्रजा ही 
राजा है। आपने ही चुनाव के माध्यम से वोट देकर शासक नियुक्त किया है। यदि आपके 
भीतर निरंतर होने वाली उस हिंसा को देखकर करुणा जागृत हो जाए तो शासक कुछ 
नहीं कर सकते। आपको जागृति लानी चाहिये। 


समग्र जण्द/ ४ २६१ 

सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी आप मुंह मांगे दाम देकर खरीदते हैं। जीवन का आवश्यक 
कार्य समझकर उसका उपयोग करते हैं। क्या जानबूझकर आप उसमें होने वाली 
अंधाधुंध हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप राजि-भोजन नहीं करते, अभक्ष्य पदार्थ 
नहीं खाते, पानी छानकर पीते हैं नियमित स्वाध्याय करते हैं पर हिंसा के साधनों का 
उपयोग करके हिंसा का समर्थन करते हैं। इस नश्वर शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए 
आज कितने जीवो को मौत के घाट उतारा जा रहा है। दूध देने वाली भोली भाली गायें, 
भैंसें दिन दहाड़े मारी जा रही हैं। खरगोश, चूहे, मेंढक और बेचारे बंदरों की हत्या दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आप चुप हैं। सब वासना की मूर्ति के लिए हो रहा 
है। पशुओ को सहारा देना, उनका पालन पोषण करना तो दूर रहा! उनके जीवन को 
नष्ट होते देखकर भी आप चुप हैं कहों गयी आपकी दया, कहाँ गया आपका लम्बा 
चौड़ा ज्ञान-विज्ञान, कहाँ गया आपका मानव धर्म। 

आज मुर्गी पालन केद्र के नाम पर मुर्गियो को जो यातना दी जा रही है वह आपसे 
छिपी नहीं हैं मछलियो का उत्पादन उनकी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं उन्हें मारने के 
लिए हो रहा है। उस सबकी शिक्षा दी जा रही है लेकिन दया की उत्पत्ति अनुकम्पा 
की उत्पत्ति, और आल-शान्ति के लिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई कालेज या स्कूल 
कहीं देखने में नहीं आ रह्म। मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि जहाँ परआप लोगों 
ने धर्म के सस्कारो के लिए विद्यालय और गुरुकुल खोले थे वहाँ भी धर्म का नामो निशान 
नहीं है। सारे लौकिक विषय वहाँ पढ़ाये जाते हैं लेकिन जीव दया पालन जैसा सरल 
और हितकर विषय रचमात्र भी नहीं है। 

आज़ नागरिक शास्त्र की आवश्यकता है। ऐसा नागरकि शास्त्र जिसमें सिखाया 
जाए कि कैसे श्रेष्ठ नागरिक बने। कैसे समाज का हित करें। कैसे देया का पालन करें। 
उस नागरिक शास्त्र के माध्यम से हम सही जीवन जीना सीखें और दूसरे प्राणियों को 
अपना सहयोग दे। पशुओ- की रक्षा करे। उनका सहयोग भी अपने जीवन मे लें। 

जहाँ पहले पशुओं की सहायता से खेतों मे हल चलाया जाता था, चरस द्वारा सींचा 
जाता था। वहाँ अब ट्रेक्टर और पंप आ गया। जमीन का अनावश्यक दोहन होने लगा 
और कुंए खाली हो गये। चरस चलने से पानी धीरे-धीरे निकलता था, जमीनम भीतर 
धीरे-धीरे घुसता चला जाता था जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती थी पानी क्रा अपव्यय 
नहीं होता था। इस सारे कार्य में पशुओं का सहयोग मित्रता था। उनका पालन भी होता 
था, मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से यह संब नष्ट हो गया। लाभ के स्थान पर हानि 
हुई और हिंसा भी बढ़ गयी। आप सही तरीके से सोंचें तो ज्ञात होगा कि सभी क्षेत्रों 
में सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ 


स्ध्र समग्र खण्ड/४ 


जिसकी तुलना हम पूर्व परम्परा से कर सके और उसे अधिक लाभकारी कह सकें। 

आप लोग चुपचाप सब बातें सुन रहे हैं। जीवन में परिवर्तन लाने का भी प्रयास 
: करिये। अपनी संतान को इस प्रकार की शिक्षा देने मे आपअपने आप को कृतकृत्य मानते 
हैं कि हमारा लड़का एम बी बी एस हो जाये, इंजीनियर या ऑफीसर हो जाये। ठीक 
है पर उसके भीतर धर्म के प्रति आस्था, सस्कृति के प्रति आदर और अच्छे सस्कार आयें 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये। जो कार्य आस्था के बिना और विवेक के बिना 
किया जाता है वह बहुत कम दिन चलता है। भीतर उस कार्य के प्रति कोई जगह न 
हो तो खोखलापन अल्प समय त्तक ही टिकता है। उच्च शिक्षा के साथ मानवीयता की 
शिक्षा भी होनी चाहिये। 

नवनीत और छाँछ ये दो तत्त्व हैं। जिसमें सारभूत तत्त्व नवनीत है पर आज उसे 
छोड़कर हमारी दृष्टि मात्र छौछ की ओर जा रही है। अपनी मूल सस्कृति को छोड़कर 
भारत, पाश्वात्य सस्कृति की ओर जा रहा है यह नवनीत छोड़कर छोछ की ओर जाना 
है। बधुओं, ज्ञान धर्म के लिए है मानवता के लिए है। मानव-धर्म ही आत्मा को उन्‍नति 
की ओर ले जाने वाला है। यदि ज्ञान दयाधर्म से संबधित होकर दयामय हो जाता है 
तो वह ज्ञान हमारे लिये हितकर सिद्ध होगा। वे आखे भी हमारे लिए बहुत प्रिय मानी 
जायेगी जिनमें करुणा, दया अनुकम्पा के दर्शन होते हो। अन्यथा इनके अभाव मे मानव 
जीवन नीरस प्रतीत होता है। 

आज सहनशीलता, त्याग, धर्म वासल्य और सह अस्तित्व की भावना दिनोंदिन कम 
होती जा रही है। प्रगति के नाम पर दिनोदिन हिसा बढ़ती जा रही है। भौतिकता से 
ऊब कर एक दिन बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को भी धर्म की ओर मुड़ने को मजबूर होना पड़ेगा, 
हो भी रहे हैं। कैसे जियें। कैसा व्यवहार करें। ताकि जीवन मे सुख शान्ति आये इन प्रश्नों 
का समाधान आज विज्ञान के पास नहीं है। अनावश्यक भौतिक सामग्री के उत्पादन से 
समस्थाएँ बढ़ती जा रही हैं। धन का भी अपव्यय हो रहा है। शक्ति क्षीण हो रही है। 
हमे इस सबके प्रति सचेत होना चाहिये। 

हम जब बहुत छोटे थे, उस समय की बात है। रसोई परोसने वाले को हम कहते 
थे कि रसोई दो बार परोसने की अपेक्षा एक बार ही सब परोस दो। तो वह कह देते 
थे कि हम तीन बार परोस देंगे लेकिन तुम ठीक से खाओ तो। एक बार में सब परोसेंगे 
तो तुम आधी खाओगे और आधी छोड़ दोगे। इसी प्रकार आज हर क्षेत्र में स्थिति हो 
गयी है। बहुत प्रकार का उत्पादन होने से अपव्यय होरहा है सभी उसका सदपंयोग नहीं 
कर पा रहे हैं। 


एक समय वंह भी था जब धन संपत्ति का संग्रह होता भी था तो एक दूसरे के 


हू 


समग्र खा ४ छेह6३ 


उपकार के लिए होता था। धर्म का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। जो धन 
दूसरो का हित करने वाला था वहीं धन आज परस्पर द्वेष और कलह का कारण बना 
है मैं किसी को क्यों दूँ” इस प्रकार की स्वार्थ भावना मन में आ गयी है। इसी लिए 
धन का उपयोग कैसे करे। कहाँ करे इस बात का विवेक नहीं रहा। अर्जन करने की 
बुद्धिमानी तो है लेकिन सही-सही उपयोग करने का विवेक नहीं है। जैनधर्म का कहना 
है कि उतना ही उत्पादन करो जितना आवश्यक है। अनावश्यक उत्पादन में समय और 
शक्ति मत गवाओ। धन का सग्रह करने की अपेक्षा जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर 
लगाओ। इसी मे सभी का हित निहित है। 

बहुत दिन पहले की बात है। राज्य व्यवस्था और राज्य शासन कैसा हो इस बारे 
मे एक पाठ पढ़ा था। उस राजा क॑ राज्य में धीरे-धीरे प्रजा की स्थिति दयनीय हो गयी। 
राजा के पास बार बार शिकायते आने लगीं। राजा ने सारी बात मालूम करके कमियो 
को दूर करने के लिए सख्त आदेभ दे दिया। कह दिया कि हमारे राज्य मे कोई भी 
व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। यदि भूखा सोयेगा तो दण्ड दिया जाएगा। कोई भूखा हो 
तो अपनी बात राजा तक पहुँचाने के लिए एक घंटा भी लगवा दिया। 

एक दो दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन घंटा बजने लगा। घटा बजते ही 
जो सिपाही वहाँ तैनात था उसने देखा कि बात क्या है? घंटा बजाने वाला वहाँ कोई 
व्यक्ति नहीं था, एक घोड़ा अवश्य था। किसी ने घटे के ऊपर थोड़ा सा घास अटका 
दिया था, उसको खाने के लिए वह घोड़ा सिर उठता था तो घंटा बजने लगता था। राजा 
तक खबर पहुँची राजा ने सोचा कि जरूर यह घोड़ा भूखा है। उसके मालिक को बुलाया। 
पूछा गया कि बोलो यह कितने दिन से भूखा था। 'अन्नदाता, मैंने इसे जानबूझकर भूखा 
तो नहीं रखा' - उस घोड़े के मालिक ने डरते-डरते कह दिया। राजा ने पुन' प्रश्न किया 
कि फिर यह भूखा क्यो है? तब वह कहने लगा कि अन्नदाता! इस घोड़े के माध्यम 
से मै जो कुछ भी कमाता हूँ उसमे कमी आ गयी है। पहले लोग जो किराया देते थे 
अब उसमे कमी करने लगे हे। मेरा तो एक बार भोजन से काम चल जाता है पर इसके 
लिए कहाँ से पूरा पड़ेगा। मैंने सोचा कि अपनी बात यह स्वयं आपसे कहे इसलिए इसके 
माध्यम से घंटा बजवा दिया। अब आप ही न्याय करें। 

राजा हंसने लगा वष्ठ सारी बात समझ गया कि कमी कहाँ है? मनुष्य मनुष्य के 
बीच जो आदान-प्रदान का व्यवहार है उसमें कमी आ गयी है। उसी दिन राजा ने आज्ञा 
दी कि जो जितना काम करे उसे उसके अनुरूप वेतन मिलना चाहिए फिर चाहे बह मनुष्य 
हो या पशु भी क्‍यों न होे। सभी को समान अधिकार है जीने का। यह कहलाती है 
शासन व्यवस्था! यही राजा का धर्म हैं आज इस धर्म के पालन में कमी आ जाने से 


रह्ड सम्ता खण्ड, ४ 


सभी दुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें अधर्म से बचकर मानव धर्म के लिए तत्पर रहना 
चाहिये। 

गांधी जी के माध्यम से भारत को स्वतत्रता मिली। उनका उद्देश्य मात्र भारत को 
स्वतत्रता दिलाने का नही था। व्यक्ति-व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, प्राणीमात्र 
स्वतत्र हो और सुख शान्ति प्राप्त करें यह उनकी भावना थी। सब सतों का धर्मात्मा पुरुषों 
का उद्देश्य यही होता है कि जगत के सभी जीव सुख शान्ति का अनुभव करें। एक साथ 
सभी जीवो के प्रति अभय देने की भावना हर धर्माला के अंदर होती है, होनी भी चाहिये। 
इस बात का प्रयास सभी को करना चाहिये। 

प्राणी मात्र के भीतर जानने देखने की क्षमता है पशुपक्षी भी हमारी तरह जानते 
देखत है। किसी-किसी क्षेत्र में उनका इन्द्रिय ज्ञान हमसे भी आगे का है। यहाँ आप 
बैठे सुन रहे है लेकिन आप ही मात्र श्रोता है ऐसा नहीं है। पेड़ के ऊपर बैठी चिड़िया 
भी सुन सकती है। कीआ भी सुन सकता है बदर भी सुन सकता है और ये सब प्राणी 
भी अपने जीवन को धर्ममय बना सकते हैं। बनाते भी है। पुराणो के अदर ऐसी कथाओ 
की भरमार है। इन कथाओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि हम लोगो को तो अल्प समय 
में ही बहुत उनति कर लेना चाहिये। 

आज से आप लोग यह सकल्प कर लें कि नये कपड़े या अन्य कोई उपयोगी सामग्री 
खरीदने से पहले पुराने कपड़े और पुरानी सामग्री दया पूर्वक, जिसके पास नहीं है उसे 
दे दे। परस्पर एक दूसरे का उपकार करने का भाव बनाये। 

इस युग में गाधी जी ने अपने जीवन को 'सिम्पल लिविंग एण्ड हाई थिंकिग' सादा 
जीवन उच्च बिचार के माध्यम से उन्नत बनाया था। वे सदा सादगी से रहते थे। भौतिक 
शक्ति भल ही कम थी लेकिन आलिक शक्ति धर्म का सग्बल अधिक धा। उनके अनुरूप 
भी यदि आप अपना जीवन बनाने के लिए संकल्प कर लें तो बहुत सारी समस्याएँ समाप्त 
हो जायेगी। जितनी सामग्री आवश्यक है उतनी ही रखे उससे अधिक न रखें, इस प्रकार 
परिमाण कर लेने से आप अपव्यय से बचेंगे साथ ही सामग्री का सचय नहीं होने से 
सामग्री का वितरण सभी के लिए सही ढंग से होगा। सभी का जीवन सुखद होगा। देश 
में मानवता कायम रहेगी और देश की संस्कृति की रक्षा होगी। आत्म कल्याण होगा। 

(आ।क,। 


5 





पर्यूषण पर्व एक अद्धुत पर्व है। यह मानवीय भावनाओं के परिष्कार था ऐकेसीकंरथ 
का पर्द है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को तनाव के कारणों मे मुक्ति दिखना है । तनाव 
का कारण मनुष्य के अपने विकार हैं । इन विकारों का जनम अधर्माचरण ते होता है । 
अधर्म से बचते हुये धर्म का अनुपालन करने वाद्य जीव ही निर्विकार बन सकता है । 
शास्त्रों में उस धर्म को' दशलक्षण रूप बताया है । 


हर वर्ष पर्यूषण पर्व में उन देश धर्मों पर चिन्तन-यनन चलता है | जिस अकार दाल- 
रैटी शरीर की छुराक है, उसी प्रकार भजन-विन्तन आता की खुराक हैं / जब हमारी 
दृष्टि शतीर पर जाती है तो हमारा मन भोजन और भोग की ओर दौड़ता है तथा जब 
ध्यान आत्मा की ओर जाता है तो भजन और स्वाध्याय के ग्रति रुचि जगती/बढ़ती 
है । प्रस्तुत कृति मे वर्णित दशलक्षण रूप धर्म के चितन से आत्महित में प्रवृत्ति ढोती है 
तथा चित्त भोगाकाक्षाओ से हटकर योग-मार्य मे रमण करने लगता है / 


परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस सदी के सत्ों में जिरोमणि 
है । निर्दोय चर्या एवं हदयत्पर्शी वक्‍तृत्व-कत्म ने उन्हें जन-जन का ऋषि बना दिया 
है। सम्पूर्ण घारत मे 'राष्ट्रसत” के रूप में उनकी ख्याति है । इस पुस्तिका में दशहक्षणघर्म 
पर दिये गये उनके प्रवचन सह्डल्ति किये गये है । उनकी प्रवचन-शैली की यह विशेषता 
है कि वह शासत्रो के गहनतम रहस्यों को भी अपनी चुटीली भाषा और सहज युक्तियों 
से सरल एवं बोधगग्य बना देते है । इन प्रवचनों में कहीं भी पांडित्य का अदर्शन नहीं 
है; आपितु सर्वत्र अनुभव की सरसता है / 


प्रस्तुत कृति मे पूज्य आचार्य ओर ने परग्परित दृष्टान्ती की अपेक्षा रोजमर्रा की जिन्दगी 
में देखे-समझे, उदाहरणो से अपने कथ्य को पुष्ट करने का अधिक प्रयास किया है । सीप 
और मोती, हछुवा और आग, दूध और थी, दोज के वक्र और पूनम के पूर्ण चद्धमा आदि 
के उदाहरण पुस्तकीय नहीं हैं । वे अनुभव की आँख से देखे गये है । उनका हुदेय॑ पर 
सीधा और गहरा असर होता है । शब्द-शक्ति पर उनकी कैसी पकड़ है, इसका परिचय 
भी इन प्रवचनों से मिक्॒ता है / अनेक स्थानों पर एक ही शब्द या वाक्यांश से दो अथवा 
दो से अधिक अर्थों की अभिव्यक्ति चमत्कार उत्पन्त करती है / 


'पर्व : पूर्व भूमिका" शीर्षक अपने प्रथम प्रवचन में भृज्य आचार्य श्री ने यह स्पष्ट 
कर विया हैं कि दज्षलक्षण धर्म के माध्यम से हमें पंचेद्धियों के विषय को छोड़ते आना 
है । यदि धर्म का सेवन इन विषयों का बिमोचन किये बिना करेंगे तो स्वाद नहीं आंगरेगा, 
शांति और तृप्ति नहीं मिलेगी। आत्या का हित चाहने वालें को अहित के कारणों से क्वमा 


सकाए/४/ रथ 


३ 
ही प्रवेचनकार को इष्ट है और पूरी कृति में यही लक्ष्य प्रमुखता से उत्तके सामने रहा 
है । 


कहने के लिए भले ही धर्म के लक्षण दश हैं, किन्तु ययार्व थे यह सब देश धर्म एक 
में ही गर्भित हो जाते है । एक के आने से सभी आ जाते है । 


उत्तम क्षमादि भाष वत्तुत' आत्मा के गुण है । यह गुण हर जीव में जाये जाते 
है । संतार में ऐसा कोई व्यक्ति नही है, जिसके भीतर इन गुणों का खजाना न हो, किन्तु 
सदा बाहर की ओर देखते रहने की अपनी पुरानी आदत के कारण वह इन्हे देख या जान 
नही पाता है । यह ग्रवचन व्यक्ति को अन्तर्यत्रा पर ले जाते है । अन्तर्यात्रा का अर्थ 
है स्वभाव मे जीने की कोशिश । जिस प्रकार उत्ता लहरों का कोलाहल समुद्र की सतह 
पर ही तुनाई पड़ता है किन्तु उसके भीतर कोई हलचल नही होती, उसी प्रकार हमारे जीवन 
मे तनाव भी बाहर से आते है (सभी परनिमित्तक हैं) किन्तु यदि हम अपने भीतर झाँक 
कर देखे तो वहाँ शान्ति का अथाह साम्राज्य ही पायेगे । इसी का नाम स्वभाव है । उत्तम 
क्षमादि धर्मो का पालन उसी स्वभावगत शान्त या निराकुछता मे जीने या रहने की कला 
का ही दूसरा नाम है / 


इस कृति के माध्यम से जीव मात्र तक को पृज्यश्री का करुणा का प्रसाद पहुँच रहा 
है । उनके हर प्रवचन मे आत्मा का सगीत सुनाई पड़ता है तथा पग-पग पर आत्मजागरण 


की प्रेरणा मिलती है । उनका यह उपकार हमारे लिये किसी अयाचित वरदान से कम 
नहीं है | 


इन प्रशस्त प्रवचनों का सम्पादन उनके प्रतिभा-सम्पन्न सुयोग्य शिष्य पूज्य मुनि 
क्षमासागर जी महाराज एवं ऐलक श्री अभयसागर जी महाराज ने किया है । कृति के 


अन्त मे जैन धर्म का पारिभाषित शब्द-कोष देकर उन्होने इसे और भी अधिक उपयोगी 
बना दिया है । वीतरागी एवं हितानुशास्ता युरुओ के चरणों में हमारा शतश नमन । 


फिरोजाबाद (उत्तर अदेश ) नरेद्र प्रकाश जैन 
दिनाक २७ जून, १९९३ (सम्पादक - जैन गजट) 


॥$ 
ध हे हे 
डे ३ 
एड ४; 


हि ह 


पर्व : पूर्व भूमिका 
0 यदि धर्म का सेवन हम विषयों का 
विमोचन किये बिना करेंगे तो स्वाद नहीं 
आयेगा, शान्ति और तृप्ति नही मिल्लेगी | 
कम से कम धर्म को अगीकार करने से 
पहले विषयों के ग्रति रागभाव तो मौण, 
होजा ही चाहिये + उनके प्रति आसविते 
'तो कम करी ही चाहिए ।.., 


४ 


संक॥/४/३०० 

कल पर्वराज आ रहा है और आत्मा के धर्म अर्थात्‌ स्वभाव के बारे में वह हमसे 
,कुछ कहेगा । दस दिनो में आप तरह-तरह से आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति के लिये प्रयास 
करेंगे । कोई बार-बार भोजन की आकाक्षा छोड़कर एक बार भोजन करेगा | कोई एकाशन 
कॉलनिखालो कंभी-कभी उपवास करने का अभ्यास करेगा और किसी दिन जो जोड़ रखा 
है उसे छोड़ने का भाव लायेगा | कोई भी कार्य किया जाता है तो भूमिका बनाना आवश्यक 
होता है । नीव यदि कमज़ोर है तो उसके ऊपर महाप्रासाद निर्मित कराना सम्भव नहीं 
होता । इसी प्रकार आगामी दस दिनो मे आप जो भी अपने आत्म-विकास के लिये करना 
चाहें, उसकी आज से ही भूमिका मजबूत कर लेनी चाहिये । 


एक रोगी व्यक्ति वैध के पास गया कि कुछ इलाज बताइये ताकि कमजोरी दूर हो 
और शान्ति मिले | तब वैद्य जी ने रोग का निदान करके औषधियाँ बता दी और कह 
दिया कि इन सभी का हलुवा बनाकर सेवन करना । कुछ दिनो के उपरान्त इसके सेवन 
से शक्ति और शान्ति मिल जायेगी | सभी चीजों का अनुपात और बनाने की विधि भी 
बता दी | उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया लेकिन उससे वह पौष्टिकता देने वाला हलुवा 
ठीक से खाया नही गया । दो-तीन दिन तक प्रयास करने के उपरान्त जब उसे वह हलुवा 
नही खाया गया तो वह वैद्य जी के पास पहुँचा और कहा कि रोग मे कोई लाभ नही 
हुआ | वह हलुवा जैसे तैसे खाया तो, लेकिन ठीक-ठीक खाया नही गया । आपने जैसा 
बताया था, वैसा ही किया | उसमे किसी बात की कमी नही रखी छेकिन उसके सेवन 
के उपरान्त मुझे जरा भी सुख, शान्ति या तृप्ति नही मिली । जैसा आस्वादन मिलना चाहिये 
वह भी नहीं मिला | वैद्य जी ने कहा यह सम्भव ही नही है | बताओ क्या कया मिलाया 
था ? सभी चीजो मगाई गयी । कही कोई कमी नही थी । सभी चीजे नपी-तुली थी, अनुपात 
भी ठीक था, बनाने की विधि भी ठीक थी पर केशर की डिब्बी जब वैद्य जी ने उठाई 
तो समझ गये कि बात क्या है । पूछा कि यही केशर डाढी थी | उस व्यक्ति ने कहा 
कि हॉ यही डाली थी | केशर तो असली है, उसमे गड़बड़ कैसे हो सकती है ? वैद्य जी 
मुस्कराये कहा कि केशर तो असली है पर केशर रखने की डिबिया मे पहले क्या था ? 
तो मालूम पड़ा कि डिबिया मे पहले हीग रखी थी | उस हीग के सस्कार के कारण पूरा 
का पूरा हछुवा बेस्वाद हो गया | यही गलती हो गयी । इसलिये शान्ति नही मिली और 
तृप्ति भी नहीं मिली । 


बात आपके समझ मे आ गई होगी । यदि धर्म का सेवन हम विषयो का विमोचन 
किये बिना करेंगे तो स्वाद नहीं आयेगा, शान्ति और तृप्ति नहीं मिलेगी | कम से कम 
धर्म को अंगीकार करने से पहले विषयों के प्रति रागभाव तो गौण होना ही चाहिये। हमारा 
धर्म महान्‌ है जिसमे भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीर्थंकर 
हुये । भरत जैसे चक्रवर्ती और बाहुबली जैसे कामदेव हुये । बाहुबली भगवान का कोई 
चिन्ह भले ही नहीं है, लेकिन उनकी तपस्या से हर कोई उन्हे पहचान लेता है। वे तप 





हे 


सेफ ४7३० + 


दूर चलने के उपरान्त एक घाटी में से गुजरते समय कुछ मधुमविखरयाँ आंगे ्गी और 
गुरुजी को एक-दो स्थान पर काट डिया । गुरुजी पीड़ा से कराहने ढगे और वहीं बैठ 
गये | कहने छंगे कि अब चलना सम्भव नहीं है।.*.,. ., 


शिष्य बड़ी दुविधा में पड़ गया कि आखिर बात क्या है ? उसने पूछे ही लिया कि 
गुरुजी अभी अभी तो सिंह के आ जाने पर आप बिल्कूठ विचछित नहीं हुये थे और अब 
इतनी छोटी सी मधुमविश्यों से विच्चलित हो गये । कुछ समझ में नहीं आश्ना ? शुरुजी 
मुस्कराये और बोके उस समय जंब सिंह आया था तब मेरे साथ भगवान झ्, मैं उन्हीं 
में लीन था | विचलिस या भयभीत होने की बात ही नहीं थी लेकिन अब त्ी तू भेरे साथ 
है । भयभीत होना स्वाभाविक है | यह है सगति का असर । 


आज चतुर्थ काल तो है नहीं | उत्तम संहनन का भी अभाव है। क्षायिक सम्यग्दर्शन 
भी होना सम्भव नहीं है | ऐसे विषम समय में विषयो की सद्भति में पड़ कर अपने स्वभाव 
को भूल करके कर्तव्य से च्युत होने की सम्भावना अधिक है | इसलिये समय-समय पर 
वर्ष भर में बीच-बीच मे ऐसे पर्व रखे गये है जिनसे श्रावकों के लिये तीन सौ पैसठ दिन 
में कुछ दिन विषय-कषायो के सम्पर्क से बचने का और धर्म के निकट आने का अवसर 
मिलता है । दश-लक्षण पर्व इसीलिये महत्त्वपूर्ण पर्व हैं कि इनमें लगातार दस दिन तक 
विभिन्न प्रकार से धर्म का आचरण करके अपनी आत्मा के विकास का अवसर मिलता 
है, जो कि श्रावकों के लिये अनिवार्य है | मुनि महाराजों का तो जीवन ही दशरुक्षण'धर्ममर्य 
होता है । 


तो बात यह है कि वीतराग-धर्म सुनने से पूर्व उसके ग्रोग्य पात्रता बनाना भी आवश्यक 
है| जैसे सिहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही रुकता है उसी प्रकार वीत्राग धर्म का ग्रव्ण 
करके उसे धारण करने की क्षमता भी सभी मे नहीं होती । उसके छिये भावो की भूमि 
में थोड़ा भीगापन होना चाहिये तथा आर्द्तता होनी चाहिये, जिससे वीतरागता के प्रति आस्था 
और उत्साह जागृत हो सके । चार्से ओर भोगीषभोग की सामग्री होते हुवे भी इस काया 
के द्वास उस माया को गौण करके भीतरी आस्मा को पहचानने" और शरीर के पृथक 
अवलोकन करने के ढिये दश लंक्षण धर्म को सुनना माश्र ही पर्योष्त नहीं है, उसे प्राप्त 
करना भी अनिवार्य है । 


” जीवन का एक-एक क्षण उत्तेम-क्षमा के साथ निकले! एक-एक क्षण मार्देव॑ के साथ, 
विनय॑ के साथ निकडे । एक-एक श्वांस हमारी वक्ता के अभाव में चंछे | ऋजुता और 
भरुचिता के सार्थ चले । पूरा जीवन ही दश-धर्म मय हो हक । दश धर्म की व्याख्या तो. 
कोई भी सुना सकता है लेकिन धर्म का वास्तविक दर्शन और अनुभव तो दिगम्बर वेश 
में ही सम्भव है। उसके प्रतिफु़ रूप मुक्ति भी इसी दिगग्बरत्व के साथ सम्भव है। | 
व्यक्ति दश धर्म के अवण और दर्शन के माध्यम से एक समय के डिये भी जीवन मेँ 


जंबा?४/ इेकर 


की मूर्ति हैं । त्याग की मूर्ति हैं| वे संयम की मूर्ति हैं । विदेशी पर्यटक भी श्रवणबेलुगोल 
(हासन-कर्नाटक) में आकर गोम्मटेश बाहुबली स्वामी की मूर्ति देखकर ताज्जुब करते हैं 
कि यह कैसी विशाल, भव्य और मनोज्ञ प्रतिमा है, जो बिना बोले ही शान्ति का उपदेश 
दे रही है । हमे कहने की आवश्यकता न पड़े और हमारा जीवन स्वयं ही उपदेश देने 
लगे, यही हमारा धर्म है | यही धर्म का माहाल्य भी है | 


विषय भोगो मे उलझते रहने की वजह से ही हमारे उपयोग की धारा आज तक 
भंटकती आ रही है | बटती चली आ रही है और सागर तक नहीं पहुँच पाती । मरुभूमि 
में ही विलीन हो रही है | पड्चेन्द्रिय के विषयों के बीच आसक्त रहकर आज तक किसी 
को धर्मामृत की प्यास नहीं जगी | आज तक आत्मा का दर्शन नहीं हुआ | दशलक्षण 
धर्म के माध्यम से हमे दुनिया की और कोई वस्तु प्राप्त नहीं करना है किन्तु जो पउ्चेन्द्रिय 
के विषय हैं, उनको छोड़ते जाना है । जिस रुचि के साथ ग्रहण किया है उसी के अनुरूप 
उसका विमोचन करना भी आवश्यक है । जिस प्रकार कचरे को व्यर्थ मानकर फेक देते 
हैं उसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय के विषयो को व्यर्थ मानकर उनका त्याग करना होगा | उनके 
प्रति आसक्ति कम करना होगी । धर्म की व्याख्या तो आप कल से सुनेगे, लेकिन आज 
कम से कम धर्म की केशर की सुगन्ध लेने से पहले अपनी डिब्बी का पुराना ससकार अवश्य 
हटा दे । 


एक बार गुरु और शिष्य यात्रा के लिये निकले, छोटी सी कथा पढ़ी थी | आप लोगों 
को याद हो तो ठीक है, अन्यथा पुन. याद ताजा कर ले । कैसा है सड़ी साथी का प्रभाव? 
गुरु और शिष्य दोनो चले जा रहे थे | चलते-चलते शाम हो गई । सामायिक ध्यान का 
काल हो गया । एक पेड़ के नीचे बैठ गये | आंगे भयानक जज्जल था । वह ध्यान में बैठे 
ही थे कि शिष्य की दृष्टि जड्डल की ओर से आते हुये सिह पर पड़ी । शिष्य घबरा गया 
कि अब बचना सम्भव नहीं है | गुरु जी को पुकाश पर गुरु जी तो भगवान्‌ के ध्यान 
में तलल्‍लीन थे | शिष्य चुपचाप उठा और धीरे से पेड़ पर चढ़कर ऊँचाई पर बैठ 
गया | वही से बैठे-बैठे उसने देखा कि सिह गुरु जी के पास आया और सूघ कर परिक्रमा 
लगाकर सब ओर से देखकर लौट गया । शिष्य तो थर-थर कांपने लगा कि पता नहीं 
क्या ड्ोने वाला है। जब सिंह चला गया तब दीर्घ श्वास छेकर वह नीचे उतरा और गुरु 
जी के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया । 


थोड़ी देर बाद जब गुरु जी ध्यान से बाहर आये और कहा कि चंलो । तब शिष्य 
को बड़ा आश्चर्य हुआ । शिष्य ने कहा कि गुरुजी आज तो बड़ा भाग्योदय था | बच 
गये। एक सिंह आया था और बिल्कुल आपके पास तक आया था। आपको सूघा भी 
था | क्या आपको मालूम नहीं है ? गुरुजी ने कहा कि नही मुझे नहीं माठूम । अब तो 
शिष्य और भी अच्नम्मे मे पड़ा और श्रद्धा से पैरो पर गिर पड़ा कि अद्भुत है आपका 
धैर्य और आपकी दृढ़ता । गुरुजी ने अपनी प्रशसा सुनकर मानो अनसुनी कर दी और 
कहा कि चल्ले अभी और यात्रा करना है| दोनो फिर आगे यात्रा पर बढ़ गये । थीड़ी 


डर ख़ाइ/३०) 


के प्रति सक्ल्पित होता है , उत्तम क्षत्रा धारण करने का भाव जागृत करता है, मैं समझता 
हूँ उसका यह भाव ही उसके छिये भूमिका का काम करेगा । 


रावण ने एक बार मुनि महाराज के भुख से धर्म श्रवण किया । उसके साथी भी 
साथ में थे | जब अंत में सभी ने एक-एक करके मुनि महाराज से कुछ न कुछ व्रत लिये 
तब चारण-ऋद्धिधारी उन मुनिसज ने रावण को कहा कि है अर्द्धयक्री रावण ! तुम तो 
बलशाली हो । कौन सा व्रत लेते हो ? ठे लो | तब रावण ने कहा कि महाराज आज 
मुझे अपने से बढ़कर कोई कमजोर नहीं लग रहा है। मैं आपसे अपनी क्रमजोरी कैसे 
कहूँ ? एक छोटा सा व्रत भी मेरे लिये पाछन करना कंठिन रूगता है। इतना ही कर 
सकता हूँ कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ सम्बन्ध के लिये मैं जबरदस्ती उसे 
बाध्य नही करूँगा, यही मेरा व्रत रहा । 


रावण ने सोचा था कि ऐसी कोई स्त्री नही होगी जो उसे नहीं चाहेगी । पर आपको 
ज्ञात ही है कि इस एक व्रत ने भी उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी । सीता का हरण तो कर 
लिया लेकिन सीता को बाध्य नही कर सका । उसने जीवन को थोड़ा बहुत संस्कारित 
तो अवश्य किया । वैसे ही हमे भी व्रतों को अज्ञीकार करके स्वयं को संस्कारित करना 
चाहिये और बव्रतियो को देखकर ब्रतो के प्रति आकृष्ट होना चाहिये | सभी को व्रत, नियम, 
सयम के प्रति प्रोस्नाहित भी करना चाहिये | 


बन्धुओ ! यदि एक बार शान्ति के साथ आप विषयो को गीण करके थोड़ा विचार 
करे, तो अपने आप ज्ञान होने छृग जायेगा कि हमारा धर्म क्या है ? हमारा स्वभाव क्‍या 
है ? हमे विषय-कषायो की सब्जभति नहीं करना चाहिय्रे | वीतरागी की सक्बति करनी चाहिये 
ताकि धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ में आ सके । आज विलासिता दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है। आज तीर्थ-क्षेत्रो पर भी सुख-सुविधा के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। पर ध्यान 
रखना-सुल-सुविधा से राग ही पुष्ट होता है, वीतरागता नहीं आती । वीतरागता प्राप्त 
करने के लिए, धर्म धारण करने के लिये थोड़ा कष्ट तो सहन करने की क्षमता लाना ही 
चाहिये | स्वयं को संयत बनामे का भाव' तो आना ही चाहिये | स्वभाव की पहचान करने 
के छिये विभाव-रूप विषय-कषायों को गौण करना अनिवार्य है। हिंसा से दूर रहकर अहिंसा 
का पालम करते हुवे जो व्यक्ति इन दश घर्मों का श्रवण-चिन्तन-मनन करता है, उन्हें प्राप्त 
करने का भाव रखता है; वह अचंश्य ही अपने जीवन में आत्म-स्थभाव का अनुभव करने 
की योग्यता पा ठेता है और जीवन को धर्ममय बना छेता है | 


ड 


संका/४/३०४ 


उत्तम क्षमा 


८ कोहुप्पत्तिस्स पुणो, 
बहिरंगं जदि हवेदि सकखाद॑ 
ण कुणदि किंचि वि कौहं, 
तस्स खमा होदि धम्मोत्ति ॥ 
- क्रोध के उत्पन्न होने के साक्षात्‌ 
बाहरी कारण मिलने पर भी थोड़ा भी 
क्रोध नहीं करता, उसके क्षमा धर्म 
होता है। (बारसाणुवेबा ७१) 


सेबी ४ ३७४ 
अभी कीर्तिकेयानुप्रेक का स्वाध्याय चक रहा हैं, उसमें एक गेशया आंती हैं -- 


धन्मौ वत्युतहावो, खमादिमावों मर वेख़ावि्े बलों ।..*.“»५, 
रयणल्ंयं व धम्मी, जीवार्ण ऱख्नर्ण धब्मी ॥ 


अर्थ वस्तु के त्वभाव की धर्म कहते है | दस प्रकार के क्षमादिभावों को धर्म कहते 
हैं । रलत्नय को धर्म कहते हैं और जीवों की रक्षा करने को धर्म कहते हैं। * 


यहाँ आचार्य महाराज ने धर्म के विविध स्वरूपों को बताया है । वस्तु के स्वभाव को 
धर्म कहा है और यह भडीभाौँति ज्ञात है कि वस्तु की अपेक्षा देखा जाएं तो जीच भी वस्तु 
है | पुदूगल भी वस्तु है | धर्म, अधर्म, आकाश और कांक भी वस्तु है । संभी का अपना 
अपना स्वभाव ही उनका धर्म है अधर्म द्रव्य का भी कोई म कोई धर्म है । हहैंसी) तो आज 
हम कौन से धर्म का पान करे, कि जिसके द्वारा कम से कम दस दिन के छिए हमारा कल्याण 
हो | तब आचार्य कहते हैं कि स्वभाव तो हमेशा 'धर्म रहेगा ही लेकिन इस स्वभाव की प्राप्ति 
के लिए जो किया जाने वाह्म धर्म है वह है-“खमादिभावों या दसविही धम्मों'-क्षमादि भाव 
रूप दस प्रकार का धर्म घह आज से प्रारम्भ होने जा रहा है | ध्यान रखना आप स्मेगों की 
अपेक्षा, विशेष अनुष्ठान: की दृष्टि से आज से प्रारम्भ हुआ माना जा रहा है, साधुओं के तो 
वह हमेशा ही है । 


यह दस प्रकार का धर्म रलत्रय के धारी मुंनिराज ही पालन करते हैं। इसलिए गाथा 
में आगे कहा गया कि 'रक्णत्तय च धम्मो'-रलत्रय भी धर्म है| सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
रूप आत्मा की जो परिणति है उसका नाम भी धर्म है। रेकिन इतना कंहकर ही बात पूरी 
नही की | इस रलत्रय की सुरक्षा किस तरड़, किस माध्यम से होगी, यह भी बताना आवश्यक 
है | इसलिए कहा कि “जीव्ार्ण रक्खणं धम्मो'-जीवों की रक्षा करना धर्म है। जीव का परम 
धर्म यही अहिता है। जो उसे अपने आत्मस्वभाव-रूप धर्म तक पहुँचायेगा.। इस अर्हिंसा धर्म 
के बिना कोई भी जीकत्मा अपने आत्म-स्वरूप को उपरूष्य नहीं कैंर सकता | 


इस अहिंसा धर्म की व्याख्या आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से की है । जो अहिंसा से विमुख 
हो जाता है उसके भीतर क्षोभ उतन्न होता है | जैसे कोई सरोवर शान्त हो और उसमें 
एक छोट सा भी कह्नर फेक दियो जाए, तो कहर गिरते ही पानी में छहरें उत्पन्न होने रूगती 
हैं । क्षौभ पैदा हो जाता है। सारा सरोवर छुब्ध हो जाता है और अगर कहर फेंकने का सिंठडसिला 
अश्षुण्ण बना रहे तो एक बार भी वह सरोबर श्ञान्त, स्वच्छ और उज्ज्वढ रूप में देखने को 
नहीं मिंल पाता | अनेक प्रकार की मलिनिताओं में उसका शान्त स्वरूप खो जाता है | क्षोभ 
भी एक प्रकार की मलिनता ही है | मोह-राग-देष रूप भाव भी एक मल्निता है | जैसे सरोचर 
का धर्म ऑन्‍्त' और निर्मल रहना हैं, हंहरंदार होनी महीं है; सेसा हीं' आत्मा का समता 
परिणाम है जो लहर हपी झ्ञोभ और मोह रूपी मसिनता से रहित है, जो निश्कन्ष और निर्मछे 
है। ४ 


समाग/४/ ३०६ 


सरोवर में कड्डर फेंकने के उपरान्त उसमें हम जब जाकर देखेंगे तो अपना मुख देखने 
में जहीं आयेगा और न ही सरोवर के भीतर पड़ी निधि/वस्तु का अवलोकन कर सकेंगे । मान 
छीजिये सरोवर शान्त है तथा कट्टर भी नहीं फेंका गया किन्तु कीचड़ उसमे यहुत है तो भी 
उस सरोवर के जल मे मुख दिखने में नहीं आयेगा | आज मुझे यही कहना है आप लोगों 
से कि ऐसे ही हमारी आत्मा का सरोवर जब तक शान्त और मलिनता से रहित नहीं होगा 
तब तक हमे अपना उज्ज्वल स्वरूप दिख़ाई नही देगा । क्रोध के अभाव में ही क्षमा धर्म जीवन 
मे प्रकट होगा | एक बार यदि यह क्षमा धर्म अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाये और आत्मा 
से क्रोधादि कषायो का सर्वथधा अभाव हो जाए तो लोक मे होने वाला कोई भी विप्लव उसे 
प्रभावित नहीं कर सकता, उसे स्वभाव से च्युत नही कर सकता, नीचे नहीं गिरा सकता । 


काले कल्पशते5पि च गते शिवाना न विक्रिया रक्ष्या'-अर्थात्‌ तैंकड़ो कल्पकाल भी बीत 
जाये तो भी सिद्धत्व की प्राप्ति के उपरान्त किसी भी तरह की विकृति आना सम्भव नहीं 
है। जैसे सरोबर का जल स्वच्छ होकर बर्फ बनकर जम जाये, उसमे सघनता आ जाये तो 
कंकर के फेकने से कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता; ऐसा ही आत्मा के स्वभाव के बारे 
में समझना चाहिये | हमे आत्मा की शक्ति को पहचानकर उसे ऐसा ही सघन बनाना चाहिए 
कि क्षोभ उत्पन्न न हो सके । आत्मा को ज्ञान-धन रूप कहा गया है | हमारा ज्ञान,-घन-रूप 
हो जाना चाहिये | अभी वह पिघला हुआ होने से छोटी-छोटी सी बातो को लेकर भी श्ुब्ध 
हो जाता है | हमारे अदर छोटी सी बात भी क्रोध-कषाय उत्पन्न कर देती है और हम क्षमा 
धर्म से विमुख हो जाते हैं । 


अनन्त काल हो गया तबसे हम इस क्रोध का साथ देते आ रहे हैं। क्षमा धर्म का साथ 
हमने कभी ग्रहण नहीं किया | एक बार ऐसा करो जैसा कि पाण्डवो ने किया था | पाण्डव 
जब तक महलो मे पाण्डव के रूप मे रहे तब तक कौरवो को देखकर मन मे बिचार आ जाता 
था कि ये भाई होकर भी हमारे साथ बैरी जैसा व्यवहार करते है अत' इनसे हमे युद्ध करना 
ही होगा । इन्हे धर्म-युद्ध के माध्यम से घार्ग पर छाना होगा । इस तरह कई प्रकार की बाते 
चलती थीं, सघर्ष चलता था | किन्तु जब वे ही पाण्डव गृहत्याग कर निरीह होकर ध्यान मे 
बैठ गये तो यह विचार आया कि 'जीवाण रक्खण धम्मौ' - जीवों की रक्षा करना, उनके 
प्रति क्षमा भाव धारण करना ही हमारा धर्म है । कौरव भी जीव है अब उनके प्रति क्षम्प 
भाव धारण करना ही हमारा कर्त्तव्य है | इसी क्षमा धर्म का पालन करते हुए जब उन पर 
उपसर्ग आया तो लोहे के गरम-गरम आभूषण पहनाने पर भी वे शान्त रहे । क्षुब्ध नहीं हुए, 
न ही मन मे शरीर के प्रति राग-भाव आने दिया और न ही उपसर्ग करमे वालो के प्रति द्वेष 
भाव को आने दिया | 


तप से तो तप ही रहे थे, ऊपर से तपे हुए आभूषण पहनाये जाने पर और अधिक तपने 
छगे । क्षमा-धर्म के साथ किये गये इस तप के द्वारा कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जय्न होने 
लगी । जैसे प्रोषधोपवास या पर्व के दिनों मे आप लोग उपवास करते हैं या एकाशन करते 


का 


है 


हैं और भीषण गर्मी ज्येष्ठ माल की कड़ी शृप पड़ जाये तो कैंसा' रूपता है ? दोहरी तपन 
हो गयी । पर व्रत का संकल्प पड़िठे से होने के कारण परीषह लहते हैं । ऐसे ही पाण्डव भी 
छेहे के आभूषण पहनाये जाने पर भी शान्त भाव से परीष्रह-जय में कुगे रहे । कौरवों पर 
क्रोध नहीं आया, क्योंकि जीवन में क्षमा-धर्म आ गया था | जीवार्ण रबखण धम्मो यह मन 
भीतर ही भीतर चल रहा का । 


वे सोच रहे थे कि अब तो कोई भी जीव आकर हमारे लिए कुछ भी करे - उपसर्य 
करे, शरीर को जरा भी दे तो भी हम अपने मन में उसके प्रति हिंसा का भाव नहीं छायेंगे 
क्रोध नहीं करेगे और विरोध भी नहीं करेंगें। अब भाहे कोई प्रशंसा करने आधे सौ उसमें 
राजी भी नहीं होगे और न ही किसी से नाराज होंगे । क्योंकि अब हम महाराज हो गये 
हैं। महाराज हैं तो नाराज नहीं और नासज हैं तो महासज नहीं । लेकिन बात ऐसी है ध्यान 
रखना कि कभी-कभी छोगो के मन में बात आ जाती है कि महाराज जी तो नाराज हैं और 
आहार देते समय कह भी देते हैं कि महाराज तो हमसे आहार ही नहीं छेते, नाराज हैं। हमारी 
तरफ देखते तक नहीं हैं। अब उस समय हम कुछ जवाब ती दे नहीं सकते और ऐसा कहने 
वाले बाद में सामने आते भी नहीं हैं। कभी आ जायें तो हम फौरन कह देते हैं कि भद्या, 
हम नाराज नहीं हुए और अगर आपकी दृष्टि में राजी नहीं होने का नाम ही नाराज होना 
कहलाता है तों आप अपनी जानो । आप तो इसी में राजी होंगे कि महाराज आप हमारे यहाँ 
रोज आओ । 


ससारी प्राणी राग को बहुत अच्छा मानता है और द्वेष को अच्छा नहीं मानता | ठेकिन 
देखा जाये तो द्वेष पहले छूट जाता है फिर बाद मे राग का अभाष होता है । दसचे गुणस्थान 
तक सूक्ष्म लोभ चलता है | मुनि महाराज तो प्रशंसा मे राजी नहीं होते और न ही निंदा से 
नाराज होते हैं, अपितु वे तो दोनो दक्ा में साम्य रखते हैं। राग और द्वेष दोनों में साम्य भाव 
रखना ही अहिंसा धर्म है, क्षमा धर्म है | 


रयादीमसथुप्परा अहिसयतत ति केैसिद समये । 
तेप्ति थे उपस्ती हिसेति णिणेहि णिदृदटूठा ॥! 


यह आचार्यों की वाणी है| रागंदेष की उत्पत्ति होना हिंसा है और रागद्वेष का अभाव ही 
अहिंसा है। जीवव के ऊपर सच्चा श्रद्धान ती तभी कहछायेगा जब अपने स्वभाव के विपरीत 
हम प्रोरेणयन न करे अर्थात्‌ रागद्वेष से मुक्त हों । क्रोधादि कषायों के आ जाने पर जीव 
का शुद्ध स्भाव अनुभव मे महीं आता | संखारी दशा में स्वभाव का विछोम परिणमन हो 
जाता है| यही तो वैभाषिक परिणति है, जो संसार में भटकाती है । 

पाँचों पाण्डव ध्यान में लीन थे | सिद्ध परनेष्ठी के ध्यान में हीन थे । शरीर में रहकर 


शरीरातीत आता का अनुभव कर रहे थे | वासाब में यही ते उनकी आग्नि परीक्षा की घड़ी 
थी। ५ 


क्म्र/४/३०८ 


जह कणयमग्गितवियं पि कफयसह्मवं ण त॑ परिच्चयादि । 
तह कम्मोदयतबिदों णे जड़दि गाय डु गाकितं ॥” 


जिस प्रकार स्वर्ण को तपा दिये जाने पर भी सुवर्ण अपनी स्वर्णता को नहीं छोड़ता बल्कि 
जितना आप तपाओगे उतनी ही उसकी कौमत बढ़ती जायेगी, उत्तने ही उसके गुणधर्म उभरकर 
सामने आयेगे | स्वर्ण को जितना आप कसौटी पर कसोगे उतना ही उसमे निखार आयेगा, 
उसकी सही परख होगी । आच्ार्यों ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार अग्नि मे तपाये जाने 
पर स्वर्ण, स्वर्णपने को नहीं छोड़ता उसी प्रकार ज्ञानी भी उपसर्ग और परीषह के द्वारा खूब 
तपा दिये जाने पर भी अपने ज्लानीपने को नहीं छोड़ता, 'पाण्डवादिवत्‌' यानी पाण्डवो के 
समान । 


पाण्डवो का उदाहरण दिया सो कौरवों के साथ युद्ध करते समय के पाण्डवो का या 
राज्य सुख भोगते हुए पाण्डबो का उदाहरण नहीं दिया | बल्कि उन पाण्डवों का उदाहरण 
दिया जो राजपाट छोड़कर वीतरागी होकर ध्यान मे लीन है और उपसर्ग आने पर भी 'जीवार्णं 
रक्‍्खण धम्मों, रमणत्तयं च धम्मो' -जीवो की रक्षा को धर्म मानकर, रलत्रय को धर्म मानकर 
उसी की सुरक्षा मे लगे हुए है। वे क्षमाभाव धारण करते हुए विचार कर रहे हैं कि जानना- 
देखना ही हमारा स्वभाव है | जो कोई इस आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता और अज्ञानी 
होता हुआ यदि ब्राधा उत्तन्‍न करता है, तो वह भी दया और क्षमा का पात्र है। 


कोई यदि स्वर्ण की वास्तविकता के बारे मे संदेह कर रहा हो तो यही उपाय है कि उसकी 
तपाकर दिखा दिया जाए या कसौटी के पाषाण पर कसर दिया जाए ताकि विश्वास प्रादर्भूत 
हो जाए । पौंडव ऐसी ही अग्नि परीक्षा दे रहे थे । आप भी यदि दूसरे के अदर स्वभाव के 
प्रति श्रद्धान पैदा कराना चाइते है या स्वय के ज्ञानीपने की परीक्षा करना चाहते है तो आपको 
भी ऐसी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ेगा | अपने जीवत्व की रक्षा के लिए सभी जीवो की रक्षा 
का सड्॒ल्प पहले करना होगा । तुलसी दया न छॉड़िये, जबल्ले घट मे प्राण-जब तक घट मे 
अर्थात्‌ शरीर मे प्राण हैं तब तक हम जीव दया अर्थात्‌ जीवो की रक्षा करने रूप धर्म को 
नहीं छोड़ेगे, ऐसा सड्वल्प होना चाहिये । आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने बोधपाहुड मे कहा है 
कि “धम्मो दया विसुद्धो '-धर्म, दया करके विशुद्ध होता है । इस दया-धर्म के अभाव मे 
मात्र धर्म की चर्चा करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | 


आला के स्वभाव की उपलब्धि सलत्रय मे निष्ठा के बिना नहीं होती और रलत्रय में 
निष्ठा दया धर्म के माध्यम से, क्षमादि धर्मों के माध्यम से ही जानी जाती है | जहाँ रलत्रत 
के प्रति निष्ठा होगी वहाँ नियम से क्षमादि धर्म उत्पन्न होगे | तभी आत्मा के शुद्ध स्वभाव 
की प्राप्ति होगी | दस प्राणी से अतीत (मुक्त) आत्मा ही अपनी वास्तविक ज्ञान-चेतना का 
अनुभव करती है। आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते है कि- 


तन्वे खहु कम्मफल थावरकाया तसा हि केण्जजुद । 
प्ाणित्तमदिक्कता णाणं विदंति ते जीवा ॥ ' 


।8॥ 
सभी स्थावर जीव शुभाशुभ कर्मफल के अनुभवन ख़प कर्सफ़ल चेतना का अनुभव करते 
हैं किन्तु जस-जीव उसी कर्मफल के अनुभव में विश्वेष गगद्वेष रूप क॒र्मचेतना का भी अनुभव' 
करते हैं | यह कर्मचेततना तेरहवें गुणस्थान तक चलती है (क्योंकि रागद्वेष का अभाव होने 
के बावजूद भी वहाँ अभी योग की प्रणाड़ी चछ रही है । कर्मों का सम्पादन ही रहा है । भरे 
ही एक समय के लिए हो, ठेकिन कर्मबन्ध चल ही रहा है| चौदहवें गुणश्यान में यद्यपि अभी 
स्वभाव की पूर्णत. अभिव्यक्ति अर्थात्‌ गुणस्थानातीत दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, तथापि तेरहवें 
गुणस्थान की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है । वहाँ योग के अभाव में कर्म का सम्पादन नहीं हो रहा 
अपितु मात्र कर्मफल की अनुभूति अभी शेष है | इसके उपरान्त दस प्रकार के द्रव्य प्राणो 
से रहित सिद्ध भगवान ही शुद्ध ज्ञान चेतना का अनुभव करते है । 


ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप के समान हमारों भी स्वरूप है । 'शुद्धोड5हं, बुद्धो5ड, 
निरव्जनो5ह, निर्विकार स्वरूपो5ह' आदि-आदि भावो के साथ पर्यायबुद्धि को छोड़कर पाण्डव 
ध्यान मे छीन है | लेकिन प्रत्येक की क्षमता एक सी नहीं होती | क्षणा-भाव सभी घारण किये 
है, पर देखो कैसा सुक्ष्म धर्म है कि अपने बारे मे नहीं, अपने से बड़े भाईयों के बारे मे जरा 
सा विचार आया कि मुक्ति मे बाधा आ गयी |-वे नकुछ और सहदेव सोचने कुगे कि 'हम 
तो अभी युवा है, यह परीषह़ सह लेंगे | लेकिन बढ़े भाई तो वृद्ध होने को हैं, वे कैसे सहन 
कर पायेंगे । अरे ! कौरबों ने अभी भी वैर नहीं छोड़ा'-ऐसा मन मे विकल्प आ गया | कोई 
विशेध नहीं किया, मात्र विचार आया । क्षमा धर्म मे थोड़ी कमी आ गयी और उस विकल्प 
का परिणाम ये हुआ कि उन्हे सर्वार्थसिद्धि की आयु बन्ध गयी, मुक्तिपद नहीं मिरू पाया | 


मान लीजिये, कोई अरबपति बनना चाहता है तो कब कहलायेगा वह अरबपति ? 
तभी कहलायेगा जब उसके पास पूरे अरब रुपये हों | ठेकिन ध्यान रखना यंदि एक 
रुपया भी कम है तो भी अरबपति होने मे कमी मानी जायेगी । एक पैसे की कमी भी कमी 
ही कहलायेगी | यही स्थिति उन अतिम पाण्डवों की हुई | 'जीवार्ण रक्खणं धम्मो' जीवो की 
रक्षा तो की, लेकिन अपने आत्म परिणामों की संभाल पूरी तरह नही कर पाये | शेष तीन 
पाण्डव निर्विकल्प समाधि मे लीन होकर अभेद रलत्रय को भ्राप्त करके स़ाक्षात्‌ मुक्ति को 
प्राप्त करने मे सफल हुए | 


भड्टया ! क्रोध पर विजय प्राने के लिए ऐसा ही प्रयास हमें भी करना चाहिये | आज 

तो सर्वार्थसिद्धि भी नहीं जा सकते, तो कम से कम सोलह स्वर्ग तक तो जा ही सकते 

हैं | सोलहवें स्वर्ग तक जाने के लिए सम्यग्दर्शन सहित श्रावक के योग्य अपुब्रत तो धारण 

करना ही चाहिये । आप श्राबक है तो इतनी क्षमा का अनुपालन तो कर ही सकते हैं कि 

कोई भी प्रतिकूल प्रसंग आ जाये तो भी हम क्रोधित नहीं होंगे । क्षणाभाव धारण करेंगे । 

हमारी सहज शोभा है और क्षमादि धर्म हमारे अल्क्षर है, इसी के माध्यम से हमारा 

जीवत्व निखरेणा | अनन्तकारू से जो जीचन ससार में बिंखरा प्रड़्ा है, उस बिखराव के 

साथ जीना, वास्तविक जीना नहीं है | अपने भावों को सब्भाल करते हुए जीना ही जीवन 
की सार्थकता है | 


समाआ/४/३११० 


किसी कवि ने लिखा है कि 'असतो मा सदगसय । तमसों मा ज्योतिर्गमय | और मृत्यो 
मा अमृतोगमय ।' जो असत्‌ है या जो सत्य नहीं है, जो झूठ है, जो अपना नहीं है, जो सपना 
है, उससे मेरी बुद्धि हट जाये । मैं मोह की वजह से उस असत्‌ को सतू मान रहा हैँ और 
अपने वास्तविक सत्‌ स्वरूप को विस्मृत कर रहा हूँ । हे भगवन्‌ ! मुझे अज्ञान के अन्धकार 
से बचा लें और जल्दी-जल्दी केवल ज्ञान रूप ज्योतिपुञ्ज तक पहुँचा दें | मेरा अज्ञान रूपी 
अन्धकार मिट जाये और मैं केवलज्ञान मे लीन हो जाऊँ | 


हे भगवन्‌ ! यह जन्म, यह जरा, यह मृत्यु और मेरे कषाय भाव-यही हमारे वास्तविक 
जीवन की मृत्यु के कारण है | अमृत वहीं है जहाँ मृत्यु नहीं है । अमृत वहीं है जहाँ क्षुधा- 
तृषा की वेदना नहीं है । अमृत वहीं है जहाँ क्रोध रूपी विष नहीं है | 


इस तरह हम निरन्तर अपने थावो की सम्भाल करे । रलत्रय धर्म, क्षमा धर्म या कहो 
अहिंसा धर्म यही हमे अमृत्तमय है | क्षमा हमारा स्वाभाविक धर्म है | क्रोध तो विभाव 
है। उस विभाव-भाव से बचने के लिए स्वभाव भाव की ओर रुचि जागृत करे । जो व्यक्ति 
प्रतिदिन धीरे-धीरे अपने भीतर क्षमा-भाव धारण करने का प्रयास करता है उसी का जीवन 
अमृतमय है | हम भगवान से यही प्रार्थना करते है कि हे भगवन्‌ ! क्षमा धर्म के माध्यम 
से हम सभी का पूरा का पूरा कल्याण हो । जीवन की सार्थकता इसी में है । 


क्षमा धर्म - 
१ कार्तिकियानुप्रेक्षा - गाथा क्रमाक-४७८ 
२ रलकरण्ड श्रावकाचार-१३३ 
३ सर्वार्थसिद्धि-9/२२/७०५/२८१/७ 
४ समयसार-१९१ 
५ पजञ्चास्तिकाय-३९ 


सम/४६/३११ 


>>. 2अकरथपााक कक क + (७१-०७ नाक ७७+०५ 7. जववनकान-५७५-५७ कक ५» न. ज 
५ है ने रे + हु कु #0 +>न्‍्र- न 
र्गधाएं पप्मृ 
5 पं ] | 
सी नननन न 3 ५>०-3७०००५०+०५०५० ५» उनन्‍न्‍भ- 4० #> ही अल हल जल 
५ | 
िचु 
4 जो (5 | बे 3 
द | +२. उप कमान बकरा गम मन फल |» किन अमन्‍नननन-न 


शा हट 5 हि 
47020 ३ ! 
$ 


उत्तम भार्दव 


० कुंहरूवजादिबुद्धिसु 
तबसुदसीलेसु गारव किचि । 
जो ण वि कुब्वदि समणो 
मद्दवधम्म॑ हवे तस्स || 


“जी मनस्वी पुरुष कुल, रूप जाति, बुद्धि, 
तप, शास्त्र और शीछादि के विषय मे 
धोड़ा सा भी घमण्ड नहीं करता, उसके 
मार्दव धर्म होता है । (७२) 


समग्र/४/३१२ 


आज पर्व का दूसरा दिन है | कल उत्तम क्षमा के बारे मे आपने सुना, सोचा, समझा 
और क्षमा भाव धारण भी किया है | वैसे देखा जाए तो ये सब दस-धर्म एक में ही गर्भित 
हो जाते हैं। एक के आने से सभी आ जाते है | आचार्यो ने सभी को अलग-अढग व्याख्यायित 
करके हमे किसी न किसी रूप मे धर्म धारण करने की प्रेरणा दी है | जैसे रोगी के रोग को 
दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार से चिकित्सा की जाती है | दवा अलग-अछग अनुपात के 
साथ सेवन करायी जाती है । कभी दवा पिलाते है, कभी खिलाते है और कभी इजेक्शन के 
माध्यम से देते है । बाहय उपचार भी करते है । वर्तमान मे तो सुना है कि रगो के माध्यम 
से भी चिकित्सा पद्धति का विकास किया जा रहा है | कुछ दवाए सुधाकर भी इलाज करते 
है | इतना ही नही, जब ढाभ होता नही दिखता तो रोगी के मन को सान्तना देने के लिए 
समझाते है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे । तुम रोगी नही हो । तुम तो हमेशा से स्वस्थ 
हो अजर-अमर हो | रोग आ ही गया है तो चला जायेगा, घबराने की कोई बात नही है | 
ऐसे ही आचार्यो ने अनुग्रह करके विभिन्न धर्मो के माध्यम से आत्म-कल्याण की बात समझायी 
है। 


प्रत्येक धर्म के साथ उत्तम विशेषण भी लगाया है | सामान्य क्षमा या मार्दव धर्म की 
बात नही है, जो लौकिक रूप से सभी धारण कर सकते है । बल्कि विशिष्ट क्षमा भाव जो 
सवर और निर्जरा के लिए कारण है, उसकी बात कही गयी है | जिसमे दिखावा नही है, 
जिसमे किसी सासारिक ख्याति, पूजा, छाभ की आकाक्षा नही है | यही उत्तम विशेषण का 
महत्त्व है । 


दूसरी बात यह है कि क्षमा, मार्दव आदि तो हमारा निजी स्वभाव है, इसलिए भी उत्तम 
धर्म है । इसके प्रकट हुए बिना हमे मुक्ति नही मिल सकती | आज विचार इस बात पर भी 
करना है कि जब मार्दव हमारा स्वभाव है तो वह हमारे जीवन मे प्रकट क्यो नही है ? तो 
विचार करने पर ज्ञात होगा कि जब तक मार्दव धर्म के विपरीत मान विद्यमान है तब तक 
वह मार्दव धर्म को प्रकट नही होने देगा | केवल मृदुता लाओ, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा 
किन्तु इसके विपरीत जो मान कषाय है उसे भी हटाना पड़ेगा | जैसे हाथी के ऊपर बदी 
का बैठना शोभा नही देता, ऐसे ही हमारी आत्मा पर मान का होना शोभा नहीं देता । यह 
मान कहाँ से आया ? यह भी जानना आवश्यक है | जब ऐसा विचार करेगे तो माछूम पड़ेगा 
कि अनन्त काल से यह जीवन के साथ है और एक तरह से जीव का धर्म जैसा बन बैठा 
है। इससे छुटकारा पाने के दो ही उपाय है या कहो अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के दो 
ही उपाय है | एक विधि रूप है तो दूसरा निषेध रूप है | जैसे रोग होने पर कहा जाए कि 
आरोग्य छाओ, तो आरोग्य तो रोग के अभाव मे ही आयेगा | रोग के अभाव का नाम ही 
आरोग्य है । इसी प्रकार मूदुता को पाना हो तो यह जो कठोरता आकर छिपकर बैठी है उसे 
हटाना होगा | जानना होगा कि इसके आने का मार्ग कौन सा है, उसे बुलाने वाछा और इसकी 
व्यवस्था करने वाला कौन है? त्तो आचार्य कहते है कि हम ही सब कुछ कर रहे है | जैसे 
अग्नि राख से दबी हो तो अपना प्रभाव नही दिखा पाती, ऐसे ही मार्दव धर्म की मालिक 


| समंप्४/४७४३ 
यह आत्मा कर्मों से दबी हुई है और अपने स्वभाव को भूलकर कठोरता को अपनाती जी 
रही है | 


विचार करे, कि कठोरता को लाने वाह्म प्रमुख कौन है ? अभी आप सबकी अपेक्षा 
ले लें। तो सज्ञी पज्वेन्द्रिय के पाँचो इन्द्रियों में से कीन सी इन्द्रिय कठोरता लाने का काम 
करती है ? क्या स्पर्शन इन्द्रिय से कठोरता आंती है, या रसना दृद्धिय से आती है, या प्राण 
या चक्षु या श्रोत्र, किस इन्द्रिय से कठओरता आती है रे तो कोई भी कह देगा कि इद्धियों से 
कठोरता नही आती | यह कठोरता मन की उपज है | एक इन्द्रिय से लेकर असंझ्ञी प॑ंचेद्धिय 
तक कोई भी जीव ऐसे अभिमानी नहीं मिलेंगे जैसे कि मन वाले और विशेषकर मनुष्य होते 
है | थोड़ा सा भी वित्त-वैभव बढ़ जाए तो चाल में अन्तर आने लगती है । मनमाना ती यह 
मन ही है। मन के भीतर से ही माँग पैदा होती है | वैसे मन बहुत कमजोर है, वह इस अपेक्षा 
से कि उसका कोई अच्ठ नहीं है लेकिन वह अद्ज-अज्ज को हिला देता है । विचलित कर देता 
है | जीवन का ढाँचा परिवर्तित कर देता है और सभी पाचो इन्द्रियाँ भी मन की पूर्ति मे लगी 
रहती है | 


मन सबका नियन्ता बनकर बैठ जाता है । आत्मा भी इसकी चपेट मे आ जाती है और 
अपने स्वभाव को भूल जाती है | तब मृदुता के स्थान पर मान और मद आ जाता है | इन्द्रियो 
को खुराक मिले या न मिले चल जाता है लैकिन मम को खुग़क मिलनी चाहिये | ऐसा यह 
मन है | और इसे खुराक मिल जाये, इसके अनुकूल काम हो जाए तो यह फूला नही समाता 
और नित नयी माँगे पूरी करवाने में चेतना को लगाये रखता है | जैसे आज कल कोई विद्यार्थी 
कालेज जाता है | प्रधम वर्ष का ही अभी विद्यार्थी है अभी अभी कालेज का मुख देखा 
है | वह कहत्ता है-पिताजी | हम कल से कॉलेज नही जायेगे । तो पिताजी क्‍या कहें ? सोचने 
लगते है कि अभी एक दिन तो हुआ है और नही जाने की बात कहाँ से आ गयी ? क्या 
हो गया ? तो विद्यार्थी कहता है कि पिताजी आप नही समझेगे नयी पढ़ाई है। कॉलेज जाने 
के योग्य सब सामग्री चाहिए | कपड़े अच्छे चाहिए | पॉकेट मे पैसे भी चाहिए और यूनिवर्सिटी 
बहुत दूर है, रास्ता बड़ा चढ़ाव वाला है इसलिए स्कूटर भी चाहिए | उस पर बैठकर जायेगे 
इसके बिना पढ़ाई सम्भव नहीं है। 


यह कौन करवा रहा है ? यह सब मन की ही करामात है | यदि इसके अनुरूप मिल 
जाए को ठीक अन्यथा गड़बड़ हो जायेगी । जैसे सारा जीवन ही व्यर्थ ही गया, ऐसा लगने 
लगता है | कपड़े चाहिए ऐसे कि बिल्कुल टिनोपाल में तहे हुए हो हाँ जैसे पूरियाँ लल्ती 
है | यह सब मन के भीतर से आया हुआ मान-कषाय का भाव है | सब लोग क्या कहेंगे 
कि कॉलेज का छात्र होकंर ठीक कपड़े पहनकर नहीं आता । एक छात्र ने हमसे पूछा था 
कि सचमुच ऐसी स्थिति आ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए ? तो हमने कहा कि ऐसा 
करो टोपी पहने हेना और धोत्ती कुरता पहनकर जागां, वह हैंसने छगा 4 बोत्य यह तो बड़ा 
कठिन है | टोपी पहनना तो फिल भी सम्भव है लेकिन घोती धगैरह पंहनुँगा ती सब गड़बड़ 


समाए/8/२१४ 


हो जायेगी । सब से अलग हो जाऊँगा । छोग क्या कहेगे? हमने कहा कि ऐसा 
मन में विचार ही क्यो लाते हो कि लोग क्या कहेगे ? अपने को प्रतिभा सम्पन्न होकर पढ़ना 
डै | विद्यार्थी को तो विद्या से ही प्रयोजन होना चाहिये | 


आज यही हो रहा है कि व्यक्ति बाहरी चमक-दमक मे ऐसा झूम जाता है कि सारी 
की सारी शक्ति उसी मे व्यर्थ ही व्यय होती चली जाती है और वह लक्ष्य से चूक जाता 
है | यह सब मन का खेल है | मान कषाय है । मान-सम्मान की आकाक्षा काठिन्य लाती 
है और सबसे पहले मन मे कठोरता आती है, फिर बाद मे वचनो मे और तदुपरान्त शरीर 
मे भी कठोरता आने लगती है | इस कठोरता का विस्तार अनादिकाल से इसी तरह हो रहा 
है और आत्मा अपने मार्दव-धर्म को खोता जा रहा है | इस कठोरता का, मान कषाय का 
परित्याग करना ही मार्दव धर्म के प्रकवीकरण के लिए अनिवार्य है | 


आठ मदो मे एक मद ज्ञान का भी है | आचार्यों ने इसी कारण लिख दिया है कि-ज्ञानस्य 
फल कि ? उपेक्षा, अज्ञाननाशो वा" उपेक्षा भाव आना और अज्ञान का नाश होना ही 
ज्ञान का फल है । उपेक्षा का अर्थ है रागद्वेष की हानि होना और गुणों का आदान (ग्रहण) 
होना | यदि ऐसा नही होता तो वह ज्ञान कार्यकारी नही है | 'ले दीपक कुएँ पड़े' वाली कहावत 
आती है कि उस दीपक के प्रकाश की क्या उपयोगिता जिसे हाथ मे लेकर भी यदि कोई कूप 
मे गिर जाता है । स्व-पर का विवेक होना ही ज्ञान की सार्थकता है | पर को हेय जानकर 
भी यदि पर के विमोचन का भाव जागृत नही होता और ज्ञान का मद आ जाता है कि मै 
तो ज्ञानी हूँ, तो हमारा यह ज्ञान एकमात्र बौद्धिक व्यायाम ही कहलायेगा । 


ज्ञान का अभिमान व्यर्थ है | ज्ञान का प्रयोजन तो मान की हानि करना है, पर अब 
तो मान ही हानि होने पर मानहानि का कोर्ट मे दावा होता है | मार्दव धर्म तो ऐसा है कि 
जिसमे मान की हानि होना आवश्यक है । यदि मान की हानि हो जाती है तो मार्दव धर्म 
प्रकट होने में देर नही लगती । 


आप शान्तिनाथ भगवान के चरणों मे श्रीफल चढ़ाते है तो भगवान श्रीफल के रूप मे 
आपसे कोई सम्मान नही चाहते न ही हर्षित होते है, बल्कि वे तो अपनी वीतराग मुद्रा से 
उपदेश देते है कि जो भी मान कषाय है वह सब यहाँ छाकर विसर्जित कर दो | यह जो 
मन, मान कषाय का स्टोर बना हुआ है, उसे खाली कर दो | जिसका मन, मान कषाय से 
खाली है वही वास्तविक ज्ञानी है। उसी के लिए केवलज्ञान रूप प्रमाण-ज्ञान की प्राप्ति हुआ 
करती है | वही तीनो छोको मे सम्मान पाता है । 


हम पूछते है कि आपको केवलज्ञान चाहिये या मात्र मान-कष्माय चाहिये ? तो कोई भी 
कह देगा कि हमे केवलज्ान चाहिये | छेकिन केवरज्ञान की प्राप्ति तो अपने स्वरूप की और, 
अपने मार्दव धर्म की ओर प्रयाण करने से होगी | अभी तो हम स्वरूप से विपरीत की प्राप्ति 
होने मे ही अभिमान कर रहे है । वास्तव में देखा जाए तो इच्धिय ज्ञान, ज्ञान नही है । इन्द्रिय- 


ह 


समा/४/३१६ 


ज्ञान ते पराञित ज्ञान है | स्थाश्ित ज्ञान तो आत्म-ब्ान या केवलझ्ञान है| जो इच्किय ज्ञान 
और इच्द्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होता, बह नियम से अतीद्रिय ज्ञान को प्राप्त कर 
लैता है; सर्वज्ञ दशा को प्राप्त कर लेता है । 


'मनौरपत्य॑ पुमान्निति मानव.”* कहा गया है कि मनु की संतान मानव है। मनु को अपने 
यहाँ कुलकर माना गया है | जो मानवों को एक कुछ की भाँति एक साथ इकदूठे रहने का 
उपदेश देता है, वही कुलकर है । सभी समान भाव से रहे । छोटे-बड़े का भेदभाव न आधे 
तभी मानव होने की सार्थकता है | अपने मन को वश में करने वाले ही महात्मा माने गये 
है | मन को वश में करने का अर्थ मन को दबाना नहीं है, बल्कि मन को समझाना है। मन 
को दबाने और समझाने मे बड़ा अन्तर है | दबाने से तो मन और अधिक तनाव-पग्रस्त हो 
जाता है, विक्षिप्त ड़ो जाता है। किन्तु मन को यदि समझाया जाये तो वह शान्त होने छगता 
है| मन को समझाना, उसे प्रशिक्षित करना, तत्व के वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाना 
ही वास्तव मे, मन को अपने वश मे करना है | जिसका मन सवेग और वैराग्य से भरा है 
वही इस ससार से पार हो पाता है | जैसे घोड़े पर रूगाम हो तो वह सीधा अपने गन्तव्य 
पर पहुँच जाता है | ऐसे ही मन पर यदि वैराग्य की लगाम हो तो वह सीधा अपने गन्तव्य- 
मोक्ष तक ले जाने मे सहायक होता है | 


सभी दश धर्म आपस मे इतने जुड़े हुए है कि अलग-अछग होकर भी सम्बन्धित है | 
मार्दव धर्म के अभाव मे क्षमा धर्म रह पाना सभव नही है, और क्षमा धर्म के अभाव मे मार्दव 
धर्म टिकता नही है । मात्-सम्मान की आकांक्षा पूरी नहीं होने पर ही तो क्रोध उत्पन्न हों जाता 
है | मृदुता के अभाव में छोटी सी बात से मन को ठेस पहुँच जाती हैं और मान जागृत हो 
जाता है | जब मान जागृत होता है तो क्रोध की अग्नि भड़कने में देर नही लगती 


द्वीपायन मुनि रलत्रय को धारण किये हुए थे | वर्षों की तपस्या साथ थी | उस तपस्या 
का फढ, चाहते तो मीठा भी हो सकता था किन्तु वे द्वारिका को जलाने मे निमित्त बन 
गये | दिव्यध्वनि के माध्यम से जब उन्हे ज्ञात हुआ कि मेरे निमित्त से बारह वर्ष के बाद 
द्वारिका जलेगी तो यह सोचकर वे द्वारिका से दूर चले गये कि कम से कम बारह वर्ष तक 
अपने को द्वारिका की ओर जाना ही नही है । समय बीतता गया और बारह वर्ष बीत गये 
होगे-ऐसा सोचकर वे विह्ञर करते हुए द्वारिका के समीप एक बगीचे में आकर ध्यानमग्न 
हो गये | वहीं यादव छोग आये और द्वारिका के बाहर फेंकी गई शराब को पानी समझकर 
पीने छगे । मदिरापान का परिणाम यह हुआ कि यादव ल्लेग नशे मे पागल हौकर द्वीपायन 
मुनि को द्रेखकर गालियाँ देने को, पत्थर फेंकने लगे । जब बहुत देर तक यह ग्क्रिया चलती 
रही और द्वीघ्रयन मुनि को सहन नही हुआ तो तैजस ऋद्धि के प्रभाव से द्वारिका जलकर 
राख हो गग्मी। तन तो सहन कर सकता था लेकिन मन सहन नहीं क्र सका और क्रोध जागृत 
हो गया | 


महाराज जी (आचार्य श्री ज्ञानसागर जी) ने एक बार उद्गाहरण दिंधा था। वहीं आपको 
सुमाता हूँ । एक गाँव को मुखिया था । सरपंच था | उत्ती का यह प्रेपञ्च! है। आप हँसिये 


समा/४/३२१६ 


मत | उसका प्रपञ्व सबको दिशाबोध देने बाला है । हुआ यह कि एक बार उम्तसे कोई गलती 
हो गयी और उसे दड सुनाया गया | समाज गलती सहन नही कर सकती ऐसा कह द्विया 
गया और लोगो ने इकट्ठे होकर उसके घर जाकर सारी बात कह दी | धर के भीत्तर उसने 
भी स्वीकार कर लिया कि गलती हो गयी, मजबूरी थी | पर इतने से काम नही चलेगा । लोगो 
ने कहा कि यही बात मज्च पर आकर सभी के सामने कहना होगी कि मेरी गलती हो गयी 
और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ | फिर दण्ड के रूप मे एक रुपया देना होगा | एक रुपया 
कोई मायने नही रखता । वह व्यक्ति करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गया लेकिन कहने 
लगा कि भञ्य पर आकर क्षमा मागना तो सम्भव नहीं हो सकेगा । मान खण्डित्त हो 
जायेगा । प्रतिष्ठा मे बटूय लग जाएगा | आज तक जो सम्मान मिलता आया है वह चला 
जायेगा | 


सभी ससारी जीवो की यही स्थिति है | पाप हो जाने पर, गलती हो जाने पर कोई अपनी 
गलती मानने को तैयार नही है । असल मे भीतर मान कषाय बैठा है वह झुकने नहीं 
देता | पर हम चाहे तो उसकी शक्ति को कम कर सकते है, और चाहे तो अपने परिणामी 
से उसे सक्रमित (ट्रासफर्ड) भी कर सकते है | उसे अगर पूरी तरह हटाना चाहे तो आचार्य 
“कहते है कि एक ही मार्ग है-समता भाव का आश्रय लेना होगा | अपने शान्त और मृदु स्वभाव 
का चिन्तन करना होगा । यही पुरुषार्थ मान-कषाय पर विजय पाने के लिए अनिवार्य है | 


आत्मा की शक्ति और कर्म की शक्ति इन दोनो के बीच देखा जाये तो आत्मा अपने 
पुरुषार्थ के वल से आत्म-स्वरूप के चिन्तन से मान कषाय के उदय मे होने वाले परिणामों 
पर विजय प्राप्त कर सकता है | मान को जीत सकता है | इतना सयम तो कषायो को जीतने 
के लिए आवश्यक ही है। सम्यग्दर्शन तो जीव जन्म से ही लेकर आ सकता है लेकिन मुक्ति 
पाने के लिए सम्यग्दर्शन के साथ जो विशुद्धि चाहिये वह चारित्र के द्वारा ही आयेगी । वह 
अपने आप आयेगी, ऐसा भी नही समझना चाहिये ! आचार्यो ने कहा है कि आठ साल की 
उम्र होने के उपरान्त कोई चाहे तो सम्यग्दर्शन के साथ चारित्र को अड्रीकार कर सकता 
है । लेकिन चारित्र अज्ञीकार करना होगा, तभी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और मुक्ति 
मिलेगी | कषायो पर विजय पाने योग्य समता परिणाम चारित्र को अड्जीकार किये बिना 
आना/होना सभव नही है| आत्मा की अनन्त शक्ति भी सम्यक्चारित्र धारण करने पर ही 
प्रकट होती है | 


एक बात और कहूँ कि सभी कषाये परस्पर एक दूसरे के लिए कारण भी बन सकती 
है | जैसे मान को ठेस पहुँचती है तो क्रोध आ जाता है | मायाचारी आ जाती है । अपने 
मान की सुरक्षा का लोभ भी आ जाता है | एक समय की बात है कि एक व्यक्ति एक सन्त 
के पास पहुँचा ! उसने सु रक्खा था कि सन्त बहुत पहुँचे हुए है । उसने पहुँचते ही पहले 
उन्हे प्रणाम किया और विनयपूर्वक बैठ गया | चर्चा बार्तालाप के बाद उसने कहा कि आप 
हमारे यहाँ कल का आतिथ्य स्वीकार करिये । अपने यहाँ हम आपको कल के भोजन के छिप 


तसम्पा/४/३१७ 
निमन्त्रित करते हैं | सन्त जी निमन्‍्त्रण पाने वाले रहे होंगे, इसलिए निमन्त्रण मान 
लिया | देखी निमन्त्रण 'मान' लिया, इसमें भी 'भान' लगा है | 


दूसरे दिन ठीक समय पर वह व्यक्ति आदर के साथ उन्हें घर ले गया, अच्छा आतिध्य 
हुआ | मान-सम्मान भी दिया । अन्त में जब सन्त जी लौटने रूगे तो उत्त व्यक्ति ने चूछ लिया 
कि आपका शुभ नाम माठ्म नहीं पड़ सका | आपका शुभ नाम मालूम पड़ जाता तो बड़ी 
कृपा होती | सन्त जी ने बड़े उत्साह से बताया कि हमारा नाम शान्तिप्रसाद है । वह व्यक्ति 
बोला बहुत अच्छा नाम है मैं तो सुनकर धन्य ही गया, आज मानों शान्ति मिर गयी | वहः 
उनको भेजने कुछ दूर दस बीस कदम साथ गया और उसने फिर से पूछ लिया कि क्षमा क्रीजिये, 
मेरी स्मरण शक्ति कमजीर है | मै भूल गया आपने क्या नाम बताया था ? सन्त जी ने उसकी 
ओर गौर से देखा और कहा कि शान्तिप्रसाद, अभी तो मैने बताया था | वह व्यक्ति बोला 
हाँ ठीक-ठीक ध्यान आ गया आपका नाम शान्तिप्रसाद है | अभी जरा दूर और पहुँचे थे कि 
पुन वह व्यक्ति बोला कि क्या करूँ ? कैसा मेरा कर्म का तीव्र उदय है कि मैं भूछ-भूल जाता 
हूँ | आपने क्‍या नाम बताया था ? अब की बार सन्त जी ने घूरकर उसे देखा और बोले 
शान्तिप्रसाद, शान्तिप्रसाद-मैने कहा ना | वह व्यक्ति चुप हो गया और आश्रम पहुँचते-पहुँचते 
जब उसने तीसरी बार कहा कि एक बार और बता दीजिये आपका शुभ नाम | उसे तो जितनी 
बार सुना जाए उतना ही अच्छा है । अब सन्त जी की स्थिति बिगड़ गयी, गुस्से मे आ 
गये । बोले क्‍या कहता है तूँ। कितनी बार तुझे बताया कि शान्तिप्रसाद, शान्तिप्रसाद | वह़ 
व्यक्ति मन ही मन मुस्कराया और बोला, मालूम पड़ गया है कि नाम आपका शान्तिप्रसाद 
है पर आप तो ज्वालाप्रसाद है । अपने मान को अभी जीत नह्ठी पाया, क्योकि मान को जरा 
सी ठेस लगी और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी | 


बधुओ | ध्यान रखो जो मान को जीतने का पुरुषार्थ करता है बही मार्दव धर्म को अपने 
भीतर प्रकट करने मे समर्थ होता है । पुरुषार्थ यही है कि ऐसी परिस्थिति आने पर हम यह 
सोचकर चुप रह जाये कि यह अज्ञानी है | मुझसे हँसी कर रहा है या फिर सम्भव है कि 
मेरी सहनशीलता की परीक्षा कर रहा है | उसके साथ तो हमारा व्यवहार, माध्यस्थ भाव धारण 
करने का होना चाहिये । कोई वचन व्यवहार अनिवार्य नहीं है । जो विनयवान हो, ग्रहण 
करने की योग्यता रखता हो, हमारी बात समझने की पात्रता जिसमें हो, उससे ही वंचन व्यवहार 
करना चाहिये | ऐसा आचार्यों ने कहा है | अन्यथा “मौन सर्वत्र साधनम्‌“-मौन सर्वत्र/सदैव 
अच्छा साधन है | 


द्वीपायन मुनि के साथ यही तो हुआ कि वे मौन नही रह पाये, और यादव ल्ेग भी 
शराब के नशे मे आकर मौन धारण नहीं कर सके । “मदिरापानादिभि' मनस पराभवों 
दृश्यते'*-मदिरा प्रान से मन का पराभव होते देखा जाता है। पराभव से तात्पर्य है फततन की 
ओर चले जाना । अपने सही स्वभाव की भूलकर गलत रास्ते पर मुड़ जाना | गाली के शब्द 
तो किसी के भी कानो में पड़ सकते हैं लेंकिन ठेस सभी को नहीं पहुँचती / ठेस तो उसी 


समाा/४/३१८ 


के मन को पहुँचती है जिसे लक्ष्य करके याली दी जा रही है । या जो ऐसा समझ लेता है 
कि गाछी मुझे दी जा रही है | मेरा अपमान किया जा रहा है । 


द्वीपायन मुनि को भीतर तो यही श्रद्धान था कि मै मुनि हूँ । मेरा वैभव समयसार 
है। समता परिणाम ही मेरी निधि है | मार्दव मेरा धर्म है | मै मानी नही हूँ, लोभी नहीं 
हूँ। मेरा यह स्वभाव नही है | रलत्रय धर्म उनके पास था, उसी के फलस्वरूप तो उन्हें ऋद्धि 
प्राप्त हुई थी । लेकिन मन मे पर्याय बुद्धि जागृत हो गयी कि गाली मुझे दी जा रही है | आचार्य 
कहते हैं कि 'पज्जयमूढ़ा हि परसमया”” जो पर्याय में मुग्ध है, मूढ़ है बह पर-समय है | पर्याय 
का ज्ञान होना बाधक नहीं है परन्तु पर्याय मे मूढ़ता आ जाना बाधक है| पर्याय बुद्धि ही 
मान को पैदा करने वाली है | पर्याय बुद्धि के कारण उनके मन मे आ गया कि ये मेरे ऊपर 
पत्थर बरसा रहे है, मुझे गाली दी जा रही है और उपयोग की धारा बदल गयी | उपयोग 
मे उपयोग को स्थिर करना था, पर स्थिर नही रख पाये | उपयोग आत्म-स्वभाव के चिन्तन 
से हटकर बाहर पर्याय में लग गया और मान जागृत हो गया । 


जो अपने आप मे स्थित है, स्वस्थ है उसे मान-अपमान सब बराबर है। उसे कोई गाली 
भी दे तो वह सोचता है कि अच्छा हुआ अपनी परख करने का अवसर मिल गया । मालूम 
पड़ जायेगा कि कितना मान कषाय अभी भीतर शेष है । यदि ठेस नही पहुँचती तो समझना 
कि उपयोग, उपयोग मे है | ज्ञानी की यही पहचान है कि वह अपने स्वभाव मे अविचल 
रहता है। वह विचार करता है कि दूसरे के निमित्त से मै अपने परिणाम क्यो बिगाडू ? अगर 
अपने परिणाम बिगाडूंगा तो मेरा ही अहित होगा । कषाय दु ख की कारण है | पाप-भाव 
दु ख ही है । आचार्य उमास्वामी ने कहा है 'दु खमेव वा” आनन्द तो तब है जब दु ख भी 
मेवा हो जाये | सुख और दु ख दोनो मे साम्य भाव आ जाये । 


मान कषाय का विमोचन करके ही हम अपने सही स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते है, 
साम्य भाव ला सकते है | जैसे दूध उबल रहा है अब उसको अधिक नही तपाना है तब या 
तो उसे सिगड़ी से नीचे उतार कर रख दिया जाता है या फिर अग्नि को कम कर देते है | 
तब अपने आप वह धीरे-धीरे अपने स्वभाव मे आ जाता है, स्वस्थ हो जाता है अर्थात्‌ शान्त 
हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है | ऐसे ही मान कषाय के उबाल से अपने को बचाकर 
हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते है । मान का उबाल शान्त होने पर ही मार्दव धर्म 
प्राप्त होता है। मान को अपने से अलग कर दे या कि अपने को ही मान कषाय से अलग 
कर हे, तभी मार्दव धर्म प्रकट होगा । 


अन्त मे इतना ही ध्यान रखिये कि अपने को शान्तिप्रसाद जैसा नही करना है। हाँ, 
यदि कोई गाली दे, कोई प्रतिर्ूूछ वातावरण उपस्थित करे तो अपने को शान्तिनाथ भगवान 
को नहीं भूलना है। अपने परिणामों को सभालना अपने आत्म परिणामों की सैंभाल करना 
ही धर्म है। यही करने योग्य कार्य है | जिन्होंने इस करने योग्य कार्य को सम्पन्न क़र लिया 


छह 


बढ समप/ ४ ॥ 8 हक | 


वे ही कृतकृत्य कहलते हैं । वही सिद्ध परमेष्ठी कहलते हैं, जिनकी मृदुता को अब कोई खण्डित 
नही कर सकता | हम भी मृदुता के पिण्ड बने और जीवन को सार्थक करें | 


मार्दव धर्म - 


१ 


(अ) अज्ञाननिवृत्तिहनिपादानोपेक्षाश्व फलम्‌ परीक्षामुख सूत्र-५/९ 


(ब) क्षस्वभावस्थात्मन कर्ममलीमसस्य करणारुम्बनादर्थनिश्चये प्रीतिसपजायते | सा 
फलमित्युच्यते । उपेक्षा अज्ञाननाशो व फलमू-सर्वार्थसिद्धि १११०/१७०/७०५ 


कालन्त्रूममाला-अ्थम सदर्भ, सूत्र ४९३ 


तेषा मन प्राणापानाना मूर्तिमत्वमवसेयम्‌ | कुत' ? मूर्तिमद्भि प्रतिघातादिदर्शनात्‌ । 
प्रतिभयहेतुभिरशनिपातादिभिर्मनस प्रतिघातो दृश्यते, सुरादिभिश्चाभिभव सवर्थिसिद्धि 
५/१९/५६३/२१९ 


अत्थो खलु दव्वमओ दव्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि | 
तेहि पुणो पज्जाया पज्जयमूढ्धा हि परसमया || 


प्रवचनसार-द्वितीय अधिकार (गाथा-9) 
तत्वार्थसूत्र, ७/१० 


समग्र /४/22० 


उत्तम आर्जव 


० मोलूण कुडिल्भाव 
णिम्मलहिदयेण चरदि जो समणो | 
अज्जवधम्म तइयो, 
तस्स दु सभवदि णियमेण ॥ 


जो मनस्वी पुरुष कुटिल भाव वा 
मायाचारी परिणामों को छोड़कर शुद्ध 
हृदय से चारित्र का पालन करता है, उसके 
नियम से तीसरा आर्जव नाम का धर्म 
होता है | (9३) 


सका/8/ 8383 


'योगस्थावक्रता आर्जवम्‌”? योगों क्री वक्रता न होना ही आर्जव धर्म है, ऐसा पूज्यपाद 
स्वामी ने अपने स्वार्थिस्रिद्धि ग्रन्थ मे कहा है । मन, चचन और काय इन सीनो की क्रियाओ 
मे बक्रता नहीं होने क्रा नाम 'आर्जव' है | ऋजोर्भावो आर्जवम्‌ ऋज़ुता का श्वाव ही अआर्जब 
है | ऋजुता का अर्थ है सीधापन । ध्यान करते समय ध्यान के काछ मे आनन्द कब आता 
है ? कौन सी वह श्रढ़ी है जो आनन्द लाती है ? तो इतना ज्बश्य कहा जा सकता है कि 
घड़ी देखते हुए ध्यान करने बालो के जीवन मे ऐसी घड़ी नहीं आयेगी क्योंकि आपका मन्न 
अपने मे लीन नही है । अपनी सीमा का उल्लघन कर रहा है | अपनी सीमा से यहाँ तात्पर्ध 
है मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को सीमित करना और उसमे बक्रता नहीं आने 
देना । सीधे होने के उपरान्त ही एकाग्रता सम्भव होती है और एकाग्रता आये तो आनन्द 
की प्राप्ति स्वत होने लगती है | 


ध्यान मे एकाग्रता छाने के लिए ध्यान मे बैठने से पहले समझाया जाता है कि रीढ़ की 
हड्डी सीधी करके बैठना । जिस व्यक्ति के अभी रीढ़ मे सीधापन नही आया, शरीर मे सीधापन 
नही आया, वह ध्यान मे एकाग्रता कैसे ला पायेगा ? जीवन की रीढ़ सीधी होनी चाहिये, 
क्योकि चारित्र ही जीवन की रीढ़ है | यदि वह न हो अथवा ही पर बंक्र हो, तब आर्जब 
धर्म नही आ पायेगा | 


विषय-कषाय मे उलझे हुए उपयोग को वहाँ से हटाकर योग की ओर ढे आना और 
फिर योगो की व्यर्थ प्रवृत्ति को रोककर दृष्टि को अपने में स्थिर करना, सीधे अपने से सम्पर्क 
करना, एक पर टिक जाना, प्रकपित नही होना, चचल नही होना ही ऋजुता है | यही आर्जव- 
धर्म है । जैसे जछ के पास शीतलता है, तरढता भी है, अग्नि बुझाने की क्षमता भी है और 
बहने का स्वभाव भी है | इसके अलबा कोई आक्रर उसमे अपना मुख देखना चाहे तो झाँकने 
पर मुख भी दिख जाता है | यह जल की विशेषता है | लेकिन यदि जल स्पन्दित हो, तरगायित 
हो, हवा के झोंको से उसमे लहरे उठ रही हो, तब आप उस जल मैं सामने जाकर भी अपना 
मुख नही देख पायेंगे | जल मे क्षमता होते हुए भी उस समय वह प्रकट नही है क्योंकि जल 
तरब्लित हो गया है | इस प्रकार भोगों के माध्यम से आत्मा में होने वाले परिस्पन्दन के समय 
आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में अनुभव नहीं किया जा सकता | 


एक बात और है कि यदि जल शान्त भी हो और हमारी दृष्टि चछायमान हो, तो भरी 
जल के तल में पड़ी वस्तु देखने मे नही आयेगी | छेकिन जो'मध््यचिति जल की वक्ता होते 
हुए भी अपनी दृष्टि को निष्पत्द कर छेता है तो वह रूहरों क्रो भेंदकर भीतर की वस्तु को 
देखने में भी समर्थ हो जाता है । जिसकी दृष्टि में एकाग्रता रहती है उसको निम्नम से उस 
रूहरों मे भी सस्ता मिछू जाता है । इसी प्रक्रार साधक को अपने मन-वचन और काय की 
चल्बछता के बीच एकाग्र होकर अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करना 
चाहिये । 


समइ/४/इ२२ 

अपने यहाँ भेद विज्ञान की बड़ी विशेषता बतायी गयी है | भेद -विज्ञान का अर्थ इतना 
ही नहीं है कि जो बहुत सारे मिले-जुले पदार्थ है, उन्हे अछग-अलग करना, किन्तु भेद विज्ञान 
का अर्थ यह भी है कि भेद करके भीतर पहुँच जाना । लहरों के कारण वस्तु हमें ऊपर देखने 
में नहीं आती, लेंकिन यदि हम भीतर डूब जाये तो ऊपर उठने वाली लहरों के कारण भीतर 
किसी भी प्रकार की बाधा नही पहुँच सकती | जो व्यक्ति एक बार वस्तु के स्वरूप मे डूब 
जाता है तो फिर बाह्य में पर्याय की चञ्चलता उसे बाधक नहीं बनती । अभी जिसकी दृष्टि 
मैं भेदने की क्षमता नहीं आयी तो वड़ ऊपर उठने वाली लहरों के समान पर्यायों को ही देखेगा 
और उन्ही मे उलझता रहेगा | उन्ही को लेकर रागद्वेष करता रहेगा | वह जितना-जितना रागद्वेष 
के माध्यम से उलझेगा, उतना-उतना स्वयं को देख नही पायेगा | वह कहेगा अवश्य कि देख 
रहा हूँ, लेकिन मात्र सतह को ही देख पायेगा । 


किसी को बुखार आ जाता है तो कोई हकीम-वैद्य की तरह हाथ की नब्ज देखने लगे, 
तो क्‍या देखेगा ? केवल नाड़ी की फड़कन को ही देख पायेगा | फड़कन देखना तो आसान 
है, उसे सभी देख लेते है लेकिन भीतर कहाँ क्या रोग हुआ है, इसका ज्ञान तो नाड़ी के विशषज्ञ 
को ही हो सकता है, क्योकि नाड़ी का स्पन्दन भीतर की व्याधि की सूचना देता है | अकेले 
नाड़ी की फड़कन को देखना जैसे पर्याप्त नही है इसके माध्यम से भीतर की व्याधि को जानना 
भी आवश्यक है, इसी प्रकार “भेद कृत्वा यद्‌ विज्ञान तद्‌ भेदविज्ञानम्‌' या कहो कि “भेदस्य 
यद्विज्ञान तद्‌ भेदविज्ञानम्‌'-भेद करके जो जानता है वह भेद विज्ञानी है अथवा भेद को 
अर्थात्‌ भीतरी रहस्य को जो जानता है वह भेदविज्ञानी है । 


जिन परमपैनी सूबुधि छैनी, डारि अतर भेदिया । 
वर्णादे अरु रायादि ते निजभाव को न्यारा किया ॥१९ 


भेद विज्ञान रूपी अत्यन्त पैनी छैनी के द्वारा, जो एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, वह पृथक्‌- 
पृथक्‌ हो जाये । उसका भेद समझ मे आ जाये, तो अपने निज-स्वभाव को उससे पृथऋ किया 
जा सकता है । एक हस होता है तथा एक बगुला होता है | दोनो सफेद होते है और दोनो 
की चोच होती है लेकिन हस की चोच के भीतर ऐसी विशेषता है कि बह दूध और जल को 
पृथक्‌-पृथक्‌ बना देता है और दूध का आसानी से सेवन करता रहता है और जल को छोड़ता 
जाता है ? तात्पर्य यह हुआ कि जिसके पास भेद-विज्ञान आ जाता है वह सीधे अपनी निजी 
वस्तु तक पहुँच जाता है और व्यर्थ के रागद्वेष मे नहीं उलझता | 


जब तक हम इस रागद्वेष में उलझते रहेंगे तब तक हम अपने भीतर वहाँ नहीं पहुँच 
पायेगे जहाँ ऋजुता का पारावार है । वास्तव मे देखा जाये तो दूसरे की ओर जाना ही टेढ़ापन 
है। रागद्वेष करना ही उलझना है। अपनी ओर आना हो तो सीधेपन से ही आना सम्भव 
है । रागद्वेष के अभाव मे ही सुलझा जा ससकता है । जैसे सीधी तलवार हो तो ही म्यान मे 
जायेगी किन्तु यदि टेढ़ी हो तो नहीं जायेगी | ऐसे ही यदि ज्ञान का विषय सीधा ज्ञान ही 





बन जाये तो नियम से समझना काम हो जायेगा । किन्तु यदि ज्ञान का विनय हम अन्य किसी 
को बनाते हैं और बहा पदार्थों के साथ अपने ज्ञान को जोड़ते हैं तो बक्रता नियम से आयेगी, 
रागद्वेष रूपी उलझन खड़ी हो जायेगी । 


जैसे सीधे देखते हैं तो कोई एज्लरकू (कोण) नहीं बनता, टेढ़ापन नहीं आता । यदि थोड़ा 
भी अपने सिवाय कोई आजू-बाजू की वस्तुओ पर दृष्टिषात करता है तो आँख को मोड़ना 
पड़ेगा और कोण यन जायेगा अर्थात्‌ दृष्टि मे वक्रता आ जायैगी । इसी प्रकार मोह-माया 
के वशीभूत होकर यह जीव अपने-अपने स्वभाव की ओर जब तक दृष्टिपात नहीं करता जो 
कि बिल्कुल सीधा है, तो नियम मे वक्रता आती है | अपने स्वभाव से स्खलित होना पड़ता 
है | आर्जव धर्म अपने स्वभाव की ओर सीधे गमन करने पर ही सम्भव है | 


बच्चो को आनन्द तभी आता है जब वे सीधे-सींधे न भागकर टेढ़े-मेढ़े मागते है | यही 
दशा वैभाविक दशा मे ससारी प्राणी की है | उसे टेढ़ेपन मे ही आनन्द आता है जबकि वह 
आनन्द नही है। वह तो मात्र सुखाभास है, जो दु ख रूप ही है । विभाव रूप परिणति का 
नाम ही एक प्रकार से वक्रता है। जल मे कोई चीज डालो तो सीधी नहीं जाती, यहाँ-वहाँ 
होकर नीचे जाती है | जैसे ही संसार मे जब तक जीव रागद्वेष-मोह के साथं है तब तक वह 
चलेगा भी, तो जल में डाली गयी वस्तु के समान ही टेढ़ा चलेगा, सीधा नहीं चलेगा | उसका 
कोई भी कार्य सीधा नही होता | आप देख छीजिये आपके देखने में टेढ्रापन, आपके चलने 
मे टेढ़ापन, आपके खाने-पीने, उठने-बैठने मे टेढ़ापन, बोलने और यहाँ तक कि सीचने मे 
भी टेढ़ापन है | सोचना स्वय ही स्पन्दन रूप है अर्थात्‌ विभाव है और विभाव ही टेढ़ापन 
है | वास्तव मे परमार्थ से देखा जाये, ऋजुता तो स्वभाव मे स्थित होने में ही है । सिद्धत्व 
मे ही ऋजुता है, क्योंकि स्वभाव मे किसी भी प्रकार की विक्रिया सम्भव नहीं होती और विभाव 
मे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया बिना बिक्रिया के नही होती । 


आपने युद्ध का वर्णन पुराणों में पढ़ा होगा | देखा-सुना भी होगा । दो तरह के आयुध 
होते है । कुछ जो फेंककर युद्ध मे प्रयुक्त होते है वे 'अस्त्र' कहलाते हैं और कुछ हाथ में 
लेकर ही लड़ायी की जाती है वे 'शस्त्र' कहलाते हैं । धनुष बाण अस्त्र हैं। बाण से निशाना 
साधने वाला कितना हीं दक्ष क्‍यों न हो यदि वह बाण रेढ़ा है लो लक्ष्य तक, मजिल तक नहीं 
पहुँच पायेगा | पहले बाण का सीधा होना आवश्यक है फिर सीधा बाण लेकर जब निशाना 
साधते हैं तो दृष्टि मे निष्पद्दता होनी चाहिये और हाथ भी निष्कम्प होना चाहिये | हृदय 
में धैर्य होना चाहिये । अब तो समय के साथ सब कुछ बदल गया । धनुष के स्थान पर बंदूकें 
आ गयी क्योंकि हृदय में, हाथ में और दृष्टि मे सभी में चज्बल़ता आती जा रही है | भय 
आता जा रहा है । आज तो छुप-छुप कर छड़ाई होती है | यह-क्षत्रिग्रता नहीं है, यह वीरता 
नही है बल्कि यह तो कायरता है | यह ऋजुता नहीं बल्कि बक्रता का परिणाश्र है । 


आज का जीवन भय से इतम्मा त्रस्त हो गया है कि किसी के भ्नति मन में सरझृता नही 
रही | आज आणुविक-शक्ति करा विकास हो रहा है । दूतरे पर निगाह रखने के लिए रहार 


समप्/४/३२४ 

का उप्रयोग किया जा रहा है लेकिन यह सब चठ्चल्ता का सूचक है। जिस दिन यह चज्यलता 
जधिक॑ बढ़ जायेगी उसी दिन विस्फोट हो जायेगा और बिनाश होने मे देर नही रूगेगी | 
'बंधुओं ! सुरक्षा तो सरलता मे है | एकाग्रता मे नही | वक्रता या चज्चरुता मे सुरक्षा कभी 
सम्भव नही है | 


आपने दीपक की लौ देखी होगी उससे प्रकाश होता रहता है और ऊष्मा भी निकलती 
रहती है | लेकिन यदि दीपक की लौ स्पन्दित हो तो प्रकाश मे तेजी नही रहती | आप इस 
प्रकाश मे पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ नही सकते और दूसरी बात यह है कि उस समय 
ऊष्मा भी कम हो जाती है | सीधी निष्पन्द जलती हुई छौ पर हाथ रखो तो फौरन जलन 
होने लगेगी | लेकिन यदि लौ हिल रही हो, प्रकम्पित हो तो हाथ रखने पर एकदम नहीं 
जलता | कूछ गरमाहट तो होती है लेकिन तीव्र जढ़न नहीं होती | कारण यही है कि लौ मे 
एकाग्रता होने पर उसमे प्रकाश और ऊष्मा की सामर्थ्य अधिक बढ़ जाती है | लेकिन हवाओ 
के माध्यम से जब वही लौ चजञ्चल हो जाती है, स्पन्दित होने लगती है, उसमे टेढ़ापन आ 
जाता है, वक्रता आ जाती है तो उसकी सामर्थ्य कमजोर पड़ जाती है | इसी प्रकार जब तक 
हमारा ज्ञान, माया रूपी हवाओ से स्पन्दित होता रहता है तब तक उसमे एकाग्र होने और 
जलाने की क्षमता अर्थात्‌ कर्मों को जलाने या कर्मों की निर्जरा करने की क्षमता नही आ 
पाती । इसीलिए हमे अपने ज्ञान को एकाग्र अर्थात्‌ सीधा बनाना चाहिये । ज्ञान की वक्रता 
यही है कि वह पर पदार्थों को अपना मानकर उनकी ओर मुड़ने लग जाता है | उनमे उलझने 
लग जाता है और यदि वह पर पदार्थों को पकड़ने के लिए न जाये, अपने मे स्तब्ध, स्थिर 
एवं एकाग्र हो जाये तो वही ज्ञान कर्मों की निर्जत मे सहायक हो जाता है । 


“ज्ञान का दूसरे की ओर ढुलक जाना ही दीनता है. , और ज्ञान का ज्ञान की ओर 
वापिस आना ही स्वाधीनता है ।”' धन्य है वह ज्ञान जो पर पदार्थों की आधीनता स्वीकार 
नही करता धन्य है वह ज्ञान जो बिल्कुल टझ्लेत्कीर्ण एक मात्र ज्ञायक पिण्ड की तरह रहा 
आता है | धन्य है वह ज्ञान जिस ज्ञान मे तीन लोक पूरे के पूरे झलकते है, लेकिन फिर भी 
जो अपने आत्म आनन्द मे छीन है | 


सकहछ ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द रसलीन / 
सो जिनेश्र जयवन्त नित, अरि-रज-रहत-विहीन ॥ 


ससारी प्राणी ज्ञान की चञज्चलता के कारण या कहे ससार मे भटकने और उल्झने की 
इच्छा के कारण त्रस्त हो रहा है और दीन-हीन हो रहा है । अपने स्वभाव की और देखने 
का पुरुषार्थ करे तो सुलझने मे देर नही लगेगी | जिस प्रकार खाया हुआ अन्न देह मे, रग- 
रग मे मिलकर रुधिर बन जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन मे सरलता या सुलझापन हमारा 
अभिन्न अज्ञ बन जाये तो जीवन धन्य एव सार्थ हो जावेगा । 


अपव्यय के रूप मे उस कार में से एक बूँद भी पेट्रोल नीचे नही गिरा | मशीन भी ठीक 
काम कर रही थी पर देखा गया कि कार रुक गयी । उसमें एक बैँद पेट्रोल भी नहीं 


६ ० मै... | 
बचा । अपने मन्तव्यं तक पहुँचने के लिए जितना पेट्रोढ आवश्यक था उठ़ना उसमें डाल 
गया था लेकिन वह पहले ही कैसे समाप्त हो गया ? तब उस चछान्रे वाढे ने कहा कि कार 
तो और अधिक भी चरू सकती थी, लेकिन रुकने का कारण यही है कि रास्ते की वक्रता 
के कारण पेट्रोल अधिक खर्च हुआ और दूरी कम तय की गयी ! अगर रास्ता सीधा हो तो 
इतमे ही पेट्रोल से अधिक दूरी तक कार को ले जाया जा सकता था । यदि सरल-पंथ हो 
तो वड़ छाभ मिल सकता है | 


बधुओ ! आज आर्जव-धर्म की बात है | ऋजुता के अभाव मे जब जड़ पदार्श भी ठीक 
काम नही कर सकता, तो फिर चेतन को तनाव तो होता ही । वक्रता तनाव उत्पन्न करती 
है| हमारे उपयोग मे वक्ता होने के कारण मन मे वक्रता, वचन में चक्रता और काय-चेष्टाओ 
मे भी वक्रता आ जाती है | जैसा हम चाहते है, जैसा मन मे विचार आता है, वैसा ही हम 
उपयोग को बदलना प्रारम्भ कर देते है । लेकिन यह ठीक नही है | यही तनाव का कारण 
बनता है | वास्तव मे जैसा हम चाहते है उसके अनुसार नही, बल्कि जैसी बस्तु है उसके 
अनुसार हम अपने उपयोग को बनाने की चेष्टा करे तो ऋजुता आयेगी | हमें जानना चाहिये 
कि उपयोग के अनुरूप वस्तु का परिणमन नही होता । किन्तु ज्ञैयभूत वस्तु के अनुरूप ज्ञान 
जानता है, अन्यथा वह ज्ञान अप्रमाणता की कोटि मे आ जाता है । 


विचार करे वक्रता कैसे आती है और क्यो आती है ? तो बात ऐसी है कि जिस प्रकार 
के जीवन को हम जीना चाहते है या जिस जीवन के आदी बन चुके है उसी के अनुसार ही 
सब कुछ होता चला जाता है । जैसे किसी पौधे को कोई कुछ प्रबन्ध करके सीधा ऊपर हे 
जाने की चेष्टा करे तो वह पौधा सीधा ऊपर बढ़ने लगता है | यदि कोई प्रबन्ध नहीं किया 
जाए तो नियम से पौधा विभिन्न शाखा-प्रशाखाओ मे बैंठकर यहाँ वहाँ फैलने लग जाता है 
और उसकी ऊर्ध्वगति रुक जाती है | इसी प्रकार यदि हम अपनी शक्ति की इधर-उधर नही 
दौड़ाते तो हमारी यह शक्ति एक ही दिशा मे छलगकर अधिक काम कर सकती है | लेकिन 
आज रटेढ़ा-मेढ़ां चलना ही ससारी प्राणी का स्वभाव जैसा हो गया है और निरन्तर इसी में 
शक्ति का अपव्यय हो रहा है | बक्रता बढ़ती जा रही है | वक्रता का ससार दिनोंदिन और 
मजबूत होता जा रहा है | 


सरलता की शक्ति को पहचानना होगा | सरलता की शक्ति अद्भुत है | आज जो कार्य 
यन्त्र नही कर सकता, पहले वही कार्य मनुष्य मन्त्र के माध्यम से अपनी शक्ति को एक दिशा 
में लगाकर कर लेता था | बात ऐसी है कि धारणा के बल पर जिस क्षेत्र में हम बढ़ने छूग 
जाते है वहाँ पर बहुत कुछ साधना अपने आप होती चली जाती है । वस्तुतः यह एक दृष्टिकोण 
का कार्य है। एक आपने विचार बना लिया, या जिस रूप मे धारणा बना ली, उसी रूप में 
वहँ वस्तु देखने में आने लगती है | जिस दिशा में हमारी दृष्टि सीधी-साफ होती है उसी दिशा 
में सफलता मिलना प्रारम्भ हो जाती है। वक्रता का अभाव और कजुता का सद्भाव होना 
चाहिये | जैसे आपकी दृष्टि किसी वस्तु को या मान स्जीजिये पार्षाण की देखने में लंगी है 


सम#ऋ/४/३२६ 


और उसे साधना के बल से अनिमेष देखने लगे, तो सम्भव है कि उस दृष्टि के द्वारा पाषाण 
भी टूट सकता है और लोहा भी पिधल सकता है | इतनी शक्ति आ सकती है। किन्तु 
आवश्यकता इस बात की है कि दृष्टि को सीधा रखा जाए और प्राणअण से उसी मे लगाया 
जाए । 

मान छीजिये, आप बैठे है और जगह ऐसी है कि इधर-उधर जाने की कोई गुड्जाइश 
नही है | अचानक एक बड़ा सा काला बिच्छू पास बैठा हुआ दिख जाए तो मै पूछना चाहता 
हूँ कि आप अपने शरीर के किसी भी अड्ज उपाड् को हिलायेगे-डुलायेगे क्या ? नही हिलायेगे, 
बल्कि एकदम स्तब्ध से होकर बैठे रह जायेगे, जैसे कि कोई योगी ध्यान मे बैठा हो । 


“सम्यक्‌ प्रकार निरोध मन-वच-काय आतम ध्यावते । 
तिन सुथधिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते ॥ 


मन-वचन-काय की क्रियाओ का भली प्रकार निरोध करके जैसे कोई योगी अपनी आत्मा 
के ध्यान मे लीन हो जाता है । उसकी स्थिर-मुद्रा को देखकर वन मे विचरण करने वाले हिरण 
लोग उसे चट्टान समझकर अपने शरीर को रगड़ने लग जाते है । ऐसी ही दशा उस समय 
आपकी हो जायेगी । आपके पार यह शक्लि इस समय कहाँ से आए गयी ? वह कही आन्यत्र 
से नही आयी अपितु यह शक्ति तो पहले से ही विद्यमान थी | पर आप उस समय हिल जाते 
तो बिच्छू ही आपको हिला देता | इसलिए प्राणो की रक्षा की बात आते ही आपने अपनी 
ऋजुता की शक्ति का पूर्ण निर्वाह किया | अपनी शक्ति का सही उपयोग किया । 


प्रत्येक क्षेत्र मे यही बात है | आप चाहे तो धर्म के क्षेत्र मे भी यही बात अपना सकते 
है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक आदि सभी विधाओं के लिए एकमात्र दृष्टि 
की ऋजुता ही उपयोगी है | यदि एक ही वस्तु पर ध्यान केन्द्रित हो जाए तो नियम से क्रान्ति 
घटित हो जायेगी । एक व्यक्ति बहुत ही प्रेम-भाव के साथ देखता है | उसकी दृष्टि मे सरलता 
होती है तो सामने वाला व्यक्ति भी उसकी और सहज ही आकृष्ट हो जाता है । कोई व्यक्ति 
जिसकी दृष्टि मे बक्रता है, जिसके भावो मे कुटिलता है तो उसे देखकर हर कोई उससे बचना 
प्रारम्भ कर देता है । जैसे मुस्कराती हुई माँ की दृष्टि ज्यो ही सीधी बच्चे के ऊपर पड़ती 
है तो वह बच्चा रोना भूल जाता है और देखने लगता है | इतना सरल हो जाता है कि सब 
कुछ भूलकर उसी सुख मे लीन हो जाता है । यही सरलता की बात है | 


जब हम ज्यामेट्री (ज्यामिति) पढ़ते थे, उस समय की बात है । उसमे कई प्रकार के 
कोण बनाये जाते थे | एक सरल-कोण होता था !'एक सौ अस्सी अश के कोण को सरह- 
कोण बोलते है । सरल कोण क्या है ? वह तो एक सीधी रेखा ही है । हमारी दृष्टि मे आज 
भी इतनी सरलता आ सकती है कि उसमे सरढ-कोण बन जाये । हम सरलता के धनी बन 
सकते है। जिसकी दृष्टि मे ऐसा सरल कोण बन जाता है तो वह श्रमण बन जाता है | वह 
तीन-लोक मे पूज्य डो जाता है | लेकिन हमारे जीवन मे ऐसे बहुत कम समय आ पाते है 
जबकि दृष्टि में सरल कोण बने और दृष्टि मे सरलता आये । 


ड़ 
सपाई/४/ इस 


/३/ई५ 

“आँख के उदाहरण के माध्यम से हम और समझें कि हमारी दोनों आँखों को दोनों और 
दायें-बाबें अपनी विपरीत दिशा की ओर भेज करके सर कोण बनाना चाहें तो यह संभव 
नहीं है| दो आँखों से हम दो काम नहीं कर सकते । जब बस्तु क॑ ऊंपर दोनों आँखों की 
दृष्टि पड़ती है और दृष्टि चंचछ नहीं हो तो ही वस्तु सही ढंग से दिखायीं पड़ सकती है, अन्यबा 
नहीं । बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी दृष्टि को स्थिर रख पाते हैं और सूक्ष्म से 
सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर छेते हैं। नासाग्र दृष्टि ही ऐसी सरल दृष्टि है जहाँ विपरीततां समाप्त 
हो जाती है और समता आ जाती है | दृष्टि चहाँ दृष्टि मे ही ९ह जाती है । दृष्टि का एक 
अर्थ यहाँ प्रमाण-ज्ञान से भी है और दृष्टि कोण का अर्थ नग्न ज्ञान से है | 


“नयन' शब्द में देखा जाए तो नय + न अर्थात्‌ नयों के पार जो दृष्टि है वही वास्तव 
मे शात निर्विकल्प और सरल दृष्टि है। नयनों को विश्राम देना हो, आराम देना हो, उनकौ 
पीड़ा दूर करना हो तो एक ही उपाय है कि दृष्टि को नासाग्र रखो | भगवान कैसे बैठे 
है ? 'छवि बीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे ।' हमारी यानी छद्मस्थों की दृष्टि वह मानी 
जाती है जो-पदार्थ की ओर जाने का प्रयास करती है | और सर्वज्ष की दृष्टि वह है जिसमें 
पूरे के पूरे लोक के जितने पदार्थ है-भूत, अनागत और वर्तमान वे सब युगपत्‌ दर्पण मे के 
समान झलक जाते हैं- 


“तृज्जयति पर ज्योति. सम समस्तैरनन्‍्तफ्यथि: । 
दर्षणतल इब सकता प्रतिफलति पदार्यमाक़िका क्र ॥7! 


उमास्वामी महाराज ने अपने तल्वार्थसूत्र मे कहा है कि 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ! 
और एकाग्रता का अर्थ बताते हुए अकलुक स्वामी अपने लत्वार्थवार्तिक में छिखते है कि 
व्यग्रतानिकृत्यर्थम्‌ एकाग्रताशब्दस्य प्रयोग:-एकाग्रता शब्द का प्रयोग व्यग्रता के निरोध के 
लिए आया है । जहाँ पदार्थ को देखने की व्यग्रता नहीं है, वहीं दृष्टि सरल है । फेवलज्ञान 
के लिए ऐसे ही ध्यान की आवश्यकत्ता है। ऐसी ही एकाग्र अर्थात्‌ सररू कृष्टि की आवश्यकता 
है। वस्तु को जानने के लिए व्यग्र हुए ज्ञान के द्वारा केवलज्ञान नहीं होगा | जब ज्ञान स्थिर 
हो जायेगा उसमे व्यग्रता रूप वक्रता का अभाव हो जाएगा, वह ध्यान में ढछ जाग्रेगा तभी 
केवलज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होगा | 


पूरे आगम ज्ञान का अध्येता भी क्यो न हो वह भी तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं 
बन सकता, अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी व्यग्रता 
नहीं मिलती । जब तक कि दृष्टि रागद्वेष से मुक्त होकर सरह नहीं होती । व्यग्रता दूर करने 
के हिंए ध्यान ही एकमात्र उपाग्र है। ध्यान के माध्यम से इम मन-बचन-काय की चेष्सओं 
मे ऋजुता ला सकते हैं और इन योगों में जितनी-जितनी ऋजुद्य।/सरछतां आती जायेगी, उपयोग 
में भी उतनी-उतनी व्यक्रता/पक्रता धीरे-धीरे मिलती जायेगी ! | 


आचार्यी ने वक्ता को माया-ककाय के साथ मी जोड़ा है और मांया को तिवंच आयु 
के छिए कारण॑ बताया है। “मांया तैर्चग्यीनस्य ।“+तिर्सक शब्द का एक जर्थ तिरछा यो की 


फा३/ अभय 


भी है। इंधर-उधर दृष्टि का जाना ही दृष्टि की वक्रता है। इधर-उधर कौन देखता है? वही 
देखता है जिसके भीतर कुछ डर रहता है । आपने कबूतर को देखा होगा | एक दाना चुगता 
. है छैकिन इस बीच इसकी दृष्टि पता नहीं कितनी बार इधर-उधर चली जाती है | मायाचारी 
व्यक्ति को दिशा जल्दी नहीं मिलती । मायाचारी तिर्यज्य गति का पात्र इसी से बनता है | 


माया अर्थात्‌ वक्रता भी कई प्रकार की है अनन्तानुबधी जन्य वक्रता अछुग है,अप्रत्याख्यान 
तथा प्रत्याख्यान कबायजन्य वक्रता अलग है और सज्ज्वहन की वक्रता अलग है| आचार्यों 
ने अनन्तानुबधी जन्य वक्रता के लिए बाँस की जड़ का उदाहरण दिया है | गाठो में गाठे 
इस प्रकार उलझी रहती हैं कि उनको सीधा करना चाहो तो सीधी न हो । अप्रत्याख्यान जन्य 
वक्रता के लिए मेढे के सींगो का उदाहरण दिया है | मेढ़े के सीग घुमावदार होते है । प्रत्याख्यान 
की वक्रता गोमूत्र के समान कही है | उसमे जटिलता अपेक्षाकृत कम है और सउ्ज्वलन कषाय 
जन्य वक्रता खुरपे क्रे समान है । जरा से ताप के द्वारा उसे सीधा किया जा सकता है | अब 
हमे देख लेना चाहिये कि हमारी उपयोग की स्थिति कैसी है ? उसमे वक्ता कितनी है और 
किस तरह की है, उसमे किलने घुमाव और कितने मोड़ है ? 


इस वक्रता को निकालने के लिए पहले मृदुता की बड़ी आवश्यकता है। मृदुता के अभाव 
मे ऋजुता नहीं आती | जैसे किसी छोहे की सलाई में वक्रता आ जावे तो उसको ताप देने 
के उपरान्त जब उसमे थोड़ी मृदुतता आ जाती है तब एक दो बार घन उसके ऊपर पटक दिया 
जाए तो उसमें सीधापन आ जाता है| इसी प्रकार कषायो की वक्रता निकालने के पहले रलत्रय 
धर्म को अगीकार करके तप करना होगा | तभी ऋजुता आयेगी और आर्जव धर्म फलित 
होगा । घर बैठे-बैठे उपयोग मे ऋजुता छाना सभव नहीं है | सलाई को छुहार के पास ले जाना 
होगा अर्थात्‌ घर छोड़ना होगा । ऐसे ही तीर्थक्षेत्र पर आकर अपने उपयोग को गुरुओं के 
चरणो मे समर्पित करना होगा और वे जो तप इत्यादि बताये इसे ग्रहण करके कषायों पर 
घन का प्रहार करना होगा, तभी उपयोग मे सरलहृता आवेगी | 


आपने शुक्लपक्ष मे धीरे-धीरे उगते चन्द्रमा को देखा होगा । शुक्लपक्ष मे प्रतिपदा के 
दिन चन्द्रमा की एक कला खुलती है | लेकिन उसे देखना सम्भव नहीं है | दूज के दिन देखने 
मिले तो मिल सकता है | दूज के चन्द्रमा को कभी-कभी कवि लोग बह्लिम-चन्द्रमा भी कहते 
है | अर्थात्‌ अभी चन्द्रमा मे वक्रता है, टेढ़ापन है और जैसे-जैसे चद्रमा अपने पक्ष को पूर्ण 
करता जाता है, बैसे-वैसे उसकी वक्रता कम होती जाती है, जब्र पक्ष पूर्ण हो जाता है तब 
वह बड्डिम चन्द्रमा नहीं बल्कि पूर्ण चन्द्रमा कहछाने लगता है । इसी प्रकार हमारे भीतर जो 
ग्रन्थिया पड़ी हैं, उन ग्रथियों का बिमोचन करके हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते है । महावीर 
भगवान का पक्ष अर्थात्‌ उनका आधार लेकर जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगे, तभी पूर्ण सरलता 
की प्राप्ति होगी। ग्रन्थियो का बिमोचन करना अर्थात्‌ निर्ग्रन्थ होना, चारित्र को अज्जीकार करना 
पहले अनिवार्य है। बारहभावना मे प० दौलतसम जी कहते हैं कि -- 


*जी भाव मोहतें न्यारे दृषज्ञान-ब्रतादिक तोरें । ' 
सी धर्म जबे जिय थार तब ही सुख अचल निहारै 7!" के 


सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी धर्म को धारण करके सभी प्रकार की अन्तर और 
बहिरज्ञ ग्रन्थियों का विमीचन करके ही अचल सुख को प्राया जा सकता है | अकेले किताबी 
ज्ञान से कुछ नहीं होगा । 


जीवन की प्रत्येक क्रिया में धर्म का ध्यान रखना होगा । जिसके पास क्षमा धर्म है, वही 
क्रोध का वातावरण मिलने पर भी शान्त रहेगा । जिसके पास मान कैषाय नहीं है वही लोगों 
के माध्यम से अपनी प्रशंसा सुनकर भी समता-भाव धारण कर सकेगा | यथाजात निर्गनन्थ 
होकर ही कोई जीवन मे वास्तविक ऋजुता का दर्शन कर सकता है | किताबो में, कोशों मैं 
या मात्र शब्दो के माध्यम से धर्म का दर्शन नहीं हो सकता | इतना अवश्य है कि कुछ सद्डलेत 
मिल सकते हैं | धर्म का दर्शन तो जीवन मे धर्म को अज्जीकार करने पर ही होगा या जिद्डोंने 
धर्म को धारण कर लिया है उनके समीप जाने पर ही होगा | बालक अपनी माँ के पास बैठकर 
अपने हृदय की हर बात बड़ी सरलता से कह देता है उसी प्रकार सरल हृदय वाला साधक 
जब यथाजात होकर सभी ग्रन्थियाँ खोल देता है और सीधा-सीधा अपने मार्ग पर चुना प्रारम्भ 
कर देता है तो उसके जीवन मे धर्म का दर्शन होने लगता है | वह स्व्॒य भी धर्म का दर्शन 
करने छग जाता है | 


माया जब तक रहेगी, ध्यान रखना इस जीवन में और अगले जीवन मे भी वह शल्य 
के समान चुभती रहेगी | मायावी व्यक्ति कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता | जिस समय॑ 
काँटा चुभ जाता है उस समय तत्काल भले ही दर्द अधिक न हो, छेकिन बाद मे जब तक 
वह भीतर चुभा रहता है तब तक वह आपको चैन नहीं छेने देता | स्थिति ऐसी हो जाती 
है कि न रोना आता है, न हँसा जाता है, न भागा जाता है और न ही सोया जाता है कुछ 
भी वह क्ररने नहीं देता | निरन्तर पीड़ा देता है । ऐसे ही माया कषाय मायावी व्यक्ति के 
भीतर-भीतर निरन्तर घुटन पैदा करती रहती है | 


बधुओ ! अपने उपयोग को साफ-सुथरा और सीधा बनाओ | जीवन मे ऐसा अवसर 
बार-बार आने बाला नहीं है । जैसे नदी बह रही हो, समीप ही साफ़-सुथरी शिल्ा पड़ी हो 
और साफ करने के लिए साबुन इत्यादि भी साथ में हो, फिर भी कोई अपने वस्तों को साफ 
नहीं करना चाहे तो बात कुछ समझ में नहीं आती | कितनी पयवि एक-एक करके यूँ ही 
व्यतीत हो गयीं । अनन्तकाल से आज तक आल्वा कर्ममह् से मलिन होती आ रही है । उसे 
साफ-सुथदया बनाने का अवसर मिलने पर हमे चूकना नहीं चाहिये। कषायों का विभोचन करना 
चाहिये | बच्चे के समान जैसा वह बाहर और भीतर से सरले है, उसी प्रकार अपने को बनाना 
चाहिये | यधाजात का यही अर्थ है कि जैसा उत्पन्‍न हुआ, वैसा ही भीतर और बाहर निर्विकार 
होना चाहिये | | 


सबड7४/३३० 


यही यथाजात रूप वास्तव मे ऋजुता का प्रतिक है । यही एकमान्न व्यग्रता से एकाग्रता 
की और जाने का राजपथ है | इस प्रथ पर आरूढ़ होने वाले महान्‌ भाग्यशाली हैं | उनके 
दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है । उनके अनुरूप चर्या करना और भी दुर्लभ है ! 


(हे सदा सतसड् उन्ही का ध्यान उन्ही का नित्य रहै / 
उन ही जैसी चर्या मे यह चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥”* 


ऐसी भावना तो हमेशा भाते रहना चाहिये । तिर्यज्व भी सम्यग्दर्शन को प्राप्त करके 
एक देश सयम को धारण करके अपनी कषायो की वक्रता को कम कर छेते है तो हम मनुष्य 
होकर ससार, शरीर और भोगो से विरक्‍्त होकर यधाजात रूप को धारण क्यों नहीं कर सकते 
? कर सकते है। यथाजात रूप को धारण करने की भावना भी भा सकते हैं | जो उस यधाजात 
रूप का बार-बार चिन्तन करता रहता है, वह अपने उपयोग की सरलता के माध्यम से नियम 
से मुक्ति की मज्जिल की ओर बढ़ता जाता है और एक दिन नियम से मड्जिल को पा छेता 
है। 


आर्जव धर्म- 

१ सवर्थिसिद्धि ९/६/७९७/३२३६ 

२ छहढाला ( छठी ढाल-८) 

३ मूकमाटी (महाकाव्य) पृ० १२४-२५ 
छहढाला (छठवी ढाल-४) 


कं 


पुरुषार्थसिद्धयुपाय-मगलाचरण १ 

तत्वार्थमूत्र ९२७ 

तल्वार्थवार्तिक ९/२७/१२/६५० (एकाग्रवचन बैयग्रयनिवृत्त्यर्थम) 
८ तल्ार्थसूत्र ६/१६ 

९ उछहढाला (पाँचवी ढाल-१४) 

१० मेरी-भावना-५ 


छू &आा »& 


सबें॥८४/ ३३ 
मल 


उत्सभ शौच 


[. कंख्रामावश्िवित्ति, 
किच्चावेस्यमाक्णाजुली / 
/जी चदददि परममुल्नी ,., 
तस्स दु प्रश्वे हते सोच्च ॥ 
जो परम मुनि इच्छाओ को 
ग्रेककर और वैसस्य रूप चिक्तारों से 
होकर आचरण “करा “है 
उसको शौीनर धर्म होता है 3; (४७७0.. 


सबवह्न/8/ २8२ 

जब मैं बैठा था वह समय, सामायिक का था और एक मक़डी अचानक सामने देखने 
में आयी | उसके पख थोड़े गीले से लग रहे थे | वह उड़ना चाहती थी पर उसके पत्र सहयोग 
. नहीं दे रहे थे | वह अपने शरीर पर भार अनुभव कर रही थी और उस्त भार के कारण उड़ने 
की क्षमता होते हुए भी उड़ नही पा रही थी | जब कुछ समय के उपरान्त पख सूख गये तब 
वह उड़ गयी । मै सोचता रहा कि वायुयान की रफ्तार जैसी उड़ने वाली उस मक्खी के लिए 
पानी की छोटी सी बूँद भी बाधक बन गयी और उसकी उड़ने की पूरी की पूरी शक्ति ही 
मानो समाप्त हो गयी । थोड़ी देर के लिए उसे ढिलना-डुलना भी मुश्किल हो गया | यही दशा 
ससारी-प्राणी की है। ससारी-प्राणी ने अपने ऊपर अनावश्यक न जाने कितना भार लाद रखा 
है और फिर भी आकाश की ऊँचाईयाँ छूना चाहता है । प्रत्येक व्यक्ति ऊपर उठने की उम्मीद 
को लेकर नीचे बैठा है | स्वर्ग की बात सोच रहा है लेकिन अपने ऊपर लदे हुए बोझ की 
ओर नहीं देखता जो उसे ऊपर उठने मे बाधक साबित हो रहा है ! 


वह यह नही सोच पाता कि क्‍या मै यह बोझ उठाकर कही ले जा पाऊँगा या नही । 
वह तो अपनी मानसिक कल्पनाओ को साकार रूप देने के प्रयास मे अहर्निश मन-वचन और 
काय की चेष्टाओ मे छूगा रहता है | अमूर्त स्वभाव वाला होकर भी वह मूर्त सा व्यवहार 
करता है | यूँ कहना चाहिये कि अपने स्वरूप को भूलकर स्वय भारमय बनकर उड़ने मे असमर्थ 
हो रहा है | ऐसी दशा मे वह मात्र छुढ़क सकता है, गिर सकता है और देखा जाए तो निरन्तर 
गिरता ही आ रहा है | उसका ऊँचाई की ओर बढ़ना तो दूर रहा देखने का साहस भी खो 
रहा है । 


जैसे जब हम अपने कधो पर या सिर पर भार लिये हुए चलते है तो केवल नीचे की 
ओर ही दृष्टि जाती है | सामने भी ठीक से देख नही पाते | आसमान की तरफ देखने की 
तो बात ही नही है | ऐसे ही ससारी प्राणी के लिए मोह का बोझा उसके सिर पर इतना लदा 
है, कहो कि उसने लाद रखा है कि मोक्ष की बात करना ही मुश्किल हो गया है | 


विचित्रता तो ये है कि इतना बोझा कन्धो पर होने के बाद भी वह एक दीर्घ श्वास लेकर 
कुछ आराम जैसा अनुभव करने लगता है और अपने बोझ को पूरी तरह नीचे रखने की भावना 
तक नही करता । बल्कि उस बोझ को लेकर ही उससे मुक्त हुए बिना ही मोक्ष तक पहुँचने 
की कल्पना करता है| भगवान के सामने जाकर, गुरुओ के समीप जाकर अपना दु ख़ व्यक्त 
करता है कि हमे मार्यदर्शन की आवश्यकता है | आप दीनदयाल हैं | महती करुणा के धारक 
है । दया-सिन्धु, दयापालक हैं | करुणा के आकर है, करुणाकर है । आपके बिना कौन हमारा 
मार्ग प्रदर्शित कर सकता है ? 


उसके ऐसे दीनता भरे शब्दी को सुनकर और आँखों से अश्रुधारा बहते देखकर सन्त 
छोग विस्मय और दु.ख का अनुभव करते है | वे सोचते है कि कैसी यह ससार की रीत है 
कि परिग्रह के बोझ को निरन्तर इकट्ठा करके स्वय दीन-हीन होता हुआ यह ससारी प्राणी 
ससार से मुक्त नहीं हो पाता । 


' समं॥/४/ ३६३ 

'मुचेभावः शौच्यम्‌ ।' शुचिता अर्थात्‌ पवित्रता का भावे हीं शौचभर्मे है। अशुचि भाव 

का विमोचन किये बिना उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। शुचिता क्या है और जहुंचिता क्या 

है ? यही बतलाने के लिए आचार्य समन्‍्तभद्ग स्वामी ने रलकरण्ड आवकाचार में एक कारिका 
के माध्यम से सम्यग्दर्शन के आठ अब्ों का वर्णन करते हुए कहा है कि- 


स्वभावतो 5शचौ काये रलत्रयपविज्ञते । 
निर्णुगुप्सा गुणप्रीतिमता निर्विचिकित्सता ॥? 


शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, उसमें पवित्रता यदि आती है तो रलत्रय से आती 
है। रलत्रय ही पवित्र है। इसलिए रलत्नय रूपी गुणों के प्रति प्रीतिभाव रखना चाहिये | रलत्रय 
को धारण करने वाले शरीर के प्रति विधिकित्सा नहीं करना चाड़िये । 


चिकित्सा का अर्थ ग्लानि से है | या कहे कि एक प्रकार से प्रतिकार का भाव ही चिकित्सा 
है और विचिकित्सा का अर्थ विशेष रूप से चिकित्सा या ग्लनि लिया गया है | विचिकित्सा 
का अभाव होना ही “निर्विचिकित्सा-अन्ज” है । जीव्रन में शुचिता इसी अन्न के पालन करने 
से आती है। शरीर तो मर का पिटारा है, घृणास्पद भी है | हमारा ध्यान शरीर की ओर 
तो जाता है लेकिन उसकी वास्तविक दशा की ओर नही जाता + इसी कारण शरीर के प्रति 
राग का भाव था घृणा का भाव आ जाता है । वासना की ओट मे शरीर कीं उपासना अनादिकाल 
से यह ससारी प्राणी करता आ रहा है | लेकिन उसी शरीर में बैठे हुए आत्मा की उपासना 
करने कीं ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती । 


विषयो मे सुख मानकर यह जीव अपनी आत्मा की उपासना को भूल रहा है | आचार्य 
कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार में कहा है कि- 


कुलिताउहचक्कधरा चुढ्लोक्ओगणगेंहिं भोगेहिं । 
देहादीणं विद्धिं करोंति छुडिदा इबाभिरदा ॥* 


अर्थात्‌ इन्द्र और चक्रवर्ती पुण्य के फलरूप भोगों की द्वारा देहादि की पुष्टि करते हैं और 
भोगो मे छीन रहते हुए सुखी जान पड़ते हैं, लेकिन वास्तविक सुख वह नहीं है । 


लोभ के वशीभूत हुआ संसारी प्राणी विषय रूपी वासना में छिप्त होने के कारण आलिक 
सुद्ध से वज्चित हो रह्म है । चार कवायी के द्वारा चार गतियों में निरन्तर भटक रहा है | 
नरको मे विशेष रूप से क्रोध के साथ, तिर्यज्वो मे माया के साथ, मनुष्यों मे माम के साथ 
और देबो में ल्लोम के क्षाथ यह जीव उत्पन्न होता है। वैधित्य तो यह है कि और लोभी बनकर 
आज यह संसारी आणी देव बनना चाहता है । एक तरड़ से और छोभी ही होना चाहता 
है। देखा जाए तो स्वर्ग में भी-सागरोषम आयु चारे इन्द्र और अहमिन्द्र को भी ब्रिबयं कबोय 
के अभाव में होने वाली आत्मानुधूति का अनुभव शण भर की भी महीं होता । भरे ही उ्हें 
सुखानुभूति मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रही आवे । 


सका/४/३३४ 


ब्रत्येक अम्तंयमी संसास प्राणी की स्थिति जोंक की तरह है । जैसे जोक किसी जानवर 
था गाय-मैंस के धनों (स्तनों) के ऊपर चिपक जाता है और वह सड़े-गछे खून को ही चूसता 
रहता है ।* वैसे ही स्वर्ग के सुखो की भी ऐसी ही उपमा दी गयी है | आचार्यों ने हमारे उपचार 
के भिन्न-भिन्न उपाय करते हुए भिन्न-भिन्न उपदेश दिये हैं | किसी भी तरह छोभ का विरेचन 
हो जाये, यही मुख्य दृष्टिकोण रहता है लेकिन इतने पर भी ऐसा उदाहरण सुनकर भी संसारी 
प्राणी छोभ का विरेचन करने के लिए तैयार न हो, तो उसका कल्याण कौन कर सकेगा ? 
जिस झ्ोभ को छोड़ना था, उसी छोभ के वशीभूत हुआ आज ससारी-प्राणी अपनी ख्याति, 
पूजा, छाभ और यश्ञ-कीर्ति चाह रहा है । 


स्वर्गों मे सम्यग्दृष्टि के लिए भी ऐसी उपमा देने के पीछे आशय यही है कि विषय भोगो 
की लल्सा यदि मन मे है तो वह मुक्ति मे बाधक है । आज प्रगति का युग है, विज्ञान का 
युग है | लेकिन देखा जाये तो दुर्गति का भी युग है | क्योंकि आज आत्मा मे निरन्तर कलुषता 
आती जा रही है | लोभ-लालसा दिनो-दिन बढ़ती जा रही है | जितने सुविधा के साधन जुटाये 
जा रहे है, उतना ही व्यक्ति मे तृष्णा और असन्तोष बढ़ रहा हैं | कीचड़ के माध्यम से कीचड़ 
धोना सम्भव नहीं है | कीचड़ को धोने के लिए तो वर्षा होनी चाहिए | पवित्र-जल की वर्षा 
से ही पवित्रता आयेगी । 


समसतोसजलेण जो धोवदि तिव्वल्ेहमलपुज । 
भोयणगिद्धिविहीणो तस्स सउच्च हवे विमल ॥ 


निर्मल शौच धर्म उसे ही होता है, जो समता और सतोष रूपी जल के द्वारा अपने तीव्र 
लोभ रूपी मल के पुज्ज को धोता है और भोजनादि अन्य पदार्थों मे अत्यन्त आसक्त नही 
होता । स्वर्गों मे देव पूरी तरह विषय भोगो का परित्याग तो नहीं कर सकते जैसा कि मनुष्य 
जीवन मे कर पाना सम्भव है | लेकिन वे देव भी जहाँ-जहाँ भगवान के पचकल्याणक होते 
है वहाँ-वहाँ अवश्य जाते हैं और परिवार सहित विषय-भोग को गीण करके उन महान्‌ आत्माओ 
की सेवा, ओराधना करके अपने आत्म स्वरूप की ओर देखने का प्रयास करते हैं | 


भगवान की वीत्तराग-छवि और वीतसग स्वरूप की महिमा देखकर वे मन ही मन विचार 
भी करते हैं कि हे भगवन्‌ | आपकी वीतशगता का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा पड़े कि हमारा 
रागभाव पूरा का पूरा समाप्त हो जाए | आपकी वीतराग छवि से समत्व की ऐसी वर्षा हो 
कि हम भी थोड़ी देर के छिए शान्ति का अनुभव कर सके और राग की तपन से बच 
सकें | यदि देवगति में रहकर देव लोग इस प्रकार की भावना कर सकते हैं तो आप लोग 
तो देवों के इन्द्र से भी बढ़कर हो । क्योंकि आप छोंगों के लिए तो उस मनुष्य काया की प्राप्ति 
हुई है जिसे पाने के लिए देव लोग भी तरसते हैं | आपकी यह मनुष्य काया की उपलब्धि 
कम नहीं है, क्योंकि यह मुक्ति का सोपान बन सकती है । लेकिन यह उसे ही सम्भव है जो 
विष्य-भोगो से विराम के सके । ज़ब तक हम विषय-भोगो से विराम नही हेगे लब तक आत्मा 
का साक्षात्‌ दर्शन सम्भव नहीं है | पवित्र-आत्मा का दर्शन विषव-भोगो के विमोचन के उपरान्त 
ही सम्भव है | 


!. जाए हक 
यदि ककायों का पूरी तरह विमोचन नहीं होता तो कम से कम उनका उपशमन 

ही जा सेंकता है। आचार्य कुदकुद और समन्तभद्र जैसे महान आचार्य अन्य हैं किन 
इस भौतिक युग में रहते हुए भी ज़रू से भिन्न क्रमऊ के समान स्वयं को सैर से निर्किस 
रखा और विषय-कषाय से बचते हुए अपनी आता की आतंधता की | विषय कषाय से बचेंतें 
हुए वीतराग प्रभु के द्वारा प्रदर्शित पंथ पर चलने का प्रयास किया | शंतेनदिन अप्नमत्त रहकर, 
जागृत रहकर उस जागृति के प्रकाश में अपने खोयें हुए, भूठे हुए आलतत्त्व को ढूँढ़ने का 
प्रयास किया ! 


इतना हीं नहीं ऐसे महान्‌ आचार्यों ने हम जैसे मोही, रागी, द्वेषी, जेभी और अज्ञानी 
ससारी प्राणियों के लिए जो कि अन्धकार में भटक रहे हैं अपने ज्ञान के आलेक से पथ प्रकाशित 
करके हमारी आँखें खोलने का प्रयास भी किया है- 


अज्ञनतिमिरान्धानां ज्ञानाज्जजशलकवग्रा । 
चश्ुरुन्यीलित येन, तत्ये श्ीगुरथें नम ॥/" 


ज्ञानरूपी अज्जन-शठाका से हमारी आँखों को खोलकर अजन्नान रूपी अन्धकार का नाश 
कर दिया है | ऐसे परम गुरुओ को हमारा नमस्कार होवे | उनके अपार उपकार का स्मरण 
करना चाहिये | ऐसे महान्‌ आक्तार्यों के द्वारा ही हजारों-लाखो वर्षों से चंठी आ रही अर्हिसा- 
धर्म की परम्परा आज भी जीवन्त है | वस्तुत ध्वनियाँ क्षणिक हैं, लेकिन जो भीतरी आवाज 
है, जो दिव्यध्वनि है, जो जिनवाणी है, वही शाश्वत और उपकारी है | एक बार यदि हम 
अपना उपयोग उस ओर हुमा दे तो बाहय-ध्वनियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी | इस 
भीतरी ध्वनि क॑ सामने दुनिया की सारी बाहरी शक्ति फीकी पड़ जाती है । जैसे प्रभाकर 
के सामने जुगनू का प्रकाश फीका है, कार्यकारी नहीं है, इस प्रकार उत्तम शौच का पालन 
करने वाले मुनियो के लिए बाह॒य-सामग्नरी कार्यकारी मालूम नहीं पड़ती और वे निरन्तर उसका 
विमोचन करते रहते है । 


आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार का मन्नझाचरण करते हुए कहा है कि- 
वंदित्तु सब्वेत्िद्धे धुवमवलमणोव्म गर्दि पत्तों 
वोच्छामि सययपाहुडमिणमो सुदकवली भविदे ॥ 


है भव्यजीद १ मैं शाश्वत, अक्ल और समस्त उपमाओं से रहित ऐसी परञ्वमगति को 
प्राप्त सब सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत-केवली भयवान के द्वारा कहे गये समयप्राभृत ग्रन्थ 
को कहूँगा | उपनिषदों मे शुद्ध तत्त्व का वर्णन करते हुए जो बात नहीं लिखी गयी, वह आचार्य 
कुन्दकुन्द महाराज ने लिख दी कि एक सिद्ध भ्मकात्र को नहीं, सारे सिद्ध भमकानों को फ्रक्षम 
करके ग्रन्ध का प्रारम्भ करता हूँ । सिद्ध एक ही नहीं है, अनन्त हैं। सभी में, प्रत्येक जीवात्मी 
में सिद्धत्व की शंक्ति विधमान है । आचार्ब महाराज ने भीतर बैल इसी शुद्धाला की शक्तित 
को दिखाने का प्रयास किया है और कहा है कि म्दि थोड़ा-थोड़ा भी, धीरेब्धीरे भी लोभ का 
मठ कम करके भीतर झौँकने का प्यास करोगे तो जैसे दूधे में घृत के दर्शन होते हैं; सुगन्धी 
अल कु रस का अनुभव आता है, ऐसे ही शुद्धार्ता का दर्शन, पान और अनुभवन 
क््भव है।. . 


सका 2४६ 


ह आप दूध को तपाकर मावा बनाते हैं । उसे कहीं-कहीं खोवा या खोया भी बोलते 
हैं। बस्तुतः वह खोया ही है | दूध को खोया” तभी मिला खोया । (हैंसी) यूँ कहो कि जो 


- खो गया था, वह मिल गया | हमारा आत्म-तत्त्य मानो खो गया है और कषायो के नीचे दब 


गया है यदि हम लोभ को खो दे, तो हमारा खोया हुआ आत्म-तत्व हमे मिल जावेगा । तब 
खोया मिल जायेगा । छोभ की स्थिति बड़ी जटिल है | इसके माध्यम से ही सभी कषायों की 
सेना आती है। आचार्यों ने लिखा है कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये सभी क्रम-क्रम से 
उपशम या क्षय को ग्राप्त होती हैं | सबसे अन्त मे लोभ जाता है । लोभ की पकड़ भीतर 
बहुत गहरी है | इस लोभ के पूरी तरह क्षय होते ही वौतरागता आने में और भगवान बनने 
में देर नहीं लगती | 


मन मे यह जागृति आ जाये कि -'कि जानूँ कि मै कौन हूँ” तो सारी सासारिक लोभ, 
लिप्सा समाप्त होने लग जाती है | भीतर प्रज्ण्वलित होने वाली आत्म-ज्ञान की ज्योति मे अपने 
स्वभाव की ओर दृष्टि जाने लगती है | हमे ज्ञात हो जाता है कि भले ही मेरी आत्मा के साथ 
कर्म एकमेक हुए के समान हो और यह शरीरादि बाहूय सामग्री नोकर्म के रूप मे मुझे मिली 
हो । रागद्वेषादि भाव मेरे साथ मिलजुल गये हो | लेकिन इन सभी कर्म, नोकर्म और भाव- 
कर्म से मै भिन्‍न हूँ। ब्रास्तव मे, बाहरी सम्बन्धो मे अपने को मुक्त कर लेने के उपरान्त हमारी 
आला की दशा ऐसी हो जाती है कि फिर बाहय वस्तुओ को पहचानना भी मुश्किल सा लगने 
लगता है | एक निर्मोही की दृष्टि मे बाहय पदार्थों की जानकारी पाने के लिए उत्सुकता शेष 
नहीं रह जाती । 


ससारी प्राणियो मे बहुत सारी विचित्रताएँ देखने मे आती हैं । मनुष्य की विचित्रता यह 
है कि वह सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में कल्याण की बात नहीं सोचता मै पूछता 
हूँ आप सभी लोगो से कि आपने कभी परिग्रह को पाप समझा या नहीं । आपने वस्तुओ 
के प्रति अपने मूर्छा भाव को पाप समझा है या नहीं ? आप सभी यह मानते हैं कि हिंसा 
को हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना गया, झूठ भी पाप है । चोरी करना भी हमारे यहाँ ठीक 
नहीं बताया | कुशीढ़ की तो बात ही नहीं है । इस तरड़ आप चारो पापो से दूर रहने का 
दावा करते हैं किन्तु जो पापो का सिरमौर है, जो परम्परा से चछा आ रहा है परिग्रह, उसे 
आप पाप नहीं मानते । 


बात यह है कि उसके माध्यम से सारे के सारे कार्य करके हम अपने आपको धर्म क्री 
मूर्ति बताने मे सफल हो जाते हैं | भगवान का निर्माण करा सकते हैं, मन्दिर बनवा सकते 
हैं चार लोगों के बीच अपने को बड़ा बता सकते हैं | इस तरह हमने परिग्रह को पाप का 
बाप कहा अचश्य है, लेकिन माना नहीं हैं| बल्कि परिग्रह को ही सब कुछ मान लिया 
है| सोचते हैं कि यह जब तक है तभी तक हम जीवित है था कि तभी तक धर में दीपक 
जल रहा है | हमें लगता है कि घन के बिना धर्म भी नहीं चंठ सकता | देखने में भी आंता 
है एन अच्छा मज्य बनाया है, बड़ा पण्डाल लगाया है तभी तो घंण्टों बैठकर प्रवचन सुन पा 
रहे है | 


!.. सकाएछावइ० 

केकिव ध्यान रखना धर्म की प्रभावता के लिए अ्षन का उतना स्रहत्व नहीं है।जितता 

कि धन को छोड़से का महत्व है । यह भगवान महावीर क़ा धर्म है जिसमें कहा गया है कि 

जब तक धन की आकाउसश्ा है, धन की महिमा गायी जा रही है; तब तक शर्म की.बात प्रारस्ण 

ही नहीं हुई है । किसी आँग्ल कवि (इंगलिश पीयट) ने कहा है कि सुई के छेद से ऊँट पार 

होना सम्भव है, लेकिन धन के सग्रह की आकाउश्षा रखने वाले व्यक्ति को मुक्ति सम्भव नहीं 
है। 


हमारे यहाँ धर्म के अर्जन की बात कही गयी है, धन के अर्जन की बात नहीं कही गयी; 
बल्कि धन के विसर्जन कीं बात कही गयी है। हम इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझे 
और यह भी समझे कि हम इस दुर्लभ वस्तु को किस तरह कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। किस 
तरह धन के पीछे हम अपना मूल्यवान आत्म-धन नष्ट कर रहे हैं। जैसे कोई हमेशा अन्धकार 
में जीता रहे तो उसे कभी दिन का भान नहीं हो पाता, उसे पूर्ष और पश्चिम दिशा का ज्ञान 
भी नहीं हो पाता । ऐसे ही जो व्यक्ति हमेशा धन की आकाउ्षा मे और विषय भोगों की 
लालसा मे व्यस्त रहता है उसे यह पहचान ही नहीं हो पाती कि भगवान वीतराग कैसे हैं ? 
उन्होंने किस तरह परिग्रह का विधोचन करके तथा लोभ का त्याग करके पवित्रता, बीतरागता 
पायी है | ध्यान रखना वीतरागता कभी थन के माध्यम से थ्रा छोभ के माध्यम से नहीं 
मिलती । 


परित. समन्तात्‌ गृहणाति आत्मानम्‌ इति परिग्रह'-जो आत्मा को चारों ओर से अपनी 
चपेट मे ले, वह परिग्रह है। लोग कहते हैं ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही, तो मैं सोचता हूँ. 
कि परिग्रह से बड़ा भी कोई ग्रह है, जो हमे ग्रसित करे ? परिग्रड रूपी ग्रह ही हमें ग्रसित 
कर रहा है | इसी के कारण हम परमार्थ को भूल रहे हैं और जीवन के वास्तंबिक सुख को 
भूलकर इन्द्रिय सुखों को ही सब कुछ मान रहे हैं । जिसके पास जितना परिग्रह है या आता 
जा रहा है, वह मान रहा है कि परिग्रह (बाहय पदार्थों का संग्रह) हमारे हाथ मे है और हम 
उसके मालिक हैं। छैकिन ध्यान रखना परिग्रह आपके वश में नहीं है बल्कि आप ही परिग्रद 
के वशीभूत हैं, परिग्रह ने ही आपको सब ओर से घेर रखा है। तिजीरी के अन्दर धन-सम्पदा 
बन्द है और आप पहरेदार की तरह पहरा दे रहे हैं और सेठ जी कहल रहे हैं | क्या पहरो 
देने वात्म सेठ जी हो सकता है ? वह तो पहरेदार ही कहल्ययेगा वह मालिक नहीं नौकर 
ही कहलायेगा । धन संपत्ति मालिक बनी हुई है और आराम से तिजोट्दी में राज्य कर रही 
है, आप॑ उसी की आरती उतार, रहे हैं और स्वयं को धन्य मान रहे हैं । दीपावली के दिन 
भगवान महावीर को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, छेकिन आज झोम परिग्रह रूपी धन-संपत्ति 
को हक्ष्मी मानकर उसी की पूजा कर रहे हैं, जो अज्ञानता का ही प्रतीक है । 


आवायों ने परिग्रढ़ संज्ञा को संसर कशकारण बढाया है-और खसारी आणी निरन्तर इसी 
परिग्रह के पीछे अपने स्वर्णिण मानते जीवन को नैँवा रहा है । जिस आत्मा में परमात्मा बनने 
की, पंतित से पावन वनसे की क्षमता है-वहीं आर्फा“परिभ्रह के माध्यम से, कोषबक्रिसा के 


फफ़ार७/आ ३८ 


माध्यभ से संधार में कुल रहा है । एंक बार यदि आप अपने भीतरी आत्म-वैभव का दर्शन 
कर हें शो आपको ज्ञात हो जायेगा कि अविभश्वर सुख-शाति का वैभव तो हमारे भीतर ही 
हैं। अनन्तगुणो का भण्डार हमारे भीतर ही है और हम बाहर हाथ पसार रहे हैं । 


कम से कम आज आप ऐसा सड्डल्प अवश्य लेकर जाइये कि हम अनन्त-काल से चले 
आ रहे इस अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी अनन्त लोभ का विमोचन अवश्य करेंगे और अपने पवित्र 
स्वरूप की ओर दृष्टिपात करेंगे । आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते 
हुए कहा है कि - 


अर्तमरुकमगंध॑ अच्वत्त चेदणागुणमसदद॑ । 
जाण आहिंगग्गहणं जीवमणिद्दिद्ठसगण ॥" 


जो रस रहित है, जो रूप रहित है, जिसका कोई गन्ध नहीं है, जो इन्द्रिय गोचर नहीं 
है, चेतना-गुण से युक्त है, शब्द रहित है, किसी बाहरी चिन्ह या इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं 
होता और जिसका आकार बताया नहीं जा सकता, ऐसा यह जीव है आत्मतत्त्व है | 


जिन आचक्तार्य कुन्दकुन्द, आचार्य समन्तभद्र और आचार्य पूज्यपाद जैसे महान्‌ निष्परिग्रही 
आत्माओ के द्वारा इस आत्म स्वरूप की उपासना की गयी है, उन्हीं निष्परिग्रही आत्माओ 
के हम भी उपासक है; होना भी चाहिये | अभी जैसे आप स्वय ही अनुभव कर रहे है कि 
देह रूपी परिग्रह तक का ध्यान भूलकर किस तरह तन्मय होकर धर्मछाभ लिया जा सकता 
है। भाई | अपने जीवन को इसी प्रकार छोभ-मल से बचाकर पवित्र होने का, शौच-धर्म प्राप्त 
करने का उप्राय करना ही सच्चा पुरुषार्थ है । 


आज सीप का नहीं, मोती का, आज दीप का नहीं, ज्योति क्रा, स्वागत करना है और 
अपने जीवन को, आदर्श भास्वत करना है। ससारी प्राणी इस रहस्य को नहीं जान पा रहा 
है कि शुचि क्या है और अशुचि कया है ? इन दोनो के बीच भेद क्या है ? यह क्रम अनादि 
से चला आ रहा है, लेकिन संसारी प्राणी जैसे इस बात से अनभिन्ञ है । जहाँ पर कमल उगता 
है वहीं देखा जाए तो नीचे कीचड़ भी देखने में आता है | सीप मे से मोती निकलता है और 
दीप मे ज्योति जलती है, प्रकाश होता है । मोती मूल्यवान है तथा प्रकाश की महत्ता है | 
भगवान के चरणों मे चक्रवर्ती जैसे महापुरुष अज्जुलि भर-भर कर मोती ही चढ़ाते है। कीचड़ 
मे उगने वात कमल भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है । कीचड़ को कोई छूना भी' महीं 
चाहता । किन्तु आज उस कमल का, उस ज्योति का और मोती का अनादर किया जा रहा 
है और अशुचि रूप कीचड़ में ही जीवन लथपथ हो रहा है। 


संसारी प्राणी मोती को छोड़कर सीप में ही चाँदी की कल्पना करके फँसता जा रहा 
है | इसी प्रकार अशुचि का भण्डार यह भ्रीर भी है । हम शरीर को ही आदर देते जा रहे 
हैं। अस्सी साल का वृद्ध भी दिन-भर मे कम से कम एक चार दर्पण देखने का अवश्य इच्छुक 
रहता है। किन्तु आत्म-तत्त्व देखने के लिए आज तक किसी ने विचार नहीं किया ! यह कोई 
नहीं सोचता कि ऐसा कौन सा दर्पण खरीद <ूँ जिसमे मैं अपने आपका कास्तविक रूप देख 


!'. साएपश: 


सझूँ। आकर्षण का केन्द्र शरीर न-होकर उसमें रहने काल़ी'आओखा ही आकर्षण का केद हो 
जाये । छेकिन संत्ार की रीत बड़ी विषरील है । बहुत कम लोगों की दृष्टि इस ओर हैं । 


गगन का प्यार, धंरा से हो नहीं सकता और मदम का प्यार कभी जरा से हो नहीं 
सकता। यह भी एक नियति है, सत्य है कि सृजन का प्यार कभी लुरा से हो नहीं संकता-विधवा 
को कभी अश्जराग रुचता नहीं, कभी सधवा को भी संग त्याग रुचता नहीं, कभी संसार से 
विपरीत सैत, विरलोें की ही होती है कि भगवाँ को कभी भी राग दाग रुचता नहीं ?ै 


मै मानता हूँ अशुचिता से अपने आपके जीवन को ऊपर उठाना, हैँसी-खेल नहीं है | 
लेकिन खेल नहीं होते हुए भी उस ओर दृष्टिपात तो अवश्य करना चाहिये ! ऐसे-ऐसे व्यक्ति 
देखने में आते हैं कि खेल कामेण्ट्री सुनने मे दिन-रात लगा देते हैं और भूख-प्यास सब॒ भूल 
जाते है । शरीर की ओर दृष्टि नहीं जाती | यह एक भीतरी रूगंन की बात है | जैसे खेल 
नहीं खेलते हुए भी खेल के प्रति आस्था, आदर और बहुमान होने के कारण यह व्यवहार 
हो जाता है | उसी प्रकार यदि आज हम स्वयं आत्मत्व का दर्शन नहीं भी कर पाते, उसे नहीं 
पहचानते तो कोई बात नहीं, किन्तु जिन्होने उस आत्म-तत्व को पहचाना है उनके प्रति आस्था, 
आदर और बहुमान रखकर उनकी बात तो कम से क्रम सुनना ही चाहिये । 


माँ उस समय चिन्तित हो जाती है, जब लड़का अच्छा खाना नहीं खाता और खेरुकूँद 
के लिए भाग जाता है ! उसी प्रकार सारे विश्व का हित चाहने वाले आचार्थों को भीतर ही 
भीतर उस समय चिन्ता और दु ख होता है, जब ससारी प्राणी अपने आत्म-निधि से स्वयं 
ही वज्वित होने छग जाता है और अपवित्रता की ओर अपने पैर बढ़ाता है । अमन्तंकाल 
व्यतीत ही गया आत्म-तत्त्व के अभाव में संसारी प्राणी अपने उस स्वभाव से जिसमें वास्तविक 
आनचद है, जो वास्तविक सम्पदा है, उससे एक समय के लिए भी परिचित नहीं हुआ | आचार्य 
समन्तभद्र महारांज जो दर्शन (फेलासफी) के प्रति गहरी रुचि और आस्था रखते थे और जिनकी 
सिंह गर्जना के सामने हाथियो के समान प्रवादियों का मद (अहज्ञर) गल जाता था । वे कहते 
हैं ससारी प्राणी ने आज तक पवित्रता का आदर नही किया है और अ्षपवरित्रता को ही गले 
लगाया है । यही कारण है कि उसे आल-तस्त्व क्रा परिचय नही हुआ | अशुचिमय शरीर में 
बैठे हुए आत्मा का-जो ज्ञानदर्शन लक्षण वाल है, दर्शन नहीं हुआ । 


कीचड़ के संयोग से छोहा जड़ खा जाता है रेकिन स्वर्ण, कीचड़ का संयोग पाकर भी 
अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता | ऐसे ही शरीर के साथ रहकर भी आत्मा अपने झ्ान*दर्शन 
गुण को नहीं छोड़ता । हाँ, इतना जर्ब॑श्व है कि स्वर्ण-पाषाण की भांति हमास आला अभी 
अपने शुद्ध स्वरूप की प्रान्त महीं कर पाया है । जैसे स्वर्ण धावण में स्वर्ग है और उत्ते विधिवत्‌ 
निकाला जाये शो निकल सकता है, उसी प्रकार आतमनास्व को कर्म-मछ के बीच से निकालना 
चाहे तो निकाला जा सकता] | वास्तविक मढ तो यही कर्स-मढ़ है जी, अनादि का से आला 
के साथ चिपका हुआ है और आला में विकार उठ्पत्र करता, है । 


बडिराल्म, अन्तरात/ और परमात्या ये आत्मा की किभिन्न दशाएँ हैं । इनमें से अपनी 
परमाल-द्शा को विधिवत्‌ निकाह लेना ही सच्चा युरुषार्थ है और छो ऐसा कहता है वह फिर 


3 


सा /४/३8० 


शरीर को महत्त्व नहीं देता | बल्कि आत्मा को बचाकर पवित्र बनाने का प्रयास करने में जुट 
जाता है | शरीर का इतना ही महत्त्व है कि उसके माध्यम से आत्म-तत्त्व को प्राप्त करना 
- है यह ज्ञानी जानता है और शरीर को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखकर आत्म-तत्त्व को प्राप्त 
करने मे छूम जाता है | हमें जानना वाहिये कि आत्म-तत्त्व के द्वारा ही शरीर को महत्त्व मिलता 
है अन्यथा उसे कोई नही चाहता | वह अशुचिमय है और आत्मा से पृथक्‌ है। हमारा कर्तव्य 
है कि हम उसकी अशुचिता को समझें और उसके प्रति आसक्ति को छोड़कर रलत्रय से पवित्र 
आत्मा के प्रति अनुरक्‍्त हों । 


बीतराग यथाजात दिगम्बर रूप ही पवित्र है, क्योंकि इसी के माध्यम से आला चार 
प्रकार की आराधना करके मुक्ति को प्राप्त होती है और पवित्र होती है । वस्तुत पवित्रता 
शरीराश्रित नहीं है लेकिन यदि आत्मा शरीर के साथ रहकर भी धर्म को अड्रीकार कर लेती 
है तो शरीर भी पवित्र माना जाने लगता है, क्योकि तब उसमे राग नही है और उसमे द्वेष 
भी नहीं है । वह सप्त-धातु से युक्त होते हुए भी पूज्य हो जाता है । शरीर के साथ जो धर्म 
के द्वारा सस्कारित आत्मा है, उसका मूल्य है और उस सस्कारित आत्मा के कारण ही शरीर 
का भी मूल्य बढ़ जाता है | 


जैसे कोई व्यक्ति धागे को गले मे नही लटकाता किन्तु फूलो की माला के साथ या मोती 
की माल के साथ वह धागा भी गले मे शोभा पाता है और फूछ सूख जाने पर फिर कोई 
उसे धारण नहीं करता । इसी प्रकार यदि धर्म साथ है तो शरीर भी शोभा पाता है | धर्म 
के अभाव मे जीवन शोभा नही पाता । उसे कोई मूल्य नही देता तथा उसे कोई पूज्य भी 
नही मानता | हमारे यहाँ जड़ का आदर नही किया गया | आदर तो चेतना का ही किया 
जाता है। जो इस चेतना का आदर करता है, उसका परिचय प्राप्त कर छेता है, वही वास्तविक 
आनन्द को प्राप्त कर लेता है | वही तीन छोक मे पूज्यता को प्राप्त होता है | 


जैसे कोई अन्धा हो या आँख मूँद कर बैठा हो तो उसे प्रकाश का दर्शन नही होता और 
वह सोच छेता है कि प्रकाश कोई वस्तु नहीं है अन्धकार ही अन्धकार है | उसी प्रकार संसारी 
प्राणी लोभ के कारण अन्ध हुआ है उसे आत्म-तत्त्व प्रकाशित नही हो रहा है । उसे रलत्रय 
का दर्शन नही हो पा रहा है और उसका जीवन अन्धकारमय हो रहा है | वह सौचता है कि 
जीबन मे आलोक सम्भव ही नहीं है । छेकिन जो आँख खोल छेता है, लोभ को हटा देता 
है, विकारों पर विजय पा लेता है, उसे प्रकाश दिखायी पड़ने लग जाता है और उसका जीवन 
आलोकित हो जाता है । शरीर के प्रति रागभाव हटते ही शरीर मे चमकने बाला आत्म-तत्व 
का प्रकाश दिखायी पड़ने छमता है और वह आत्मा उस औदार्कि अशुचिमय शरीर से मुक्त 
होकर परम-औदारिक शरीर को प्राप्त कर लेता है | परम पावन हो जाता है | 


बन्धुओं ! आज अशुचि का नहीं शुचिता का आदर करना है । सीप का नही मोती का 
आदर करना है| दीप का नहीं ज्योति का स्वागत करना है और अपने जीवन को प्रकाशित 
करना है ! ब्रहमचर्य प्रतिमा धारण करने चाहे के छिए समन्तभद्र आचार्य ने लिखा है कि वह 
शरीर के करे भे ऐसा विचार करें-- 


ख़का/४/॥४% 


मेल्वीजं मलयौनिं गरन्पछ पूतियन्यि कील 
पश्यत्रनमनक्लद्विमति यो अहमचारी सः ॥” ह 


ब्रहमचारी वह है, जो शरीर को मल का बीज मानता है, मल की उत्पत्ति का स्थान मांनता 
है और दुर्गन्‍्ध तथा घृणास्पद चीजों का ढेर मानकर उससे राग नहीं करता । उससे विरक्‍्त 
रहकर अपने ब्रहम अर्थात्‌ आत्म-तत््व का ही अवलोकन करने में आनन्द मानता है । 


जिस शरीर को शुद्ध बनाने के लिए, सुगन्धित बनाने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय 
करते हैं, वह शरीर कैसा है उसका विचार करें तो मालूम पड़ैगा कि 


'कंशर चन्दन पृष्प सुगन्धित वस्तु देख सारी । 
देह परसते होय अपावन निश्चदिन मलझारी' ॥?” 


केशर लगाओ, चाहे चन्दन छिड़को या सुगन्धित फूलो की माला पहनाओ, यह सब करने 
के उपरान्त भी शरीर अपावन ही बना रहता है। ये सभी चीजे शरीर का सम्पर्क पाकर अपावन 
हो जाती है | ऐसा यह शरीर है । शरीर की अशुचिता के बारे मे ऐसा विचार किया जाए 
तो शरीर को सजाने-सँवारने के प्रति लोभ कम होगा आर आत्म-तत्त्व की ओर रुचि जागृत 
होगी । 


शरीर की अशुचिता और आत्मा की पवित्रता का चिन्तन करना ही उपादेय है। आप 
शरीर की सुन्दरता और गठन देखकर मुग्ध हो जाते हैं और कह देते हैं कि क्या पर्सनालिटी 
है ? लेकिन वास्तव मे देखा जाए तो व्यक्तित्व, शरीर की सुन्दरता या सुडौलता से नहीं बनता, 
वह तो भीतरी आत्मा के सस्कारो की पवितन्नता से बनता है | अशुचिता हमारे भावों में हो 
रही है उसे तो हम नही देख रहे है और शरीर की शुचिता मे लगे है | हमें भावों मे शुचिता 
लानी चाहिये । भावों में निर्मछता छानी चाहिये | भावो मे मलिनता का कारण शरीर के प्रति 
बहुत आसक्त होना ही है । इसी की सोहबत मे पड़कर आत्मा निरन्तर मलिन होती जा रही 
है। आत्मा की सुगन्धि खोती जा रही है और आत्मा निरन्तर वैभाविक परिणमन का ही अनुभव 
कर रही है | 


सम्यग्दृष्टि शरीर को गौण करके आत्मा के रलत्रय रूप गुर्णो को मुख्य बनाता है। चह 
जानता डै कि जब तक शरीर के प्रति आसक्सि बनी रहेगी आत्मा का दर्शन उपलब्ध नहीं 
होगा | इसलिए शरीर के सम्बन्धों को, शरीर के रूप खावण्य को, शरीर के आश्रित होने वाले 
जाति और कुछ के अभिमान को, लोभ को गौण करके एक बार आत्मा के निर्मक दर्पण में 
झाँकने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर है। सिद्ध परमेष्ठी तो पारदर्शी काँच के समान हैं और 
अर्ईन्त भगवान काँच के पीछे चाँदी का पालिश लगे हुए दर्पण के समान है । कैकिन ब्रह संसारी 
प्राणी लो दर्प का पुतला बना हुआ है | लोभ का पुतछा बना हुआ है | शरीर के प्रति जो 
दर्ष (अभिमान) है उसे छोड़ने के उपरान्त ही दर्पण के समान निर्मल अर्हन्त पंद की प्राप्ति 
सम्भव है | 


त्तत 


, चरका/४/अ४२ 


दर्पण स्वय कह रहा है कि मुझमें दर्प न अर्थात्‌ अहड्गार नहीं रहा । सब उज्ज्वल हो 
गया । जैसा है वैसा दिख्लायी पड़ने लगा | बन्धुओ ! शरीरवान्‌ झेना तो संसारी होना है । 
शरीर से रहित अवस्था ही मुक्ति की अवस्था है। शरीर से रहित अवस्था ही वास्तव में पवित्र 
अवस्था है । अशरीरी सिद्ध परमात्मा ही वास्तव मे परम परवित्ात्मा है | 


ज्ानशरीरी तिविधकर्ममल वर्जित सिद्ध महत्ता । 
ते है निकल अमल परमातम भोगे शर्म अनन्ता ॥”* 


ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीनो प्रकार के कर्म-मल-द्रव्य कर्म, भावकर्म और नो- 
कर्म अर्थात्‌ शरीर रूपी मल से रहित है, ऐसे सिद्ध परमात्मा ही अत्यन्त निर्मल हैं और अनन्त- 
सुख का उपभोग करतें है। हमे भी आगे आकर अपने सिद्ध स्वरूप को, आत्मा की निर्मलुता 
को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये | 


शौचधर्म- 
9१ रतलकरण्डक श्रावकार-१ ३ 
२ प्रवचनसार-१७३/१२९ 


३ भ्रवचनसार गाथा ७३ टीका जयसेनाचार्य) यत्परमातिशयतृप्तिसमुत्पादक विषयतृष्णावि- 
रचिछत्तिकारक॒ च स्वाभाविक सुख तदलभमाना दुष्टशोणिते जल्यूका इवासक्ता 
सुखाभासेन देहादीना वृद्धि कुर्वन्ति | 


४. कार्तिकियानुप्रेक्षा-३९७ 
५ कातन्त्र्पमाल-(मगलाचरण-५) 

६ समयसार-४९ 

७. नियमसार-४६ 

८. मूकमाटी (महाकाव्य) पू० ३०७ 

२ मूकमाटी (महाकाव्य) पृ० ३५३-५४ 
१० रलकरण्डक श्रावकाचार १४३ 

११ मज्तरायकृत बारहभावना १४ 

१२ छहढाला (तीसरी ढाल ६) 


| 


चि 3 फ + कर 
हक ॥ 58 7६ 
मं हे 
्‌ 
व हा 
हे 
५ 
टै ४ 
हर १०, बज़ रु: हु 
+ नि ८ 
डे न 
] 
पु 
+ 
५ 
+ 
रे 
न 
* 
4 
५ के 
+ 
१ 
४ ५ 
ते 
पु दे ॒ 
४; तर 
+ 
है; 
7 
+ 
ही र 
३ 
ध्ट ४ 
है गे ३५३४ कर + न्‍ 
ग्ल्यू +.. क कड़े 
२ ड़ $ ॥| 
४ 
ऊ हे कक ३ हि] रू 4 |$* 
« ५6 ४ + भ्ँ न ज आ। 
४ कि 7४) 
है। ७5 ॥० 0 20३ हि है] 
पर ] हु 0, 
प + मई 9१५ शा 
मर दीदी 3. 726 पर जेह ही नकल 
लि 
278४ द् 
। आप मा कि कल 
है + है ६४ है कूल है *३./ ४.० | 7, 
मी | ५ 















ही ४3527 78 है (2) | पा 
| 02020 
के ९) [३ । ्, न 
| के | ४ के $ 4 «७ #!| 
8 छा 4४ हा 
है ++ ३७5 /६ 45 
रे 
णए कक 
हव जी आवक 5 ४ कक 
! 
| हु 
॒ 
न्‍ । 
रे 
रे 
जे जे 8 
४ 
परसंतावयकारंण, 
जो बदादे भिक्चु कुरियों तत्त हुं," 
0 भर ४ 
घर्मी ह्वै ; 
४ है था] न्‍ 
जा] ॥७ १६] 
हि : को केश पहुँचाने. 
4 १ १ ३४ की (५ छोड़कर |] अपने और डूँढरे हु हु 
4 मं 2३ ५ के 5 मा] 
“करेगे 2 च कक बंधन री डे उसके ९५।+ 
् 
४ / हल करता ्जट के 
7] है भू हे व कक फिर 
5 छड) ४ आओ हे ऐ | 
५ बस. होता । 
लकी बी |, 490, 8 १ ' 
प्‌ हक + ग हे डक 


संपई ४ हिल इंध४ 

आज 'उत्तम-सत्य' के बारे में समझना है | पिता जी बड़े हैं या पुत्र बड़ा है ? पति बड़े 
हैं कक पत्नी बड़ी है? नाती बड़ा है या दादाजी बड़े है ? तब लौकिक-व्यवहार में कहने में 
आता है कि पुत्र छोटा है और पिता जी बड़े है । पली छोटी है और पति बड़े हैं। नाती छोटा 
है दादाजी बड़े है । यह सब सापेक्ष सत्य है । चूकि जिस समय पुत्र हुआ उस समय पिता 
की उम्र पच्चीस-तीस वर्ष होगी इसलिए पुत्र को छोटा कह दिया | लेकिन देखा जाए तो जिस 
समय पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय पिता का भी जन्म हुआ | इससे पहले उस व्यक्ति को 
कोई पिता नहीं कहता था | वह पुत्र होते ही पुत्र की अपेक्षा पिता कहलाने लगा | इस तरह 
दोनों एक साथ उत्पन्न हुए | पिता और पुत्र समान हो गये । इसी प्रकार दादाजी और नाती 
के सम्बन्ध मे कहा जायेगा | जिस समय विवाह हुआ उसी समय पति और पति ऐसा कहने 
में आयेगा | तब दोनो का एक ही मुहूर्त में जन्म हुआ । 


यही बात जीव के सम्बन्ध मे भी है । कौन सा जीव बड़ा है और कौन सा जीव छोटा 
है ? चींटी छोटी है और छिपकली उससे बड़ी है | परन्तु छिपकली छोटी भी है क्योंकि सर्प 
उससे भी बड़ा है और हाथी उससे भी बड़ा है | तो सत्य कया है ? इतिहास देखे, सभी जीवों 
का तो निर्णय करना और मुश्किल होगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है ? अगर जीच 
का लक्षण देखा जाए तो सभी जीवो में समान रूप से घटित होगा । 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि”'-द्रब्य 
नित्य है, अवस्थित है और पुदूगल को छोड़कर शेष सभी द्रव्य अरूपी हैं । नित्य हैं अर्थात्‌ 
हमेशा से है और रहेगे | सभी जीव हमेशा से है और रहेगे । इस अपेक्षा देखा जाए तो कौन 
बड़ा और कौन छोटा ? प्रवाह की अपेक्षा सभी समान है | सभी अनादि काल से चले आ 
रहे है और शेष जितनी भी सम्भावनाएँ है वे सब सापेक्ष है । 


जीच के बाहय रूप मे संसार उलझा है और अपने आप के बड़प्पन को सिद्ध करने के 
लिए वह दूसरे से सघर्ष करता आ रहा है कि मै बड़ा हूँ या कि तुम छोटे हो | यह विसवाद 
चल रहा है | जो वास्तव मे देखा जाए तो असत्य है। 


सत्ता नहीं उपजती उसका न नाश, पर्याय का जनन केवल और डास । 
पर्वाय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता ॥* 


सत्ता क्‍या चीज है ? द्रव्य क्या चीज है और पर्याय क्या चीज है ? यदि ऐसा पूछा 
जाए तो भगवान कहते हैं कि सत्ता या द्रव्य तो वह है जिसका कभी नाश नहीं होता और 


न ही जो कभी उत्पन्न होती है | वह तो शाश्वत है | पर्याय की उत्पत्ति और नाश अवश्य 
देखने में आते है । 


पर्याय तो सागर में उठती छहरो के समान है, जो क्षणभद्ठर है । उठती और मिख्ती 
रहती है | शाश्वत सत्य सता तो सागर के समान है | पर इस सत्य, सत्ता को देखना सहज 
सम्भव नहीं है। इसे देखने के लिए श्रद्धा की आँखे खोलने का प्रयास करना होगा | सत्य, 
श्रद्धा की आँखों से ही दिखायी देता है । छोक व्यवहार मे कहा जाता है कि मैं सत्य बोलता 


| 





दी बोलते हो ।'छैकिन वास्तर्व में बोलने से सत्ये जता ही रहीं हैं और जब 
में नहीं आतो'सी असत्य भी बोलने में नेहों आ सकते । फिर भी कीवहर को 
कुछ सीमाएँ बमायी गयी हैं+ उसी के माध्यम से सत्य और असत्य को व्यवीह्रंर सेकसी 
है।जैते आप सागर के तट पर खड़े हैं'तब देखने में क्या आ रहा हैं ? लहरें देखने में जा. 
रही हैं वे वहीं उठती हैं और वहीं क्षमाती जाती है । कोई बाक॒क यदि वहीं से तो वह उन्हें 
पकड़ना चाहेगा | सीधा-सीधा दौड़कर हाथी से पकड़ने को प्रवास करेगी । जो कोई बंहाँ तींनेरी 
(दृश्यावली) देखने आये हैं वे उस दृश्य को आँखों के माध्यम से या कैमरें के माध्यम से पकड़ों 
चाहेंगे । कोई यदि कवि होगा तो वह शब्दों के माध्यम से कविता अनाकेर उसे पकड़ने को 
प्रयास करेमा और आनन्दित होगा । 


कोई ऐसा भी होगा जी सारे दृश्य को परख रहा होगा। इन सबके माध्यम से यदि पकड़े 
में आयेगा तो कथज्वित्‌ सत्य ही पकड़ मे आयेगा | मैं पकड़ना भी एक तरह से कर्थचित्‌ 
सत्य कह रहा हूँ क्योंकि इसमे भी छोड़ना और ग्रहण करना है । वास्तव में सत्य तौ छोड़ने 
और ग्रहण क़रने से परें है। कहर अच्छी रुगती है, तो सोचो भात्र अच्छी रुगतीं है या वास्तव 
में अच्छी है । लहर तो छहर है, वह बनती है और मिटती भी है | उसकों सत्य संत्ता नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि सत्ता तो अविनश्वर है। उसे पक्रड़णा भी सम्भव नहीं है | जो पकड़ 
में आ रहा है, यह पूरी तरह सत्य नहीं है, एक प्रकार से असत्य है और इसलिए दुःखदायी 
है | सत्य ही एकमात्र सुखदायी है | 


बालक लहरों को पकड़ना चाहता है तब उसे पालक (आप लेग) समझाते हैं कि पकड़ी 
नही, मात्र परखों | 'परखो' का एक अर्थ यह भी है कि *पर' यानी दूसरां और खो यानी 
खोना । अर्थात्‌ जो पर है, दूसरा है उसे खो दो । ऐसा परखना यदि हो जाए तो असल्य खो . 
जायेगा | असत्य को खोना ही वास्तव में, प्रखना है । मोह को छोड़कर ही परखना सम्पय 
है। तभी सत्य हाथ आयेगा । वस्तु-सल्न को सद्रि आप परखना चाड़ो तो हमेशा माध्यस्थ होकर 
ही परखना- होगा । 


किसकी “र्भाव क्या है ? किसका क्या रूप है ? क्या सत्य है और क्या अंसल्य 
है ? यह जानने की कंस तभी आ सकती है जब मोह का उपशम हो और माध्यस्थ भा 
आये । जैते स्वर्ण वाषाण में कितना स्वर्ण है और किसना पाषाण है यह बोत उ्: विधंध 
ऋ जाने रखने बासा-परीक्षक या वैज्ञानिक जाने छेता है.और सब बता देता है । इसी पका 
प्रत्येक इ्ध को परखंने की क्षयता हमारे पास है, उसे प्रकर्ट करगा आवश्यक है तभी सत्य. 
का दर्शन होगा । सत्य सामने आ जाए तो हर्ष-विशाद जहों होता । पिताजी सोचते हैं,कि मैंने 
१३ बड़ा किया. खिलायापिलया और अेज्ानी से झांगी बे दियो। आंत! हसे बड़े हैं:। 
वि सु्यस्टृषिट ड़ के प्रवाह 'को देखेगा कि ३ ३४००+ हम 


कह, सम 5 अप कप ती 


जा रहा है| झाना है महीं जिस छहके का पतन सीन किया 
० कह भू पा हे । पलों से के 2०4१ 





| दर मं 2 उन «६३६ ५; 
कक 48 कर ७:५० ते [५६ 7ह ह कीरगी फेम रह १ रह] भर ४ फक्‍कत ११! 
६0% ८4 के ४ ७ 727 “के औ+ हक ५५ (0! 7 ५५ * कट ्् 2 5५५ ॥०५ 6 ४6० /५ ट/प नपिय का 


रु 


अऋगछ/४/ १४६ 


- /इलहव्ययप्रीव्ययुक्तं सत्‌'* उत्पाद, व्यय और घ्रौव्य मे युक्त है सत्ता । एक बार एक 
, बिद्धानू हमारे पास आये थे । कुछ दिन रहने के बाद एक दिन जब जाने हंगे तो कहा कि 
महाराज जी | मै जा रहा हूँ। तो इमने कहा पण्डित जी, आना-जाना तो लगा हुआ है । 
वे हँसनें छमे । बात समझ मे आ गयी कि “आना' तो हुआ 'उत्पाद', 'जाना' आर्थात्‌ 'व्यय', 
लगा हुआ है यही द्रव्य की धरुवता है । यही सत्‌ का लक्षण है | यह अनुभव में आ जाए तो 
बनने- मिटने पर हर्ष-विषाद नही होगा । छोटे-बड़े की बात नहीं आयेगी । क्लीन किसका पिता 
है ? कौन किसका पुत्र है ? यह मात्र पर्याय की ओर दृष्टिपांत करने पर ही दिखायी देता 
है। यह मोह का परिणाम है | यही मोह छूट जाये तो वास्तविकता मालूम पड़ने लगती है 
कि शरीर का अवसान होने पर यह सारे सम्बन्ध छूट जाते है । शरीर यहीं पड़ा रह जाता 
है और जीव क्षण भर मे कहाँ पहुँच जाता है, किस रूप मे उत्तन्न हो जाता है पता भी नहीं 
पड़ता । जिसके मरण के उपरान्त आप यहाँ रो रहे होते हैं वह कही और उत्पन्न होने की 
तैयारी कर रहा है । 


कैसा वैचित्रय है । एक नाटक की तरह रद्रमज्च पर जैसे विभिन्न पात्र आ रहे हैं, जा 
रहे है और देखने वाढ्य जान रहा है कि यह सब नाटक है, फिर भी उसमे हर्ष विषाद करने 
लगता है| इसी प्रकार यह सारा ससार रह्नभज्व की तरह है । जो ससार से विरक्त है ऐसे 
वीतराग सम्यस्दृष्टि में यह सब नाटक की भाँति दिखायी पड़ने छगता है| वह सत्य को जान 
लेता है और पर्याय मे मुग्ध नही होता । हर्ष-विषाद नही करना | हम थोड़ा सा भीतर देखने 
का प्रयास करे और अपना इतिहास समझे कि मै कौन हूँ ? किस तरह छोटे से बड़ा हो गया 
और एक दिन मरण के उपरान्त सारे के सारे लोग इस देह को जा आयेगे मै फिर भी नही 
जहूँगा । यह सत्य है । 


जिनवाणी मे इसी सत्य का प्ररूपण किया गया है। 'काल अनन्त निगोद मँँझार, बीत्यो 
एकेद्धिय तन धार ।” अनन्तकाल हमने निगोद में व्यतीत कर दिया और एक इच्धिय की 
पर्याय धारण की । विचार करें तो अपने आप आँखे खुलने छूग जायेगी | निगोद की बात 
आयी तो वह घटना स्मृति मे आ गयी कि चक्रवर्ती को चिन्ता हो गयी कि ये तीर्धड्डर के वश 
में पैदा हुए और इस प्रकार गूँगे-बहरे कैसे हो सकते है ? यहाँ तो भगवान की वाणी गलत 
सिद्ध हो जायेगी । तब भगवान ने कहा कि हे चक्री । तुम्हे मोह ने घेर रखा है इसलिए सत्य 
दिखाई नही पड़ता | सत्य यह है कि ये सभी भव्य है और निकट-भव्य हैं । ये तुख्हारे ही 
सामने दीक्षित होकर मुक्ति को प्राप्त हो जायेंगे । 


चक्रवर्ती सुनकर दंग रह गये और वही हुआ भी | सभी ने भगवान ऋषभदेव के चरणों 
में दीक्षा का निवेदन कर दिया और बोलें कि सभी से क्या बोलना, हम तो सिर्फ़ आप ही 
ते बोरंगे | सभी से बोलने के लिए हम गूँगे हैं | दीक्षित होकर उन्होने तप के द्वांस केवलकन 
की प्राफि कली और मुक्ति का सम्पोदन कर लिया । चक्रवर्ती भरत ने पूछा कि भगवग्‌ ! यह 
सब कैसे हुआ ? इनका इतिहाश क्या है ? तब भगवान ने बताया कि ये सभी जैव निगोद 


हक ४0 हे है: 0) हक 


से आकर खींधे मजुष्य-भव थारण करके तुष्हारे पुत्र बनकर उतपन्न हुए हैं । इसका वैशागी इतना 
था कि किसी ते नह बोडे और इच्होंसे अपना कल्याण कर हिया । तुम यहाँ समवशरण में 
चार-वार बार दिव्य ध्वनि सुन रहे हों और चार-चार बार छोगीं को प्रवचन सुता रहे हीं । 
पर इतने मात्र से कया होगा ? उन्होंने कमाल कर दिया । निगोंद से सीधे निकहकर उहंठ 
साल के भीतर-भीतर अपने आपकी सँभाल्य और आठ वर्ष में ही दीक्षित होकर मुक्ति परत 
करे ली | 


कही-कहीं पर निगोद से आकर बीच में एक पर्याव इद्धयोपादि भी धारण की है, ऐसी 
चर्चा भी आती है ढेकिन सीधे निगोद से आये हों, ऐसा भी सम्भव है । निगोद भी दो तरह 
का है-एक तो नित्य-निगोद है जहाँ से जीव आज तक नहीं निकछा और न ही आगे मिकलठेंगे 
और दूसरा इतर-निगोद है जहाँ से जीव निकलकर आ सकता है और अपना कल्याण भी 
कर सकता है | हमें सीखने की बात यही है कि सत्य को जानने वाला फालतु बोलता नहीं 
है। वे सभी चक्रवर्ती के पुत्र दीक्षित होने तक दीक्षा से पूर्व किसी से नहीं बोले । उन्होंने सोचा 
कि जो ससार से विरक्‍्त नहीं है उनसे एक विरक्त व्यक्ति का बोलने का प्रयोजन ही क्या 
है ? सत्य तो बोलने से प्राप्त नही होगा | पाप-क्रियाओं से मौन लेकर ही सत्य को प्राप्त किया 
जा सकता है | 


आज तो सारा संसार जिसमे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाल नहीं है, उसी के प्रीछे पड़ा 
है। सत्य का 'बोध नहीं करता है । जल के अथाह समूह को सागर कहा जाता है उसमें कितनी 
भी छहरे उठें या मिटे लेकिन वह सागर बनता मिट्ता नहीं है | वह ज्यीं का लीं रहां आता 
है | काई लहरों को देखकर खेद करता है, बालक हो तो देखंकर हर्षित होता है, लेकिन जो 
संसार से विरक्‍्त है, सत्य को जानता है, वह सोचता है कि जीवन भी इसी प्रकार छहरों की 
तरह प्रतिपल मिटता जा रहा है | अनन्तकाल यूँ ही व्यतीत हो गया । अन्त सुखों का भण्डार 
यह आत्मा अक्षानता के कारण सत्य को नहीं समझ पा रहा है।."'* 


दुनिया मे सभी लोग दुनिया को देख रहे हैं । दुनिया को पहचानने की चेष्य में कूगे 
हैं लेकिन सत्य को पहचानने की जिज्लांसा किसी के अन्दर नहीं उठती । दार-बार कहने-सुनने 
के उपरान्त भी ज्ञान नहीं होता, तो यह मोह की अबरता का ही प्रभाव समझना चाहिये | 
इस मोह से बंचने का उपाय यही है कि हम संसार से विश्क्त होकर वस्तु तत्व का चिंन्तन 
करें । चस्तु तत्व की कास्तेचिकता का चिन्तन ही हम लोगों के लिए कल्याण के लिए एकमात्र 
आधारंशिंछा हैं। .' 


'जयत्काथस्वभावी वा संवेगवैरास्यार्थम्‌! ।* जगत्‌ के स्वभात्र के बारे में सौचो तो संवेग 
आयैया अर्थात्‌ संसार के दुःखों सें बचने का भाव उत्पन्न होंगा और शरीर के स्वभाव के यरे 
में विचार करोंगे तो वैराग्य आयेगा । शरीर के प्रति, भीगों के प्रति निरेहता भी आ 
जायेगी | यहीं सम्यग्क्ञान का माहाल्य है । आज तो मात्र ज्ञान को चर्चा है जकिम अकेहे 


रे 


कर के कर 


“ ज्ञान और सम्यगक्ञान में अन्तर है । शरीर के बारे में सम्यग्ज्ञान यदि हो तो डी निरीहता 
आयेगी । अकेले शरीर की जानकारी कर हेने मात्र से कुछ नहीं होता | कीई एम.वी,वी.एस. 
का करने बाढे एंक-एक अड्ष के बारे में जानता है और कोई-कोई तो एक-एक अन्न विशेष 
. जे स्पेस्डिस्ट भी हो जाते हैं| लेकिन इतना सब जान डछेने के बाद भी उसी नश्वर शरीर में 
रमे रहते हैं | ऐसा कैसा जान है कि भीतदी सभी पृणास्पद पदार्थों को देख ढ़ेने के बाद 
भी उससे तिराक्त नहीं होती | असत्य को जान कर भी उसे छोड़ने का भाव नहीं आता । 
बल्कि अप्तत्य के सम्पादन में ही छोग अपना ज्ञान लगाते हैं| कोई दुकान मे असत्य का 
सम्पादन कर रहा है, तो कोई वकील बनकर कोर्ट में कर रहा है और कोई डॉक्टर बनकर 
अंत्पताल भे कर रहा है । प्रत्येक का रक्ष्य मात्र पैसा हो गया है | विषयों का संग्पादन हो 
रहा है 


लौकिक दृष्टि से भले ही उन्हे प्रबुद्ध कहा जाता है, अनुभवी और शोध करने वाछा कहा 
जाता है | लेकिन सभी की चेष्टा यही रहती है कि पैसा किस तरह कमाया जाए और दुनिया 
को किस तरह आकर्षित किया जाए | किन्तु परमार्थ की दृष्टि से यह ज्ञान कार्यकारी नहीं 
है। सही ज्ञान-कछा तो वह है जिसके द्वारा आत्मिक शान्ति मिलती है । 'क़' यानी आत्म- 
सुख, और ला” यानी छाने वाली, अर्थात्‌ आलसुख छाने वाली कछा ही वास्तविक 'कल्य' 
है। संसार की जितनी भी और कराएँ है वे सब संसार के पदार्थों को जुयने वाली और आत्मा 
को दुख के गर्त में ढे जाने वाली है । इस सत्य का भान आज किसे है ? _ 


इसीलिए आचार्य कहते है कि छोटा-बड़ा कोई नही है | सभी समान है | यही सत्य है 
और जहाँ पर यह समानता की दृष्टि आ जाती है वहाँ पर सभी प्रकार के झगड़े समाप्त हो 
जाते है । जहाँ विषमताएँ है वही पर झगड़ा है, विसवाद है और विषमता तो बुद्धिजन्य 
है । विषमता वस्तुजन्य नही है | वस्तु न अपने मे बड़ी है न छोटी है, वह तो अपने में समान 
है। जैसे देवो मे ऊपर जो अहमिन्द्र है उनके वहाँ कलह नहीं है । वे बहुत शान्त है, क्योंकि 
सभी समान-रूप से इन्द्र है। कोई किसी से कम या अधिक पद वाला नही है | 


समानता रूपी इस सत्य के साथ ही सु और शान्ति का स्रोत फूट जाता है । हम सभी 
यदि पर्याव्ों की विषमता को गौण करके द्रव्य की समानता को मुख्यता दें तो यहाँ किसी 
जीव के प्रति बैर और किसी के प्रति सम हो ही नहीं सकता । सत्तयार्थयुक्त सत्यम्‌ जो सतत 
से युक्त है वही सत्य है और असत्‌ से युक्त है अर्थात्‌ जो है ही नहीं, उसकी कल्पना में 
जो उठझा है वह असत्य है। वस्तुत" वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, हमारी कल्पना के द्वारा 
ही उसमे अच्छे बुरे का भेद आ जाता है | किसी जीव का छक्षण मूर्ख या बुद्धिमान, छोटा 
या बड़ा हो; ऐसा कही नहीं आता । उपयोगो रक्षणमू५ जीव का रक्षण उप्रधोगवान्‌ होना 
है अर्थात्‌ जो ज्ञानदर्शन से युक्त वह जीव है । प्रत्येक समध हमें इस सत्य की ओर ही दृष्टिपात 
करना चाहिये 


ही हि + रे रा. री कु के पर 
५ ी ले षि + 
> कक पके + + २ + 0 न | है 3० हय5 
97% हे ४ र 
ः कर 
४ हे न्‍त + रह ५ हे है है) हैं 
प $ ऊ $ 


कि. कि कि 
+ हु ४ । ते पं 
प्रधोव ५. हि ४ मी गा न ५ 
पे ञ 
जड़, के प्रभाव से संसरली जीव स्वयं कमक 2 का ते के हरा सह: इवीपी लीं 


+ कु ुबीजु्सी मे सकेंसक, मरे बेन वृंह गोधन प्रचाव |... 
मेरे हुतें तिद में तक दीन बेलएं सुमन भूरेण पवन #* 


ऐसा मानता है और इसी मोह-चक में पँसा प्रत्येक जीव संसार में निरल्तर चक्कर कारता 
रहता है, घूमता रहता है | ठेकिन जो सम्यन्दृष्टि और-अम्बस्झानी है, ओ वैराग्यवानू हैं वे 
संसार के स्वेभावं को जानते हैं और संसार में रहते हुए भी मोह के चक्कर में नहीं आते । 
जैते मेले में आपने हिण्डोलना देखा होगा। बच्चे-बड़े सभी उसमें बैठ जाते हैं और हिण्होठमा 
वारा उसे घुमाता है |:सभी का मनोरञजन हीता हैं लेकिन हिण्डोलना घुमाने कांस्य मात्र घुपते 
हुए हिण्डोलने को देखता रहता हैं उसमें मनोरठजन नहीं मानता । उसी प्रकार आप लोग भी 
चाहे तो जो दुनिया में हिण्डोलने मे बैठे हैं उन्हें बैठे रहनें दें और स्वयं को मात्र देखने जाग॑ने 
वाला बनाये रखने का प्रयास करें । ती संसार का चक्केर धीरे-धीरे समाप्त कर सकेंगे | 


बंधुओ ! पर्यायमूछुता तो बच्चो जैसा घूमने वाद्य खेल है और द्रव्य के स्वरूप मे खैन 
होना अर्थात्‌ जानने-देखने रूप स्वभाव में स्थिर होगा इस हिण्डोलना घुमाने वाले जैसा काम 
है । द्रव्य तो प्रतिक्षण परिणमनशील है । परिवर्तन ग्रतिक्षण हो रहा है छेकिन उस परिवर्तन 
में हम अपने आप को मिटने वाल या उत्रन्न होने वाला समझ लेते हैं । यही हमारी गलती 
है | जन्म होने में सुख और मरण मे दु ख़ का अनुभव करने का अर्थ यही है कि अभी हिण्ड्ोलने 
में बैठने का खेल चल रहा है । यह मोह की चपेट जब तक है तब तक सुख शान्ति मिलने 
वाली नहीं है । 


जैसे पीप्रठ का पत्ता बिना हवा के ही हिलता रहता है, छेकिन भीपछ का तसा, तूफान 
आने पर भी नही हिलता । इसी प्रकार द्रव्य कभी अपने स्वभाव से हिल्ता डुल्ता नहीं है 
पर्यायें झूलती रहती है और झूलती हुई पर्यावीं में आप॑ भी यूँ ही झूलने छूमले हैं और भूल 
जाते हैं कि यह सारा का सारा परिणमन द्रव्य का ही है। द्रव्य का परिणमंन कभी रुंकंता 
नहीं है वह तौ प्रतिक्षण इतनी तीव्रता से होता रहता हैं कि उसकी सूक्ष्मता को पकड़ पाना 
सहज सम्भव नहीं है| उसे पकड़ पाने के लिए बड़ी पैनी दज्टि चाहिये। वह दूष्टि तभी आंग्ेगी 
जब हमारी दृष्टि बाइथ जगत्‌ से हटकर सूक्षमता की ओर देखने की प्रयास करेगी। 


प्राषाण में स्वर्ण उसी को दिखना है जिसे स्वर्ण: की जानकारी है और जो पाणाण को 
स्वर्ण से पृथक जानता हैं । ही आह की 54, 43 


. आकार में सब कुछ देखते हुए भी कोई चाहे तो शातत और मध्यस्य उह सकता है । पर 
इसके किए. संस्तर के अल्क़ पदार्थ केआति अपनी दृष्िि/उ्लो समीदीन बताना: कोगा-।:कई 
दिउ से उ्यातमंर उपदेश सुस्ते-सूबते एक व्यक्ति को संदार केजति वैराग्प हो गा और उतने 
जाकर अपनी/पंली के कहा-कि संह्ाह की ययार्यत मुझे: आन हो यग्री.है, इतकिएटी :जा 


) हे ग ५ ५४ है कक 
४ १०५4 का) ६ 02700 घ8 ># 2० के या 





सका "४/ रें९० न] 


रहा हूँ। अपना कल्याण करूँगा | प्ली बोली बहुत अच्छा । हम भी यहाँ रहकर क्या 
करेंगे । हम भी साथ चलते हैं | उस व्यक्ति ने समझाया क्रि यह तो कोई बात नहीं हुई । 
मुझे तो उपदेश सुनकर वैराग्य हुआ है । तुमने तो उपदेश कुछ सुना ही नहीं है । पत्नी बोली 
कोई बात नहीं, उपदेश सुनने वाले आपको देखना ही पर्याप्त है । आपका वैराग्य ही मेरे वैराग्य 
में कारण बन गया है | 


दोनो प्राणी घर से विरक्‍त होकर जश्लल की ओर चल पड़े | पति आमे-आगे चल रहा 
था और पत्नी पीछे-पीछे चछ रही थी ! चलते-चछते पति को सामने कुछ दिखायी पड़ गया 
और उसने झुककर थोड़ी धूल उस पर डा दी | उसी समग्र पीछे से आकर पली ने देख 
लिया और पूछ लिया क्रि क्‍या बात है ? क्‍या था ? पति ने सोचा बताना ठीक नहीं है । 
पता नही बताने से उसके मन में त्लछच न आ जाये इसलिए कह दिया कि कुछ नही था । 
पत्नी को हैंसी आ गयी, बोली मैंने सोचा था कि आपका वैराग्य पूरा है पर छूगता है अभी 
कुछ कमी है | तभी तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे । सम्यग्दृष्टि की दृष्टि मे तो सोने 
की डली भी मिट्टी ही है । कोई मिट्टी काली होती है, यह पीली मिट्टी है। यह सुनकर 
पति चकित रह गया और कहने लगा कि मैने तो समझा था कि स्त्रियों को स्वर्ण के आभूषणों 
का छालच कुछ अधिक ही रहता है इसलिए तुम्हे नहीं बताया, पर तुमने तो मुझ भी पीछे 
छोड़ दिया | अब तो पत्नी और हँसने लगी | बोली अरे ! आपकी दृष्टि मे अभी यह भेदभाव 
भी है। आप स्वय को पुरुष मान रहे हैं और मुझे स्त्री मान रहे हो | अभी आप तीन छोक 
के पति नहीं हो सकते | अभी तो आपका वैराग्य कमजोर है । वैराग्य की बात करना और 
वैराग्य से बात करना इन द्वोनो मे बहुत अन्तर है । वस्तु तत्त्व जिसको सही मायने मे पकड़ 
मे आ गया है वही सत्य के माध्यम से वैराग्य से कभी नहीं डिगता । 


वह वस्तु के उत्पन्न होने मे हर्ष और नाश मे विषाद नही करता क्योंकि वह सत्य को 
जानता है । आज 'उत्तम-सत्य' के दिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ससार को आप 
एक बार असत्य की दृष्टि से देखे । केवल मिटने के अछावा ससार कूछ भी तो नहीं है | 
जो स्थायी है वह दिखने मे नहीं आता और जो दिखने मे आ रहा है वह निरन्तर मिट रहा 
है | यही सस्तार है। हम सय्ोगज पर्यायों से दृष्टि को हटाकर मूल की ओर देखें । तो तेस- 
मेरा, छौय-बड़ा आदि सभी विचार आपोंआप श्ञान्त हो जायेगे । सभी के प्रति समान भाव 
आने से परस्पर उपकार का भाव आयेंगा । सभी परस्पर एक दूसरे के निकट आयेंगे, और 
इस बहाने वस्तु तत्त्व को और अच्छे ढग से समझना सरल हो जाएगा । 


जैसे आप भोजन करते हैं ती भोजन करते हुए भी बीच-बीच में साँस लेना आवश्यक 
है, लेते भी हैं | पानी पीते है तो साँस भी हेते रहते हैं । ऐसा नहीं है कि पानी पीमा छोड़कर 
अलग से सौसे लें, फिर पानी पियें । इसी प्रकार सम्यदृष्टि मोक्षमोर्ग में आरूढ़ होने के उपरान्त 
खुद भी धर्मामत पीता रहता है और यदि कोई दूसरा आ जाता है तो उसे भी पिछाता हैं | 





१] 


जो सत्य को जान ठेता है वह स्वयं भी लाभान्वित होंता है, साथ ही दूसरों को भी उसके भाध्यम 
से सत्य का दर्शन होने लगता है । यही सत्य है और यही सत्य को महिमा सी है । 
सत्यधर्म- 


9 
रे 
३ 
ड 


प्र 


तस्वार्थपूत्र ५/४ 
निजानुभवशतक, ३६ (आचार्य विधासागरे-कृत) 


. लत्वार्थसूत्र ५/३० 


छहढाला (प्रथमढाल-३) 
तत्त्वार्थसृत्र ७/१२ 
तस्वार्थसूत्र २/८ 
छहढाला (द्वितीयढाल-४) 


समग्र/४/३९२ 


उत्तम संयम 


० वदसमिदिपाल्णाए 
दंडच्चाएण इदियजएण । 
परिणममाणस्स पुणो, 
सजमधम्मी हवे णियमा ॥ 


ब्रत व समितियों का पालन, 
मन-बचन-काय की प्रवृत्ति का त्याग, 
इन्द्रियजय, यह सब जिसको होते 
है, उसको नियम से सयम धर्म होता 
है। (७६) 


समा/४/३५३ 


अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते'-आश्रयहीन बेल अपने जीवन की अन्तिम बेल आने 
से पूर्व स्वय्मेव ही समाप्त हो जाती है | स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा जमीन से रस खींचकर 
अपना विकास करती है | इसके उपरान्त भी वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि 
वह अनाश्रित होती है । किन्तु बाग का होशियार माली जब उस बेल के फैलते ही उसे लकड़ी 
का सहारा देकर हल्के से बाँध देता है तब वह ऊर्ध्वगामी होकर बहुत ऊँचाई पर पहुँच जाती 
है | हल्का सा वह बाँधा गया बन्धन उसे उन्नति मे बाधक नही बनता अपितु ऊँचे बढ़ने में 
साधक ही बनता है | 


अगर विचार करे, तो ज्ञात होगा कि यह जो सहारा दिया गया उस बेल को, वह सहारा 
अपने आप में है और बेल का बढ़ना अपने आप में है । फिर भी यदि सहारा नहीं मिलता 
तब वह बेल निश्चित ही ऊर्ध्वागामी न होकर अधोगामी हो जाती और शीघ्र ही मरण को 
प्राप्त हो जाती | या यूँ कहिये कि उसका असमय मे ही जीवन समाप्त हो जाता । यह तो 
एक उदाहरण है, आप समझ गये होगे सारी बात | जिस दिशा की ओर बढ़ने की हमारी 
भावना हो तथा जो हमारी दृष्टि या लक्ष्य हो, उसके अनुरूप फल पाने के लिए हमे एक सशक्त 
सहारे की और हल्के से बन्धन की आवश्यकता तो होगी है । आज का सयम धर्म आलमग्बन 
और बन्धन दोनो रूपो में है । 


मोहतिमियपहरणे दर्शन्मभादवाप्तसज्ञान । 
रागद्वेषनिवृत्ये चरण ग्रतिपद्चते साधु ॥* 
आचार्य समन्तभद्र स्वामी बहुत अच्छी बात हमारे लिए कहकर गये है कि जिसका मोहरूपी 
अन्धकार समाप्त हो गया है, जिसे सम्यर्दर्शन का लाभ होने से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति सहज 
हो गयी है, इसके उपरान्त वह क्‍या करे ? जब तक अन्धकार का अभाव नही हुआ था, 
सम्यक्त्व का सूर्य नही उगा था, तब तक बिस्तर पर पड़े-पड़े वह सोच रहा था और सोचना 
उसका ठीक भी था कि ज्यो ही सूरज का उदय होगा, अन्धकार हटेगा त्यो ही उसके कदम 
आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जायेगे | अब जब प्रकाश हो गया, अन्धकार हट गया तो 
अब क्या करे ? अब यह कहने की भी आवश्यकता नही होनी चाहिये कि क्या करे ? जीवन 
की उन्नति का विचार रखने वाले के लिए प्रकाश अपने आप बता देता है कि क्‍या करना 
आवश्यक है ? ठीक ऐसे ही जैसे कि मन्दाग्नि समाप्त होने पर भूख लगती है और अपने 
आप ज्ञात हो जाता है कि मुझे क्या करना है ? सम्यग्दृष्टि को तो यह पूछने की आवश्यकता 
ही नही पड़ती कि अब कया करना है ? 


शान्तिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि- 


न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्‌ प्रादद्वव ते ग्रजा., 
हेतुस्तत्र विचित्रद.खनिचय. ससारधोराणव । 
अत्यन्त्रस्फु दुग्र रश्मिनिक रव्याकीर्णभूमण्डले, 
ग्रष्म'कारवतीनदुप्ादसलिलच्छायानुराग रवि ॥* 


समगा/४/३५४ 


हे भगवन्‌ | मैने जो आपके चरणो की शरण गही है वह मात्र यह सोचकर नहीं कि 
आपके चरण बहुत सुन्दर है, बहुत अच्छे है, बहुत उपकारी हैं, उनके प्रति स्नेह करना चाहिये, 
और न ही आपके चरणो ने मुझे आपके पास आने का कोई सन्देश भेजा है पर फिर भी मैं 
* आपके ही पास आया हूँ अन्यत्र नही गया | इसका कारण तो एक मात्र यह विचित्र कर्मो 
के समूह से सहित ससार रूपी भयकर समुद्र है, क्योकि अत्यन्त प्रचण्ड किरणों से धरती को 
तपा देने वाल ग्रीष्मकाल का सूर्य स्वयमेव ही चन्द्रमा की किरणो से, पानी से और छाया 
से अनुराग करा देता है । कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती अनादिकाल की प्यास और पीड़ा 
ही मुझे यहॉ तक ले आयी है | आपके प्रति अनुराग सहज ही हो गया । इसी प्रकार सम्यग्दर्शन 
और सम्यग्झ्ञान का उदय होते ही चरण शीघ्र ही मार्ग पर, मञ्िजल की ओर चल पड़ते 
है । राग-द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु-पुरुष चारित्र का आश्रय सहज ही ले छेते 
है । 


आज संयम का दिन है। उत्तम सयम का दिन है । आप लोगो के लिए अभी तक संयम 
एक प्रकार से बन्धन ही लगा करता है । लेकिन जैसे उस लता के लिए लकड़ी आलम्बन और 
बन्धन के रूप मे उसके अपने विकास के लिए आवश्यक है | उसी प्रकार दर्शन और ज्ञान 
को अपनी चरम सीमा अर्थात्‌ मोक्ष तक पहुँचाने वाला ही सयम का आठम्बन और बन्धन 
है | उसका सहारा लेते समय ध्यान रखना कि जैसे योग्य खाद्य और पानी देना भी पौधे के 
लिए अनिवार्य है, अकेले सहारे या बन्धन से काम नही चलेगा, वैसे ही सयम के साथ शुद्ध 
भाव करना भी अनिवार्य है | 


आज तक संयम के अभाव मे ही इस ससारी-प्राणी ने अनेको दु ख उठाये है । जो उत्तम 
सयम को अज्जीकार कर लेता है, साक्षात्‌ या परम्परा से वह मोक्ष अवश्य पा छेता है | आत्मा 
का विकास सयम के बिना सम्भव नही है | सयम वह सहारा है जिससे आत्मा ऊर्ध्वगामी 
होती है । पुष्ट और सन्तुष्ट होती है | सयम को ग्रहण कर लेने वाले की दृष्टि मे इन्द्रिय के 
विषय हैय मालूम पड़ने लगते है । लोग उसके सयमित जीवन को देखकर भले ही कुछ भी 
क्रह दे, पागल भी क्यों न कह दे, तो भी वह शान्त भाव से कह देता है कि आपको यदि 
खाने मे सुख मिल रहा है तो मुझे खाने के त्याग मे आनन्द आ रहा है | मै क्‍या करूँ ? यह 
तो अपनी-अपनी दृष्टि की बात है | सम्यग्दृष्टि सपम को सहज स्वीकार करता है | इसलिए 
वह सब कुछ छोड़कर भी आनन्दित होता है । 


प्रारम्भ मे तो सयम बन्धन जैसा लगता है लेकिन बाद मे वही जब हमे निर्बन्ध बना देता 
है, हमारे विकास मे सहायक बनता है हम ऊपर उठने लगते है और अपने स्वभाव को प्राप्त 
करके आनन्द पाते है, तब ज्ञात होता है कि यह बन्धन तो निर्बन्ध करने का बन्धन था | 
प्रारम्भ मे मन और इन्द्रियो की स्वच्छदता को दूर करने के लिए सयम का बन्धन स्वीकार 
करना हमारे हित मे है । 


जब हम बचपन में साइकिल चलाते थे, तब साइकिल चलाना तो आता नहीं था और 
मन करता था कि साइकिल चलाये और पूरी गति से चल्ययें, तभी आनन्द आयेगा । प्ताइकिक 
बड़ी थी और सीट पर हम बैठ नही पाते थे, क्योंकि शरीर की ऊँचाई कम थी और यदि 
सीट पर बैठ भी जायें तो पैर पैडि॒ तक पहुँच नही पाते थे । तब पढ़ले-पहले पीछे कोई व्यक्ति 
पकड़ता था और आगे भी एक हाथ से हैण्डिल पकड़ता था। धीरे-धीरे हैण्डिल पकड़ना आने 
लगा लेकिन बिना सहारे चला नही पाते थे | फिर पैरो मे जब अभ्यास हुआ और हाथ से 
पकड़ने की क्षमता भी आ गयी और अपने बोझ को सँभालने का साहस भी आ गया तो हमने 
कहा कि भइया ! तुम पकड़ते क्यों हो ? छोड़ दो लेकिन कुछ दिन वह पीछे से सहारा देकर 
पकड़े रहता था | कभी जरा छोड़ता था तो गिरने की नौबत आ जाती थी | फिर उसने कहा 
कि देखो मै इस तरह पकड़े हूँ कि तुम्हे चलाने मे बाधा नहीं आती । पीछे पकड़कर मै खीचता 
नही हूँ, मै तो मात्र सहारा दिये रहता हूँ | 


यही सयम का बच्धन ऐसा ही महारा देने वाला है फिर जब पूरी तरह अपने बल पर 
चलने की क्षमता आ गयी तो उसने अपने आप छोड़ दिया | लेकिन समझा दिया कि ध्यान 
रखना मोड़ आने पर या किसी के सामने आ जाने पर ब्रेक का सहारा अभी भी लेना 
पड़ेगा | सयम के पालन मे निष्णात हो जाने पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में विशेष सावधानी 
की आवश्यकता पड़ती है | 


एक बार आनन्द लेने के लिए गाड़ी को हम चढ़ाव पर लेकर गये फिर उसके उपरान्त 
उतार पर गाड़ी को छगा दिया और पॉच-छह पैडल भी तेज-तेज चला दिया | गति ऐसी आ 
गयी कि अब सँभालना मुश्किल लगने लगा | आगे एक मोड़ था और सेंभालना नही आ रहा 
था । अचानक ब्रेक लगाऊँ तो गिरने का डर था | तब एक पगडण्डी जो सड़क के बाजू से 
जाती थी, जो थोड़ीं चढ़ाव वाली थी | बस | हमने उस ओर हैण्डिल मोड़ दिया और गाड़ी 
उस पगडण्डी पर जाकर धीरे-धीरे थम गयी | अगर ऐसे ही छोड़ देता तो नियम से गिरना 
पड़ता | अर्थ यह हुआ कि संयम के साथ सावधानी की बड़ी आवश्यकता है ! 


आप लोग तो अभी ब्लेक लगाये बिना ही गाड़ी को दौड़ा रहे हैं और नीचे जाते हुए भी 
आँख मींचे बैठे हैं| अनन्तकाल यूँ ही व्यत्तीत हो गया । आप सोचते हैं कि हम सुरक्षित रह 
जायेगे छेकिन आप स्वय सोची, क्‍या संयम के बिना जीवन सुरक्षित रह पायेगा ? जैसे गाड़ी 
सीखने-समझने के उपरान्त भी संयम और सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, ऐसे ही 
सम्यग्दर्शन और प्म्यग्ज्ञान हो जाने के उपरान्त भी सथम की बड़ी आवश्यकता है, कोई 
चैम्पियन भी क्यो न हो, उसे भी वाहन चलाते समय सयम रखना पड़ता है अन्यथा 
दुर्घटना होने मे देर नहीं छमती । सड़क के नियमों का पालन न करे तो भी दुर्घटना हो सकती 
है। जैसे सड़क पर चलने वाछ़े हर यात्री को सड़क के निव्रमों का पान करना अनिवार्य 
होता है, उसी प्रकार मोक्ष के म्रर्म मे चलने वाक्े के किए नियम-संगम का पाछन अनिवार्य 
है| 


सम्र/४/३९६ 


ढेटे हुए व्यक्ति को कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर बैठे हुए 
व्यक्लि को थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है | क्योंकि बैठे-बैठे भी असावधानी होने से 
गिरना सम्भव है| इसके उपरान्त यदि कोई व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा हो जाये और आँख 
मींच ले, तब तो बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है| ऐसे ही मोक्षमार्ग मे स्थिति 
होकर नियम-सयम से चलने वाले को सावधानी रखने की बड़ी आवश्यकता है | 


आचार्यों ने कहा है कि खड़े होकर साधक यदि ध्यान लगाये या महाव्रती आहार ग्रहण 
करे तो इस बात का ध्यान रखे कि दोनों पञ्जो के बीच में लगभग बारह अड्भुछ का और 
दोनो पैरो की एड़ियो के बीच कम से कम चार अगुल का अन्तर बनाये रखे | तभी सतुछन 
(बैलेस) अधिक देर तक बना रह सकेगा । अन्यथा गिरना भी सम्भव है | यह तो खड़े होने 
की बात कही, यदि आप चल रहे है और मान लीजिये बहुत सकरे रास्ते से चल रहे है तब 
तो और भी सावधानी रखनी होगी | शिखरजी मे चन्द्रप्रभु भगवान की टोक पर जाते चढ़ते 
समय सकरी पगडण्डी से चलना पड़ता है | सीढ़ियाँ नही है, ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, तो वहाँ 
सन्तुलन आवश्यक हो जाता है | वैसे ही सभी जगह सन्तुलन आवश्यक है । 


अभी आप यहाँ सुन रहे है | सुनने के लिए भी सन्तुलन की आवश्यकता है। जरा भी 
ध्यान यहाँ-वहाँ हुआ कि शब्द छूट जायेगे | बात पूरी समझ मे नही आ पायेगी । अभी थोड़ी 
देर पहले हम बोलते-बोछते रुक गये थे | आप पूछ सकते है कि ऐसा क्यो हुआ ? तो बात 
ये है भटया | कि आचार्यो ने हमारे लिए भाषा-समिति पूर्वक बोलने का आदेश दिया है ! 
आचार्यों ने कहा कि हमेशा सयम का ध्यान रखना | असयमी के बीच बैठकर भी असयम 
का व्यवहार नहीं करना |) जिस समय बोलना सहज रूप से सम्भव हो उसी समय 
बोलना । यदि बोलते समय किसी व्यवधान के कारण बोलने मे विशेष शक्ति लगानी पड़े 
तो भाषा समिति भड्ज होने की सभावना रहती है । अभी ऊपर पण्डाल पर पानी की बूँदो 
के गिरने की तेज आवाज आ रही थी और माइक होते हुए भी आवाज आप तक नही पहुँच 
रही थी, अत तेज आवाज में बोलना ठीक नही था, इसलिए चुप रह गया । 


'प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा”* प्रमाद पूर्वक प्राणो का घात करने से नियम से हिसा 
होती है | 


अत सयम सभी क्षेत्रो मे रखना होगा | सयम से व्यक्ति का स्वय बचाव होता है और 
दूसरे का बचाव भी हो जाता है। जब आप लौकिक कार्यों मे भी सम का ध्यान रखते है 
तो आचार्य कहते हैं कि जिस मोक्षमार्ग पर मुमुन्षु चलता है उसके लिए तो चौबीसो घण्टे या 
जीवन पर्यन्त ही सावधानी की, सयम की बड़ी आवश्यकता होती है | थोड़े समय के लिपि 
भी बदि असयम भाव आ जायेगा तो नियम से वह गृणस्थान से नीचे मिर जायेगा अर्थात्‌ 
परिणामों से पतित हो जायेगा | तब जहाँ निर्जरा होना आपेक्षित थी वहाँ निर्जगा न होकर 
बन्ध होना प्रारम्भ हो जायेगा | असयम के द्वारा जो बन्ध होता है वह कभी भी पूरी तरह 


समा? ४/ ३४७ 
निर्जारित नहीं हो सकता और मुक्ति भी नहीं मिक्तती ।! सयम के साथ जो संवर पूर्वक निर्जरा 


होती है उसी से निर्बन्ध दशा की ग्राप्ति होती हैं | सम के द्वारा प्रतिक्षण असंख्यात गृणी 
कर्म निर्जरा होती रहती है । 


तत्त्वार्थ सूत्र जी मे एक सूत्र आया है- सम्यग्दृष्टि-आ्रावक-विरतानन्तवियोजक-दर्शनमोह- 
क्षपकोपशमकोपशान्त-मोहक्षपक-क्षीणमोह-जिना क्रमशो 5संख्येयगुणनिर्जरा:/* इसमें कहीं भी 
असयम के द्वारा असंख्यात गुणी निर्जरा होने का उल्लेख नहीं आया | सम्यग्दर्शन के साथ 
भी मात्र उत्पत्ति के समय असख्यात गुणी निर्जरा होती है उसके उपरान्त नही | जीवन पर्यन्त 
सम्यग्दृष्टि अकेले सम्यक्त्ब के द्वारा असख्यात गुणी निर्जरा नहीं कर सकता | लेकिन यदि 
वह देशसयम को अन्जीकार कर लेता है, अर्थात्‌ श्रावक के व्रत अद्जीकार कर छेता है तो उसे 
असख्यात गुणी निर्जस होने लगती है | एक क्षायिक सम्यग्दृष्टि मान लीजिये सामायिक के 
काल मे सामायिक करने बैल है तो भी उसकी असख्यात गुणी निर्जस नहीं होगी और वहीं 
एक देश्षव्रती भोजन कर रहा है तो भी उसकी असख्यात गुणी निर्जय हो रही है । आचार्य 
कहते है कि यही तो सयम का लाभ है तथा सयम का महत्त्व है | यदि कोई सकल-सयम 
को धारण करके मह्नव्रती बन जाता है तो उसकी असख्यात गुणी निर्जत और बढ़ जाती 
है । एक देश सयमी श्रावक सामायिक मे जितनी कर्म-निर्जरा करता है उससे असंख्यात गृणी 
निर्जरा एक मुनि महाराज आहार छेते समय भी कर लेते है । इसका कारण यही है कि जिसने 
सयम की ओर जितने कदम ज्यादा, बढ़ाये है उसकी कर्म-निर्जता भी उतनी ज्यादा होगी । 
इतना ही नहीं जिसने सयम की ओर कदम बढ़ाये उसके लिए बिना माँगे ऐसा अपूर्व-पुण्य 
का सञ्चय भी होने लगता है जो असयमी के लिए कभी सम्भव ही नहीं है । 

सयम वह है जिसके द्वारा अनन्तकाल से बन्धे सस्कार भी समाप्त हो जाते है । तीर्थड्वर 
भगवान भी घर मे रहकर मुक्ति नहीं पा सकते | वे भी संयम लेने के उपरान्त निर्जरा करके 
सिद्धत्व को प्राप्त करते है | सम्यग्दर्शन का काम इतना ही है कि हमें प्रकाश मिल गया । 
अब मज्जिल पाने के लिए चलना हमें ही है | उद्यम हमे करना है और उस उद्यम मे जितनी 
गति होगी उतनी ही जल्दी मठिजछ समीप आ जायेगी | 


संयम के माध्यम से ही आत्मानुभूति होती है सयम के माध्यम से ही हमारी यात्रा मज्जिल 
की ओर प्रारम्भ होती है और्‌ मडिजल तक पहुँचती है | यात्रा-पथ तो संयम का ही है । देशसयम' 
और सकछ सयम ही पथ बनाते हैं क्योंकि चलने वाले से ही पथ का निर्माण होता है | बैठा 
हुआ व्यक्ति पथ का निर्माण नहीं कर सकता । वह पथ को अवरुद्ध अवश्य कर सकता 
है। असंयम के संस्कार अगर देखा जाए तो अनादि काछ से हैं तथी तो आज तक आप कभी 
भी, भूलकर भी, स्वप्न मे भी दीक्षित नहीं हुए होंगे | कभी मुनि महाराज बनने का स्वप्न नहीं 
देखा होगा | हों, महाराजो को आहार देने का स्वप्न अवश्य देखा हींगा । 


जिसकी संयम में रुचि गहरी है वह स्वप्न में भी अपने को संयमी ही देखता है। जिसका 
मन अभी दिन में भी भगवान की पूजा, भक्ति और संयम की ओर नहीं रुमगठा वह रात्रि 


घम्छा/४/३५८ 


में स्वप्न में भगवान की पूजा करते हुए या संयम पूर्वक आचरण करते हुए स्वय को कैसे 
देख पायेगा ? बन्धुओ ! अगर अपना आत्म कल्याण करना हो तो सबम कंदम-कदम प्र 
अपेक्षित है । लेकिन ध्यान रखना संयम के माध्यम से किसी लौकिक चीज की अपेक्षा मत 
रखना । अन्यथा वह बाहय तप या अकाम-निर्जरा की कोटि मे ही आयेगा | 


समन्तभद्ग स्वामी ने स्वयम्भू स्तोत्र मे शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है 
कि- 
अपत्यव्त्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विन केचन कर्म क्रुर्वते । 
भवान्‌ यूनर्जन्यजराजिहासया' त्रर्यी प्रवृत्ति समध्षीरवारुणत्‌ ॥/ 


है शीतलनाथ भगवन्‌ | आपने जो सयम धारण किया, आपने जिस चारित्र को अड्जीकार 
किया उसका उद्देश्य साधारण नहीं था | अन्य तपस्वियो की तरह आपने “अपत्य-तृष्णया! 
अर्थात्‌ पुत्र-रल की प्राप्ति की वाञ्छा से या 'वित्त-तृष्णया' अर्थात्‌ धन-प्राप्ति की आकाउक्षा 
से या 'उत्तरलोकतृष्णया' अर्थात्‌ परलोक या कदाचित इहलोक के सुखो की प्राप्ति की 
आकाउक्षा से सयम धारण नहीं किया । अपितु जन्म-जरा और मृत्यु का नाश करने के लिए 
सयम को अश्जीकार किया है । यही आपकी असाधारण विशेषता है | आप रात-दिन अपनी 
आत्मा मे लीन रहे | कभी प्रमाद को अज्लीकार नहीं किया तथा कषाय को भी अद्जीकार नहीं 
किया । आपकी प्रत्येक क्रिया मे सावधानी ही नजर आती है | चलते समय आप सावधान 
रहे, भोजन करते समय भी आपने सावधानी को नहीं छोड़ा | अत आप जैसे सयमी की 
चर्या से चौबीसो घण्टे उपदेश मिलता रहता है | 


सयमी का पूरा जीवन ही उपदेशमय हो जाता है | दौलतराम जी ने बारह-भावना का 
उपसहार करते हुए पॉचवी-ढाल मे लिखा है कि- 


सो धर्म मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूति उचारिये । 
ताको सुनिये भवि ग्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥* 


और आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी सवर्थिसिद्धि के प्रारम्भ मे कहते है कि “'अवाक्‌-नविसर्ग 
वुषा निरूपयन्त मोक्षमार्ग”' -वचन बोले बिना, कुछ कहे बिना, जिनके दर्शन मात्र से मोक्षमार्ग 
का निरूपण होता रहता है, ऐसे सकल-सयम के धारी वीतरागी आचार्य ही भव्य जीवो का 
कल्याण करने मे सहायक होते है | 


जिसके भीतर सयम के प्रति रुचि है वह तो सयमी के दर्शन मात्र से ही अपने कल्याण 
के पथ को अज्ञीकार कर छेता है । जिसे अभी आत्मतत्त्व के बारे में जिज्ञासा ही नहीं हुई 
कि हम कौन है ? कहाँ से आये है ? ऐसे कब से हैं ? और ऐसे ही क्यो है ? हमारा वास्तविक 
स्वरूप क्‍या है ? वह मोक्षमार्ग पर कैसे कदम बढ़ायेगा | जिसके मन मे ऐसी जिज्ञासा होती 
है, वही सयम के प्रति और सयमी के प्रति भी आकृष्ट होता है | वह ही सच्चा मुमुझ्षु 
है । 


सम /82/३५६€ 


यह तो भीतरी बात हुई पर बाहर का भी प्रभाव कम नहीं है | एक संयमी व्यक्ति के 
सयमित आचरण को देखकर दूसरा भी सयम की ओर कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे 
क्लास मे एक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी मे प्रथम स्थान पर आ जावे तो सारे के सारे विद्यार्थियों 
की दृष्टि इस ओर चली जाती है और मास्टर के कहने की आवश्यकता नड्ढी पड़ती कि तुम 
सभी को और मेहनत पढ़ाई मे करनी चाहिये । विद्यार्थी अपने आप पढ़ने मे मेहनत करने 
लग जाते है | एक राजा यदि सयम ग्रहण कर लेता है तो अन्य प्रजाजनो के मन मे भी संयम 
के प्रति अभिरुचि अवश्य जागृत होने लगती है । वीतरागता की सुगन्‍न्ध अपने आप सभी 
तरफ फैलकर अपना प्रभाव डालती है और स्वयमेव ज्ञात होने लगता है कि आत्मोपलब्धि 
के लिए सयम की बड़ी आवश्यकता है | 


सयम का एक अर्थ इन्द्रिय और मन पर लगाम लगाना भी है और असयम का अर्थ 
बे-लगाम होना है | बिन ब्रेक की गाड़ी और बिना लगाम का घोड़ा जैसे अपनी मड्िजिढ पर 
नही पहुँचता, उसी प्रकार असयम के साथ जीवन बिताने वाले को मज्जिल नही मिलती | 
एक नदी मड्जिल तक तभी पहुँच सकती है, सागर तक तभी जा सकती है जब कि 
उसके दोनो तट मजबूत हो । यदि तट भग हो जाये तो नदी वही-वही मरुभूमि मे विलीन 
हो जायेगी | उसी प्रकार सयम रूपी तटो के माध्यम से हम अपने जीवन की धारा को मझ्जिल 
तक ले जाने मे सक्षम होते है | अकेला सम्यग्दर्शन विषयों की ओर जाते हुए इच्द्रिय और 
मन को रोक नही पाता | उसके साथ सम्यक्‌ चारित्र का होना भी नितान्त आवश्यक है ! 


संयमी व्यक्ति ही कर्म के उदय रूपी थपेड़े झेल पाता है | जैसे बिजली के वायर मे भारी 
से भारी करेण्ट क्यो न हो लेकिन एक जीरो वॉट का वल्व लगा दिया जाए तो वह सारे के 
सारे करेण्ट को सँभाल लेता है और धीमा-धीमा प्रकाश बाहर आ पाता है । जबकि उसी स्थान 
पर अगर सौ वॉट का वल्व लगा दिया जाये तो पूरा प्रकाश बाहर आने लगता है; इसी प्रकार 
भीतरी कर्म के उदय को सँँभालने के लिए सयम जीरो वॉट के वल्व की तरह काम करता 
है। वह उदय आने पर विचलित नही होने देता | सयम बनाये रखता है । कर्म अपना प्रभाव 
पूरा नही दिखा पाता | 


कर्म के वेग और बोझ को सहने की क्षमता असयमी के पास नही है | वह तो जब 
चाहे तब जैसा कर्म का उदय आया बैसा कर लेता है । खाने की इच्छा हुई और खाने 
लगे । देखने की इच्छा हो गयी तो देख लिया | सुनने की इच्छा हुई तो सुन लिया | वास्तव 
मे देखा जाये तो इन्द्रियाँ कुछ नहीं चाहती | बे तो खिड़कियों के समान है | भीतर बैठा हुआ 
मन ही उन खिड़कियों के माध्यम से काम करता रहता है| कभी कर्णेन्रिय के माध्यम से 
शब्द की ओर आकृष्ट होता है, कभी आँख के द्वारा रूप को' देखकर मुग्ध हो जाता है, कभी 
नासिका के द्वारा सूँघ छेता है, कभी वह रसना इन्द्रिय के द्वारा रस चखने की आकाउक्षा करता 
है, तो कभी स्पर्श इद्धिय के माध्यम से बाहय पदार्थों के स्पर्श मे सुख मानता है । जो उस 
मन पर लगाम लगाने का आल पुरुषार्थ करंता है कही सबमी हो पाता है और वही कर्म के 
उदय को, उसके आवेग को झेल पाता है | 


समग्र/४/३६० 


वह सयमी विचार करता है कि इच्द्रियो के विषयों की ओर जाना आत्मा का स्वभाव 
नहीं है | मेरा/आत्मा का स्वभाव तो मात्र अपनी ओर देखना और अपने को जानना है। 
सयमी ही ऐसा विचार कर पाता है और सयमी ही आत्म पुरुषार्थ के बल पर अपने स्वभाव 
को प्राप्त कर लेता है | 


"न भूत की स्पृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा । 
ज्ञानी जिन्हे विषय तो विष दीखते है, वैद्ग्य-पाठ उनसे हम सीखते है ॥४ 


सयमी ही वास्तव मे ज्ञानी है| जिसे पूर्व मे भोगे गये इन्द्रिय विषयो की स्मृति करना 
भी नहीं रुचता और आगे भोगोपभोग की सामग्री मिले, ऐसी लाहसा भी मन मे नहीं 
आती | वह तो विषयो को विष मानकर छोड़ देता है और निरन्तर हमे/ससारी-प्राणियो को 
वैराग्य का पाठ सिखाता है | वैराग्य का पाठ सिखाने वाला सयमी के अछावा और कोई नहीं 
हो सकता । आप चाहो कि सयम के अभाव मे मात्र सम्यग्दर्शन मे यह काम हो जाये तो 
सम्भव नहीं है । 


मै पूछता हूँ कि यदि धर्म का फल मुक्ति है, ऐसा मजबूत श्रद्धान आपका है तो मोक्षमार्ग 
पर चलने का साहस क्यो नहीं है ? रात्रि मे खाते नहीं है पर सत्रि भोजन का त्याग भी नहीं 
है | तात्पर्य यही हुआ कि कभी खाने का अवसर आया तो खा भी लेगे | रास्ते से चलते समय 
आप देखकर चलते है क्योकि कड्डर-पत्थर या कॉटा लगने का भय है, लेकिन नीचे देखकर 
चलने के पीछे चींटी आदि को बचाने का भाव कभी नहीं आता । खाने-पीने की चीजे देखकर 
खाते पीते है कि कहीं भीतर जाकर शरीर के लिए बाधक न बन जाये । वहाँ दृष्टि आगम 
की अपेक्षा शोधन करने की नहीं है | अभिप्राय मे यही अन्तर असयम का प्रतीक है । 


एक बार पन्द्रह अगस्त की बात है । जिस समय हम स्कूल जाते थे । स्कूल मे सुबह 
पहले प्रभात फेरी निकाली गयी फिर बाद मे ध्वजारोहण किया जाना था | प्रबन्ध सब हो 
गया । ध्वजारोहण के साथ ही पुष्पवृष्टि की व्यवस्था भी की गयी थी | जब ध्वजारोहण के 
लिए डोर खींची गयी तो पुष्पवृष्टि नहीं हुई और ध्वजा भी नहीं फहरायी । बात यह हुई कि 
असावधानी हो गयी | ऐसी गाँठ ध्वजा की डोर मे लगा दी कि समय पर डोर खींचने से खुली 
नहीं और ध्वजा के साथ पुष्पवृष्टि भी नहीं हुई । 


दुनियाँ के बन्धन सब ऐसे ही है । तब हमने उसी समय समझ लिया कि भइया ! ऐसे 
बन्धन मे नहीं बन्धना है कि जिसके द्वारा जीवन मे पुष्पवृष्टि रुक जावे | धर्म का फल मुक्ति 
है, ऐसा श्रद्धान होते ही सयम मे इस ढंग से बन्धो कि धर्म-ध्वजा ऊपर भी पहुँच जाय और 
ऊपर पहुँचकर फहराये तथा पुष्पो की वर्षा भी हो | बिना बन्धे तो ध्वजा ऊपर नहीं जायेगी 
और न ही पुष्प ऊपर जा पायेगे इसलिए बन्धन तो अनिवार्य है, पर ऐसा बन्धन कि डोर 
खींचते ही ध्वजा फहराये और पुष्यों की वर्षा हो | गॉठ इतनी ढीली भी न हो कि बीच मे 
ही खुल जाये और पुष्प गिर जाये । अकाल वृष्टि भी ठीक नहीं, अत समय पर वृष्टि हो 
और वातावरण मे सुगन्ध फैल जाये । 


समग्र /४/३६१ 


बन्धुओं ! सयम ऐसा चाहिये जो जीवन मे सुगन्धि पैदा कर दे | संयंम॒ के माध्यम से 
व्यक्ति अपने जीवन में आदि से लेकर अन्त तक पुष्मवृष्टि के द्वारा अभिषिक्त होता रहता 
है | उसके जीवन मे कभी विषाद, या विकलागता या दीनता-हीनता नहीं आती ! वह तो 
राजाओ से बढ़कर अर्थात्‌ महाराजा बनकर निश्चिन्तता को पा लेता है | उसे किसी बात 
की चिन्ता नहीं रहती | वह हमेशा खुश रहता है | ध्यान रखना- खुश्क नहीं रहता, खुश 
रहता है । (हँसी) हाँ ऐसा ही खुश | उसके वचन भी खुश रहते है | जीवन भी खुश रहता 
है । सभी कुछ खुश रहता है और इस खुशहाली का कारण उत्तम-सयम ही है । 


सारे बन्धनो से मुक्त होकर, सभी कुछ छोड़कर एक मात्र सच्चे देव-गुरू-शास्त्र से बैंधना 
होता है, तभी जीवन मे स्वतन्त्रता आती है । जीवन मे उच्छूखलता ठीक नहीं है । भारत को 
स्वतन्त्रता पाये आज लगभग अड़तीस वर्ष हो गये, लेकिन स्वतन्त्रता जैसा अनुभव यदि कोई 
नहीं कर पाता तो उसका कारण यही है कि सयम को प्राप्त नहीं किया | वैसे तो स्वतन्त्रता 
को प्राप्त करना ही कठिन है, लेकिन स्वतन्त्रता के द्वारा आनन्द का अनुभव करना बिना सयमित 
जीवन के सम्भव नहीं है | 


सयम के साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जीवन मे सुगन्ध आ रही है या 
नहीं ? जीवन मे सयम के साथ सुगन्ध तभी आती है जब हम सयम को प्रदर्शित नहीं करते 
बल्कि अन्तरज्ञ मे प्रकाशित करते है । प्राय करके यही देखने मे आ जाता है कि सयम का 
प्रदर्शन करने वालो के जीवन मे खुशबू न देखकर अन्य लोग भी सयम से दूर हटने लग जाते 
है | उन्हे समझना चाहिये कि कागज के बनावटी फूलो से खुशबू आ कैसे सकती है ? सयम 
प्रदर्शन की चीज नहीं है | दिखावे की चीज नहीं है । 


अष्टपाहुड मे आचार्य कुन्दकुन्द महाराज ने मुनियो के लिए लिखा है कि “भावेण होई 
णग्गो”* यानि भाव से नग्न हो | भाव से नग्नता ही जीवन को सुवासित करेगी, मात्र बाहय 
नग्नता से काम नहीं चलेगा | साथ ही यह भी कह दिया कि सकल सयम का धारी मुनि अपने 
आप मे स्वय तीर्थ है | उसे अन्य किसी तीर्थ पर जाना अनिवार्य नहीं है | लेकिन वह प्रमाद 
भी नहीं करता यानी तीर्थ के दर्शन मिलते है तो अवश्य करता है और नहीं मिलने पर अपने 
लिए जिन-बिग्ब का निर्माण भी नहीं कराता । 


बड़ी सावधानी का काम है | जो भगवान को अपने हृदय मे स्थापित कर छेता है वह 
तो प्रतिक्षण उनके दर्शन करता ही रहता है स्वयम्भूस्तोत्र मे नमिनाथ भगवान की स्तुति 
करते हुए आचार्य समन्तभद्र स्वामी लिखते है कि - 


खुति स्तोतु साधो छुशलपरिणामाय स॒ तदा । 
भवेन्या वा खुत्य' फलमपि ततस्तस्थ च सके, ॥ 
किमेव॑ स्वाधीनाज्जयति सुहभे श्रेयसप्थे । 
खुयानत्वा विद्वान सततमभि पूज्य नमिजिनम्‌ ॥' 


सम्प्रा/४/३२६२ 


है नमि जिन ! आप यहाँ हो तो ठीक और यहाँ नहीं हो ते भी ठीक | कुशल परिणामों 
के द्वारा की गयी आपकी स्तुति फलदायिनी हुए बिना रह नहीं सकती | आपके द्वारा बताया 
गया अयस्कर मार्ग उतना स्वाश्रित है और सहज सुलूभ है | इसी से तो विद्वान-जन आपके 
चरणों मे नतमस्तक होते है और आपकी ही स्तुति करते है| यह है सयमी की आस्था | आस्था 
के साथ सयमपूर्वक भक्ति की क्रिया चलती है | इसलिये तो सयमी को कहा कि तुम स्वय 
चैत्य हो । तुम स्वय तीर्थ हो । धर्म की मूर्ति भी तुम स्वय हो । तुम्हे देखकर अनेको को दिशाबोध 
मिल जाता है | 


ऐसा यह जिनलिज्ञ धारण करने वाले सयमी महाव्रती का माहाल्य है | जिसने तिल तुष 
मात्र भी परिग्रह नहीं रखा, आरम्भ और विषय कषाय सब छोड़ दिया । हाथ से भी छोड़ 
दिया और मन से भी छोड़ दिया । इस जिनलिब्ड को धारण करने वाले हे मुनि ! अब स्मरण 
रखना कि कभी जोड़ने का भाव न आ जाये । भाव से भी नग्न रहना । अन्यथा सयम का 
बाना मात्र प्रदर्शन होकर रह जायेगा | सयम तो दर्शन की वस्तु है, उसे प्रदर्शन की वस्तु 
नहीं बनाना । 


सयम वह है जिसके द्वारा जीवन स्वतन्त्र और स्वावलम्बी हो जाता है। ऐसा सयम प्राप्त 
करना सरल भी है, और कठिन भी । जो चौबीसो घण्टे अपने मे लीन रहे, अपने आत्मा के 
आनन्द को पान करे उसे तो सरल है और जब कोई अपने अकेले होने से आनन्द के स्थान 
पर दु ख का अनुभव करने लगे तो यही उसे कठिन हो जाता है। जैसे कि बारात घर से 
चली जाती है तो घर मे ऐसा हूगता है कि भाग चलो यहाँ से | हमारी निधि ही मानो यहाँ 
से चली गयी हो | सयमी व्यक्ति जब सयोग और वियोग सभी मे समान भाव से रहता है 
तो संयम का मार्ग सरल लगने लगता है | अपने मे लीनता आना ही सरहूता की ओर जाना 
है | सयमित जीवन मे प्रतिक्षण आत्मा का अध्ययन चलता रहता है | 


आचार्य कुन्दकुन्द महाराज ने मुनियो के अटूठाईस मूछंगुणो मे घट्‌ आवश्यक के अन्तर्गत 
अलग से स्वाध्याय नहीं रखा । नियमसार ग्रन्थ मे कह दिया कि प्रतिक्रमण ही स्वाध्याय 
है। जो चौबीसो घण्टे अपने आवश्यकों मे मन को छगाये रखता है, उसका स्वाध्याय तो 
निरन्तर चलता ही रहता है । ईया-समिति पूर्वक चलना, एषणा-समिति पूर्वक आहार ग्रहण 
करना, भाषा समिति पूर्वक बोलना, आदान-निक्षेपण समिति को ध्यान मे रखते हुए उठना- 
बैठना, उपकरणो को उठाना-रखना तथा मलमूत्र के विसर्जन के समय प्रतिष्ठापन-समिति का 
पालन करना, इन सभी के माध्यम से जो निरन्तर सावधानी बनी रहेगी जागरूकता और 
अप्रमत्तता बनी रहेगी, वही तो स्वाध्याय है | 


सयोग-वियोग मे जो समता परिणाम बनाये रखता है तथा अनुकूछता और प्रतिकूलता 
में हर्ष-विषाद नहीं करता ऐसा सयमी व्यक्ति ही सच्चा स्वाध्याय करने वाला है | अब तो 
कोई सयम पूर्वक ग्रन्थ की उपयोगी बातो को हृदयज्गम नहीं करते, मात्र दूसरे को बताने की 


'' समा /४/ ३६३ 
दृष्टि से समयसार आदि महान ग्रन्थों को मुखाग्र कर ढेते हैं | कहे कि मात्र शिरन्नम कर लेते 
हैं और इसी को स्वाध्याय मानकर बैठ जाते है । 


बन्धुओ ! वास्तव मे तो स्वाध्याय अपनी प्रत्येक क्रिया के प्रति सजग रहने में है । 'स्व' 
का निकट से अध्ययन करने में है। संयमपूर्वक प्रत्येक घड़ी, असख्यात गृणी निर्जरा करते 
हुए समय का सद्ुपयोग करना ही कल्याणकारी है और इसी मे मनुष्य जीवन की सार्थकता 
है। 


सयम धर्म- 
१ रत्नकरण्डक श्रावकाचार-४७ 
२ शान्तिभक्ति - १ 
३ तत्वचार्थसूत्र ७/१३ 
४ तत्त्वार्थमूत्र ९/४५ 
५. स्वयम्भूस्तोत्र ४९ 
६ छहढाला (पाँचवी ढाल-१५) 
७ समयसार-गाथा २२८ (हिन्दी पद्यानुवाद आ० विद्यासागर कृत) 
८. भावपाहुड ७३ 
भावेण होइ णग्गो मिच्छत्ताई य दोस चइऊण । 
पच्छा दब्वेण मुणी पयड़दि लिग जिणाणाएं ॥ 
९ स्वयम्भूस्तोत्र-११ ६ 


समग्/४/३६४ 


उत्तम-तप 


८ विसयकसायविणिग्गह, 
भाव काऊण झआणसिज्ञीए / 
जो भावड़ अप्पाण, 
तस्स तव होदि णियमेण ॥ 


पाँचो इन्द्रियो के विषयो को 
तथा चारो कषायो को रोककर 
शुभध्यान की प्राप्ति के लिए जो 
अपनी आत्मा का विचार करता है 
उसके नियम से तप-धर्म होता है । 
(७७) 


सबग्र/४/१६९५ 


आम अभी हत-भरा डाल पर ठटक रहां है | अभी उसमें से कोई सुगन्ध नहीं फूटी है 
और रस भी चखनमे योग्य नहीं हुआ है, किन्तु बगीचे के माली ने उस आम्रफल को तोड़ा और 
अपने घर मे छाकर पलाश के पत्तो के बीच रख दिया है | तीन-चार दिन क्रे उपरान्त देखा 
वो वह आम्रफल पीछे रग का हो गया, उसमें मीठी-मीरी सुगन्ध फ्रूट गयी है और रस में भी 
मीठापन आ गय्या, कठोरता के स्थान पर कोमहृता आ गयी । खाने के लिए आपका मन 
ललचाने छंगे, मुख मे पानी आ जाये । ऐसा इतना अविरूणब परिवर्तन उसमे कैसे आ 
गया ? तो माली ने बता दिया कि यह सब अतिरिक्त ताप/कृष्मा का परिण्गम है | तप के 
सामने कठोरता को भी मुलायम होना पड़ता है और नीरस भी सरस हो जाता है । सुगन्धी 
फूटने लगती है और खटाई, खटाई में पड़ जाती है | अर्थात्‌ मीठापन आ जाता है | 


आज तप का दिन है | बात आपके समझ मे आ गयी होगी । अनादि-काल से संसारी 
प्राणी इसी तरह कच्चे आम्रफल के रूप मे रह रहा है | तप के अभाव मे चाहे वह सन्यासी 
हो, चाहे वनवासी हो या भवनवासी हो अर्थात्‌ महल्ले मे रहने वाला हो, उसका पकना सम्भव 
नहीं है । तप के द्वारा भी पूर्व सड्चित कर्म पककर खिर जाते हैं मज्जगतराय की “बारह भावना' 
में निर्जरा-भावना के अन्तर्गत कुछ पंक्तियाँ आती है- 


उदय भोग सविपाक समय, पक जाय आम डाली । 
दूजी है अविपाक पकावै पाल विषै माली ॥* 


जैसे वह माली पलाश के पत्तो मे पाल लगाकर आम्रफल को समय से पहले पकाने की 
प्रक्रिया करता है और बाहरी हवा से बचाये रखता है | तब वह आम्रफल मीठा होकर, मुलायम 
होकर सुगन्ध फैलाने छूगता है, यही स्थिति यहाँ परमार्थ के क्षेत्र मे भी है । आत्मा के स्वभाव 
का स्वाद लेने के लिए कुन्दकुदद आचार्य जैसे महान्‌ आचार्य हमे सम्बोधित करते है कि हे 
भव्य ! यदि रलत्रय को धारण कर लो तो शीघ्र ही तप के माध्यम से तुम्हारे भीतर आत्मा 
की सुगन्धी फूटने लगेगी और आत्मा का निजी स्वाद आने लगेगा। रलत्रय के साथ किया 
गया तपश्चरण ही मुक्ति मे कारण बनता है | 


तपश्चरण करना अर्थात्‌ तपना जरूरी है और तपने की प्रक्रिया भी ठीक-ठीक होनी 
चाहिये | जैसे किसी ने हलुआ की प्रशस्ता सुनी तो स्पेचा क्रि हम भी हछुआ खायेंगे । पूछा 
गया कि हलुआ कैसे बनेगा ? तो किसी ने बताया कि हलुआ बनाना बहुत सरल है । तीन 
चीजे मिलाना पड़ती है । आटा चाहिये, घी और शक्कर चाहिये | तीनो को मिला दो तो हछुआ 
बन जाता है। उस व्यक्ति ने जल्दी-जल्दी से तीनो चीजे मिला कर खाना प्रारम्भ कर दिया, 
लेकिन स्वाद नहीं आया । आनन्द नहीं आया | कुछ समझ में नहीं आया कि बात कया हो 
गयी ? फिर से पूछा कि जैसा बताया था उसी के अनुसार तैयार किया है लेकिन स्वाद क्यी 
नहीं आया ? जैसा सुना था वैसा आनन्द नहीं आया | ती वह बताने वाल्म हँसमे लगा, बोल 
कि अकेले तीनो को मिलाने से स्वांद नहीं आयेगा | हलुआ' का स्वाद तो तींनो को ठीफ-ठीक 
प्रक्रिया करके मिलाने पर आयेगा और इतना ही नहीं अग्नि पर त्तपाना भी होगा | फिर तीनी 
जब धीरे-धीरे एकमेक हो जाते है, स्वाद तभी आता है और सुगन्ध तभी फूटती है । 


समअ/४/३६६ 


'जहाँ ध्यान-ध्याता-ध्येय को न विकल्प बच भेद्‌ न जहाँ' ध्यान में पहुँचकर ऐसी स्थिति 
आ जाती है | चेतना इतनी जागृत्त हो जाती है कि ध्यान करनें वाला, ध्यान की क्रियाऔर 
* ध्येय, तीनो एकमेक हो जाते है | बिना अग्नि-परीक्षा के तीनो को मिलना सम्भव नहीं है । 
ध्यान की अग्नि में तपकर ही परम पद का स्वाद पाया जा सकता है | मिलना ऐसा हो कि 
जैसे हलुआ मे यह शक्कर है, यह घी है और यह आटा है -ऐसा अलग-अढग स्वाद नहीं 
आता, एकमात्र हलुआ का ही स्वाद आता है, ऐसा ही आल्मा का स्वाद ध्यान मे एकाग्रता 
आने पर आता है | 


किसी को पकौड़ी या बड़ा खाने की इच्छा हुई तो वह क्या करेगा ? सारी सामग्री अनुपात 
से मिलाने के उपरान्त कड़ाही मे तलना पड़ेगा | बड़ा बनाने के लिए बड़े को अग्नि परीक्षा 
देनी होगी | बिना अग्नि मे तपे बड़ा नहीं बन सकता । इसी प्रकार केवलक्षान की प्राप्ति रलत्रय 
के साथ एक अन्तर्मुह्र्त तक ध्यानाग्नि मे तपे बिना सम्भव नहीं होती । रलत्रय के साथ पूर्व 
कोटि व्यतीत हो सकते है लेकिन मुक्ति पाने के लिए चतुर्विध आराधना करनी होगी । ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र की आराधना अर्थात्‌ रलत्रय की आराधना के साथ ही साथ चौथी तप- 
आराधना करना भी आवश्यक है | 


जिस समय कोई दीक्षित हो जाता है, श्रमण बन जाता है तो उसे रलत्रय या पञ्चाचार 
का पालन करना होता है | किन्तु ध्यान रखना उसके साथ ही साथ उसके लिए एक तप और 
विशेष रूप से दिया जाता हैं| इसलिए कि तप का अनुभव वह साधक यहीं से प्रारम्भ कर 
दे और रलत्रय का स्वाद उसे आने लगे । साक्षात्‌ मुक्ति रलत्रय से युक्त होकर तप के द्वारा 
ही होती है | अकेले रलत्रय से अर्थात्‌ भेद रलत्रय से मुक्ति परम्परा से होती है | जैसे दुकान 
पर तुरन्त लाभ पाने के लिए आप कड़ी मेहनत करते है, ऐसे ही मोक्षमार्ग मे तुरन्त मुक्ति 
पाने के लिए आचार्यों ने तप को रखा है | 


प्रस्मात्म प्रकाश मे योगीन्दु देव ने लिखा है कि - 


जे जाया झाणगियियएँ कम्म-कलक डहेवि । 
पिच्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेदवि ॥१ 


उन परमात्मा को हम बार-बार नमस्कार करते है, जिन्होने परमात्मा बनने से पहले ध्यान 
रूपी अग्नि मे अपने को रलत्रय के साथ तपाया है और स्वर्ण की भाँति तपकर अपने आत्म 
स्वभाव की शाश्वतता का परिचय दिया है । स्वर्ण की सही-सही परख अग्नि मे तपाने से 
ही होती है उसमे बटूटा छगा हो तो निकल जाता है और सौ टड्च सोना प्राप्त हो जाता 
है। जैसे पाषाण मे विद्यमान स्वर्ण से आप अपने को आभूषित नहीं कर सकते छेकिन अग्नि 
में तपाकर उसे पाषाण से पृथक्‌ करके शुद्ध करके उसके आभूषण बनाकर आभूषित हो जाते 
है, इसी प्रकार तप के माध्यम से आत्मा को विशुद्ध करके परम पद से आभूषित हुआ जा 
सकता है | यही तप का माहाल्य है । 


!.. सकइ/४/३६७ 


दक्षिण भारत में कर्नाटक के आसपास विशेष रूप से बेलगाम जिले मे ज्यार की खेती 
प्रायः अधिक होती है | वहाँ कुछ लोग पानी पड़ जाने के डर से समय से पूर्व आठ-दस दिन 
प्रहले ही यदि ज्वार को काटकर छाया मे रख छेते है, तो घाटे मे पड़ जाते है | छेकिन जो 
अनुभवी किसान है, वे जानते है कि यदि मोती जैसी उज्ज्च ज्वार चाहिये हो तो उसे पूरी 
तरह पक जाने पर ही काटना चाहिये | इसलिए वे पानी की चिन्ता नहीं करते और पूरी की 
पूरी अवधि को पार करके ही ज्वार काटते है | जो पूरी की पूरी स्वीमा तक तपन देकर ज्वार 
काटता है उसके ज्वार घुँघरू की तरह आवाज करने वाले और आटे से भरपूर रहते हैं । वे 
वर्ष भर रखे भी रहे तो भी कीड़े वगैरह नहीं लगते । खराबी नहीं आती । इसी प्रकार पूरी - 
तरह तप का योग पाकर रलनत्रय मे निखार आता है फिर कैसी भी परिस्थिति आये वह रलत्रय 
का धारी मुनि हमेशा अपनी विशुद्धि बढ़ाता रहता है। सडक्लेश परिणाम नहीं करता । जो 
आधा घण्टे सामायिक करके जल्दी-जल्दी उठ जाते है, वे जल्दी थक भी जाते हैं, विचकतित 
हो जाते है । लेकिन जो प्रतिदिन दो-दो, तीन-तीन घण्टे सामायिक और ध्यान मे लीन रहने 
का अभ्यास करते है, उनकी विशुद्धि हमेशा बढ़ती ही जाती है | इधर-उधर के कामो मे उनका 
मन नहीं भटकता और वे एकाग्र होकर अपने मे लगे रहते हैं । 


तप की महिमा अपरम्पार है | दूध को तपाकर मलाई के द्वारो घी बनाते है तब उसका 
महत्त्व अधिक हो जाता है | घी के द्वारा प्रकाश और सुगन्धी दोनों ही प्राप्त किये जा सकते 
है | वह पौष्टिक भी होता है । घी की एक और विशेषता है कि घी को फिर किसी भी तरल 
पदार्थ मे डुबोया नहीं जा सकता । घी को दूध मे भी डाल दो तो भी वह दूध के ऊपर-ऊपर 
तैरता रहता है | इसी प्रकार तप के माध्यम से विशुद्ध हुई आत्मा लोक के अग्र भाग पर जाकर 
विराजमान होती है । 


आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा कि जब भी मुक्ति मिलेगी तप के माध्यम से ही 
मिलेगी | विभिन्‍न प्रकार के तपी का आल्म्बन लेकर जो समय-समय पर आत्मा की आराधना 
मे लगा रहता है, उसे ही मोक्षपद प्राप्त होता है । जब कोई परम योगी, जीव रूपी लोह-तत्व 
को सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी औषध लगाकर तप रूपी धौकनी से धौककर तपाते 
है, तब वह जीव रूपी लोह-तत्व स्वर्ण बन जाता है | ससारी-प्राणी अनन्त काह से इसी तप 
से विमुख हो रहा है और तप से डर रहा है कि कहीं जर न जाये । पर वैचित्रय यह है कि 
आत्मा के अहित करने वाले विषय-कषायो मे निरन्तर जलते हुए भी सुख मान रहा है । आतम 
हित हेतु विराग ज्ञान | ते'लखे आपको कष्ट दान" | जो आत्मा के डितकारी ज्ञान और वैराग्य 
है उन्हे कृष्टकर मान रहा है | बन्ध्ुओ ! जब भी कल्याण होगा ज्ञान, वैरुग्य और तप के 
माध्यम से ही होगा | 

आचार्यों ने तप के दो भेद कहे है - एक भीतरी अंतरज्ञ तप और दूसरा बाहय 
तप । बाहरी तप एक ग्रकार से साधन के रूप मे है और अत्तरह् तप की प्राप्ति से सहकारी 
है | बाहरी तप के बिना भीतरी तप का उद्भव सम्भव नहीं है | जैसे दूध को तपाना हो तो 


सब्र ४०१६८ 


सीधे अग्नि पर तपाया नहीं जा सकता | किसी बर्तन में रखकर ही तपाना होगा | दूध को 
बर्तन मे तपाते समय कोई पूछे कि क्या तपा रहे हो, तो यही कहा जायेगा कि दूध तपा रहे 
है | कोई भी यह नहीं कहेगा कि बर्तन तपा रहे हैं | जबकि साथ मे बर्तन भी तप रहा 
है | पहले बर्तन ही तपेगा फिर बाद में भीतर का दूध तपेगा । इसी प्रकार बाहरी तप के माध्यम 
से शरीर रूपी बर्तन तपता है और बाहर से तपे बिना भीतरी तप नहीं आ सकता | 
भीतरी आत्म-तत्त्व को तप के माध्यम से तपाकर सक्रिय करना हो तो शरीर को तपाना ही 
पड़ेगा | पर वह शरीर को तपाना नहीं कहलायेगा, वह तो शरीर के माध्यम से भीतरी आत्मा 
मे बैठे विकारी भावो को हटाने के लिए, विकारों पर विजय पाने के लिए किया गया तप 
ही कहलायेगा | 

जो सही समय पर इन तपो को अज्जीकार कर लेते है, वास्तव मे वह समय के ज्ञाता 
है और समय-सार के ज्ञाता भी है | ऐसे तप को अड्जीकार करने वाले विरले ही होते 
है । तप के ऊपर विश्वास भी विरलों को ही हुआ करता है, उसकी चर्चा भी विरले लोग 
ही सुन पाते है | यह सभी दुर्लभ से दुर्लभ बाते है । कल्पना करे कि कैसा होता होगा जब 
साक्षात्‌ भगवान के समवशरण मे तप की देशना होती होगी और भव्य आत्माएँ भगवान के 
सम्मुख समवशरण मे दीक्षित होकर तप को अज्जीकार करती होगी । इतना ही नहीं बल्कि 
तप को अज्लीकार करके अल्पकाढ मे ही अपनी विशुद्ध आत्मा का दर्शन भी कर पाते 
होगे | आप लोग यहाँ थोड़ा बहुत प्रोग्राम बना लेते है | दस दिन के लिए घर द्वार छोड़कर 
तीर्थ-क्षेत्र पर धर्म ध्यान करते है, तब सब भूल जाते है । लगता है ससार छूट गया और मोक्ष 
की ओर जा रहे है | दस-अध्यायो मे भी देखा जाए तो क्रम-क्रम से मोक्ष-तत्त्व की ओर जा 
रहे है | 

ज्यो-ज्यो भावनाएँ पवित्र होती जाती है तो आत्मा को विशुद्ध बनाने की भावना भी 
प्रबल होती जाती है | इसी के माध्यम से क्रम-क्रम से एक न एक दिन हमे भी तप की शरण 
मिलेगी और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा | जैसे रोगी की जठराग्नि मन्द हो जाने पर पहले 
धीरे-धीरे मूग की दाल का पानी देते हैं | बहुत भूख छूग जाये तो भी एक दो चम्मच मूग 
की दाल के पानी से अधिक नहीं देते फिर बाद मे थोड़ी शक्ति आने पर रोटी वगैरह देना 
प्रारम्भ कर देते है | उसी प्रकार हम भी पुराने मरीज है । एक साथ तप की बात बहुत मुश्किल 
लगती है तो धीरे-धीरे चारित्र को धारण करके हम अपने तप की अग्नि को बढ़ाते जाएँ और 
जितनी-जितनी तप मे वृद्धि होती जायेगी उतना-उतना आनन्द आयेगा और यही आनन्द तप 
में वृद्धि के लिए सहायक बनता जाएगा। 

विशुद्धि के साथ किया गया तप ही कार्यकारी होता है | इसलिए आचार्यों ने कहा है 
कि अणुव्रतो को धारण करके क्रम-क्रम से विशुद्धि बढ़ाते हुए आगे महाव्रतों की ओर बढ़ना 
चाहिये | विशुद्धि हो तो विदेह क्षेत्र भी यहीं पर आ सकता है और विशुद्धि न हो तो विदेह 
भी लुप्त हो सकता है | जहाँ निरन्तर तीर्थज्टर का सानिध्य बना रहता है वहाँ भी यदि विशुद्धि 
नहीं है तो तीन-तीन बार दिव्यध्वनि सुनने वाह्म भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता जितनी 


सबकात्श शब्द 


कि यहाँ ब्रतों के माध्यम से विशुद्धि बढ़ाकर निर्जरा की जा सकती है | बहुत कम छोग ही 
अवसर का लाभ उठा पाते हैं । संसारी प्राणी की यही विचित्रता है कि जब तक नहीं मिलता 
तब तक अभाव खटकता है और मिल जाने के उपरान्त वह गौण हो जाता है । उसका सदुषयोग 
करने की भावना नहीं बनती । जो निकट भव्य-जीव होते है वे नियम से तप का अवसर 
मिलते ही पूरा का पूरा लाभ लेकर अपना कल्याण कर हेते है | 


आप लोगो से मेरा इतना ही कहना है कि तप एक निधि है, जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र को अब्जीकार करने के उपरान्त प्राप्त करना अनिवार्य है | बिना तप का अनुष्ठान 
किये मुक्ति का साक्षात्कार सम्भव नहीं है । जैसे दीपक की लौ यदि टिमाटिमाती हो और स्पन्दित 
हो, चचल हो तो न ही प्रकाश ठीक हो पाता है और न ही उससे पर्याप्त ऊष्मा ही मिल 
पाती है | इसी प्रकार रलत्रय के साथ जब तक ज्ञान स्थिर नहीं हीता और जब तक उसमें 
एकाग्रता नहीं आती तब तक अपने स्व-पर प्रकाशक स्वभाव को वह ज्ञान अनुभव नहीं कर 
सकता ! अर्थात्‌ मुक्ति में साक्षात्‌ सहायक नहीं बन सकता | चेतना की धारा एक दिशा में 
बहना चाहिये, और ध्याता और ध्येय की एकरूपता होनी चाहिये । 


बन्धुओ ! दुनियादारी की चर्चा मे अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिये, उससे कोई 
भी लाभ मिलने वाला नहीं है । सही वस्तु का आलोड़न करने से ही उपलब्धि होती है । दस 
किलो दूध के दही से आप किलो, दो किलो नवनीत निकालो तो निकछ भी आयेगा लेकिन 
उससे चौगुनी मात्रा में भी पानी को मथकर नवनीत चाहो तो जरा भी नहीं निकलेगा | आप 
लोग दस दिन तक सुबह से शाम जिस प्रकार धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य मै लगे रहते है उसी 
प्रकार का कार्यक्रम हमेशा चलता रहना चाहिये | तब कहीं जाकर आत्मा मे पवित्रता आना 
प्रारम्भ होगी | जितना समय इसमे देगे उतना ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा । 

यावत्‌ स्वास्थ्यशरीरस्य, यावत्‌ इन्द्रियसपदा । तावत्‌ युक्‍त॑ तपश्कर्म वार्धक्ये केवल श्रम 
जब तक शरीर स्वस्थ है इन्द्रिय सम्पदा है, ज्ञान है और तप करने की क्षमता है तब तक 
तप को एकमात्र कार्य मानकर कर लेना चाहिये । क्योंकि वृद्धावस्था में जब शरीर साथ नहीं 
देता, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है और ज्ञान काम नहीं करता, तब हाथ क्या आता है ? केवल 
पश्चात्ताप ही हाथ आता है | यह शरीर भोगो के लिए नहीं मिला और न ही देखने के लिए 
मिला है इसके द्वारा तो आत्मा का मन्थन करके अमृत पा लेना चाहिये । आज तो मात्र खाओ, 
पिओ और मौज करो वाली बात हो रही है ! इसके बीच भी यदि कोई विषय-कषाय से विरक्‍्त 
तप की ओर अग्रसर होता है तो यह उसका सौभाग्य है। इतना ही नहीं उसका सान्रिध्य 
भी जिसे मिलता है वह भी सौभाग्यशाली है। ससारी प्राणी ने आज तक दृढ़ता के साथ तपश्चरण 
को स्वीकार नहीं किया और तो सैकड़ों कार्य सम्पादित किये लेकिन एक यही कार्य नहीं 
किया । परिणाम यह हुआ कि दुःख मे ही सुख का आभास करने का सस्‍्कार दृढ़ होता 
गया । आप पूजन करते समय बोलते अवश्य है कि- 


ससार महादुःख सागर के, प्रभु दृ खमब सुख आभासो में । 
मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, क्रज्चन-कामिनी प्रासादो मे ॥' 


समा/२/३७० 


लेकिन भीतर इस बात का अनुभव नहीं हो पाता । तप मे दुःख जैसा प्रतीत होता है 
और इन्द्रिय विषयों मे सुख जैसा छुगता है । पर वास्तव मे देखा जाए तो सच्चा सुख तो तप 
. में ही है । इच्ध्रिय सुल्ध तो मात्र सुखाभास है । 
आत्मा की शक्ति अनन्त है | इस श्रद्धान के साथ जो व्यक्ति अपने इस जीवन को 
अविनश्वर सुख की खोज मे लगा देता उसका जीवन सार्थक हो जाता है | आचार्य कुन्दकुन्द 
स्वामी ने कह्म है कि - 
अज्ज वि तित्यणसुद्धा, अपा झाएवि लह्नदि इदत्त । 
लोयतिय देवत तत्थ चुदा णिव्युदि जति ॥६ 
आज भी रलत्रय की आराधना करके आत्म-ध्यान मे लीन होकर इन्द्रत्व को प्राप्त कर 
सकते है, लौकान्तिक देव बन सकते है | इतना ही नहीं, वहाँ से नीचे आकर मनुष्य होकर 
नियम से मुक्ति पा सकते हैं | बन्धुओ ! शेष जीवन न जाने किसका कितना रहा ? अगर 
चाहे तो कम समय मे भी पूरी की पूरी कर्म-निर्जरा अपने आत्म-पुरुषार्थ और आत्म बल के 
द्वारा कर सकते है | जो व्यक्ति निमित्त पाकर भी अपने उपादान को जागृत नहीं करता, 
वह अभी निमित्त-उपादान के वास्तविक ज्ञान से विमुख है | निमित्त मे कार्य नहीं हुआ करता, 
कार्य तो उपादान मै ही होता है, लेकिन निमित्त के बिना उपादान का कार्य रूप परिणाम 
भी न हुआ और न कभी होगा | 
रलत्रय के साथ बाहय और अन्तरच्ज दोनो प्रकार के तपो का आलम्बन लेकर साधना 
करने वाला ही मुक्ति सम्पादन कर सकता है । यही एक मुक्ति का मार्ग है । 


तपधर्म- 

मगतराय कृत बारहभावना १९ 
छहढाला (छठवीं ढाल ९) 
परमात्मप्रकाश मगलाचरण 
छहडढाला (दूसरी ढाल-६) 
देवशास्त्रगुरू पूजा - (जयमाल) 
मोक्षप्राभूत ७७ 


#आी  एए (0 0 9 


सम्छ/४/ १५७१ 


' 


उत्तम की 


0 पिव्वेगतिय भावड़, 
मोह चइ्ऊण सब्बदत्वैतु ! 
जो तस्थ हवेच्चागो, 
इंदि भणिदं जिणवरिंदेहि ॥ 


जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि 
जो जीव सारे परद्रव्यों के मोह को 
छोड़कर संसार, देह और भोगो से 
उदासीन परिणाम रखता है, उसके 
त्याग धर्म होता है। (७८) 


समा/४. ३७२ 


उत्तम त्याग की बात है| दान और त्याग ये दो शब्द आते हैं। दोनो मे थोड़ा सा अन्तर 
है | रागद्वेष से अपने को छुड़ाने का नाम त्याग” है | वस्तुओ के प्रति रागद्रेष के अभाव 
को 'त्याग कहा गया है | दान मे भी रागभाव हटाया जाता है किन्तु जिस वस्तु का दान किया 
जाता है उसके साथ किसी दूसरे के लिए देने का भाव भी रहता है | दान पर के निमित्त 
को लेकर किया जाता है किन्तु त्याग मे पर की कोई अपेक्षा नहीं रहती । किसी को देना नहीं 
है, मात्र छोड़ देना है | त्याग स्व को निमित्त बनाकर किया जाता है | 


दान-रूप त्याग के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वह अकेले स्व का नहीं, पर का भी होता 
है | 'पुरुषार्थ सिद्धियुपाय' ग्रन्थ मे आया है कि 'स्वपरानुग्रहहेतो '* स्व के ऊपर अनुग्रह और 
पर के ऊपर भी अनुग्रह जिससे हो वही दान रूप त्याग धर्म है | जो धर्म मे स्ख॒लित हो गये 
हो, मोक्षमार्ग से च्युत होने को हो, सकट मे फैंसे हुए हो, उनको सही मार्ग पर लगाना यह 
तो हुआ पर के ऊपर अनुग्रह और स्व के ऊपर अनुग्रह इस माध्यम से होने वाला पुण्य का 
सज्चय है । पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि परोपकार सम्यन्न्ञानादिवृद्धि स्वोपरोकार 
पुण्यसज्वय * जिन्हे दान दिया जाता है उनके सम्यग्दर्शन, ज्ञानादि की वृद्धि होती है, यही 
पंर का उपकार है और दान देने से जो पुण्य का सज्यय होता है वह अपना उपकार है । 


आचार्यो ने दान, पूजा और अभिषेक को श्रावक के प्रमुख कर्त्तव्यों मे गिना है । अतिथि 
सत्कार करना भी प्रत्येक श्रावक का कर्त्तव्य है| यह सभी शुभ क्रियाए लोभ को शिधिल करने 
के लिए है | जो छोभ कर्म हमारे आत्मप्रदेशो पर मजबूती से चिपक गया है, जिससे हमारी 
नि श्रेयस्‌ और अभ्युदय की गति रुक गयी है, उस लोभ-कर्म को तोड़ने का काम यही त्याग 
धर्म करता है | 


त्याग और दान का सही-सही प्रयोजन तो तभी सिद्ध होता है, जब हम जिस चीज का 
त्याग कर रहे हैं या दान कर रहे है, उसके प्रति हमारे मन मे किसी प्रकार का मोह या मान- 
सम्मान पाने का छोभ न हो | क्योकि जिस वस्तु के प्रति मोह के सदभाव मे कर्मों का बन्ध 
होता है, वही वस्तु मोह के अभाव मे निर्जगा का कारण बन जाती है । बन्धन से मुक्ति की 
ओर जाने का सरलतम उपाय यदि कोई है तो वह यही त्याग धर्म और दान है | 


'“आतम के अहित विषय कषाय, इनमे मेरी परिणति न जाय'*-सामान्य व्यक्ति भी 
अहितकारी वस्तुओं को सहज ही छोड़ देता है । विष को जिस प्रकार सभी प्राणी सहज ही 
छोड़ देते है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि विषय-भोग की सामग्री को अहितकर जानकर छोड़ देते 
है | विषयो को छोड़ने से नियम से भीतर पड़ा हुआ कषाय का सस्कार शिथिल हो जाता 
है | 'पदुमनदी पञ्वविशतिका” मे तो एक स्थान पर यह उल्लेख किया है कि अतिथि के 
दर्शन से जो अहोभाव होता है, उसके निमित्त से मोह का बन्धन ढीला पड़ जाता है । सदपात्र 
को दान देकर वह निरन्तर अपने मोह को कम करने मे लगा रहता है । 


दान के माध्यम से 'स्व' और 'पर' के अनुग्रह मे विशेषता यह है कि 'पर' यानी दूसरा 
तो निमित्त है, उसका अनुग्रह हो भी और नहीं भी हो लेकिन 'स्व' के ऊपर अर्थात्‌ स्वय 


समा क/ कुंभर 


के ऊपर अनुग्रह तो नियम से होता ही है । मान लीजिये, जैसे तालाब में बाँध बना दिय 
जाता है और पानी जब तेजी से उस्षमे भरने लगता है तो लोगो को चिता होने रूगती है दि 
कहीं पानी के वेग से बाँध टूट न जाये, क्योकि संग्रहीत हुए पानी की शक्ति अपेक्षाकृत बढ 
जाती है। जो बाँध बनाते हैं वे लोगो को समझा देते है कि हमने पहले से ही व्यवस्था बन 
रखी है | घबराने की कोई बात नहीं है | हमारे पूर्वजों ने पहले ही हमे शिक्षा दे रखी है वि 
कहीं प्रवेश करो तो बाहर आने का रास्ता पहले ही देख लेना चाहिये, नहीं तो भीतर जाकर 
अभिमन्यु की तरह स्थिति हो सकती है | 


तालाब को बाँधते समय ही पानी के निकालने की व्यवस्था कर दी जाती है। मोरी (गेट' 
बना देते है तब पानी अधिक होने पर उससे अपने आप बाहर निकलने लगता है। आपके 
जयपुर” की घटना याद होगी | कैसी भयानक स्थिति बन गयी थी ? राजस्थान मे हमेश 
पानी की कमी रहती है पर उस समय ऐसी वर्षा हुई कि छगालार दो दिन तक पानी ही पार्न 
हो गया और भारी क्षति हुई | कारण यही था कि पानी तो आता गया लेकिन निकलने क 
मार्ग नहीं था | आप समझ गये होगे कि सग्रह ही सग्रह करते जाग्रेगे तो क्या स्थिति 
बनेगी ? परिग्रह की सीमा होनी चाहिये | दान करने की आवश्यकता उसी परिग्रढ्ठ को सीमित 
बनाये रखने के लिए है । 


आप यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर बैठे है। सुबह से शाम तक धर्मध्यान चल रहा है | यहाँ पर 
किसी प्रकार की द्विविधा नहीं है । सभी रागद्वेष से बचकर वीतराग धर्म की' उपासना मे हरे 
है | यही यदि आप किसी बड़े शहर मे करना चाहते तो दुनिया भर की परेशानियें 
आरती | नगर पालिका से या और लोगो से जगह के लिए स्वीकृति (परमीशन) की आवश्यकत' 
पड़ती । वहाँ शोरगुल के बीच धर्मध्यान करना सम्भव नहीं हो पाता लेकिन यहाँ इस तरह 
की कोई बात नहीं है | यहाँ बन्धन नहीं है | यहाँ तो धर्मध्यान के द्वारा असख्यात गुणी निर्जर 
ही हो रही है । तीर्थक्षेत्र का यही प्रभाव है, या कहिये श्रावक के चार धर्मो -'दाण-पूजा 
सीलमुववासो सावयाण चउब्वियो धम्मो/“-दान, पूजा, शील और उपवास में से विशिष्ट दान 
का सुफल है | 


महापुराण मे आचार्य जिनसेन लिखते हैं कि भूदान, ग्रामदान, आवासदान, यह सर्भ 
दान अभयदान के अन्तर्गत आते हैं। 'पौड़ाशाह' ने यहाँ मन्दिर का निर्माण कराया । शान्तिनाथ 
भगवान की मनोज्ञ विशाल प्रतिमा जी की स्थापना करायी, जिससे आज तक छाखो लोग 
यहाँ पर आकर दर्शन-वदन का लाभ ले रहे है। अभिषेक और पूजन करके अपने प्रापो क 
विमोचन कर रहे हैं | वीतसम-छवि के माध्यम से वीतरागता का पाठ सीख रहे है । पूर्व मे 
कैसे-कैसे उदार-दाता थे, यह बात इन तीर्थों को देखकर आज सहज ही समझ सकते है 
त्याग हमास परम धर्म है | कितनी अच्छी पदूक्तियाँ कवि दौलतराम जी ने लिखी है - 


यह हशग्र आग वहैँ सदा ताते समाम्रत सेइये 
चिर पजे विषयकष्ााय अब तो त्याग निजपद वेड़ये ॥ 


समाए/४/ १७४ 


संसारी प्राणी अपने जीवन के बारे में न जाने कितने तरह के कार्यक्रम बनाता है, पर 
.अहित के कारणभूत रागद्वेष-भाव को त्याग करने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाता । बन्धुओं! 
विषय-कषाय का व्याग ही उस ससार के भीषण दु खो से बचने का एकमात्र उपाय है । 


“इमि जानि, आलस हानि, साहस ठानि, यह सिख आदरो । 
जबली न रोग जस यहै तबलौ झटिति निज हित करो //” 


कितनी भीतरी बात कही है तथा कितनी करुणा से भरकर कही गयी है कि ससार की 
वास्तविकता को जानकर अब आल्स मत करो, साहस करके इस शिक्षा को ग्रहण करो कि 
जब तक शरीर नीरोग है, बुढ़ापा नही आया तब तक जल्दी-जल्दी अपने हित की बात कर 
लो । भविष्य के भरोसे बैठना ठीक नही है । भविष्य का कोई भरोसा भी नही है । अगले 
क्षण क्या होगा, कहा नही जा सकता | बाढ़ आती है और देखते-देखते लोग संभल भी नहीं 
पाते और सब बाढ़ मे बह जाते है | भूकम्प आते है और क्षण भर मे हजारों की सख्या में 
जनता मारी जाती है | बन्धुओ । मृत्यु के आने पर कौन कहाँ चला जाता है पता भी नहीं 
लगता | सारी की सारी सम्पदा यहीं की यही धरा पर धरी रह जाती है | नाम-पता सब यही 
पर पड़ा रह जाता है | इस बीच यदि कोई अपने मन मे त्याग का सह्नल्प कर लेता है तो 
उसके आगामी जीवन मे सुख-शान्ति की सम्भावना बढ़ जाती है | 


जीवन्धर कुमार और उनके पिता राजा सत्यन्धर की कथा बहुत रोचक है । प्रेरणास्पद 
भी है | जीवन्धर के पिता जीवन्धर के जन्म से पढ़ले विलासिता मे इतने डूबे रहते थे कि 
राज्य का काम-काज कैसा चल रहा है, ध्यान ही नही रख पाते थे | मन्त्री ने सोचा अच्छी 
सन्धि (अवसर) है | उसने भीतर से भीतर राज्य हड़पने की योजना बना ली और किसी को 
कुछ पता ही नही चला | जब मादूम पड़ा तो राजा सत्यन्धर सोच मे पड़ गये कि अब कया 
किया जाए ? जीवन्धर की माँ गर्भवती थी और जीवन्धर कुमार गर्भ मे थे | वश का सरक्षण 
करना आवश्यक है, इसलिए पहले जल्दी-जल्दी उनको केकी (मयूर) यन्त्र चालित विमान मे 
बिठाकर दूर भेज दिया और स्वय युद्ध की तैयारी मे छग गये । अपने ही मन्न्री काष्ठागार 
से युद्ध करते-करते राजा सत्यन्धर के जीवन का अन्त समय जब निकट आ गया तो वे विचार 
मग्न हो गये - 


'पर्व निराकृत्य विकल्पजाल, ततारकान्तारनिषप्रातहेतुम्‌ / 
विविक्तम्रात्मानमवेक्षमाणो, निलीयसे तव परमात्मतत्वे ॥६ 


पहले राजा लोग बड़े सजग होते थे । पुत्र रल की प्राप्ति होते ही घर द्वार छोड़कर तपस्या 
के लिए वन मे जाकर दीक्षा धारण कर लेते थे | यदि आकस्मिक मृत्यु का अवसर आ जाता 
तो तत्काल सब छोड़कर आत्म-कल्याण के लिए सड्ल्पित हो जाते थे | यही राजा सत्यन्धर 
ने किया ! वे रणाइन मे ही दीक्षित होकर संदूगति को प्राप्त हुए । त्याग जीवन का अल्झ्वार 


सम्प्र/४/३७४६ 


है, क्योंकि गृहस्थावस्था मे भले ही राग भाव सै विभिन्न प्रकार के अक्ट्षार धारण किये जाते 
हैं लेकिन मुनि आश्रम मे त्याग भाव ही अल्क्षर है | 


प्रढले श्रावक होते हुए भी पण्डित वर्ग मे व्यग की भावना क़ूट-क्ूट कर भरी थी । 
प० दौरतराम जी के बारे मे कहा जाता है कि वे छोटा सा कस्त्रों की रैगाई का काम करते 
थे | लेकिन 'छहठाल्म' का निर्माण किया, जिसे पढ़ने पर स्वत ही मालूम पड़ जाता है कि 
कैसी भीतरी त्याग की भावना रही होंगी | 'कब मिल है वे मुनिराज' जैत्ती भजन की पक्तियाँ 
लिखी मिलती है, क्योकि उस समय उनको मुनिदर्शन का अभाव खटकता होगा । शास्त्र में 
जैसे त्याग तपस्या के उदाहरण लिखे है उनको पढ़कर वे गद्गद्‌ हो जाते थे और उसी की 
ओर अग्रसर होने की भावना रखते थे | तभी तो भजन के माध्यम से उन्होने ऐसे भाव व्यक्त 
किये | 


एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि त्याग की साक्षात्‌ जीवित मूर्ति के समागम के 
बिना त्याग के मार्ग मे अग्रसर होना सम्भव नही है । जैसे कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर 
खरबूजा रज्न बदलता है अर्थात्‌ पकने लगता है, ऐसे ही त्यागी-ब्रती को देखकर त्याग के भाव 
सहज ही जागृत हो जाते है| बन्धे5 धिकी पारिणामिकी च*-बन्ध होते समय दो अधिक शक्त्यश 
वाला, दो हीन शक्त्यश वाले का परिणमन कराने वाला होता है | कोई त्यागी ऐसा अद्भुत्‌ 
त्याग कर देता है कि जिसे देखकर रागी के मन मे भी त्याग भाव आ जाता है । लैकिन यह 
भी ध्यान रखना कि त्याग स्वाधीन है अर्थात्‌ अपने आधीन है व्याय की भावना उत्पन्न होना 
स्वाश्रित है । निमित्त को छेकर उसमे तेजी आ जाती है | इसी अपेक्षा यह बात कही गयी 
है। 


आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने कहा है कि- 


कर्मपरवशे पाने. दु खैर्तरितोदये / 
पापबीजे सुख नास्था श्रद्धानाकाइक्षणा स्मृता (?” 


सासारिक सुखी की वाउछा व्यर्थ है, क्योकि सासारिक सुख सब कर्माधीन है । कर्म का 
उदय कैसे कैसे परिवर्तन लायेगा कहा नहीं जा सकता | एक ही रात मे नदी अपना रास्ता 
बदल लेती है और सब तहस-नहस हो जाता है । सुन्दर उपवन के स्थान पर रेगिस्तान होने 
मे देर नहीं छगती | चछे जा रहे है रास्ते मे और अचानक जीप पलट गयी | जीवन का अन्त 
हो गया, तो जीप क्‍या पलटी वह तो भीतरी कर्म ही पहुट गया | यही तो कर्माधीन होना 
है| सासारिक सुखों की आकाइक्षा दु ख लेकर आती है, और दु ख़ क्रा बीज छोड़कर जाती 
है । ऐसे सासारिक सुखों मे निकाडिक्षत सम्यस्दृष्टि आस्था नहीं रखता | सम्यग्दृष्टि तो अर्थ 
(सम्पत्ति) मे नही परमार्थ मे आस्था रखता है । 


जैसे सासारिक मामलो मे सही व्यापारी वही माना जाता है, जो अपने व्यापार मे दिन- 
दूनी रात-चौगुनी वृद्धि करता है और अर्थ के माध्यम से अर्थ कमाता है | ऐसे ही परमार्थ 
के क्षेत्र मे परमार्थ का विकास परमार्थ के माध्यम से होता है अर्थात्‌ अर्थ के त्याग के माध्यम 


समा/४/३७६ 


से होता है । जितना-जितना आप अर्थ के बोझ से मुक्त होंगे, अर्थ का त्याग करते जायेंगे 
उतना-उतना परमार्थ भाव के द्वारा ऊपर उठते जायेंगे | परमार्थ भाव से दिया गया दान अकंले 
बन्ध का कारण नही है, वह परम्परा से मुक्ति मे भी सहायक बनता है | बह यहाँ भी सुखी 
बनाता है और जहाँ भी जाना हो, वहाँ भी सुख की ओर अग्रसर कराने बाला होता है । 


यहाँ प्रसह्बवश कहना चाहूँगा कि 'दौलत' का अर्थ निकाले तो ऐसा भी निकल सकता 
है कि जो आते समय व्यक्ति के सामने सीने पर लात से आघात करती है तो अहड्डारवश 
व्यक्ति का सीना फूल जाता है | वह अकड़कर चलने लगता है | लेकिन वही दौलत जाते 
समय मानो अपनी दूसरी लात व्यक्ति की पीठ पर मारकर चली जाती है और व्यक्ति की 
कमर झुक जाती है | वह मुख ऊपर उठाकर नही चल पाता | यही दौलत की सौबत का 
परिणाम है । ज्ञानी वही है, जो वर्तमान मे मिलने वाली विषय भोगो की सामग्री (धन-सम्पदा 
आदि) के प्रति हेय-बुद्धि रखता है। आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार जी मे कहा है कि- 


उपण्णोदयभोगे वियोगबुद्धिए तस्स सो णिच्च । 
कखामणागदस्स य उदयस्स ण कुब्वदे णाणी ॥”” 


ज्ञानी के सदा ही वर्तमान काल के कर्मोदय का भोग, वियोग बुद्धि अर्थात्‌ हेय बुद्धि 
से होता है और ज्ञानी भावी भोगो की आकादक्षा भी नही करता | 


दान इत्यादि के प्रति ज्ञानी की हेय बुद्धि नही होती | पूजा, अभिषेक के प्रति भी हेय 
बुद्धि नही होती । अपने षट-आवश्यको के प्रति भी हेय बुद्धि नही होती, मात्र विषयभोगी 
के प्रति हेयबुद्धि आ जाती है | दान आदि के माध्यम से जो पुण्य का अर्जन होता है उसके 
प्रति भी हेयबुद्धि नही होती, किन्तु पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाली सासारिक सामग्री के प्रति 
उसकी हेय बुद्धि अवश्य होती है | सम्यग्दृष्टि जैसे-जैसे भोगो का त्याग करता जाता है वैसे- 
वैसे ही उसे भोग सामग्री और अधिक प्राप्त होने लगती है लेकिन वह उसे त्याज्य ही मानता 
है और ग्रहण नही करता । 


भगवान अभिनिष्क्रण करते है, राजपाट और राजभवन के समस्त वैभवो का त्याग 
कर देते है और दीक्षा ले लेते है । तब राज्य के सभी जन उनकी सेवा के लिए साथ चलने 
को तत्पर हो जाते है | इन्द्र सेवा मे आकर खड़ा हो जाता है लेकिन भगवान किसी की ओर 
आँख उठाकर भी नही देखते | वे अपनी आत्मा की खोज मे वन की ओर गमन कर देते 
हैं और भीतर ही भीतर आत्ध्यान मे लीन होते जाते हैं | उपसर्ग आने पर भी प्रतिकार करने 
के लिए बाहर नही आते और न ही किसी की अपेक्षा रखते है । तब जाकर ही कैवल्य की 
प्राप्ति होती है, और अभी इतना ही नहीं समवशरण की रचना होने ठगती है | तीम छोक 
मे सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली दैवीय सम्पदा समवशरण की रचना में गायी जाती है | लेकिन 
भगवान भगवान तो उस विशाहू समवशरण के एक कण को भी नहीं छूते, वे तो 
(क़ैंमलासन पर भी चार अर ऊपर अन्तरिक्ष मे विराजमान रहते हैं । यही हमारे वीत्तराग 
भगवान की पहचान है | 


'कड़४/३४७ 

संसारी प्राणी जिस सम्पदा के पीछे दिन-रात भाग दौड़ कर रहा है वही सम्पदा भगवान 

के पीछे आकृष्ट हो रही है और उन्हे अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा कर रही है । तभी 

तो केवलज्ञान के उपरान्त भी उनके नीचे, आगे-पीछे सब तरफ समवशरण के रूप मे सम्पदा 

बिछी हुई है | अन्त मे जब भगवांन योग-निग्रह अर्थात्‌ मन-वंचन-काय की सूक्ष्म क्रियाओ 

का भी निरोध करने चल देते है तो समवशरण की वह सम्पदा भी पीछे छूट जाती है | यह 
त्यांग की अन्तिम परम घड़ी है | इसके उपरान्त ही उन्हें मुक्ति का छभ मिल जाता है । 


बन्धुओ ! आज तक त्याग के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिली और मिलना भी सम्भव 
नही है । जब भी मुक्ति मिलेगी, त्यागपूर्वक ही मिलेगी | सोचो, सुमेरु पर्वत और सौधर्म स्वर्ग 
के प्रथम पटल के बीच बाल मात्र का अन्तर होते हुए भी कोई विद्याधर चाहे कि स्वर्ग के 
विमानों मे चला जाऊँ तो छल्ॉँग मारकर जा नहीं सकता | यही बात मुक्ति के विषय मे है 
कि कोई बिना त्याग के यूँ ही छलाँग लगाकर सिद्ध शिला पर पहुँचना चाहे और सिद्धत्व का 
अनुभव करना चाहे तो नही कर सकता । त्याग के बिना यह सम्भव ही नही है । 


ध्यान रखना, त्याग के द्वारा जो अतिशय-पुण्य का सज्वय सम्यग्दृष्टि को होता है, वह 
पुण्य का सज्चय मोक्षमार्ग मे कभी भी बाधक नहीं बन सकता । पुण्य के फल मे राग भाव 
होना बाधक बने तो बन सकता है । क्योकि पुण्य के फल मे हर्ष-विषाद की सम्भावना होती 
है | पूज्यपाद स्वामी ने पुण्य की परिभाषा कही है कि पुनाति आत्मान पूयतेडनेन इति वा 
पुण्यम”* जो आत्मा को पवित्र बना दे या जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होता है वह 'पुण्य' 
है | धातिया-कर्मो के क्षय करने के लिए यही सातिश्नय पुण्य आवश्यक है | तभी केवलज्ञान 
की प्राप्ति करके आत्मा स्व-पर प्रकाशक होकर पवित्र होती है । 


इस तरह का पुण्य चाहने से नहीं मिलता । पुण्य के फल के प्रति निरीह़ता आने पर 
अपने आप मिलता है । जैसे किसी व्यक्ति का पैर फिसल जाए और वह कीचड़ में गिर जाये 
तो सारा शरीर कीचड़ से लथपथ हो जाता है, तब उस कीचड़ से मुक्त होने के लिए उसे 
जल की आवश्यकता महसूस होती है । जल उस कीचड़ को साफ करके स्वय भी शरीर के 
ऊपर अधिक नही टिकता । जो दो चार बूंदे रह भी जाती है वे मोती के समान चमकती 
रहती है और कुछ देर मे वे भी समाप्त हो जाती हैं | यही स्थिति पुण्य की है| पाप-पड्डढ से 
मुक्त होने के लिए पुण्य के पवित्र जल की आवश्यकता पड़ती है । जो त्याग के फलस्वरूप 
स्वत मिलता जाता है | 


भगवान की भक्ति पाप के क्षय मे तो निमित्त है ही, साथ ही साथ कर्तव्य-बुद्धि से की 
जाने पर पुण्य के सज्बय मे भी कारण बनती है | उसे तात्कालिक उपादेय मानकर करते 
जाइये तो वह भी मोक्षमार्ग मे साधक है | केवल शुद्धोपयोग से ही चर हीता है या निर्जरा 
होती है, ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिये । शुभोषयोग को भी आचार्यों ने सवर और निर्जरा 
का कारण कहा है। उसे भी परम्परा से मुक्ति का कारण आचार्यों ने माना है। इसलिए दान 
और त्यागादि शुभ क्रियाओ के द्वारा केवल पुण्य बन्ध ही होता है, ऐसा एकान्त नहीं है । 


इन शुभ-क्रियाओ द्वारा और शुभ भावो के द्वारा सवरपूर्चक असख्यात गुणी निर्जरा सयमी 
व्यक्ति को निरन्तर होती है | ब्रत के माध्यम से, भक्ति और स्तुति के माध्यम से तथा षह्मवश्यक 


सममग्र/४/३७८ 


क्रियाओ के माध्यम से संयमी व्यक्ति सवर और निर्जरा दोनो ही करता है, तभी दानादि क्रियाए 
पर के साथ-साथ स्व का अनुग्रह करने वाली कही गयी है | 


एक उदाहरण याद आ गया । युधिष्ठिर जी पाड़वों मे सबसे बड़े थे | दानवीर माने 
जाते थे | एक बार एक याचक ने आकर उनसे दान की याचना की । वे किसी कार्य में 
व्यस्त थे तो कह दिया कि थोड़ी देर बाद आना या कल ले जाना ! भीम जी को जब मालूम 
पड़ा तो वे आये और बोले भइया ! ये भी कोई बात हुई । क्या आपने मृत्यु को जीत लिया 
है ? क्‍या अगले क्षण का आपको भरोसा है कि बचेगे ही ? अभी दे दो | अन्यथा विचार 
बदलने मे भी देर नही लगती । बन्धुओ ! त्याग का भाव आते-आते भी राग का भाव आ 
सकता है क्योंकि राग का सस्कार अनादिकाल का है, इसलिये 'शुभस्य शीघ्रम' वाली बात 
होना चाहिये | ताकि त्याग का सस्कार आगे के लिए भी दृढ़ होता जाये | 


राग के द्वारा ससार के बन्धन का विकास होता है तो वीतराग भावो के द्वारा ससार 
से मुक्त होने के मार्ग का विकास होता है | जो वीतराग बने है, जिन्होंने उत्तम त्यागधर्म 
को अपनाया है, उनके प्रति हमारा हार्दिक अनुराग बना रहे | उनकी भक्ति, स्तुति और 
उनका नाम स्मरण होता रहे, यही एकमात्र ससार से बचने का सरलृतम उपाय है, प्रशस्त 
मार्ग है । 


त्यागधर्म - 

१ पुरुषार्थसिद्धयुपाय १६७ 

२ सवर्थिसिद्धि ७३८/७२६/२८९/७ 

३ दौलतराम कृत-जिनेन्द्रस्तुति 

४  पद्मनन्दी पञ्चविशतिका-श्लोक ५/पृ० ११३ (द्वितीय अध्याय) 
कान्तात्मजद्रविण मुख्यपदार्थसार्थ- 

प्रोत्थातिघोरधनमोहमहासमुद्रे | 

पोतायते गृह्िणि सर्वगुणाधिकत्वाद 

दान पर परमसात्त्विकभावयुक्तम्‌ || 

कसायपाहुड भाग १/८२/१००-दाण पूजासील्मुववासो चेदि चउब्यिहों सावयधम्मो 
छहडाला (छठवी ढाल १५) 

छहाला (छठवी ढाल १४) 

अमितगति आचार्य कृत सामायिक-भावनाद्वात्रिशतिका-१ ९ 

९ तत्त्वार्थमूत्र ५/३७ 

१० रलकरण्डक श्रावकाचार-१२ 

११ समयप्तार-२२८ 

१२ स्वर्थसिद्धि ६/३/६१४/२४५/१२ 


(४ (उमा. 


उत्तम-आकिड्थन्य 


0 ह्रोऊण य णिस्सगो, 
णियभाव णिर्गहित्तु छुहदुहद ॥ 
निदुरदंदेण दु कट्ूटदि, 
अग्रयायरों तस्स किचण्ह ॥ 


जो मुनि सर्व प्रकार के परिग्रहों 
से रहित होकर और सुख-दुःख के 
देने वाले कर्मजनित निज भावों को 
गसेककर निर्द्ध'ूद्रता से अर्थात्‌ 
निश्चिन्तता से आचरण करता है, 
उसके आकिज्वन्य धर्म होता है | 
(७९) 


सभक्‍ा/४/३२८० 


विहाय या सागरवारिवासस व्ूमिवेमा वरुधावधूं सतीम्‌ / 
मुमुश्चरिक्ष्याकुकुलदिरातमवान्‌ अ्रभ्रु॒ प्रवव्राज सहिष्णुरच्युत ॥! 


आदि तीर्थकर भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य समन्तभद्र स्वामी कहते 
है कि जिन्होने सागर तक फैली हुई वसुन्धरा को, अपने समस्त राजवैभव को और यशस्वती 
और सुनन्दा जैसी वधुओ (पत्नियों) को छोड़ दिया और मुमुक्षु बबकर एकाकी वन मे विचरण 
करने का सट्डल्प ले लिया, सन्यासी हो गये, प्रत्नज्या को अन्लीकार कर लिया, ऐसे आत्मवान्‌ 
भगवान इक्ष्वाकु-वंश के प्रमुख थे । आपका, धैर्य सराहनीय था । आप सहिष्णु थे तथा अपने 
मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए | 


तीर्थड्कृर का यह एक और नियम होता है कि दीक्षा के उपरान्त जब तक केवलज्ञान की 
उत्तत्ति नही हो जाती तब तक वे किसी से बोलते नही है | मौन-साधना मे ही उनका काल 
व्यतीत होता है । आदिनाथ्‌ भगवान का काल भी ऐसा ही आत्म-साथधना मे एकाकी मौन रहकर 
बीता । एकाकी होकर मुक्ति के मार्ग पर चलना, यही सही प्रव्रज्या है | 


इसी बीच कुछ दिनो के बाद कहते है कि नमि और विनमि जो उनके पौत्र थे, वे आये 
और प्रार्थना करने लगे कि हे पितामह ! हमे आपने कुछ नही दिया | हम तो कुछ भी पाने 
से वज्चित रह गये | हमे भी कुछ दीजियेगा | हमे भी कुछ कहियेगा ) जब बहुत देर तक 
कोई उत्तर नही मिला तो सोचा कि ये अपने ध्यान मे होगे अत एकदम बार-बार पूछना ठीक 
नही है और अभी जब ध्यान से उठेगे तो पूछ छेगे । ऐसा सोचकर वे वही बैठ गये और 
सड्ल्प कर लिया कि कुछ लेकर ही उठेगे | लेकिन भगवान तो भगवान है । वे ध्यान मे लीन 
रहे, कुछ नही बोले और कोई सद्लेत भी नहीं किया | समय बीतता गया । वे दोनो पौत्र भी 
वही बैठे रहे । 


कहते है कि इन्द्र देव का सिहासन हिल गया | वह आया और सारी बात समझकर बोला 
सुनो कुमार | आप देर से आये | भगवान तो ध्यानस्थ हो गये है | अब वे बोलेगे भी नही, 
पर दीक्षा लेने से पहले वे इमसे कह गये है कि तुम दोनों के आने पर कह देना कि भगवान 
तुम्हे विजयार्ध का राज्य दे गये है | ऐसा इन्द्र ने उन्हे समझा दिया | जैसे आप लोग बोल 
देते है चौके मे आकर कि महाराज ! हम तो इतई के आये । बात जम गयी और दोनो ने 
सोचा कि भगचान की आज्ञा शिरोधार्य करना चाहिये और वे उठकर विजयार्ध की श्रेणी मे 
पहुँच गये ! इन्द्र ने सोचा चलो अच्छा हुआ, अन्यथा भगवान की तपस्या मे विघ्न हो 
जाता | हमने विघ्न नही आने दिया । 


लेकिन भगवान तो इस सबसे बेखबर अपने ध्यान मे छीन थे | एकत्व-भावना चल रही 
थी | कोई भी चला आवे, मन मे बोलने का भाव नहीं आया । यहाँ जब किज्चित्‌ भी मेरा 
नही है तो किसी से क्या कुछ कहना । यही है उत्तम-आकिज्वन्य भावना 


जप अकेले अवतरै मरैँ अकेलो होय. । 
यूँ कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोय' ॥९ 


॥ 


सम 2/बटओ 


अकेले उत्पन्न हुए और अकेले ही मर जाना है 4 यदि तरना चाहें लो अकेले ही 
तरना भी है | अकेले होने की बात और मरने की बात ये दोनो बातें संसारी प्राणी को नहीं 
रुचती । 


एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया और पूछा कि मैरी उम्र कितनी है बताइये ? ज्योतिषी 
ने हाथ देखकर कहा कि क्या बताये आपकी उम्र तो इतनी लम्बी है कि आपके सामने देखते- 
देखते आपके परिवार के सभी सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे । सुनकर वह व्यक्ति बड़ा 
नाराज हुआ कहने लगा कि कैसा बोलते हो ? और बिना पैसे दिये की चला आया । पुनः 
वही दूसरे ज्योतिषी के पास पहुँचा और सारी बात बताकर पूछा कि मेरी उम्र- ठीक-ठीक 
बताइये, कितनी है ? दूसरा ज्योतिषी समझ गया कि सत्य को यह सीधे सुनना नहीं 
चाहता | इसलिए उसने कहा कि भाई ! आपकी उम्र बहुत लम्बी है । आपके घर में ऐसी 
रम्बी उम्र और किसी को नही मिली है, वह व्यक्ति सुनते ही बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पैसे 
देकर खुशी-खुशी घर लौट आया | 


बन्धुओ ! ऐसी ही दशा प्रत्येक संसारी प्राणी की है । वह एकाकी होने से डरता है । 
वह मरण के नाम से डरता है | लेकिन अनन्तकाल से इस ससार मे अकेछा ही आ-जा रहा 
है। अकेला ही जनम-मरण कर रहा है | आचार्य शुभचन्द्र जी हुए है जो ध्यान के महावेत्ता 
और ध्याता भी थे ! उन्होने अपनी ध्यान की अनुभूतियों को लिखते हुए ज्ञानार्णव मे कहा 
है कि पर्यायबुद्धि अर्थात्‌ शरीर मे ममत्र-बुद्धि को छोड़कर साधक को ऐसी धारणा बनाना 
चाहिये कि मै अकेला हूँ, नित्य हूँ, अवस्थित हूँ और अरूपी हूँ। 'नित्य' इसलिए क्योकि आत्मा 
कभी मिटने वाली नही है | “अवस्थित” का अर्थ है अस्तित्व कभी घटेगा-बढ़ेगा नही | एक 
रूप ही रहेगा और रूप भी वैसा कि अरूपी स्वरूप रहेगा | ऐसी धारणा बनाने वाला तथा 
आकिज्वन भाव को भाने वाला ही ध्यान के द्वारा मुक्ति पा सकता है | 


मन में विचार उठ सकता है कि जब पूरा का पूरा परिग्रह छोड़ दिया, उसका त्याग हो 
गया एवं अकेले रह गए, तो क्‍या सोचना चाहिये तथा क्या धारप्ा बनाना चाहिये ? तो कहा 
गया है कि अग्नि-धारणा, वायु-धारणा और जल-धारणा के माध्यम से ध्यान करना 
चाहिये । अग्नि-धारणा के माध्यम से कर्मो का ईन्धन जल गया है । वायु उसे उड़ा ले गयी 
है और जल की वृष्टि होने से सारारा का सारा वातावरण स्वच्छ हो गया है । आत्मा विशुद्ध 
हो गयी है | कुछ भी उस पर शेष नहीं रह गया है | एक अकेली आतमा का साक्षात्‌ अनुभव 
हो रहा है । 


एयो में सत्सदों आदा गाणदसणलक्खणों । 
सेसा भे बाहिरा भावा सब्बे सजीगलक्खणा ॥९ 


मै एक अक्रेझ शाश्वत आत्मा हूँ, जालना-देखना मेरा स्वभाव है; शेष जो भी भाव हैं 
वे सब बाहरी है तथा सयोग से उसपन्न हुए हैं | 


सम॥2/४/ ३२ 


एक सेठ जी थे । किसी ने मुझे सुनाया था कि वे बड़े अभिमानी थे । उन्होंने दस-बारह 
- खण्ड के भयन का निर्माण कराया | एक बार कोई एक साधु जी उनके यहाँ आये | अतिथि 
की तरह उनका स्वागत हुआ और भोजन के उपरान्त सेठ जी बड़े चाव से उन्हे साथ लेकर 
पूरा का पूरा भवन दिखाने छगे और अन्त मे दरवाजा आया तो सभी बाहर निकल आये । 
साधु जी के मुख से अचानक निकल गया कि एक दिन सभी दरवाजे के बाहर निकाल दिये 
जाते है, तुम भी निकाल दिये जाओगे | सेठ जी हतप्रभ खड़े रह गये । साधु जी चले 
गये । सेठ जी अकेले खड़े-खड़े सोचते रहे कि क्या मुझे भी एक दिन बाहर निकल जाना 
होगा ? भट्या ! स्वर्ण की नगरी लट्ढा नहीं रही, रावण नही रहा, अयोध्या का वैभव नहीं 
रहा । कृष्ण जी नारायण थे लेकिन उनका भी अवसान हुआ सो वह भी जज्जल मे । दुनिया 
मे सैकड़ो आये और चले गये | ऐसे ही सभी को अकेले-अकेले ही यहाँ से चले जाना 
होता है | 


चक्रवर्ती दिग्विजय के उपरान्त विजयार्ध पर्वत के उस ओर वृषभगिरि के ऊपर अपनी 
विजय की प्रशत्ति और अपना नाम लिखने जाते है तब वहाँ पहुँचकर माढूम पड़ता है कि 
हमसे पहले सैकड़ो चक्रवर्ती हो चुके है | पूरे पर्व0 पर कोई स्थान खली नही मिलता जहाँ 
अपना नाम लिखा जा सके | यह ससार ऐसा ही है | अनादि काल से यह चल रहा है | “जीव 
अरु पुद्गल नाचै यामै कर्म उपाधि है” इस रहस्य को समझना होगा | इसकी कथा इतनी 
लम्बी-चौड़ी है कि तीर्थंकर भगवान ही केवलज्ञान से विभूषित होकर इसे जान सकते है । 
इस रहस्य को थोड़ा बहुत जानकर के अपने आपको अकेला समझने का प्रयास करना 
चाहिये | 


ससार एक ऐसा स्वप्न है जो सत्य सा मालूम पड़ता है । जैसे कोई व्यक्ति नाटक मे 
कोई भी वेश धारण करता है तो उसी रूप मे अपने को मानने लगता है और खुश होता 
है । कभी-कभी वह नाना वेश बदल-बदल कर लोगों के सामने आता है तब अपने वास्तविक 
रूप को उस क्षण पहचान नही पाता | ऐसे ही ससारी प्राणी ससार मे सारे वेष्रो से रहित होकर 
अकेले अपने रूप का अनुभव नही कर पाता । स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने वाला कोई 
बिरला ही अपने इस आकिउ्वन्य भाव का अनुभव कर पाता है। 


घटमौलिसुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनी याति सहेतुकम्‌ ॥५ 


देवागम स्तोत्र मे आचार्य समन्तभद्र स्वामी आप्त की मीमासा करते हुए अन्त मे अध्याल 
की ओर ले जाते है । शान्ति आत्मा के भीतर जाने मे ही है | बाहय परिधि मे चक्कर लगाते 
रहने से शान्ति नही मिलती | स्वर्ण की विभिन्न पर्यायो की अपेक्षा जो देखता है वह पर्याय 
मे हर्ष या विषाद को प्राप्त होता है । एक को स्वर्ग के कुम्म की आवश्यकता थी और दूसरे 
को स्वर्ण के मुकुट की आवश्यकता थी | मान लीजिये अभी स्वर्ण, कुम्म के रूप में था और 


सका/४/ एं८३ 
अब मुनार ने उसे मिटाकर मुकुट का रूप धारण करा दिया तो कुम्भ यां घड़ा जिसे चाहिये 
था बह रोने हुगा कि मेरा कुम्भ फूट गया | जिसे मुकुंट चाहिये था वह हँसने लगा कि मुझे 
मुकुट मिल गया । किन्तु जिसे स्वर्ण की आवश्यकता थी वह दोनों ही स्थितियों में न हँसा 
न रोया, क्योंकि उसे जो स्वर्ण चाहिये था वह तो मुकूट हो या कुम्भ हो, दोनो में विद्यमान 
था । यही तो स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने का फल है | 


हमे विचार करना चाहिये,कि बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है/सो मैं नहीं हूँ/।और 
वह/मैरा भी नहीं है।ये आँखे मुझे (आत्मा) को|देख नहीं सकती/मेरें पास देखने की शक्ति 
है ९ इन आँखो से केवल बाहरी वातावरण ही देखने मे आता है । जो इन आँखो से देख 
रहा है वह नहीं दिख पाता | उसे ये आँखे देख नही पाती | देख भी नहीं सकतीं । तब फिर 
जो दिखाई पड़ रहा है ऑखो से, वह मै कैसे हो सकता हूँ और वह मेरा कैसे हो सकता 
ड्डै 2 


अहमिक्को खड़ ठुद्धो दसणणाणमइओ सदा रूवी । 
णवि अत्यि मज्म किचि वि अण्णं परमाणुमित्त पि ॥* 


मै अकेला हूँ | शुद्ध हूँ । आतमरूप हूँ । मै ज्ञानवान्‌ और दर्शनवान्‌ हूँ | मै रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श रूप नहीं हूँ । सदा अरूपी हूँ । कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा 
नही है | इस प्रकार की भावना जिसके हृदय घर मे हमेशा भरी रहती है, ध्यान रखना उसका 
संसार का तट बिल्कुल निकट आ चुका है | इसमे कोई सन्देह्ठ नही है | 


इस भावना को निरन्तर भाते रहने से ही हमे वैराग्य आ सकता है । इस भावना के 
द्वारा ही हमारे भीतर के कर्म के बन्धन छूट सकते है । ससार मे कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्ल 
बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि इन तीनो प्रकार 'की बुद्धियों के द्वारा ही ससारी प्राणी की बुद्धि समाप्त 
हो गयी है | बह बुद्धिमान होकर भी बुद्ध जैसा व्यवह्वार कर रहा है | अनन्तो बार जन्म- 
मरण की घटना घट चुकी है और अनन्तो बार जन्म-मरण के समय एकाकी ही इस जीब 
ने अपनी संसार की यात्रा की है। आज अपने को समझदार मानने वाला भी मझधार मे ही 
है | 


थोड़ा विचार करे तो ज्ञात होगा कि कितनी पयरयिं, कितनी बार हमने धारण की और 
कितनो का सयोग-वियोग हम्मरे जीवन में हुआ है । जिश्षके वियीग मे यहाँ पर हम रोते है 
बह मरण के उफरान्त एक समय में ही अन्यत्र कहीं पहुँचकर जन्म ले ढैता है और वही रम 
जाता है | विष्ठा का कीड़ा विष्ठा मे राजी वाली बात है । उसके वियोग मे हमारा रोना अज्ञानता 
ही है | आचार्य कहते हैं कि यह सब पराये को अपना मानने का तथा पर-पदार्थों में एकख- 
बुद्धि रखने का ही परिणाम है | पर के साथ एकत्व बुद्धि छोड़ना ही एक मात्र पुरुषार्थ 
है । छोड़ते समय जिसे ज्ञान और विवेक जागृत हो जाता है उसी की आँख खुल गंयी है 
ऐसा समझना चाहिये | 


सम्त्र/४/ ३८४ 
दुनिया के सारे सम्बन्धो के बीच भी मैं अकेला हूँ, यही भाव बना रहना आकिज्चन्य 

धर्म का सूचक है। 'सागर' मे एक बार बोली लग रही थी तब एक बोली तेरा सौ एक रूपये 
में गयी | हमने तो वही विचार किया कि अच्छा रहस्य खुल गया 'तेरा सो एक' अर्थात्‌ हमारा 
यदि कुछ है तो वह हमारा यही एकाकी भाव है | इस ससार मे किसी का कोई साथी-सगा 
नहीं है । 

आप जकेलो अवतरे, मरे अकेलो होव । 

यूँ कबहूँ इस जीव को, साथी सगरा न कोच ॥ 


बन्धुओ | समझ लो एवं सोच छो | यह जो ऊपर पर्याय दिख रही है, यह वास्तव मे 
हमारी नही है | हम इसी के लिए निरन्तर अपना मानकर परिश्रम कर रहे है, और दुःख उठ 
रहे है | विवेक के माध्यम से इस पर्याय को अपने से पृथक मानकर के यदि इस जीवन 
को चलाया जाये, जो जीवन आज दु खमय बना है वही आनन्दमय हो जाएगा । जिसकी 
तत्त्व पर दृष्टि चली जाती है वह फिर पर्याय को अपना आत्म-तत्व नही मानता और न ही 
पर्याय मे होने वाले सुख-दु ख को भी अपना मानता है | यही आध्यालिक उपलब्धि है | 
इसके अभाव मे ही जीव ससार मे कहाँ-कहाँ भटकता रहता है और निरन्तर दु खी होता 
है । 


हमारी इस प्रवृत्ति को देखकर आचार्यो को करुणा आ जाती है | 'कहे सीख गुरु करुणा 
धारि'* वे करुणा करके हमे उपदेश देते है, शिक्षा देते है कि पाँच मिनिट के लिए ही सही 
लेकिन अपनी ओर, अपने आत्म-तत्त्व की ओर दृष्टि उठाकर तो देखो जो कुछ ससार मे 
दिखाई दे रहा है वह सब कर्म का फल है | अज्ञान का फल है | आत्मा के स्वभाव का फल 
तो जिन्होने आत्म-स्वभाव को प्राप्त कर लिया है उसके चरणो मे जा कर ही जाना जा सकता 
है । बाहर के जगत्‌ मे सिवा दु ख के और कुछ हाथ नहीं आता | भीतर जगत्‌ में जाकर 
देखे कि भीतर कैसा खेल चल रहा है | कर्म किस तरह आत्मा को सुख-दु ख का अनुभव 
करा रहा है | 


यह आत्म-दृष्टि पाना एकदम सम्भव नहीं है | यह मात्र पढ़ने या सुनने से नहीं 
आती | इसे प्राप्त करने के लिए जो रलत्रय से युक्त है, जो वीतरागी है, जो तिरु-तुष मात्र 
भी परिग्रह नही रखते, उनके पास जाकर बैठिये । पूछिये भी मत, मात्र पास जाकर बैठिये 
तो भी अपने आप ज्ञान हो जायेगा कि वास्तव में सुख तो अन्यत्र कहीं नही है । सुख तो 
अपने भीतर एकाकी होने मे है। नियमसार मे आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि-- 


सम्मततस्स णिमित्त जिणयुत्त॑ तस्त जाणया पुरिसा । 
अतरहेऊ भणिया दसणमोहस्स खयपहुदी ॥”” 


" अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन का अन्तरञ्ज हेतु दो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम या क्षयोपशम 
होता है लेकिन उसके लिए बहिरज्ज हेतु तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे सूजअ-वचन और उन 


समा /४/३५६ 


सूत्रों के जानकार ज्ञाता-पुरुषो का उपदेश श्रवण है । इसके सिवाय और कोई ऐसा उपार 
नहीं है जिसके माध्यम से हम दर्शन मोहनीय या चारित्र मोहनीय को समात्त कर सके और 
अपने आत्म-स्वरूप को प्रकट कर सके | 


सगद्वेष रूपी रसायन के माध्यम से यदि कर्मों का वन्ध होता है, संसार का निर्माण होत 
है, तो वीतराग भावरूपी रसायन के माध्यम से सारे के सारे कर्मों का विघटन भी सम्भर 
है | वीतरागी के चरणो मे जाकर हमें अपने रागभाव को विसर्जित करना होगा, पर पदाधे 
के प्रति आसक्ति को छोड़ना होगा तभी एकत्व की अनुभूति हो सकेगी । 


अकेले इच्छा करने मात्र से कोई अकेलेपन को अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त नहीं कर 
सकता ! इच्छा मात्र से सुख की प्राप्ति नही होती और न ही मृत्यु से डरते रहने से कोई मृत 
से बच पाता है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने सुपाश्वनाथ भगधान की स्तुति करते हुए लिख 
है कि-- 


विभेति मृत्योर्न ततोडस्ति मोक्षो, नित्य शिवम्‌ वाउछति नास्य छाध । 
तथापि बाले भ्यकामवश्यों वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी ॥” 


देखो यह ससारी प्राणी कितना अज्ञानी है कि मृत्यु से हमेशा डरता है | लेकिन मृत्यु से डरने 
मात्र से कभी मृत्यु से बचा नही जा सकता और सुख की इच्छा हमेशा रखता है लेकिन सुख 
की इच्छा मात्र से भी सुखी नही हो सकता | फिर भी यह संसारी प्राणी भय और कामवासना 
के वशीभूत होकर व्यर्थ ही स्वय को पीड़ा मे डाल देता है | 


असल मे जब तक यह ज्ञान नही होता कि शरीर मेरा नहीं है तब तक इस के प्रति 
रागभाव बना रहता है | यही रागभाव हमारी मुक्ति मे बाधक है | इसी के कारण मृत्यु से 
हम मुक्त नही हो पाते और न ही हमे शिव-सुख की प्राप्ति होती है । 


एक बार यदि यह ससारी प्राणी वीतरागी के चरणों मे जाकर अपने को अक्रेला मानकर 
उनकी शरण को स्वीकार कर ले और भीतर यह भाव जागृत हो जाये कि 'अन्यथा शरण 
नास्ति त्वमेव शरण मम' एकमात्र वीतरागता के सिवाय, आकिज्वन्य धर्म के सिद्याय मेरे लिए 
और कोई शरण नही है | शरण यदि ससार में है तो एकमात्र यही है | तब संसार का अभाव 
होने मे देर नही लगेगी | 


राग सहित जग में रुल्यो, मिले सतागी देव । 
वीतदाग भेट्यो अब मेटों राग कुटेव ॥! 


अभी तक ससार मे राग सहित रुलता रहा, भटकता रहा और सरागता को ही अपनाता 
रहा । रागी व्यक्ति राग को ही ख़ोज लेता है और उसी को अपनाता जाता है | उसी में शरण 
या सुरक्षा मान लेता है, उसी को अपना सड्जी-साथी और हितैषी मानकर संसार में रुखुता 
रहता है | “अगर मन में ऐसा विचार आ जाये कि संसार में मैं भी सरागता के कारण रुछ 


सम ४/ १६६ 


रहा हूँ । आज बड़े सौभाग्य से वीतरागता का दर्शन हुआ है। वीतरागी के चरण सान्निध्य 
का सौभाग्य मिला है | वीतरागी से भेट हो गयी है । अब यही वीतरागत्ता मेरी राग की ओर 
बार-बार जाने वाली आदत को मिटाने मे सहायक होगी, तो कल्याण होने मे देर नहीं ।'” 


सभी के प्रति रागभाव से मुक्त होकर, एकाकी होकर अपने वीतराग स्वरूप का चिन्तन 
करना ही आज के आकिज्चन्य धर्म की उपलब्धि होगी । हमारा क्‍या है ? ,ऐसा विचार करें 
तो ज्ञात होगा कि हमारा तो सिद्धत्व है | हमारा तो ज्ञानपना है, दर्शनपना है | हमारा परिवार 
हम स्वय ही है | हमारे पिता और माता भी हमी है । हमारी सन्तान, पुत्र आदि भी हमीं 
है । इस ससार मे कोई पर पदार्थ हमारा नहीं है और हो भी कैसे सकता है ? ऐसा भाव 
आप बनाते जाइये, एक समय आयेगा कि जब यह ऊपर का दिखाई पड़ने वाला सम्बन्ध 
मिट जायेगा और अनन्तकाल के लिए हम एकाकी होकर अपने आत्म--आनन्द मे लीनता का 
अनुभव करेगे | 


आकिज्वन्य धर्म- 

स्वयभूस्तोत्र-३ 

भूधरदास-कृत बारहभावना-४ 
भावपाहुड-५९, नियमसार -१०२ 
मगतराय-कृत बारहभावना-२१ 
देवागमस्तोत्र (आप्तमीमासा)-५९ 
मूक-माटी (महाकाव्य)-पू ३४५ 
समयसार-४३ 

भूधरदास कृत बारहभावना-४ 

९ छहढ़ाला (पहली ढाल-१) 

१० नियमसार-५३ 

११. स्वयभूस्तोत्र-३४ 

१२ विनयपाठ-१४ 


उत्तम-ब्रहमचर्य 


प ब्ब्बग पैच्छतो, 
इत्थीण तातु मुयदि डुब्माव । 
सो बग्हचेरभाव, 
घुक्करि ख़ह़ु दुद्धरं धरदि ॥ 


जो पुण्यात्मा स्त्रियों के सुन्दर 
अब्जी को देखकर भी उनमे रागरूप 
बुरे परिणाम करना छोड़ देता है वही 
दुर्दधर ब्रहमचर्य को धारण करता 
है । (८०) 


समा ४/शि८द 


मनोज और मनोरमा अर्थात्‌ 'कामदेव” और उसकी सम्जी-साथी “रति' दोनों घूमने जा 
रहे थे । कामदेव अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए रति से कहता है कि मेरा कितना प्रभाव है 
कि तीन-लछोक को मैने अपने वश मे करके रखा है और रति भी उसकी हाँ मिलती जा रही 
थी कि अचानक सामने बैठे दिगम्बर-मुनि पर दृष्टि पड़ते ही रति ने कामदेव से पूछ लिया, 
कि है नाथ | यह यहाँ कौन बैठा है ? कामदेव की उस ओर दृष्टि पड़ते ही वह निष्प्रभ हो 
गया । रति चकित होकर पूछने लगी कि नाथ ! क्या बात हो गई ? आप अभी तक सतेज 
थे, अब आपका सारा तेज कहाँ चला गया ? मन्दी क्यो आ गयी ? तब कामदेव उदास भाव 
से बोला कि क्‍या बताऊँ, हमने बहुत प्रयास किया, सभी प्रकार की नीति अपनायी लेकिन 
यही एक पुरुष ऐसा देखा जिस पर मेरा वश नहीं चला | पता नहीं इसका मन कैसा है ? 
इसका प्रभुत्व कैसा है इसके ऐसा क्या प्रभाव है कि यह मेरे प्रभाव मे नही आया । 


आखिर यह कौन सी शक्ति है जो काम वासना को भी अपने वश मे कर लेती है । 
बड़े-बड़े पहलवान कहलाने वाले भी जिस काम वासना के आगे घुटने टेक देते है, वही काम 
इस व्यक्ति की शक्ति के सामने घुटने टेक रहा है | 


अन्तक क्न्दकों नृणा, जन्मज्वरसखा सदा । 
त्वामन्तकान्तक ग्राष्य व्यावृत्त कामकारत ॥* 


अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समन्तभद्र आचार्य कहते है कि हे भगवन्‌! पुनर्जन्म 
और ज्वर आदि व्याधियो का साथी और हमेशा मनुष्यों को रुलाने वाला मृत्यु का देवता यम 
भी मृत्यु का नाश करने वाले आपको पाकर अपनी प्रवृत्ति ही भूल गया अर्थात्‌ आपके ऊपर 
यम का कोई प्रभाव नही पड़ रहा है । आपकी इस वीतराग शक्ति के सामने आकर सभी 
नतमस्तक हो जाते है और अन्त मे रति के साथ कामदेव भी उन वीतरागी के चरणो मे नतमस्तक 
हो गया । 


ठीक भी है | 


चित्र किमत्र यदि तैँ त्रिदशागनाभि- 
नीत मनागपि मनो न विकारमार्गम्‌ । 
कल्पान्तकाल्मरुता चलहिताचलेनं, 
कि मन्दराद्रिशिखर चलित कदाचित्‌ ॥१ 


आचार्य मानतुग महाराज ने भी वृषभनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इस श्लोक मे 
इस भीतरी आत्म-शक्ति का प्रभाव बताया है | वे कहते है कि हे भगवन्‌ ! जैसे प्रढलय काल 
के पवन से सामान्य पर्वत भले ही हिल जाये लेकिन सुमेरु पर्वत जो पर्वतो का राजा है, 
शैलेश है, उसका शिखर कभी चलायमान नही हो सकता । अनन्तकाल व्यतीत हो गया लेकिन 
सुमेरु पर्वत को हिलाया नही जा सका । उसी प्रकार तीन-लोक की सुच्दर से सुन्दर अप्सराये 


समद/४/ ३८६ 
भी क्‍यों न आ जायें, आपके मन को विचलित नहीं कर सकती हैं | राजभवन में सिहासन 
पर बैठे राजा वृषभदेव के सामने जब इन्द्र ने नीलाञ्जना को नृत्य के लिए बुलाया था तब 
वे भले ही उससे प्रभावित होकर नृत्य देखते रहे हो, लेकिन वे ही अप्सराएं पुनः यदि अब 
भगवान वृषभनाथ के सामने आकर नृत्य के द्वारा उन्हे प्रभावित या विचल्ति करना चाहें, 
तो असमूभव है । अब तो उनका मन सुमेरु की तरह अडिग हो गया है | वे ब्रहमचर्य में 
लीन हो गये है | इस ब्रहमचर्य की शक्ति के सामने कामदेव भी नतमस्तक हो जाता है | 


अपनी आत्मा पर विजय पाने वालो की गौरव-गाथा जितनी गायी जाये, उतनी ही कम 
है | वे महान्‌ आत्माएँ अपनी आत्मशक्ति का प्रदर्शन नही क्ररती, वे तो अपनी शक्ति के 
माध्यम से अपने आत्मा का दर्शन करती है | एक पक्ति अंग्रेजी मे हमने पढ़ी थी कि शा 
(09॥/९6 &5 7०५ ॥:० आप जैसा रहना चाहे रह सकते है | रागद्वेष और विषय-भोगमग्र 
जीवन बनाकर रहना चाहे तो रह सकते है और रागद्वेष तंथा विषय-भोग से मुक्त जीवन 
जीना चाहे तो भी जी सकते हैं | हमारे चौबीस तीर्थह्नरी मे पाँच तीर्थड्वर ऐसे भी हुए है 
जिन्कोने गृहस्थी तक नहीं बसायी । वे कुमार अवस्था मे ही दीक्षित होकर तपस्या मे लीन 
हो गये । वासुपूज्य भगवान, मल्लिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ और महावीर 
भगवान, ये पाँचो इसी कारण 'बालयति' कहे जाते है । इनके आदर्शों पर हम चलना चाहे 
तो चल सकते है | ससार मे ससारी प्राणी जिन विषय भोगो मे फैंसकर पीड़ित हैं, दु.खित 
है और चिन्तित भी है, उसी ससार मे इन पाँच-बालयतियो ने विषय भोगो की ओर देखा 
तक नहीं और अपने आत्म-कल्याण के लिए निकल गये । यही तो आत्मा की शक्ति है । 
जो इस शक्ति को जागृत करके इसका सदुपयोग कर लेता है, वह ससार से पार हो जाता 
है। 


सब ससारी प्राणियो का इतिहास पापमय रहा है । आहार, भय, मैथुन और परिग्रह रूप 
चार सज्ञाए (च्छाए) प्रत्येक संसारी प्राणी में विधमान हैं । सोलहवे स्वर्ग से ऊपर के देवों 
में जो अप्रवीचार कहा है, उसका अर्थ यह नहीं है कि वे काम वासना से रहित हो गये 
हैं। चारो सज्ञाए उनके 'भी है | विषय भोगो का त्याग करने वाले वीतरागी के छिए जो सुख 
मिलता है उसका अनन्तवॉ-भाग अप्रवीचारी होने के बाद भी उन देवो को नही मिलता । जब 
कभी गुरुओ के उपदेश से, जिनवाणी के श्रवण करने से संसारी प्राणी यह भाव जागृत कर 
ले कि आत्मा का स्वभाव तो विषयातीत है, इनच्द्रियातीत है तथा अपने मे रमण करना हैं, 
तो फिर उसके मोक्षमार्ग मे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होने में देर नहीं लगती | आज का 
यह अन्तिम ब्रहमचर्य धर्म तब उसके जीवन मे आने लगेगा । 


कभी विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि जीवन में निरन्तर कितने उत्थान-पतन होते रहते 
हैं॥ भरीरकृत, क्षेत्र और कालकृत तो फिर भी कम हैं किन्तु भावकृत परिवर्तन तो प्रतिक्षण 
. होते ही रहते हैं और यह ससारी आत्मा निरन्तर उसी में रचती-फचती रहती है । हमने सुना 
था कि छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को अभी भी चावल (भात) अल्बन्त.प्रिय 


फसमा/४/३२६० 


है। वह चावल भी ऐसा नही जैसा आप लोग खाते है | उनका चावल तो ऐसा है कि सुबह 
पकने रख देते हैं एक मटकी मे पानी डाढूकर और फिर जब भूख लगती है या प्यास छग 
"आती है तो उसमें से चावल का पानी (क्या बोलते है आप माँड) हाँ वही निकालकर पी लेते 
है और एक दो छोटा पानी और उसी में डालकर पकने देते हैं । यही स्थिति संसारी प्राणी 
की है । प्रति समय मानों एक छोटा पानी वही सड़ा-गला पी लेता है और पुन उसमे दों- 
एक लोटा पानी और डाल देता है । जैसे पकते-पकते वह चावल का पानी पौष्टिक और मादक 
हो जाता है, ऐसे ही ससारी प्राणी का मोह और पुष्ट होता जाता है तथा अधिक मोहित करने 
बाला हो जाता है | 


यह निरन्तरता अरहट (रहट) या घटीयन्त्र के समान बनी रहती है | एक मटकी खाली 
नही हो पाती और दूसरी भरने लगती है । क्रम नही टूटता | श्रुखला बनी रहती है । 
बन्धुओ |! इस ससार की नि सारता के बारे मे और अपने वास्तविक स्वभाव के बारे मे आपको 
चिचार अवश्य करना चाहिये । 


दस दिन से धर्म का विश्लेषण चल रहा है | धर्म के विभिन्न नाम रखकर आचार्यो ने 
हमारे स्वभाव से हमारा परिचय कराने का प्रयास किया है | पहले दिन हमने '“धम्मो वत्त्धु 
सहावो' की बात कही थी ! उसी की प्राप्ति के लिए यह सब प्रयास है । दस दिन तक आपने 
मनोयोग से सुना है। कल हो सकता है आपके जाने का समय आ जाये | आप चले जायेगे 
लेकिन जहॉ-कही भी जाये इस बात को अवश्य स्मरण करते रहिये कि यह आना-जाना कब 
तक लगा रहेगा ? वस्तु का स्वभाव परिणमनशील अवश्य है, पर ससार मे आना-जाना और 
भटकना स्वभाव नही है । 


एक उदाहरण याद आ गया । 'कबीरदास” अपने पुत्र 'कमाल” के साथ चले जा रहे 
थे । कबीरदास आध्यात के भी रसिक थे । सन्त माने जाते थे | चलते-चलते अपने बेटे से 
उन्होने कहा कि बेटे | ससार की दशा तुमसे क्‍या कहे, उधर देखो जैसे चछ॒ती चक्की मे दो 
पाटो के बीच मे धान्य पिस रहे है, कोई भी धान्य साबुत नही बच पा रहा है, ऐसी ही दक्षा 
ससारी प्राणी की भी है। ससार मे कुछ भी सार नही है | कहते है कि बेटा सुनकर मुस्करा 
दिया और बोला पिताजी ! यह तो है ही लेकिन इस चलती चक्की मे भी कुछ धान्य ऐसे 
है जो दो पाटो के बीच मे पिसने से बच जाते है | जरा ध्यान से सुनना, धान्य की बात है 
और ध्यान की भी बात है । (हँसी) जो धान्य चक्की मे दो पराटो के बीच मे जाने से पहले 
ध्यान रखता है कि अपने को कहाँ जाना है ? अगर पिसने से बचना है तो एक ही उपाय 
है कि कील के सहारे टिक जाए | तब फिर चक्की सुबह से शाम तक भी क्यो न चलती 
रहे, वे धान्य कील के सहारे सुरक्षित रहे आते हैं । 


“धम्म॑ सरण पव्वज्जामि'-ससार में धर्म की शरण ऐसी ही है, जिसके सहारे संसार से 
सुरक्षित रहा जा सकता है। धर्म रूपी कील की शरण मे ससारी प्राणी रूपी धान्य आ जावे 
तो वह कभी ससार मे पिस नहीं सकता । कबीरदास सुनकर गदूगद्‌ हो गये कि सचमुच कमाछ 
ने कमाल की बात कही है। (हँसी) 


सार ४/झ८१ 


बन्धुओं ! संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है और करों के उदय से भी डरने की 
आवश्यकता नहीं है | तस्‍्त्वार्थ सूत्र जी में एक सूत्र आता है| जगतकायस्वभावी वा संवेग- 
वैराग्यार्थम्‌ ।' जगत्‌ के स्वभाव को जानना 'सवेग” का कारण है और शरीर के स्वभाव की 
पहचानना 'वैराग्य” में कारंण है | जो निरन्तर सवेग और वैराग्य में तत्यर रहने बाली आत्माएँ 
हैं, उनको कर्मों के उदय से डरने की आवश्यकता नही है । संसार का गर्त कितना भी 
गहरा क्यो न हो, संवेगवान्‌ और वैराग्यवान्‌ जीव कभी उसमें गिर नहीं सकता । यह बिल्कुल 
लिखकर रखिये कि जब कभी भी ससार से मुक्ति मिलेगी तो उसी संवेग और वैसग्य से ही 
मिलेगी । 


मै आज यही कहना चाह रहा हूँ कि पाँचो इन्द्रियों के विषयों से विरक्‍्त होने का नाम 
ही 'ब्रहमचर्य धर्म” है | व्यवहार रूप से तो यह है कि स्त्री-पुरुष परस्पर राग जन्य प्रणय सम्बन्धों 
से विरक्‍्त रहे, परन्तु वास्तव मे तो पदार्थ-मात्र के प्रति विरक्ति का भाव आना चाहिये । 
पदार्थ के साथ, सम्बन्ध अर्थात्‌ पर के साथ सम्बन्ध होना ही 'ससार” है | जो अभी “पर! 
मे सतुष्ट है, इसका अर्थ है कि वह अपने आप मे सन्तुष्ट नहीं है | व्रह अपने आत्म-स्वभाव 
में निष्ठ नही होना चाहता । तभी तो पर-पदार्थ की ओर आकृष्ट है | झञानी तो वह है जो 
अपने आप मे है, स्वस्थ है । अपनी आत्मा मे ही छीन है । उसे स्वर्ग के सुखो की चाह नही 
है और न ही ससार की किसी भी वस्तु के प्रति छगाव है | वह तो ब्रहमम में अर्थात्‌ आत्मा 
मे ही सन्तुष्ट है | 


युक्त्यनुशासन में आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने एक कारिका छिखी है, वह मुझे अच्छी 
लगती है- 


देयावमत्यागसमाधिनिष्ठ, नयप्रमाणग्रकृतांजतार्थम्‌ । 
अध्ृष्यमन्यैरखिलै' प्रवादे जिन लदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥है 


है वीर भगवन्‌ ! आपका मत-दया, दम, त्याग और समांधि की निष्ठा को लिए हुए 
है | नयों और प्रमाण के द्वारा सम्यक्‌ वस्तु तत्व को बिल्कूल स्पष्ट करने बाल है और दूसरे 
सभी प्रवादों से अबाध है घ्रानी बाधा रहित है, इसलिए अद्वितीय है | “दया अर्थात्‌ प्राणीमात्र 
के ग्रति करुणा का भाव, अपने दस-आणो- की रक्षा करना भी अपने ऊपर दया है। प्राणो 
की रक्षा तो महमद्रतों को धारण करने से ही होगी | इन्द्रिय-संयम का पालन करने से होगी! 


'दम' का अर्थ है इच्द्रियों को अपने वश में करना | इंचछओं का शमन करना | जिसकी 
दया में निष्ठा होगी वही दम को प्राप्त कर सकेगा । ईन्द्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किये बिना 
दया सफलीभूत नहीं होती । त्याग क्या चीज है ? तो कहते हैं कि विषय-कषायों को छोड़ने 
का नाम 'त्याग' है। त्याय के उपरासत ही समाधि की प्राप्ति होती है । 'समांधि' तो उस दक्षा 
का ज्राम है जब हम आधि, व्याधि और उपाधि.से मुक्त होते हैं । मानसिक पीड़ा या वेदना 
का नाम 'आधि' है और शरीरक्ृत बेंदना को' व्याधि' कलम गुया है। 'उपाधि! एक अकार 


स्ा/४/३२६२ 


का बौद्धिक आयाम है, जिसमे स्वय को लोगों के बीच बड़ा बताने का भाव होता है | मेरा 
नाम हो इस बात की चिन्ता ही 'उपाधि' है । 'समाधि' इन तीनो से रहित अवस्था का नाम 
है । 


समाधि का अर्थ ही यह है कि सभी प्रकार से समत्व को प्राप्त होना । एक लौकिक शब्द 
आता है समधी इससे आप सभी परिचित हैं। (हँसी) पर इसके अर्थ से बहुत कम छोग परिचित 
होंगे | जिसकी 'धी' अर्थात्‌ बुद्धि, सम अर्थात्‌ शान्त हो गयी है वह 'समधी' है | अभी तो 
लौकिक रूप से समधी कहलाने वालो का मन जाने कहाँ कहाँ जाता है ? एक सा शान्त कही 
ठहरता ही नही है | जब सभी बाहरी सम्बन्ध बिल्कुल छूट जाए और आत्मा अपने मे छीन 
हो जाए वह दशा 'समाधि' की है | 


सुनते हैं जब हार्ट-अटैक वगैरह कोई हृदय सम्बन्धी रोग हो जाता है तो डॉक्टर लोग 
कह देते है कि 'कम्पलीट बेड रेस्ट' यानी पूरी तरह बिस्तर पर आराम करना होगा । आना- 
जाना तो क्‍या, यहाँ तक कि अधिक सोचना और बोलना भी बन्द कर दिया जाता है | समय 
पर मात्र औधषि और पथ्य दिया जाता है, तब जाकर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है | ऐसा ही 
तो समाधि में आवश्यक है | सन्तुलन आना चाहिये | शान्त भाव आना चाहिये | तभी स्वास्थ्य 
मिलेगा | जीवन मे वास्तविक ब्रहमचर्य की प्राप्ति भी तभी होगी | 


मन-वचन-काय की चेष्टा से जब परिश्रम अधिक हो जाता है, तो विश्राम आवश्यक 
हो जाता है । यह तो लैकिक जीवन मे भी आप करते है | ऐसे ही ससार से विश्राम की दशा 
का नाम 'ब्रहमचर्य' है । आपे मे रहना अर्थात्‌ स्वभाव मे रहना । जैसे पिताजी से बात करनी 
हो तो बेटा डरता है और देख लेता है कि अभी तो पिताजी का मन बेचैन है, शान्त नहीं 
है । तो वह उनके पास भी नही जाता । यदि कोई कहे भी कि चले जाओ, पूछ आओ तो 
बह कह देता है कि अभी नही बाद मे पूछ हूँगा। अभी पिताजी आपे मे नही है अर्थात्‌ अपने 
शान्त स्वभाव मे नही है ! कही-कही पर ब्रहमचर्य के लिए 'शील' शब्द भी आता है शील 
का अर्थ भी स्वभाव है | 


लैकिक व्यवहार मे कुशील भ्रब्द स्त्री-पुरुष के बीच अनैतिक या विकारी सम्बन्धो को 
सूचित करने के लिए आता है | लेकिन परमार्थ की अपेक्षा आचार्य कुन्दकुदद महाराज कहते 
है कि- 
कम्ममसुह कुस्तीलं सुहकम्म चावि जाणह सुसील । 
किह त होदि घुसील ज॑ ससार प्रवेसेदि ॥ 
अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा सभी जानते हैं, लेकिन परमार्थ 
की अपेक्षा देखा जाए तो सुशील तो वह है जो ससार से पार हो चुका है । कुशील का अर्थ 
है जो अपने शीर/स्वभाव से दूर है । जैसे ग्यान मे तलवार तभी रखी जायेगी जब वह एकदम 
सीधी हो । थोड़ा भी टेढ़ापन हो तो रखना सम्भव नही है | उसी प्रकार आत्मा अपने स्वभाव 


सका/६/२६३ 


में विचरण करे तो ही सुशीरू है | कर्मों के बन्धन के रहने पर यह सुशील नहीं मानी 
जायेगी | ! 


अपने इस सुशील को सुरक्षित रखना चाहो तो विकार के प्रति राम मत रखो । अपने 
से जो भी पृथक है उसके ससर्ग से दूर रहो क्योंकि क्ुशील के साथ ससर्म और राग करने 
से अपने स्वाधीन मुख का विनाश होता है | बहुत दिनो पहले हिन्दी मे एक छन्द लिखा था 


क्या हो गया समझ ये मुझको न आता, क्‍्यी बार-बार गन काहर दौड़ जाता । 
स्वाध्याय, ध्यान करके मन रौध पाता, पै श्वान सा मन सदा मल शोध लाता ॥ 


मन को अच्छी से अच्छी चीज भी दो लेकिन बुरी चीजो की ओर जाने की उसकी आदत 
है वह उसे नही छोड़ता | ऐसे इस मन को काबू मे रखने का आसान तरीका यही है कि पहले 
उसके स्वभाव को समझा जाए | मन का तो ऐसा है कि जैसे सितार के तार जरा ठढीले हो 
जाएँ तो सब्नीत बिगड़ जाता है और अगर जोर से खींच दिये जाए, कस दिये जाये तो टूट 
जाते है | उन्हे तो ठीक से सन्तुलित कर दिये जाने पर ही अच्छा सद्जीत सुनायी देता है । 
ऐसा ही मन को सन्तुलित करके रखा जाए तो उस पर काबू पाना आसान है | 


मन तो ज्ञान की एक परिणति है | उसे सेंभालना अनिवार्य है। जैसे ही पञ्वेन्रिय की 
विषय सामग्री सामने आती है या स्मृति मे आती है, वैसे ही तुरन्त मन उस ओर दौड़ जाता 
है | वस्तुत. देखा जाए तो ज्ञान का यह परिणमन इतना अभ्यस्त हो गया है और विश्वस्त 
हो गया है कि वह 'इसी सामग्री के माध्यम से सुख मिलेगा' यह मान बैठा है और सस्कारवश 
उसी ओर ढलक जाता है | बन्धुओ ! पव्चेन्द्रिय के विषयो मे सुख नही है । अगर सुख होता 
तो जो सुख एक लड्डू खाने मे आता है उतना या उससे अधिक दूसरे मे भी आना चाहिये 
और तृप्ति हो जानी चाहिये | लेकिन अभी तक किसी को भी तृप्ति नही हुई | यह बात समझ 
में आ जाये तो मन को जीतना आसान हो जायेगा । 


एक विधार्थी की कथा सुनाकर आपको जागृत करना चाहता हूँ | एक गुरुकुल में बहुत 
सारे विधार्थी अपने गुरु के पास वर्षों से विद्याध्ययन कर रहे थे । साधना भी चल रही 
थी | एक बार गुरुजी के मन में आया कि परीक्षा भी लेनी चाहिये, प्रगति कहाँ तक हुई 
है ? परीक्षा ली गयी | कई प्रकार की सांधना विद्यार्थियों को करायी गयी, पर एक विशेष 
साधना मे सारे विधार्थी एक के बांद एक फेल होते गये । गुरुजी को छगा कि शायद अब 
कोई परीक्षा मे पास नहीं हो पायेणा । सिर्फ एक विद्यार्थी और शेष रह गया | उसकी परीक्षा 
अभी सी जाना थी | उसे बुलाया गया | परीक्षा यह थी कि मुख मे एक चम्मच बूरा (शक्कर) 
रखना है, और परीक्षा हो जायेगी | विधार्थी ने आजा का पान किया और गुरुजी के कंडने 
पर मुख खोल दिया और उसमें एक चम्मच बूरा डाले दिया गया। गुरुजी एकटक होकर उसकी 
मुख मुद्रा देखते रहे । उस विद्यार्थी के चेहरे पर शान्ति छायी थी और मुख में दूरा उसे का 
त्यों रखा था | 


साछा/४/ शट४ 


ब्रिद्यार्थी ने उसे खाने की चेष्टा भी नहीं की क्योंकि आज्ञा तो मात्र बूरे को मुख मे रखने 
की थी, वह तो हो गया, रख लिया | स्वाद लेने या खाने का भाव ही नही आया | यह देखकर 
गुरूजी का मुख खिल गया | वे बोले तुम परीक्षा मे पास हो गये । जितेन्द्रिय होना ही ब्रहमचर्य 
ही सही पहचान है | यही सच्ची साधना और अध्ययन का फल है। बड़ी-बड़ी पोथी पढ़ने 
वाले भी उसमे हार जाते है । आज॑ अधिकांश लोग इसी मे छगे हैं। एक-एक भाषा के कई 
कई कोष तैयार हो रहे है | शोधग्रन्थ लिखे जा रहे हैं लेकिन इन्ड्रियों पर विजय प्राप्त करने 
की ओर किसी का ध्यान नहीं है । इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने वाले विरले ही छोग हैं । 


आज का युग भाषा-विज्ञान मे उलझ रहा है और भीतर के तत्त्व को पकड़ ही नही पा 
रहा है । जो ज्ञान, साधना के माध्यम से जीवन मे आता है वह भाषा के माध्यम से कैसे 
आ सकता है ? साहित्य की सही परिभाषा तो यही है कि जो हित से सहित हो, जो हित 
से युक्त हो वही 'साहित्य' है । जिसके अवल्येकन से आत्मा के हित का सम्पादन हो सके, 
वही 'साहित्य' है । ऐसा साहित्य ही उपादेय है जो हमे साधना की ओर अग्रसर करे । ज्ञानी 
भी वही है जो खाते हुए भी नही खाता, जो पीते हुए भी नहीं पीता, देखते हुए भी नहीं 
देखता । जैसे जब, जिस चीज की ओर हमारा उपयोग नही होता तब वह करते हुए भी हम 
उसमे नही रचते-पचते । यही स्थिति ज्ञानी की है | वह पाँचो पापो का पूर्णरूप से त्याग करके 
महाव्रतों को धारण करता है | ससार के कार्य वह अनिच्छापूर्वक करता है । पाँचो इन्द्रियो 
के विषयो से मन को हटाकर अपने आल-ध्यान से लगना ही ज्ञानीपने का लक्षण है । 


बन्धुओ ! छोटी-छोटी बात का सह्डल्प छेकर भी हम अपने जीवन मे साधना कर सकते 
हैं और आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। आत्मा की पवित्रता ही 'ब्रहमचर्य/ ढ़ै | आप आज 
दक्षलक्षण धर्म का अन्तिम दिन मत समझ्िये | दशरक्षण धर्म तो तभी सम्पन्न हुए माने जायेगे 
जब हम जितेन्द्रिय होकर शैकेषी दशा को प्राप्त कर लेंगे । मेरु के समान अपने शील-स्वभाव 
में निश्छकल और निश्चल होगे | तभी लोक के अग्र भाग पर अनन्त काल के लिए आत्मा मे 
रमण करेगे । आल्मा मे रमना ही सच्चा 'ब्रहमचर्य' है जिसके उपरान्त किसी भी प्रकार की 
विकृति या विकारी भावो का प्रादुर्भाव होना सम्भव नहीं है । 


निज माहि छोक अलोक गुण परजाय ग्तिबिग्बित भये । 
रहिहै अनन्तानन्‍्त काढ यथा तथा शिव परिणये ॥ 
धनि धन्य है जे जीव नरभव पाय यह कारज किया । 
तिन ही अनादि भ्रमण पञ्च प्रकार तजि वर सुख्ध लिया ॥* 


कवि ने सिद्ध भगंवान की स्तुति करते हुए 'छहढाला' के अन्त में कहा है कि वे धन्य 
है जिन्होने मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कार्य किया कि पुन' पुन' अब किसी भी कार्य को करने 
की आवश्यकता नही रही १ ससार के परिभ्रमण से मुक्त होकर उन्होंने उत्तम-सुख की अर्थात्‌ 
मोक्ष-सुख को पा छिया | मौक्ष रुक्ष्मी का वरण कर लिया । अथवा यूँ कहिये कि मोक्ष लक्ष्मी 
ने स्वयं आकर उनके गले में मुक्ति रूपी माल पहना दी । हमेशा से यही होता आया है कि 
भोक्ता का वरण भोग्या द्वारा किया जाता रहा है | 


* स्फंधआ शहर 
'जयोदय महाकाव्य” में जय कुमार और सुलोचना स्वरंवर का मार्मिक चित्रण जंचार्य 


ज्ञानसागर जी महाराज मे किया है। यह स्वयंवर की परन्‍्परा आदिब्रहमा आदिनांथ के समय 
की है | यहाँ भी यही बात परिलक्षित होती है कि स्त्री ने पुरुष का वरण किया | 


आज ब्रहममचर्य के दिन मै यही कहना चाह रहा हूँ कि व॑स्तुंत: भोग्य पदार्थ की ओर 
झुका हुआ पुरुष वासना का दास बनकर संसार बढ़ाता है और भोग्य पदार्थ जब स्वयं उसकी 
ओर देखने लगें अर्थात्‌ उसका बरण करने को उत्युक हो जाएँ तो वह पुरुष तीन-लोक का 
नाथ बन जाता है | आज पुरुष की दृष्टि भोग्य पदार्थों की ओर जा रही है | यही विकृति 
है, विकार है| पदार्थों की ओर होने वाली दौड़ ही व्यक्ति को कज्ञाल बनाती है । जो अपने 
में है, स्वस्थ है, उसके पास ही मौलिक सम्पदा आज भी है | 


जिसकी नासिका को देखकर निशिगन्धा भी लज्जा को प्राप्त हो रही है, जिसके नयन 
नीलकमल के समान सुन्दर है, जिसकी भृकुटियाँ देखकर इन्रधनुष भी अप्रने धन को खोता 
हुआ सा लग रहा है, जिसके विशाल भाल की शोभा वृहस्पति की शोभा को फीका कर॑ रही 
है, जिनके केशों का घुघरालापन देखकर माया भी चकित है, जिसके अधर पल्लवों को देखकर 
मूँगा भी गूँगा सा हौकर बैठ गया है, जिसके चरणों को देखकर सकल चरदाचर झुकने को तत्पर 
हो गये है, जिसके पद-नख की आभा के सामने चन्द्रमा की चाँदनी भी फीकी पड़ रही है, 
जिसके सुन्दर रूप को देखकर अप्सराये भी मोहित हो जाती है और जिसके कर पलल्‍लव ससार 
को अभयदान देने की सामर्थ्य वाले हैं, ऐसे अद्भुत्‌ रूप सौन्दर्य के लिए एक पुरुष श्मशान 
में कार्योत्सर्ग मे लीन है । 


उसका एकमात्र ध्येय मुक्ति-हक्ष्मी है । शेष सारा ससार इन क्षणों में उसे हेय है । पर 
उसके रूप की ख्याति सुनकर मुग्ध हुई वहाँ के राजा की रानी का चित्त महल में भी बिकल 
है | चतुर्दशी का दिन था । रात्रि आधी बीत गयी थी । श्मशान में निर्भय होकर तपस्या में 
लीन वह पुरुष अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना रहा है कि अचानक रानी की परिचारिका 
आकर कहती है कि हे सुन्दर पुरुष ! मेरे साथ चल्ले | अभी यह तप करने का समय नहीं 
है | यह तो भोग-विछास का समय है । अपने सुकुमार शरीर को इस तरह कृष्ट मत दो | 
उठो और जल्दी करो, रानी तुम्हे याद कर रही है । तुम्हे क्या इस बात की तनिक भी ख़बर 
नहीं है ? वास्तव में वह पुरुष कान होते हुए भी जैसे सुनायी न पड़ा हो, ऐसा अपने मे छीन 
अडिग है | ठीक भी है | परमार्थ के क्षेत्र में कान खुले रखना चाहिये; लेकिन विषय-भोग 
के क्षेत्र में तो कान बहरे ही होना चांहिये | परमार्थ के क्षेत्र में आँखें खुडी रहनी चाहिये और 
विषय-वासना के क्षेत्र में अन्धा होकर रहना चाहिये | परमार्थ के ज्षैत्र में कर्मों पर विजय 
पाने के लिए बाहुओं में शक्ति और प्रताप होना चाहिये, लेकिन दूसरे के ऊपर प्रहार करने 
के लिए बलडीन होना चाहिये | ऐसी ही अवस्था उस समय उस पुरुष की थी | जब दासी 
ने देखा कि यह तो अपने में अडिग है, तो उसने उसे पूर्व नियोजित योजना के अनुसार उठवाकर 
महस्े में छे जाने का प्रबन्ध कर लिया और यह पुरुष सनी के महत में पहुँचा दिया गया! 


समग्र /६/ ३१६६ 


बहाँ रानी सारे उपाय करके थक गयी पर वह पुरुष ध्यान से विचलित नहीं हुआ | 
एक तरफ वासना थी तो दूसरी ओर उपासना थी | एक तरफ निश्चल पुरुष था तो दूसरी 
- ओर चज्चल प्रकृति थी | जीत उसी की होती है जो अपनी इन्द्रियो और मन को जीतने मे 
लगा होता है, जो अपने में लीन है, जो उपासना मे लगा है अर्थात्‌ अपने समीप आने में लगा 
है | ठीक भी है अपने भीतर पहुँचने के उपरान्त तो अपना ही राज्य है, अपना ही देश है, 
अपना ही वेश है, अपना ही आदेश है और अपने ही सन्देश भी प्रचारित हो रहे है । (हँसी) 
वहाँ किसी बाहरी सत्ता का प्रवेश सम्भव कैसे हो सकता है ? 


उपासना के सामने वासना को घुटने टेकने ही पड़ेगे । रानी ने घुटने टेक दिये फिर भी 
पुरुष ने स्वीकार नही किया । जहाँ श्रीकार हो वहाँ स्वीकार या नकार की बात कैसे सम्भव 
है? “श्री' का अर्थ है अन्तरञ्ज लक्ष्मी अर्थात्‌ अपना ही आत्म-बैभव | जो अपने आत्म वैभव 
को पाने मे लगा है वह बाहय लक्ष्मी की चाह क्यो करेगा ? अपने को हारता देखकर वासना 
बौखला गयी | वासना की मूर्ति बनी रानी ने अपने वस्त्र फाड़ लिये | अपने हाथो अपने ही 
शरीर को नोंच लिया और शोर मचाने लगी | राजा को खबर पहुँचायी गयी | राजा सुनकर 
क्रोधित हो गया | तब रानी और चीख-चीख कर रोने लगी | सभी को विश्वास हो गया कि 
यह सारी करामात इस पुरुष की है। यह ध्यान मे लीन होने का ढोग कर रहा है। यह सब 
मायाचारी है | 


बन्धुओ ! यह है दुनिया की दृष्टि | जो मायाचारी कर रहा है, वह सच्चा साबित हो 
रहा है और सत्य को झूठा बनाया जा रहा है, लेकिन अन्त मे जीत सत्य की ही होती है | 
जब प्राणदण्ड के लिए उस पुरुष को शूली पर चढ़ाया जाता है तो देवता आकर शूली के 
स्थान पर फूलो की माला बना देते है | तब रहस्य खुलता है कि दोष इसका नहीं है, दोषी 
तो रानीं है । यह पुरुष कोई और नही अपने ही नगर का महान्‌ ब्रारित्रवान्‌ नागरिक 'सेठ 
सुदर्शन” है | गृहस्थ होते हुए भी आस्था और आचरण मे दृढ़ है । यही तो ब्रहमचर्य धर्म 
के पालन में सच्ची निष्ठा है। कि मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत* यही वास्तव मे वैराग्य 
है कि गृहस्थ भी परस्त्री को अपनी माता के समान मानता है और दूसरे के द्वारा सञ्चित 
धन सम्पत्ति को कह्टर-पत्थर की तरह अपने लिए हेय समझता है | 


महाराज जी (आचार्य ज्ञान सागर जी) कहा करते थे कि ग्ृहस्थ को व्रत अवश्य लेना 
चाहिये । व्रत कोई भी छोटा नही होता | आज सुदर्शन सेठ का परस्त्री के त्याग का ब्रत भी 
महाव्रत के समान हो गया | सभी ओर जय-जयकार होने लगी । सुदर्शन सेठ सोच मे डूबे 
है कि देखी कैसा वैचित्र्य है। मै जिस शरीर से मुक्त होना चाह रहा हूँ ससार के लोग उसी 
शरीर को चाह रहे हैं | उसके क्षणिक सौन्दर्य से प्रभावित हो रहे है और अपने शाश्वत आत्म 
सौन्दर्य को भूल रहे है | 


बन्धुओ ! विचार करी कि एक अणुक्रती गृहस्थ आवक की दृढ़ता कितनी है । उसकी 
आस्था कितनी मजबूत है । उसका आचरण कैसा निर्मल है | पापो का एक देश त्याग करने 


शी 
वाला भी ससार से पार होने की क्षमता और साहस रखता है । जिसने एक बार अपने स्वभाव 
की, ओर दृष्टि डाल दी, उसकी दृष्टि फिर विकार की ओर आकृष्ट नहीं होती | 


एक घटना याद आ गयी | एक युवक विरक्त हो गया और घर से जन्नछ की ओर 
चल पड़ा | पिता उसके पीछे-पीछे चले जा रहे हैं कि अगर यह मान गया तो वापिस घर ले 
आयेगे । रास्ते मे एक सरोवर के किनारे कन्याए स्नान कर रही थी | युवक थीड़ा आगे 
था | अत, वह पहले निकल गया । तब वे स्त्रियाँ ज्यो की त्यों स्नान करती रही और जब 
पीछे उसके पिता को आते देखा तो सभी अपने वस्त्र सँभालने लगी | पिता चकित होकर 
रुक गया और उसने पूछा कि बात क्‍या है ? अभी-अभी मेरा जवान बेटा यहाँ से निकला 
था तब तुम सब पूर्ववत्‌ स्नान करती रही, लेकिन मै इतना वृद्ध हूँ फिर मुझे देखकर क्‍यों 
लज्जावश अपने वस्त्र संभालने लगीं | वे कन्याएँ समझदार थी, बोली बाबा | यह जवान था 
और आप वृद्ध है, यह हम नही जानते | हम तो दृष्टि की बात जानते हैं | वह अपने मे 
खोया था, उसकी दृष्टि मे पुरुष या स्त्री का भेद ही नहीं था | वह तो सब कुछ देखते हुए 
भी मानो कुछ नहीं देख रहा था | लेकिन आपकी दृष्टि मे अभी ऐसी वीतरागता नडी 
आयी । आपको तो अभी भेद दिखायी दे रहा है । 


कही एक कविता पढ़ी थी उसकी कुछ पैंक्लियाँ मुझे बहुत अच्छी लगीं | पूरी तो ध्यान 
नही है, प्रसड्न्‍बवश सुनाता हूँ. 'अभी तुमने/आग के रज्ज के/कपड़े पहने हैं।/योग की आग 
मे/तुम्हागा काम अभी/पूरा जला नही है/अभी तुम्हे/सत्री और पुरुष के बीच/फर्क नजर 
आता है/स्त्री के पीछे भागना/और स्त्री से दूर भागना/बात एक ही है/जब तक ये यात्रा जारी 
है/|समझो अभी/सन्यास की यात्रा शुरू नही हुई । 


आचार्य कुन्दकुन्द महाराज ने नियमसार मे कहा है कि- 


दट्ठदूण इच्छिछ्व वाछाभाव णिवत्तदे तासु । 
मेहुणसण्णविवज्जिय परिणामी अहवब तुरीयवद ॥* 


स्त्रियों के रूप को देखकर उनके प्रति वाज्छा भाव की निवृत्ति होना अथवा मैथुन-संज्ञा 
रहित जो परिणाम हैं, वह चौथा ब्रह्ममचर्य व्रत है | अर्थात्‌ परिणामों की उज्ज्वल्ता ब्रहमचर्य 
के लिए बहुत आवश्यक है | 


देखना भी दो प्रकार से हो सकता है । एक देखना तो सड़ज भाव से होता है, वीतराग 
भाव से होता है तो दूसरा विकार भाव से या राग-भाव से देखना होता है । वीतरागी के परिणामों 
में जो निर्मलता आती है, उस पर फिर किसी विकार का प्रभाव नहीं पड़ता | जो विकार से 
बचना चाहता है उसका कर्तव्य सर्वप्रथम यही है कि वीतरायता की ओर वह दृष्टि-पात 
करे । स्त्रभाव की ओर देखे, केवल संन्यास-ब्रत धारण करना या स्वाध्याय करना ही पर्याप्त 
नही है | अपने उपयोग की सँभाल प्रतिक्षण करते रहना भी आवश्यक है | अपने उपयोग 


सका/४/श्ट८ 


की परीक्षा हमेशा करते रहना चाहिये कि उसमे कितनी निर्मलता और दृढ़ता आयी है | 
उपयोग की निर्मलता और दृढ़ता के सामने तीन-लोक की सम्पदा भी फीकी रूगने लगती 


*है। उपयोग को विकारो से बचाकर, राग से बचाकर वीतरागता मे लगाना चाहिये; यही ब्रहमचर्य 


धर्म है । 
ब्रह्ममचर्य धर्म- 


१. 


छू छा #& ०« <“०४ “० 


स्वर्यभूस्तोत्र-९३ 

भक्लामर स्तोत्र-१५ 

तत्त्वार्थसृत्र-७/१२ 

युक्‍त्यनुशासन-६ 

समयसार-१ ५२ 

निजानुभव-शतक-४९ (आचार्य विद्यासागर कृत) 
छहढाला (छठवी ढाल १३) 

मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । 
आतमकतर्वभूतेषु य॒ पश्यति स पण्डित ॥ 
नियमसार-५९ 


समा ४ शछ्ट 
पारिधाधिक--शब्द-कोण मु 
(आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रवचनों में, आये 
विशिष्ट शब्दों का परिभाषिक अथ) 


अन्तरात्वा-आत्मा और शरीर के बीच भेद रेखा जानने वाल भेद विज्ञानीं जींव 

अन्तर्भुदूर्त--आवली (असंख्यात समय) से अधिक और मुडूर्त (४८'मिंनिट) से कम काल 
का सूचक | 

अंकाम निर्णत--बेमन से किये गये विषय सुख के परित्याग और मजबूरीवश भोगोपभोग 
का निरोध हो जाने पर उसे शान्ति से सह लेने से होने वाली कर्म निर्जरा | 

अजुब्॒ल--अहिसा, सत्य, अचीर्य, अकाम (ब्रह्ममचर्य) और अपरिग्रह, इन पाँच ब्रतों का 
आशिक पालन | 

अधर्म-एक द्रव्य जो जीव और पुद्गल को ठहरने मे सहायक है | यदि जीव और पुद्गल 
रुकना चाहे तो यह द्रव्य एक माध्यम की तरह मौजूद रहता है | 

अर्धचक्री--तीन खण्डो का अधिपति | नारायण या प्रतिनारायण । ज्ञातव्य है क्रि भरत 
क्षेत्र के समूचे छह खण्डो के अधिपति को चक्रवर्ती कहते है । 

अनन्तानुबंधी-अनन्त ससार के कारण-भूत मिथ्यात्व को बाँधने वाडी क्रोध, मान, माया 
और लोभ रूप कषाय | 

अपत्यात्यान (अप्रत्याख्यानाबरण)--देश संयम की प्रतिपक्षी कधाय | जिसके उदय 
से आशिक संयम को यह जीव प्राप्त करने में असमर्थ होता है | 

अभिषेक-परम पद मे स्वय को अभिषिक्त करने की पवित्र भावना से अर्हन्त आदि 
की प्रतिमा को अभिषिकत करने की प्रक्रिया | (जल, दुग्ध, दघि, चन्दन, केशर आदि सुगन्धित 
औषधियो से कराया गया स्नान) | 


अभेद स्वक्षय-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र द्वारा समाहित-विकल्प-जाल 
से मुक्त, अपने चैतन्य, आनन्दमय स्वरूप में विश्वान्त आता की दक्शा 


असंध्यात-गुणी-निर्जरा-- निर्जय की प्रक्रिया में उदयावली में निर्जरा के लिए दिये जाने 
वाले द्रव्य को उदयावली में देने से पूर्व एक अन्तर्मुहूर्त तक के लिए असख्यात गुणे क्रम से 
संयोजित करके निर्जरित करना । 

असंज्षी--मन-रहित जीव, मन के अभाव में शिक्षा, उपदेश आदि ग्रहण करने व विचार 
तर्क आदि करने में असमर्थ जीव । 

आकाशझम-सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए अवकाश देने वाला ड्रष्य; जो अख़ण्ड और 
शाश्वत है ) 


समा ४/४०० 

आधार्य-साधुओ को दीक्षा-शिक्षा देने वाले, ३६ गुणों से विशिष्ट, साधुसंघ के 
अनुशास्ता | 

आष्त-समस्त पदार्थों के ज्ञाता, परम हितोपदेशी, निर्दोष, अर्हत्‌ परमात्मा | 

आत्मा-अनन्तगुणों से युक्त ज्ञान-दर्शन स्वभाव वाली चैतन्य शक्ति | 

आवान-निक्षेपण-समिति-- ज्ञान, सयम और शुद्धि के साधक उपकरणो को देख- 
भालकर सजग, शान्त भाव से उठाना, रखना | 

आविनाथ--जैनधर्म के वर्तमानकालीन प्रथम तीर्थ्ल्‍डर, जो वेदों मे आदिद्नह्मा है । 
जन्म-अयोध्या, चैत्र कृ० ९, निर्वाण-कैलस पर्वत, माघ कृ० १४, आयु ८४ लाख पूर्व, अन्तिम 
कुलकर (मनु) नाभिराय के पुत्र । प्रथम चक्रवर्ती भरत के पूज्य पिता । प्रजा को कृषि आदि 
कर्म सिखाने वाले प्रजापति | 

आरम्भ-प्राणियो को पीड़ा पहुँचाने वाली प्रवृत्ति/प्रक्रिया | 

आराधना-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र और सम्यक, तप इन चारो का 
यथायोग्य रीति से दृढ़तापूर्वक धारण करना और जीवन भर पालन करना । 


आवश्यक-साधु और श्रावक को आत्मानुशासित बनाने के लिए नित्य किया जाने वाला 
कार्य।कर्त्तव्य | साधु के लिए-सामासिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वन्दना, स्वुति, कायोत्सर्ग। 
श्रावक के लिए-देव पूजा, गुरु की उपासना, शास्त्र का अध्ययन, सयम, तप एवं दान । 

इच्ध्ियौं-शरीरधारी जीव को जानने के साधन-चिन्ह, स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और 
कर्ण । 

ईर्या-समिति- मुनियो के द्वारा सूर्य के प्रकाश मे आवागमन के योग्य (जीवाणु-रष्डित) 
मार्ग में सजग-शान्त भाव से चार हाथ जमीन आगे देखकर गमन करना । 

उत्तम संहनन--श्रेष्ठ मुक्ति के योग्य शरीरगत ध्यान साधना मे निमित्तभूत अस्थियो का 
बन्धन विशेष | प्रथम सहनन-वज़वृषभनाराच सहनन | 


उपयोग-चेतना का अनुगामी ज्ञान-दर्शनात्मक आत्मा का परिणाम | 
उपशम--जैसे फिटकरी डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल कुछ 


देर के छिए निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार परिणामो की विशुद्धि से कर्मो की शक्ति का प्रकट 
न होना उपशम है | 


उपसर्ग-साधु/सयमीजनो पर देवो, मनुष्यो, पशुओ या प्रकृति द्वारा अनायास आने बाली 
शारीरिक मानसिक बाधा/कष्ट विपत्ति । 


उपाध्याय-रलतन्न से युक्त, निर्ग्रनथ, २५ विशिष्ट गुणो के धारक, जिनोपदेशित तत्त्वों 
के उपदेशक और मुनियो के अध्येता । 


!'... समपसच/ ४०%, 

छपादान--जो द्रव्य तीनों काल्मे मे अपने रूप को कथज्चित्‌ छोड़ता हुआ या कथश्चित्‌ 

नही छोड़ता हुआ पूर्वरूप से या अपूर्व रूप से परिणमन करता है, वह उपादान कारण है | 
उपावेय-ग्रहण करने योग्य । 


एकरत्व-भावना- बार-बार ऐसा चिन्तन करना कि जन्म, जरा और मरण के महादुःख 
का अनुभव करने के लिये अकेला मैं ही हूँ | मेरा कोई साथी इन दुःखो से मुझे बच्चा नहीं 
पाता । कोई साथी श्मशान से आगे नही जाता । अपने द्वारा किये गये कर्मों का फल भोगने 
वाला मै अकेला हूँ । धर्म ही एकमात्र साथी है । 

एकान्त-अनेक धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म/पक्ष का सर्वधा अवधारण करके शेष 
धर्मों को नही मानाना मिथ्या एकान्त है | जैसे किसी व्यक्ति को सर्वथा पिता ही मानना । 
वस्तु के अनेक धर्मों को जानते हुए मुख्य रूप से किसी अपेक्षावश एक धर्म को ग्रहण करना 
सम्यक्‌ एकान्त है | जैसे-किसी व्यक्ति को पुत्र की अपेक्षा पिता मानना । 


एथणा-सजग/शान्त भाव से निर्दोष और आसुक आड्र ग्रहण करना | 

कर्म-बेतना- ऐसा अनुभव करना कि मै इसे करता हूँ, पर पदार्थों मे कर्तृत्त्त बोध सहित 
अशुद्ध चेतना | 

कर्मफल-चेतना- ऐसा अनुभव करना कि मै उसे भोगता हूँ, अव्यक्त सुख-दु ख़ानुभव 
रूप अशुद्ध चेतना | 


कर्म--जो जीव को परतन्त्र करे | जैन-दर्शन मे जीव मे होने वाले रागद्वेष, ब्रत्रेधादि भाव- 
भाव कर्म कहे गये है और इन रागादि भावों के द्वारा आत्मा के साथ सश्लिष्ट होने वाले पुदूगल 
कर्मो को द्वव्य क्र्म माना गया है । 

कल्पकाल--२० करोड़ « करोड़ सागर प्रमाण काल, एक अवसर्पिणी-और उस्सूर्पिणी 
से मिलकर बनने वाली अवधि । 

कवाय-आत्मा के स्वाभाविक रूप का विघात करने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ 
रूप परिणाम । 


कार्तिकेयानुप्रेक्ा-आचार्य कुमार कार्तिकेय द्वारा रचित वैराग्य भावनाओ/अमुप्रेक्षाओ 
का प्रतिपादक प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ | 


काछ-एक निष्क्रिय सूक्ष्म द्रव्य जिसके माध्यम से सभी द्रव्य परिवर्तन करते हैं | जो 
लोक के समस्त प्रदेशों पर कालाणु के रूप मे उपस्थित हैं | वह निश्चय काल है। घड़ी, घण्टा, 
दिन-रात, ऋतु, वर्ष आदि रूप व्यवहार काल हैं । काल की न्यूनतम इकाई समय है | 

कुन्दकुन्द-ईसा की पहली शती में हुए दिग्बर जैन आम्नाय के प्रधान/थरेष्ठ 
आचार्य | वे अध्यालचेत्ता और परम तपस्वी थे | तप् के प्रभाव से उन्हें चार्ण ऋद्धि प्राप्त 


समा/४/४०२ 


हुई थी। वे ग्रन्धराज समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पज्चास्तिकाय, अध्टपाहुड, मूलाचार 
आदि ८४ प्राभूतों के प्रणेता थे । 


केबलज्ञान-एक निर्विकल्प अतीद्धिय प्रत्यक्ष ज्ञन, जिसमे समस्त पदार्थ युगपत्‌ दर्पण 
के समान झलकते है । 

झुछकर (भनु)-आर्य पुरुषों को एक कूल की भाँति इकट्ठे रहने का उपदेश देने बाले 
महापुरुष । (सख्या-१४) अन्तिम कुलकर/मनु नाभिराय, जिनके पुत्र वृषभनाथ, प्रथम तीर्थड्टर 
और प्रथम प्रजापति हुए | वृषभनाथ के पुत्र भरत के नाम से देश भारतवर्ष कहलाया । 

गाधा--जैन-दर्शन मे धर्म के प्ररूपण के लिए प्राकृत भाषा मे निदद्ध चार चरणो से युक्त 
काव्य | 

गुणस्थान-मोह और योग अर्थात्‌ मन-वचन-काय की प्रवृत्ति के कारण जीव के अन्तरड्ढ 
भावो मे होने वाले उतार-चढ़ाव की दशाएँ | सिद्ध परमात्मा गुणस्थानातीत है | अर्हन्त परमात्मा 
१३वे और १४वे गुणस्थान वाले है | 


चक्रवर्ती-छह खण्डरूप भरत आदि क्षेत्र का स्वामी, बत्तीस हजार राजाओं का तेजस्वी 
अधिपति, चौदह रल और नौ निधियो से युक्त, दिग्विजयी चक्र का स्वामी । 


चतुर्वकाल--जैनागम मे काल परिवर्तन उसर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप मे स्वीकृत 
है । उत्तर्पिणी काल में जीवो के ऊंचाई, आयु और शक्ति आदि बढ़ते है तथा अवसर्पिणी 
में क्रश घटते जाते हैं । प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के अंर्तगत विभाजित प्रथम, 
द्वितीय आदि छह काल होते है | चतुर्थकाल में चौबीस तीर्थक्र आदि शलाकापुरुष होते 
है । इसका दूसरा नाम दुखमा-सुखमा काल भी है । 


चारण- कद्धि--चरण अर्थात्‌ चारित्र, संयम या पाप निरोध में निपुण महामुनि को भूमि 
के समाज जल, फरू, पुष्प, बीज, आकाश आदि पर जीव हिसा के बिना विचरण करने की 
सामर्थ्य प्राप्त होना | 


चारिज-मोहनीय- चारित्र को आच्छादित करने वाली कर्म प्रकृति । 


चेत्तना-जिस शक्ति के कारण आल ज्ञाता-दृष्टा या कर्ता-भोक्‍्ता होता है । जीव का 
स्वभाव ही चेतना है | 


छददमस्क-घातिकर्म समूह से युक्त संसार मे स्थित जीव | 
छहद्यारा-पं० दौलतराम कृत एक तात्तिक सरल सुबोध हिन्दी रचना । 


जिनवाणी--जिनेनद्ध भगवान के द्वारा कहे गये दिव्य-ध्वनि-रूप वचन और उन बचनों 
के आधार पर बीतराग भिर्मन्य श्रमण/आचार्य भगवन्तों द्वारा निर्मित शास्त्र ग्रन्थ । 


खाए ४०१ 


जिनसेब-दीरसेन स्वामी के शिष्य । आदिपुराण, पाश्वाभ्युदय एवं वर्धभान घुराण के 
रचयिता दिगम्बर जैनाचार्य | 

जीव--जो जानता है, देखता है और चेतना का धनी है; ऐसा जीवनगुंण से युक्त 
तत्व | जैनदर्शन में जीव, प्राणी, पुरुष, आत्मा ये सभी एकार्थवाची (सिनॉनिमस) हैं । 

तत्ब-जिस वस्तु का जो भाव है वह तत्त्व है। जो पदार्थ जिस रूप मे अवस्थित है 
उसका उसी रूप में होना यही तत्त्व शब्द का अर्थ है | 

तीर्वकुर-ससार सागर को स्वयं पार करने वाले तथा दुसरे जीवों को पार कराने वाले 
महापुरुष, जिनके गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञानोपत्ति और निर्वाण इन पाँच अवसरों पर महान, 
उत्सव (कल्याणक) होते हैं। जो समवशरण सभा मे जमत्‌ के कल्याण का उपदेश्ष देते हैं 
और धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन करते है | 

लैजस- ऋद्वधि-विशिष्ट तपश्चरण के प्रभाव के सयम के धारी महामुनि के लिए जीवो 
के अनुग्रह या विनाश मे समर्थ दीप्तिमान शरीर का उत्पन्न होना । 


दर्शन-मोहनीय- जिसके उदय से आप्त, आगम और साधु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं हो 
पाता अथवा तत्त्व के वास्तविक स्वरूप के प्रति रुचि जागृत नही हो पाती ! 


विव्य-ध्वनि- कैवलज्ञान उत्पन्न होने के उपरान्त अर्हन्त/तीर्थड़्र भगवान के सर्वाज्र/ 
श्रीमुख से सहज निखरने वाली ओकार ध्वनि | जो सात तत्त्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य और पाँच 
अस्तिकाय रूप सत्य धर्म को प्ररूपित करती है | 

दीक्षा (प्रतरज्या)-संसार से विरक्त होकर, गुरु की शरण मे जाकर, समस्त परिग्रह का 
त्यागकर, यथाजात रूप प्राप्त कर, समता भाव से जीवन बिताने के लिए सट्ल्पित होना | 

वेबागम स्तोत्र (आप्तभीमांस)--तत्त्वार्थ सूत्र के मक़्अचरण पर आचार्य समन्तभद्र स्वामी 
द्वारा रचित ११५ संस्कृत श्लोकबद्ध न्यायग्रन्थ | 


देश-संय् (संबमासेय)-- सयम का अंशत' पालन करना । अर्थात्‌ हिंसादि पाँच-पापो 
का स्थूल रूप से त्याग करना | 


हदौषायन मुनि-रोहिणी कै भाई, बलदेंव के मामा | भगवान नेमिनाथ से यह सुनकर 
कि द्वारिका उनके द्वास जलेगी तो वे विरक्‍्त होकर मुनि हो गये | कठिन तपश्चरण द्वारा 
तैजस ऋद्धि प्राप्त हो गयी । भ्रान्तिवश बारह धर्ष से 'कुछ पहले ही द्वारिका देखने आये | 
नगर के बाहर मदिरा पीने से उन्मत्त हुए यादवों द्वारा कहे गये अपशब्द, भर्त्सना और पत्थरो 
की मार से क्रोधवश तैजस समुदुधात द्वारा द्वरिका भस्म करने मे निमित्त बने । भावीकाल 
के चौबीस तीर्थड्डरो में स्वयंभू नाम के १९वे तीर्थड्टर होंगे । 


बेष--अनिष्ट यदार्थों में अप्रीति होना, किसी भी प्रदर्थ क्रे बुरा मासना यह द्वेष है | 


समाए/४/४०४ 


अर्म ड्रष्य-- जीव और पुदूगल को चलने मे सहायक एक निष्क्रिय शाश्वत माध्यम, जो 
ईथर की तरह पूरे आकाश मे व्याप्त है। 

निःकांक्षित अज्-सम्यग्दर्शन के आठ अज्जे मे से एक अन्न, क्षणिक/सासारिक प्रलोभन 
से दूर रहने का भाव डोना । 

निगोद--जो अनन्त जीवो को एक ही निवास दे वह निगोद है | निगोदिया जीव बे हैं 
जो स्वय अनन्तानन्त जीवो की कालोनी/उपनिवेश होते है | जहाँ एक के मरण से सभी का 
मरण हो जाता है । ये सर्वत्र लोक मे रहते है । 


निमित्त-प्रत्यय/कारण, कार्य की उत्पत्ति मे साधकतम । 


नियमसार-आचार्य कुन्दकुन्द कृत अध्यात्म विषयक १८७ प्राकृत गाथाओ मे निबद्ध 
शुद्धात्मस्वरूप का प्रदर्शक ग्रन्थ । 

निर्जरा-कर्मों के आत्मा से आशिक पृथक्करण की प्रक्रिया अपने समय पर स्वय कर्मों 
का उदय मे आना और झड़ जाना सविपाक निर्जगा है । जैसे फल का पककर आपोआप वृक्ष 
से टूटकर गिर जाना । तपस्या के द्वारा समय से पहले ही कर्मो का झड़ जाना अविपाक निर्जरा 
है | जैसे माली के द्वारा आम तोड़कर पाल मे पकाना । 

निर्विकल्प-समाधि- समस्त शुभ-अशुभ विकल्पो से मुक्त, आत्न-ध्यान मे छीन, वीतराग 
अवस्था ! 

नेमिनाथ--जैनो के बाइसवे तीर्थड्वर, श्रीकृष्ण इनके चचेरे भाई थे | पिता समुद्रविजय 
और माँ शिव देवी, जन्म श्रावण शुक्ला ६, द्वारावती, निर्वाण आषाढ़ कृष्णा ८, ऊर्जयन्त 
गिरि (गिरनार) ! 

नो कर्म-शरीर एवं अन्य बाहय पुद्गछ द्रव्य, कर्म के उदय से होने वाठ्य औदारिक 
शरीर आदि पुदूगल परिणाम जो आत्मा के सुख-दु ख के वेदन मे सहायक होता है, नोकर्म 
कहलाता है | 


पञ्यमगति-मोक्ष/सिद्ध दशा | चार गतियो रूप संसार परिभ्रमण से पार | 

पदूमनन्दी पव्थरविशति-आचार्य पद्मनन्दी द्वारा सस्कृत छन्दो मे रचित मुख्यत गृहस्थ 
धर्म का प्ररूपक ग्रन्थ | 

परम औदारिक शरीर-ननिर्दोष, शुद्ध स्फटिक के समान सात धातुओ के विकार से रहित 
तेज मूर्तिमय केवली भगवान का शरीर | 

परमात्मा-कर्मकलकू से मुक्त आत्मा/परम पद अर्थात्‌ अर्हन्त रूप मे स्थित आत्मा | 


परमार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चार पुरुषार्थों मे परम उत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ 
है | मोक्ष धुरुषार्थ ही जिसका प्रयोजन है वह परमार्थ है । 


समातब/इ०प्‌ 


परमेष्ठी-जो परमपद (मोश्ष) मे स्थित हैं या परमपद के प्रति निष्छाबान होकर उसे प्राप्त 
करने के मार्ग में स्थित हैं । अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी 
है । 


परिग्रह-मूर्च्डभाव, पर पदार्थों के प्रति स्वामित्व की आकांक्षा । यह मेरा है, मैं इसका 
स्वामी हूँ, इस प्रकार का ममत्व भाव | 


परीषह-जय- सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि बाधाए आने पर भी अपने आत्म-चिन्तन 
मे अविचल रहकर कर्म-निर्जरा के लिए उन्हे शान्त भाव से सहन करना । 


पर्वाय-द्रव्य मे प्रतिक्षण होने वाला स्वभाव/विभाव रूप परिणमन/परिवर्तन । 


पृण्य-जो आत्मा को पवित्र करे या जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो | दानादि क्रियाओं 
द्वारा अर्जित किया जाने वाला शुभ-कर्म । 


चुद्गल-पूरण-गलन स्वभाव वाला मूर्तिक जड़ पदार्थ (9872) जिश्तका अन्तिम 
घटक/अविभागी कण परमाणु है। 


पूजा--अर्हन्तादि का नाम उच्चारित करके विशुद्ध प्रदेश मे पवित्र भावों से जरू; चन्दन 
आदि अष्ट द्रव्यो का क्षेपण करना, अपने अहकार का विसर्जन करना, या भगवान के गुणो 
का चिन्तन करना । 


प्रम्वपाद-आप नन्दिसघ की पट्टाबलि के अनुसार यशोनन्दि के शिष्य थे । असली नाम 
देवनन्दि था | चूँकि आपके पाद-प्रक्षालन के जल से स्पर्श से लोहा, स्वर्ण बन जाता था और 
पाँवो मे गमनगामी लेप के प्रभाव से विदेह क्षेत्र जाने की सामर्थ्य रखते थे, अत: आपका 
नाम “पूज्यपाद' पड़ा । प्रखर-प्रज्ञा के प्रभाव से देवो के द्वारा पूजित चरण होने से भी पूज्यपाद 
कहलाते थे आप लक्षण बनाने में निष्णात, जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि, इष्टोपदेश, 
समाधितन्त्र आदि सस्कृत ग्रन्थो के रचयिता महान्‌ दिगम्बर जैनाचार्य थे | 

प्रतिष्ठापन-समिति-- एकान्त (निर्जन), ग्राम से दूर, छिद्ररहित, निर्विरोध और विशाल, 
ऐसे अचित्त, जीवाणु रहित स्थान मे अपने शरीर के मलमूत्र आदि का सजग/शान्त भाव से 
विसर्जन करना | 

प्रत्याख्यान (प्रत्याल्यानाबरणे)-सकल संयम की प्रतिपक्षी कषाय जिसके उदय में यह 
जीव सयम/परिपूर्ण विरिति को ग्राप्त करने मे समर्थ नही हो पाता । 

ग्रभावना-कान-सूर्य की प्रभा से, महा उपवास आदि सम्यक्‌ तपों से और भ्रव्यजन रूपी 
कमलों को विकसित करने वाले सूर्य की प्रभा के समान जिन-पूजा के द्वारा सच्चे धर्म का 
प्रकाश करना | या रलब्य के प्रभाव से आत्मा को प्रकाशमान करना | 


अनभाण-स्व-पर-प्रकाशक सम्यग्ज्ञान, जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाता है। वहीं प्रमाण 
है। 


क्ता/3/४५६ 
प्राण--जीव की चेतना-शक्ति जिसके द्वारा वह जीता है | 


बहिरात्मा-मिथ्याल और रागद्वेष आदि से मलिन आत्मा की अवस्था, इस दशा मे जीव, 
आत्मा और देह की बीच कोई भेद रेखा नही मानता । वह देह को ही आत्मा मानता रहता 
है। 


जआरह भावना (अलुग्रेक्षा।-वैराग्य-वृद्धि के लिए बार-बार चिन्तवन की जाने वाली 
भावनाएं | 


बाहुबली--आदिल्रहमा तीर्थड्वर ऋषभदेव के पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती भरत के छोटे भाई | 
पोदनपुर के राजा | अपने ही भाई चक्रवर्ती भरत को युद्ध में परास्त करके विरक्त हो 
गये । दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण करके एक वर्ष तक प्रतिमा योग धारण किया और कैवल्य को 
प्राप्त करके, तीर्थट्वडर ऋषभदेव से पहले मोक्षगामी हुए । 


बोधपहुड-आचार्य कुन्दकुन्द कृत ६२ प्राकृत गाथाओ मे निबद्ध ग्रन्थ । अष्ट पाहुड मे 
से एक पाहुड । 


भाषा-समिति-- सजग और शान्त भाव से हित, मित और प्रिय वचन बोलना | 


भोगोपभोग-एक गुणव्रत, जो अणुव्रत के गुणो मे वृद्धि करता है | इसमें भोग और 
उपभोग की सामग्री का परिमाण (लिमिटेशन) करना होता है | जो पदार्थ एक बार उपयोग 
किये जाने के उपरान्त पुन उपयोग के योग्य नही होते, वे भोग पदार्थ कहे जाते है । जैसे-भोजन 
आदि | जो पुन पुन उपयोग मे आते रहते है वे उपभोग पदार्थ कहे जाते है | जैसे वस्त्र 
आभूषण आदि | 


महापुराण-आचार्य जिनसेन कृत कल्मपूर्ण सस्कृत काव्य | जिसमे भगवान ऋषभदेव तथा 
भरत-बाहुबली आदि का चरित्र वर्णित है | 


महाब्रत-जीवन भर पाँच पाषों से विरक्त रहने का सकल्‍्प, महान तीर्थड्डरो के द्वारा 
इनका पालन किया गया, महान मोक्ष प्राप्ति मे कारणभूत और स्वयं ही त्याग रूप होने से 
महानू्‌ (पूज्य) है, इसलिये इन्हे महाव्रत कहा गया | 


माध्यस्थ भाव--रागद्वेषपूर्वक पक्षपात से रहित भाव, एक गहरी तटस्थता । 


मानतुक-काशीवासी धनदेव ब्राह्मण के पुत्र | पहले श्वेताम्बर साधु रहे फिर बाद मे 
दिगम्बर दीक्षा लेकर भक्ति-विभोर भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए भक्तामर स्तोत्र की 
रचना की । 


मुमृक्षु-परिग्रह-त्याग, मोक्ष की इच्छा करने वाल, ससार से विरक्‍्त, जिनदीक्षा 
धारणकरने वाला, भव्यात्मा | 


मोक्षमार्य-सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र की एकता ही मोक्षमार्ग है | 


सकआा/४7४०७ 


मोह--जो मदिरा के नशें की तरह प्राणी को वस्तु की वास्तविकता का बोध न होने दे, 
वह मोह है | 


घुकत्वनुशासन--आचार्य समन्तभद्ग-स्वामी-कत न्याय और युकक्‍्तिपूर्वक जिनशासन की 
स्थापना करने वाला सस्कृत छन्दो (६५ श्लोक) में निबद्ध ग्रन्थ | 


बोग-मन, वाणी और शरीर के निमित्त से होने वाला आत्म-प्रदेशो का हलन-चलन जो 
कर्मों के आगमन में कारण बनता है | 


रल्लब्रय-सम्यग्यदर्शन, सम्यग्झ्ञान और सम्यक्चारित्र यही तीनो गुण रलत्रय कहलाते 
है । 


राग-दृष्ट विषय भोगो के प्रति आसक्ति होना | किसी पदार्थ के बावत यह अच्छा है, 
ऐसा भाव होना राग है | 


लोक-5ह द्रव्यो से व्याप्त आकाश लोक है जहाँ पुण्य-पाप का फल और सुख-दु ख़ 
दिखायी देते है । 


बीतरागी-ज्ञाता-दृष्ट भाववाले, रागद्वेष से रहित साम्य अवस्था वाले साधु का 
विशेषण | 


” विजयार्ध पर्वत चकवेर्त के विजय की आधी सीमा निर्धारित करने बाल्ल पर्वत, जो 
प्रत्येक कर्मभूमि मे एक होता है । 


बृथभगिरि-भरतक्षेत्र आदि के छह खण्डो मे उत्तर भरत क्षेत्र के तीन म्लेच्छ खडो मे 
से मध्यखण्ड के मध्य भाग मे स्थित चक्रवर्ती के मान को खण्डित करने वाला विभिन्‍न 
चक्रवर्तियों के नामो से व्याप्त पर्वत | 


शान्तिनाथ-जैनो के १६ वे तीर्थड्नर, जो चक्रवर्ती एव कामदेव भी थे, जन्म-हस्तिनागपुर, 
ज्येष्ठ कृष्णा १४, निर्वाण-सम्मेद शिखर, ज्येष्ठ कृष्णा १४ । आयु-पएुक राख वर्ष | 


शुधचसत्र-दिगग्बर जैन आचार्य | राजा मुज्ज और भर्तृहरि के भाई । जैन ध्यान-योग 
पर विस्तृत विवेचन करने वाले ज्ञानार्णव ग्रन्थ के रचथिता । 


शुभोष्योग-सराग' चारित्र या अपहृत सथम, धर्मानुरांग से चुत चेंतेना, उपयोग की 
शुभ परिणति, जो अर्ईक्लो को जानता है, सिद्धोे और साधुओं के प्रति श्रद्धा भ्राव रखता है 
और जीचो के प्रति अनुकन्पा से युक्त है, कह शुभोपसोगी है 


शुद्धोप्योग-वीतराग चारित्र या परम उपेक्षा संयम, उपयोग की निरुपराग दशा, पंदार्थी 
और सूत्रों की भलीभाति-जानने वाछा | सयम और तप से युक्त वीतरागी, सुख-दुशल् भे साम्य 
भाव रखने बाह्य श्रमण शुद्धोपग्रोगी-है । 


समद्/४/इथ्द 


अव्ण-संसार ले विस्‍कक्‍ल होकर विवेक पूर्वक दिगग्बर यथाजात रूप धारण करने वाले 
* अपटरिग्रही, विषय भोगो से मुक्तज्ञान-ध्यान मे छीन मुनि | 


शाबक--सच्चे देव, गुरु, शास्त्र के प्रति श्रद्धा युक्त होकर धर्म-अ्रवण करने वाला, 
विवेकवान और दान, पूजा, शील व उपवास रूप क्रिया मे निष्णात पञ्चम गुणस्थानवर्ती 
आत्मा | 

श्ुलकेबली--आगमज्न, आलन्न, सर्व श्रुतज्ञान के धारण करने वाले या आचार्य वस्तु मात्र 
या अष्ट प्रवचन मातृका रूप द्रव्य श्रुत से युक्त होकर अपनी शुद्धात्मा को जानने/अनुभवन 
करने वाले महामुनि । 

संज्वकूम-यथाख्यात चारित्र को घात करने वाली कषाय । जिसके उदय मे सकल संयम 
बना रहता है | 

संबर-गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र के माध्यम से जिसने 
कषाय और मन-वचन-काय की क्रिया को रौक लिया है, ऐसी आत्मा के नवीन कर्मों का आगमन 
रुक जाना ही सवर है | 


शवेग--धर्म मे निरन्तर हर्ष और सात्विक भाव होना तथा संसार को दु खमय जानकर 
निरन्तर बचने का भाव बनाये रखना | 


सकल-संयम-- समस्त पापो से विरक्त महात्रतो से युक्त मुनियों का आचरण । 


सत-स्वत सिद्ध अस्तित्व का वाचक, जो उत्पाद, व्यय और प्रौव्य से युक्त है, वह 
सत्‌ है । 


सतुवात्र-मोक्ष के कारणभूत गुणो से सयुक्त आत्मा | दान आदि देने योग्य मोक्षमार्गी 
भव्य जीव | 


सपकातुएं शरीर मे क्रम-क्रम से बनने वाले शरीर के पोषक तत्त्व रस, रक्त, मांस, 
मेदा, हड्डी, मज्जा और शुक्र | इनकी उपधातुएँ वात, पित्त, श्लेष्म, सिरा, स्नायु, चर्म और 
उदराग्नि । 

समता (साम्य)--जीवन-मरण, संयोग-वियोग, प्रिय-अप्रिय, सभी प्रसंगों मे सम-भाव 
रखना/संतुल्ति रहना । सभी जीवो के प्रति सदभाव-समभाव रखना | 

समन्तभट्ट-जैन दर्शन के मर्मज्ञ, तार्किक और वाग्मी दिगम्बर जैनाचार्य, उरगपुर के 


नागवशी चोल नरेश कीलिक वर्मन के कनिष्ट पुत्र, क्षत्रिय कुलोत्पन । आगामी तीर्थक्र होने 
के प्रमाण मिलते हैं । 


समधसार-आवचार्य कुन्दकुन्द-कृत मह्नन्‌ आध्यात्िक-कृति | प्राकृत-गाथा सूत्रों में निबर्ध 
जैन-अध्यात्म के रहस्थों को उद्घाटित करने वाली अद्भुत कृति । 


सका ४/ पण६, 


समबशरण-सभी जीवों को समान रूप से शरण देने वाली तीर्थक्र भगवन्तों की धर्म- 
सभा | जहाँ सभी प्राणी स़्मान रूप से बैठकर दिव्य-ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, 
श्रवण करते हैं । 

समिति-आवश्यक क्रियाओं को यलपूर्वक जीवों की रक्षा करते हुए, संग्यक्ल प्रकार से, 
सजग/शान्त भाव से करना | 

रूयक चारितर-समीचीन आचरण, व्रत, समिति आदि का पालन करना व्यवहार चारित्र 
है और आत्म स्वरूप मे स्थिति रूप समताभाव निश्चय चारित्र है। 


सम्कन्शान-परमात्म-तत््व का बोध, जिस प्रकार से जीवादि तक्त्य/पदार्थ अवस्थित हैं, 
उस-उस प्रकार से उनका जानना सम्यश्ज्ञान है | 


सम्यष्दर्शन--समीचीन श्रद्धा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित सात तत्त्वों के प्रति रुचि 
या परमात्म तत्त्व के प्रति रुचि/आस्था या सच्चे देव, गुरु, भ्ास्त्र के प्रति समीचीन श्रद्धा। 
रुचि | 

सर्वज्ष-केवल ज्ञान से युक्त, समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को जानने बाले, 
जीवन्मुक्त, परम योगी । 


सर्वार्धसिद्धि--दिगग्बर जैनाचार्य देवनन्दि पूज्यपाद स्वामी विरचित संस्कृत ग्रन्थ, जिसमे 
तत्त्वार्थ सूत्र की विशद वियेचना की गयी है | 


स्वर्धसिद्धि-देवो मे सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर विमानो मे से एक विमान । जहाँ उत्पन्न होने 
बाले देव आगामी मनुष्य भव में आत्मसाधना के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं | 


साधु-मोक्ष प्राप्ति मे सहयोगी विशिष्ट गुणो से युक्त, आत्म-साधना में निमग्न, प्राणिमात्र 
के प्रति सद्भाव रखने वाले, विषय-वासना से मुक्त, निरारम्भ, अपरिग्रही, निग्रँथ, यथाजात 
रूपधारी, ज्ञान-ध्यान मे लीन योगी/महात्मा । 


सुने पर्बत्-मध्यलेक मे स्थित सर्वाधिक ऊँचे शाश्वत पर्वत | सुमेरु पर्वत संख्या में 
पाँच हैं | प्रत्येक पर्वत पर १६ जैन मन्दिर है | 


सामायिक--समता भाव, एक निश्चित समय के लिए रागद्वेष और पाप-भाव से मुक्त 
होकर आल-ध्यान या परमात्मा के स्मरण में लीन रहना सामाथिक है | 


सिद्ध-आत्मा की समस्त कर्मों से रहित और ज्ञान, दर्शन और अनन्त गुणो से युक्त 
प्ररम चिशुद्ध दशा | 


सिड्राशिक्ना-सिद्धभूमि, अष्टम-पृथ्वी, ईषत्‌ प्रारम्भार-पृथ्वी, सर्वार्थसिद्धि विमान के 
ध्वजदण्ड से १२ योजन ऊपर स्थित निष्कम्प/अचल शाश्वत स्थली जहाँ सिद्ध भगवान विराजते 
हैं। यह लोक का सीमान्त प्रदेश है | 


सम्र/४/ड१० 


स्वभाव-प्रत्येक वस्तु का अपना निजी आंतरिक भाव | या कहे कि अपने असाधारण 
धर्म (गुण) के साथ होना ही वस्तुं का स्वभाव है | प्रकृति, धर्म, गुण, शील, स्वभाव ये पर्यायवाची 
(सिनॉनिब्स) हैं | 


सौधर्म स्बर्ग-सोलह स्वर्गों मे प्रथम स्वर्ग, जहाँ देवों की सभा का नाम सुधर्मा-सभा और 
इन्द्र का नाम सौधर्म-इन्द्र है । 


स्वयम्‌भूस्तोत्न॒-आचार्य समन्तभद्र कृत सस्कृत छन्दबद्ध ग्रन्थ, जिसमें चौबीस तीर्थड्नरो 
की स्तुति जैन न्याय/दर्शन और अनेकान्त की स्थापना करते हुए की गयी है | 


स्वर्ग-ऊर्ध्वलोक मे स्थित वैमानिक देवो के कल्प और कल्पातीत विमान | सोलह स्वर्ग 
रूप कल्प विमान है | इनके उपरान्त नव ग्रैवेयक, नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर ये सभी 
कल्पातीत विमान है । 


स्वाध्याय- सत्‌-शास्त्र का वाचन, चिन्तन, मनन, स्मरण और प्रवचन ही स्वाध्याय 
है | आल्स्य का त्याग करके अपनी आत्मा का हित करने वाले ज्ञान/अध्ययन को स्वाध्याय 


कहते है । 


ज्ञान चेतना-निर्विकल्प ज्ञानानुभूति रूप चेतना की शुद्ध अवस्था, जो सिद्ध जीवो मे 
पायी जाती है | 


ज्ञानार्णय-आचार्य शुभचन्द्र द्वारा सस्कृत श्लोको मे रचित एक ध्यान विषयक ग्रन्थ । 


झानसागर-आवचार्य श्री शिवसागर जी महाराज के प्रथम मुनि शिष्य और आचार्य श्री 
विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा-शिक्षा-गुरू | 


क्षय-कर्मो का आत्मा से सर्वथा प्रथक्‌ हो जाना क्षय कहलाता है | 


छ0एछएण 





सफा सच; 


पवित्र संस्कारों के दारा ही पतित से पायम बना जा सकता है। 
जो व्यक्ति पापों से अपनी आत्मा को छुड़ाकर केवल विशुद्ध भावों 
के द्वारा अपनी आस्मा को संस्कारित करता है, वही संसार से ऊपर 
उठकर मोक्षसुख को पा पाता है। धर्म इसी आत्म-उत्थान का 
विज्ञान है। 


४१४ समा खण्ड/४ 


( धर्म : आत्मउत्थान का विज्ञान 


विश्व मे अनेक धर्म प्रचलित है। इस संभी धर्मों मे एक धर्म वह भी है जो 
प्राणीमात्र के लिए पतित से पावन बनने का मार्ग बताता है। उस धर्म का नाम है- 
“जैनधर्म। ' 

जैन धर्म प्राणीमात्र के कल्याण की भावना रखने वाला धर्म है। आज इस 
धर्म की उपासना करने वाले और इसके अनुरूप अपना जीवन बनाने वाले साधक 
बहुत विरले है। धर्म के प्रचारक और प्रसारक बहुत है। जो अपनी सारी शक्ति 
प्रचार-प्रसार में लगा देते है। स्वय को पतित से पावन बनाने का प्रयास नहीं करते। 
हमारा प्रथम कर्तव्य यही है कि हम स्वय पाप से ऊपर उठें, स्वयं पतित से पावन 
होने का प्रयास करे। 

इस कलियुग मे पुण्यात्माओ का सान्निध्य दुर्लभ है। तीर्थकर जैसे महापुरुषों 
का साक्षात्‌ उपदेश सुन पाना दुर्लभ है। अब वे यहाँ हमे उपदेश देने नहीं आयेगे। 
उनका दर्शन और समागम अब यहाँ होना असभव है। इसके उपरान्त भी अभी 
धर्म टिका हुआ है। पचम काल के अत तक रहेगा। बीच-बीच मे उत्थान-पतन होते 
रहेगें। पतित से पावन बनाने वाले इस धर्म के उपासक सख्या में भले ही अल्प 
हो लेकिन गुणो की उपासना होती रहेगी। यही इस धर्म की उपलब्धि है। 

कोई व्यक्ति पतित से पावन कैसे बने। यह बात विचारणीय है। हमे ध्यान रखना 
चाहिए कि जो व्यक्ति अपने आपको प्रारंभ से ही पावन मानता है उसे पावन बनने 
की कोई गुजाइश ही नहीं है। पावन से पावन बनने का प्रयास भी कौन करेगा? 
पेट भरने का प्रयास वही करता है जो भूखा है। जो तृप्त है, जिसका पेट भर गया 
है उसे प्रयास करने की आवश्यकता ही कया है? तो पहले हमे' जानना होगा कि 
हम पतित हैं, और पतित होने का कारण हमारे स्वय के बुरे कर्म हैं। ससार मे भटकाने 
वाले भी यही कर्म हैं। 

जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव से लेकर अतिम तीर्थंकर महावीर तक सभी 
ने इन कर्मों से विमुख होकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। हमें भी इन 


सम्रतर कार 86 
कर्मों से बचने का उपदेश दिया हैं। 

उन्होंने कहा कि “पापी से नहीं बल्कि पाप से बचो। यही उच्च बनने का रास्ता 
है। यदि पापी से घृणा करोगे तो वह कभी पुण्यात्मा नहीं बन सकेगा और घृणा करने 
बाला स्बय भी पतित हो जाएगा। '” इसलिए संसार की अनादिकालीन परम्परा के 
मूल कारण-भूत कर्म को नष्ट करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। जब तक बीज 
बना रहेगा, वृक्ष की उत्पत्ति भी होती रहेगी। धर्म के माध्यम से कर्मरूपी बीज की 
जला दिया जाए तो ससार-वक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं है। 

अब आप कहेंगे कि कर्म-बीज को जलाने के लिए क्या करें? इसकी साधना 
कैसे करें? तो बधुओ ! रलत्रय के माध्यम से यह कार्य सभव है। रलत्रय अर्थात्‌ 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान और आचरण के माध्यम से हम अपनी आत्मा के अनादिकालीन 
कर्म सस्कारों को समाप्त कर सकते है। रत्लत्रय के पवित्र संस्कारों के द्वारा पाप 
के सस्कारो से मुक्त होकर आत्मा शुद्ध बन सकती है। पवित्र सस्कारों के द्वारा ही 
पतित से पावन बना जा सकता है। जो व्यक्ति पापों से अपनी आत्मा को छुड़ाकर 
केवल विशुद्ध भावों के द्वारा अपनी आत्मा को संस्कारित करता है वही संसार से 
ऊपर उठ पाता है। यह मात्र कल्पना नहीं है। यह सत्य है। यही सच्चा विज्ञान है। 

जैसे मिष्टी ऊपर उठना चाहती है। अपना उद्धार करना चाहती है तो एक दिन 
धरती माँ से पूछती है कि माँ मुझे लोग पदलित करते हैं। मुझे खोदते, रैंदते और 
तरह-तरह की यातनाए देते है। कया मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा कि 
मैं भी सभी की प्रेम-भाजन बनूगी। क्या ऐसा विकास मेरा भी संभव है? तब धरती 
माँ समझाती है कि हा, सभव है लेकिन इसमें बड़ी साधना और सहनशीलता की 
आवश्यकता है। 

त्याग, तपस्या और विश्वास की आवश्यकता है। जो प्रक्रिया बतायी जायेंगी 
उस प्रक्रिया को अपनाना हझोगा। तब एक समय ऐसा आयेगा जब सभी तुझे प्यार 
से सभालकर ऊप्रर रखेगे। 

यदि पतित से पावन बनने का विचार तेरे मन में आया है, तो जब भी कोई 
कुम्हार यहाँ पर आये, उसके हाथों में अपने को समर्पित कर देना। रोना चिल्लॉना 
नहीं। उसके प्रति देषभाव भी मत करना। वह जो प्रक्रिया बताये उसे ग्रहण करना। 
वह जैसा करे, करने देना। कुछ भी प्रतिक्रिया मत करना। यही पतित से फावन बनने 
का सूत्रपात होगा। 

अच्छी बात है। भिट्टी प्रतीक्षा करती है। एक दिन कुन्हार आता है और फावडे 
से मिट्टी को-खोदने लगता है। अब मिट्टी क्या कहे? सब सहन करती है।' उसे माँ 


३४१६ सपह़ उल्‍का/४ 


की वाणी पर विश्वास है। वह अपने भविष्य को विकसित देखना चाहती है। इसलिए 
अपने को कुम्हार के हाथों में सौंप देती है। फिर कुलहार उसे ले जाकर पानी 
डाल-डालकर रौंदता है और लौंदा बनाकर चाक पर चढ़ा देता है। मिट्टी घबराती 
है। सोचती है अब कया करूं? ऐसा कब तक सहन करू? चाक पर घूमते-घूमते चक्कर 
आने लगा पर उसे माँ की बात ध्यान में आ जाती है कि विकास के रास्ले में सब 
सहन करना ही श्रेयस्कर है। वह सब सहन करेगी उसे माँ पर विश्वास है। जो संतान 
अपनी माँ के बताये हुए सत्यमार्ग पर विश्वास नहीं रखती उसका विकास अभी और 
आगे कभी भी संभव नहीं है। 

आप लोगों ने शिखर जी की वंदना की होगी। एक-एक कदम ऊचाई पर चढ़ना 
होता है। जितनी ऊचाई बढ़ती जाती है, पैर उतने ही लड़खड़ाने लगते हैं। पसीना 
आ जाता है। कमजोर व्यक्ति हो तो सीने में दर्द होने लगता है। लेकिन ध्यान रखो 
उन्‍नति का रास्ता यही है। परिश्रम के बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। 

जो एक-एक कदम उठाता हुआ आगे रखता चलता है विकास की ओर, वही 
सफल होता है। लक्ष्यवान्‌ साधक सभी बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता 
है। 

मिट्टी विकास की ओर अग्रसर है। सब कुछ समता भाव से सहन कर रही है। 
तब एक दिन वह कुंभकार के योग और उपयोग के माध्यम से कुंभ का रूप धारण 
कर लेती है। सोचती है कि यह तो एक नयापन मेरे अंदर आ गया है। ऐसा प्रयोग 
तो कभी नहीं हुआ था। अब यह सारे कष्टो को भूल गयी। सारी यातनाएं विस्मृत 
हो गयीं। चाक के ऊपर घड़े क॑ रूप में मिट्टी बैठी है। 

फिर उसे वहाँ से भी उठाकर कुभकार धूप मे रख देता है। मानो उष्ण परिषह 
प्रारंभ हो गया। घड़ा धीरे-धीरे थोड़ा सूखने लगा। एक दिन जब कुंभकार ने उसे 
हाथ मे लेकर पानी सींचकर चोट मारना प्रारंभ किया, तब कुंभ सोचने लगा कि 
अरे। यह एक नयी मुसीबत और आ गयी। अब पिटाई हो रही है। पर धरती मां 
ने पहले ही समझा दिया था कि यह पिटाई नहीं है यह तो अंदर सोई हुई शक्तियों 
को उद्घाटित किया जा रहा है। 

अभी तो यह प्रीवियस है। पूर्वार्ड है। अभी कुंभ कच्चा है। फ़ाइनल एक्जा. 
मिनेशन भी होगा। अवबे में तपना होगा। अंतिम अग्नि परीक्षा होगी। जैसे ही कुंभ 
को अबे की अग्नि में रखा जाता है। बह सोचता है कि यह तो हमारा विकास नहीं, 
लगता है विनाश हो रहा है। यह कौन सी पद्धति है। इतना अवश्य है कि मां की 
बात अहितकारी नहीं हो सकती। विकास की ओर जाने के लिए जलना भी होगा। 


यह सोचकर कुंभ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और अग्नि में उत्तीर्ण होकर आ जाता 
ह ह व 

उसे बाहर निकालकर कुंभकार धीरे से बजाकर देखता है। सब ठीक है। अब 
कुंभ में जलधारण करने की शक्ति आ चुकी है। अब कोई क्रिया शेष नहीं रही। 
इसी जल धारण की क्षमता पाने के लिए मिट्टी से कुंभ का निर्माण हुआ है। फिर 
'ज्येष्ठ के महीने में बड़े-बड़े सेठ साइकार भी सोने-चांदी के बर्तन नहीं चाहते। उस 
समय तो शांत्रि और शीतलता देने वाला मिट्टी का घड़ा ही अच्छा लगता है। सभी 
उसे पूल के समान हाथ में लिए रहना पसंद करते हैं। कोई उसे नीचे रखना नहीं 
चाहता। ऊँचे स्टूल आदि पर रखते हैं, प्यार के साथ, संभाल करके। अब पटक 
नहीं सकते। अपना अहकार गलाकर, मान-अपमान सहन कर यह मिट्टी का विकास 
सभव हुआ है। पतित से पावन ऐसे ही बना जाता है। 

प्रत्येक आत्मा इसी प्रकार सस्कारों के माध्यम से अपना उत्थान कर सकती है। 
सभी संस्कार जन्म से नहीं आते। संस्कार पूर्व कर्मों पर आधारित नहीं है। बह तो 
धर्म पर आधारित हैं। संस्कारित होने वाली आत्मा तो चेतना है। चेततन के माध्यम 
से ही चेतन पर संस्कार डाले जाते है। जो अनंतकालीन संसार के संस्कारों को 
छिन्न-भिन्‍न कर देते हैं। ऐसे उत्थान की ओर, संसार से मोक्ष की ओर ले जाने वाले 
सस्कार ही वास्तविक संस्कार हैं। 

मिट्टी अपनी घड़े बनने की निजी क्षमता को नहीं पहचान पाने के कारण 
अनादिकाल से पदलित होती पड़ी थी। कुंभकार के माध्यम से अपनी क्षमता को 
पहचानकर, अपने को संस्कारों के द्वारा संस्कारित करके, उसे प्रकट कर लेती है। 
वृषभनाथ जैसे, पार्श्वनाथ जैसे, बाहुबली जैसे और भगकान महावीर जैसे अनंत 
जो सिद्ध हुए हैं, वे भी अपनी क्षमता को पहिचान कर रलन्रय के संस्कारों से संस्कारित 
होकर सिद्ध हुए हैं। पहले से ही सिद्ध भगवान नहीं थे। 

सिद्ध होने की क्षमता मिट्टी में कुंभ के समान अव्यक्त शक्ति के रूप में हर प्राणी 
में हुआ करती है। जिसे सुसंस्कारी के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। सिद्ध 
की प्राप्ति तंभी संभव होती है। यही जैनंधर्म का मुलभुत सिद्धांत है। प्रत्येक आत्मा 
अपने पुरूषार्थ के द्वारा परमात्मा बन सकता हैं। बहुत कम आत्माएँ संस्कारों की 
महत्ता को जान पाती हैं। उसमें भी बहुत कम आत्माएँ संस्कारों के माध्यम से जीवन 
की सफलता की ओर ले जाती हैं। आज बातें करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते 
हैं, पर ध्यान रखना आत्म-स्वरूप की पहचान जबे तक नहीं होती तब तक सात्र 
बातें कर लेने से निर्वाण नहीं होता। 


४१८ सका खा 3 


कर्म से संस्क्रारित यह आल्म-तत्व कैसे कर्म से मुक्त झे, कैसे इसका विकास 
हो, कैसे संस्कार डाले जाये? इन सब बातो के लिए आत्मपुरूषार्थ आपेक्षित है। 
शरीर से प्रथक्‌ आत्म-तत्व है। उस आल-तत्व का विकास करना हमारा लक्ष्य है 
तो सबसे पहले शरीर को अपने से प्रथर्ू जानना होगा। उसे साधन मानकर उसका 
उपयोग करना होगा। शरीर साध्य नहीं है। बह तो साधन है| 

आचार्य समन्तभद्र महाराज ने इस बात को बहुत अल्प शब्दों में कहा है कि- 

स्वभावतो 5शुचौ काये, रलत्रय पवित्रिते। 
निर्जुगुस्सा गुणप्रीति, मतानिर्विचिकित्सता। | 

अर्थात्‌ स्वभाव से तो यह शरीर अपवित्र है, गदा है लेकिन जब कभी शरीराश्रित 
आत्मा में रलत्रय का आरोपण होता है तो रलत्रय के द्वारा पवित्र शरीर मे पृज्यपना 
आ जाता है। ग्लानि नहीं होती बल्कि गुणो के प्रति प्रीतिभाव होता है। यही समीचीन 
दृष्टि है। 

जो इद्रियो का दास बना हुआ है। विषय सामग्री की प्राप्ति में ही जीवन व्यतीत 
कर रहा है। शरीर को ही आत्म-तत्व मानकर उसकी सेवा मे उलझा है। उसे अभी 
अपना वास्तविक स्वरूप समझना चाहिए। आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात करके सोई * 
हुई शक्ति को उद्घाटित करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा का विकास करना चाहता 
है उसे शरीरगत पर्यायों मे नहीं उलझना चाहिए। शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि 
रूप रहेगा। विकास आत्मा का करना है, इसलिए संस्कार शरीर का नहीं अपितु आत्मा 
का सस्कार करना है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी का सस्कार नहीं किया जाता। मिट्टी के 
ऊपर जल और अग्नि के सस्कार कुभकार द्वारा डाले जाते हैं। विकास का मार्ग 
यही है। 

महापुराण मे एक प्रसंग आता है। कर्मभूमि के प्रारभ मे आदिद्नह्मा वृषभनाथ 
भगवान ने अपने राज्यकाल में तीन वर्णों की स्थापना की इसके बाद उन्हीं के पुत्र 
भरत चक्रवर्ती ने एक चौथे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना और की। उसका आधार सस्कार 
था। जन्म से कोई सर्वथा उच्च नहीं होत्ा। उच्चता कर्म से आती है। मात्र जनेऊ 
पहनने से कोई उच्च नहीं होता किन्तु जिनवाणी की आज्ञा पालन करने वाला रलत्रय 
के द्वारा आत्मा को संस्कारित करके उच्चता को प्राप्त करता है। 

भरत चक्रवर्ती ने चौथा वर्ण बनाने से पहले परीक्षा ली। तीनों वर्णों को दरबार 
में बुलाया। चक्रवर्ती की आज्ञा थी, इसलिए सभी व्यक्ति भागकर आये। जीवरक्षा 
का थोड़ा भी विचार नहीं किया। पर कुछ व्यक्ति सीधे रास्ते से न आकर घूमकर 
आये और थोड़ा विलम्ब भी हुआ। चक्रवर्ती ने पूछ कि ऐसा क्या कारण है कि. आप 


समा सुण्क/४ ४96 


सीधे मार्ग से न आकर घूमकर आये। तब बताया गया कि पर्थ के दिन हैं। 
सीधे रास्ते पर नये-नये कोमल अंकुर उग आये हैं। पैर रखने के लिए जगह नहीं 
है। भगवान की वाणी में यह बात आयी है कि वनस्पति कायिक जीव अनंत हैं। 
यदि हम उस सीधे रास्ते से आते तो उन जीवों का विधात्त होता। 

जीव हमे भले ही दिखाई न देते हो लेकिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी अन्यथा 
नहीं हो सकती। 

सूक्ष्म॑ जिनोदितं तत्वं, हेतुभिनेव हन्यते। 
आज्ञा सिद्ध तदग्राहयं, नान्यथावादिनो जिना'।। 

अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व सूक्ष्म है उसे किसी हेतु या तर्क 
के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। वह इन्द्रियों के द्वारा अग्राहय होने पर भी 
भगवान की आज्ञा से मानने योग्य डै। इसलिए भले ही थीड़ा विलम्ब हो गया, 
अधिक चलना पड़ा लेकिन जीवरक्षा फे लिए लम्बे रास्ते मे चलकर हम आये हैं। 

भरत चक्रवर्ती ने कहा- बहुत अच्छा परीक्षा हो गयी। तुम लोग पाप से विरत 
हो। व्रती हो। जीवदया रखते हो। त्रस जीवों के साथ-साथ स्थावर जीवों की भी 
रक्षा का भाव रखने वाला व्रती होता है। इसलिए उनका एक अलग ब्राह्मण-वर्ण 
बना दिया। महापुराण मे जिनसेनाचार्य महाराज ने उल्लेख किया है कि समाज की 
व्यवस्था के लिए, उसके उत्थान के लिए ही सभी वर्ण बनाये गये है लेकिन अब 
सब कथन मात्र रह गया है। दया का पालन नहीं होता, संयम भी नहीं रहा। मात्र 
विषयकषायों के बहाव में सभी बहते जा रहे हैं। इसे ही विकास मान रहे हैं। 

बधुओ ' ग्रथो के प्रकाशन या प्रचार-प्रसार अकेले से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होगा। जिनवाणी के अनुरूप आचरण भी करना होगा। ग्रंथ तो हमें निर्ग्रथ होने के 
लिए प्रेरित करते हैं। वीतरागता की उपासना करने वाला, रलत्रय की 
आराधना करने वाला ही सस्कारवान्‌ है। 

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार के निर्जरा अधिकार में आत्मा को शुद्ध 
बनाने के लिए तीन गाथाओं में बहुत सुदर ढग से उल्लेख किया है। प्रक्रिया बतायी 
है। आत्मा के साथ लगे हुए रागद्वेष रूपी कर्म कालिमा को दूर करने के लिए यदि 
कोई रसायन है, कोई औषधि है तो वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र 
रूप रलत्रय ही है। इस औषधि से भावित करके आत्मा को तप रूपी अग्नि में तपाया, 
संस्कारित किया जाता है। तब आत्मा परमात्मा बनती है। जिसे भी परमात्मा बनना 
है उसे एक न एक दिन इसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। 

अपनी पुत्रवधू से सासुजी ने कहा कि बेटा दही जमाना है। शाम होने से पहले 


ड२० का जगा ४ 


एक भगौनी को साफ-सुथरा करके मांजकर के उसमें दूध को जामन डालकर रख 
देना। सुबह-सुबह घी तैयार करना है। पुत्रवधु ने हां कष दिया। सुबह उठकर जब 
सासु ने देखा दंग रह गयी। दूध जमा नहीं था, फट गया था। बात क्या हुई? 
दूध कैसे फट गया? बहू से पूछा कि क्या किया था? बर्तन ठीक से मांजा था कि 
नहीं? बहू ने कहा- मां ठीक से माजा था, देखो चमक रहा है। बर्तन ऊपर से चमक 
रहा था लेकिन भीतर ज्यो का त्यों था। अदर से नहीं मांजा गया, यही चूक रह गयी। 
बंधुओ ! संस्कार डालना आवश्यक है। माजना आवश्यक है, लेकिन संस्कार 
मात्र ऊपर-ऊपर से न डाले जायें। अन्यथा दूध भी चला गया, दही भी नहीं मिला, 
घी भी नहीं बन पाया। भीतरी संस्कार आवश्यक है। जिनवाणी के माध्यम से पढ़कर, 
समझकर अपनी आत्मा को जो बाहर भीतर सब तरह से रलत्रय के द्वारा संस्कारित 
करता है; मांजता है, वही अपने शुद्ध परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बाह्य 
शरीर को माजने वाला कभी भी आत्म-स्वरूप को उपलब्ध नहीं कर सकता। 
अत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनवाणी माँ ही ऐसी माँ है जो अपने बेटे 
को हमेशा जगाती रहती है। मोहरूपी निद्रा में सोया हुआ यह जीव जिनवाणी माँ 
पर विश्वास करें तो आत्म-विकास कर सकता है। 
सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना, धर्म की उपासना का एक मात्र लक्ष्य 
आत्म-कल्याण होना चाहिए। आल्म-उत्थान होना चाहिए। 
वही अधिष्ठान है 
सुख का मृदु नवनीत 
जिसका पुनः मथन नहीं है 
वही विज्ञान है 
ज्ञान है निजरीत 
जिसका पुनः कथन नहीं है 
और वही उत्थान है 
प्रिय संगीत 
जिसका पुनः पतन नहीं है। 


समता सया/४ 


भगवान वर्धमान महाचीर अपने नाम के अनुरूप 
वर्धमान थे। वे अपनी आल्मा में निरन्तर प्रगतिशील थे। 
वर्धमान-चारित्र के धारी थे। पीछे मुड़कर देखना या नीचे गिरना 
उनका स्वभाव नहीं था। वे प्रतिक्षण वर्धभान और उनका 
प्रतिक्षण वर्तमान था। अपने विकारो पर विजय पाने वाले अपने 


आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाले वे सही मायने में महावीर थे। 


'ड्ड 
कै समग्र खण्ड/४ 


[3 अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर 


कीन कहाँ से आया है। कहों जायेगा, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन आया 
है तो उसे जाना होगा, यह निश्चित है। यह सत्य है। पर हम आने की बात से हर्षित 
होते है और आने को महोत्सव के रूप मे मानते हैं। प्रेम के साथ अपनाते है। जाने 
की बात हमे रुचिकर नहीं लगती और जाने की बात हमें उदास कर देती है। यही 
हमारी ना-समझी है। इस बात को हमे समझ लेना चाहिए कि आने-जाने का प्रवाह 
निरन्तर है। महावीर भगवान इस प्रवाह के बीच तटस्थ ही नहीं बल्कि आत्मस्थ “स्वस्थ 
रहे। तभी वे वास्तव मे महावीर बने। 

महावीर बनने के लिए इस प्रवाह की वास्तविकता का बोध होना अनिवार्य है। 
दिन औ रात का क्रम अबाध है। उषा के बाद निशा और निशा के बाद उषा आयेगी। 
जो यह जान लेता है वह दोनो के बीच सहजता से जीता है। भगवान महावीर का 
जीवन ऐसा ही सहजता का जीवन है। वे स्वयबुद्ध थे, विचारक थे, चिन्तक थे। जीवन 
के हर पहलू के प्रति सजग चिन्तन उनका था। जो हो चुका, जो हो रहा है और 
जो होगा सभी के प्रति सहज भाव रखना यही वस्तु के परिणमन का सही आकलन 
है। 

जो स्वागत के साथ विदाई की बात जानता है।वह न स्वागत गान से 
हर्षितशप्रभावित होता है और न ही मृत्यु-गीत से उदास“दुखित होता है। 

जीवन क्या चीज है? जीवन तो ऐसा है कि जैसे किसी के हाथ मे कुछ देर 
काच का सामान रहा फिर क्षणभर मे गिरकर टूट गया। जन्म हुआ और मरण का 
समय आ गया। साठ-सत्तर बरस पल भर मे बीत जाते हैं। जो यह जानता है वह 
समय का सद॒पयोग कर लेता है। यही बुद्धिमानी है। यही सन्मति है। 

कहीं एक घटना पढ़ने मे आयी थी। एक लाड़ली प्यारी लड़की थी, अपने 
माता-पिता की। एक ही थी इसलिए माता-पिता ने बड़े सोच समझकर योग्य वर 
की तलाश की। बहुत परिश्रम के बाद बर मिला। विवाह का शुभ-मुह्ूर्त आ गया। 
मंगल बेला की सारी तैयारी आनन्द-दायक लग रही थी। लेकिन सात फेरे पूरे भी 


समा खष्ह/ड न्‍ समा बरह 


नहीं हुवे और सातवा अंतिम फरेरा प्रारंभ हुआ कि बर के प्राण देह से निकल यये। 
सब ओर हाह्मकार मच गया। पर अब क्या हे सकता था? 

“शजा-राणा छन्रपति हाधिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी 
बार।'” जिसकी जब बारी आ जाये उसे जाना होगा। इस बात का बीघ होने परही 
जीवन में समीचीनता आती है। सन्मार्ग की ओर कदम बढ़ते हैं। भगवान महावीर 
ने स्वय सन्मार्ग पाया, वे स्वय सन्‍्मति ये और हमें भी वही सन्मार्ग दिखाया, सन्‍्मति 
दी। 

विवाह की मगल बेला मे भी जाने का समय आ गया। जाने की बेला आ गयी। 
जाने वाला चला गया। कौन कहाँ तक साथ निभायेगा, कौन कहाँ तक साथ देगा, 
यह कहा नहीं जा सकता पर इतना अवश्य है कि सिवाय धर्म के कोई और अत 
तक साथ नहीं देता। कोई भी द्रव्य, कोई भी पद्दार्थ या कोई भी घड़ी यहाँ टिक 
नहीं सकती। बहाव है जो निरतर बहता रहता है। परिणमन प्रतिक्षण है। 

कोई भी वस्तु यदि रुक जाये परिवर्तित न हो तो वह वस्तु नहीं मानी जायेगी। 
वस्तु तो वही है जो प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होते हुये भी अपने स्वरूप में स्थित 
है। भगवान महावीर की यात्रा भी अरुक थी, वह ससार में रुके नहीं, सतत्‌ बढ़ते 
ही गये। जो इस प्रवाहमान जगत मे निरन्तर अपने आत्म-स्वरूप की प्राप्ति की और 
बढ़ रहा है। वृद्धिगत हो रहा है वही वर्धमान है। उसका प्रतिक्षण नित-नवीन वर्तमान 
है। 

महावीर भगवान अपने नाम के अनुरूप ऐसे ही वर्धमान थे। वे अपनी आत्मा 
मे निरन्तर प्रगतिशील थे। वर्धमान चारित्र के धारी थे। पीछे मुड़कर देखना या नीचे 
गिरना उनका स्वभाव नहीं था। वे प्रतिक्षण वर्धभान और उनका प्रतिक्षण वर्तमान 
था। उन्हे अपने खो जाने का भय नहीं था। जो शाश्वत्त है, जो कभी खो नहीं सकता, 
महावीर भगबान उसी के ख़ोजी थे। उसी मे खोने को राजी थे। उनका उपदेश भी 
यही था कि जो नश्वर है, मिटने वाला है उसे पकड़ने का प्रयास या उसे स्थिर बनाने 
का प्रयास व्यर्थ है। वास्तविक सुख तो अपनी अविनश्वर आत्मा को प्राप्त करने 
मे है। 

यहाँ ससार में जो सुख है उसके पीछे दुःख भी है। संयोग के साथ वियोग लगा 
हुआ है। जो सुख-दुःख के पार है, जो संग्रोम-वियोग के पार है, उसका विचार 
आवश्यक है। उसंका जन्म भी नहीं है, उसका मरण भी नहीं है मानों एक आवरण 
है जो इधर का उधर हट जाता है और वह जो मृत्युंजबी है वह हमेशा बना ही रहता 
है 


ड्र४ समग्र छष्छ/ ४ 


युद्ध से पूर्व अर्जुन को श्रीकृष्ण ने यही तो समझाया था कि जो कर्मयोगी है 
वह जन्म मरण का विचार नहीं करता, वह तो जीवन मरण के बीच जो शाश्वत 
आत्मतत्व है उसका विचार करता है और कर्त्तव्य में तत्पर रहता है। ''जातस्य हि 
ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च, तस्मातपरिहार्यो5र्थे, न त्व शोचितुमर्ईसि। ' अर्थात्‌ 
जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यभावी है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी 
अवश्य होगा। यह अपरिहार्य चक्र है। इसलिये हे अर्जुन, सोच मे मत्त पड़ो। अपने 
धर्म का (कर्त्तव्य का) पालन करना ही इस समय श्रेयस्कर है। जन्म मरण तो होते 
ही रहते हैं। हम शरीर की उत्पत्ति के साथ अपनी उत्पत्ति और शरीर के मरण के 
साथ अपना (आत्मा का) मरण मान लेते है। क्योंकि अपनी वास्तविक आत्म सत्ता 
का हमें भान ही नहीं है। जन्म-जयन्ती मनाना तभी सार्थक होगा जब हम अपनी 
शाश्वत सत्ता को ध्यान मे रखकर अपना कर्त्तव्य करेगे और उसी की सभाल मे 
अपना जीवन लगायेगे। 

भगवान महावीर स्वामी का कहना था कि यदि वस्तु को आप देखना चाहते 
हो या जीवन को परखना चाहते हो या कोई रहस्य उद्घाटित करना चाहते हो तो 
वस्तु के किसी एक पहलू को पकड़कर उसी पर अड़ करके मत बैठो। मात्र जन्म 
ही सत्य नहीं है और न मरण ही सत्य है। सत्य तो वह भी है जो जन्म मरण दोनों 
से परे हैं। 

जो व्यक्ति मरण से डरता है वह कभी ठीक से जी नहीं सकता। लेकिन जो 
मरण के प्रति निश्चित है, मरण के अनिवार्य सत्य को जानता है, उसके लिए मरण 
भी प्रकाश बन जाता है। वह साधना के बल पर मृत्यु पर विजय पा लेता है। ससार 
मे हमारे हाथ जो भी आता है बह एक न एक दिन चला जाता है, यदि जीवन के 
इस पहलू को, इस रहस्य को हम जान ले और आने-जाने रूप दोनों स्थितियो को 
समान भाव से देखे तो जीवन में समता भाव (साम्यभाव) आये बिना नहीं रहेगा। 
जो मुक्ति के लिए अनिवार्य है। 

जीवन के आदि और अत दोनो की एक साथ अनुभूति हमारे पथ को प्रकाशित 
कर सकती है। हम शान्त भाव से विचार करे और हर पहलु को समझने का प्रयास 
करें तो जीवन का हर रहस्य आपोआप उद्घाटित होता चला जाता है। अनेकान्त 
से युक्त दृष्टि ही हमे चिन्तामुक्त और सहिष्णु बनाने में सक्षम है। ससार में जो विचार 
वैषग्य है वह अपने एकान्त पक्ष को पुष्ट करने के आग्रह की वजह से हैं। अनेकान्त 
का हृदय है समता। सामने वाला जो कहता है उसे सहर्ष स्वीकार करो। दुनिया में 
ऐसा कोई भी मत नहीं है जो भगवान महावीर की दिव्य-देशना से सर्वथा असंबद्ध 


समा ख्य/४ ४२५ 
था। यह बात जुदी है कि परस्पर साप्रेक्षता का ज्ञान न होने से दुराग्रह के कारण 
मतों मे, मान्यताओं में मिथ्यापना आ जाता है। 

मैं बार-बार कहा करता हूँ कि हम दूसरे की बात सुनें और उसका आशय समझें। 
आज बुद्धि का विकास तो है लेकिन समता का अभाव है। भगवान महावीर ने हमे 
अनेकान्त दृष्टि देकर वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है। साथ ही साथ 
हमारे भीतर वैचारिक सहिष्णुता और प्राणिमात्र के प्रति सदभाव का बीजारोपण भी 
क्रिया है। 

हमे आज आला के रहस्य को समझने के लिए अनेकान्त, अहिंसा और सत्य 
की दृष्टि की आवश्यकता है। वह भी वास्तविक (रीयल) होनी चाहिये। बनावटी 
नहीं। यदि एक बार यह ज्योति (ऑख) मिल जाये तो मालूम पड़ेगा कि हम व्यर्थ 
चिता मे डूबे है। हर्ष विषाद और इष्ट-अनिष्ट की कल्पना व्यर्थ है। आत्मा अपने 
स्वरूप में शाश्वत है। 

भगवान महावीर अपनी ओर, अपने स्वभाव की ओर देखने वाले थे। थे संसार 
के बहाव मे बहने वाले नहीं थे। हम इस ससार के बह्मव में निरन्तर बहते चले आा 
रहे है और बहाव के स्वभाव को भी नहीं जान पाते है। जो बहाव के बीच आत्मस्थ 
होकर रहता है वही बहाव को जान पाता है। आत्मस्थ होना यानी अपनी ओर देखना। 
जो आत्मगुण अपने भीतर हैं उन्हे भीतर उत्तरकर देखना। अपने आपको देखना, 
अपने आपको जानना और अपने में लीन होना- यही आत्मोपलब्धि का मार्ग है। 

मैं कौन हूँ? यह भाव भीतर गहराता जाये। ऐसी ध्वनि प्रतिध्वनि भीतर ही भीत्तर 
गहराती जाये, प्रतिध्वनित होती चली जाये कि बाहर के कान कुछ न सुने। हमारे 
सामने अपना आत्म-स्वरूप मात्र रहे। तो उसी मे भगवान महावीर प्रतिबितिंत हो 
सकते है। उसी में राम अवत्तरित हो सकते है। उसी में महापुरुष जन्म ले सकते 
हैं। यही तो महावीर भगवान का उपदेश है कि प्रत्येक आत्मा मे महावीरत्व छिपा 
हुआ है। 

आत्मा अनत है। चेतना की धारा अक्षुण्ण है। आवश्यकता उसमें डुबकी लगाने 
की है। दर्पण में जैसे कोई देखे तो दर्पण कभी नहीं कहता कि मेरा दर्शन करो, वह 
तो कहता रहता है कि अपने को देखो। मुझमें भले ही देखो, पर अपने को देखो। 
अपने दर्पण स्वयं बनो। दर्पण बने बिना और दर्पण के बिना स्वयं को देखना संभव 
नहीं है। 

“गुणवश प्रभु तुम हम सम 
पर पृथक्‌ हम भिन्‍नतम 


दर्पण में कब दर्पण 
करता निजपन अर्पण।'' 

गुणो की अपेक्षा देखा जाये तो भगवान और हममें समानता है। लेकिन सत्ता 
दोनों की पथक्‌-पुथक्‌ है। दो दर्पण हैं समान हैं लेकिन एक दर्पण दूसरे में अपनी 
निजता नहीं डालता। मात्र एक दूसरे की निजता को प्रतिबिबित कर देता है। भगवान 
महावीर मे हम अपने को देख सके यही हमारी बड़ी से बड़ी सार्थकता होगी। 

नदी, पहाड़ की चोटी से निकलती है। चलते-चलते बहुत से कंदराओं, 
मरुभूमियो, चहझनो और गर्तों को पार करती है और अन्त मे महासागर में विलीन 
हो जाती है। हमारी जीवन यात्रा भी ऐसी ही हो। अनंत की ओर हो ताकि बार-बार 
यात्रा न करना पड़े। ससार का परिभ्रमण रूप यह जन्म मरण छूट जाये। महावीर 
स्वामी ने आज की तिथि मे जन्म लेकर, जन्म से मृत्यु की ओर यात्रा प्रारभ का, 
जो अन्त में मृत्युजयी बनकर अनत में विलीन हो गई। 

आत्मा को निरन्तर शरीर धारण करना पड़ रहा है। यही एक मात्र दुख है। 
शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना ही सच्चा सुख है। अभी तो जिस प्रकार 
अग्नि लौह पिण्ड के सम्पर्क में आने से लोहे के साथ पिट जाती है, उसी प्रकार 
शरीर के साथ आत्मा घटी»मिटी तो नहीं है लेकिन पिटी अवश्य है। विभाव रूप 
से परिणमन करना ही पिटना है। अपने आत्म स्वरूप से च्युत होना ही पिटना है। 
जन्म मरण के चक्कर मे पड़े रहना ही पिटना है। हम इस रहस्य को समझे और जन्म 
मरण के बीच तटस्थ होकर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करे। 
अनत सुख को प्राप्त करने का प्रयास करे। 

भगवान महावीर का तो यह जन्म अतिम था। उनकी मृत्यु भी अतिम थी। वे 
स्वय भी अतिम तीर्थंकर थे। इसके पूर्व और भी तेईस तीर्थंकर हुए। सभी ने अपने 
आत्म बल के द्वारा अपना कल्याण किया और हमारे लिए कल्याण का मार्ग बताया। 
लेकिन हम इस जन्म के चक्र से स्वय को निकाल नहीं पाये। हमारा जीवन धर्मामृत 
की वर्षा होने के उपरान्त भी अमृतमय नहीं हुआ। जरा देर के लिए बाहर से भले 
ही अमृत से भीगा हो लेकिन भीतर तक भीग नहीं पाया। 

भीतर तक भीगने के लिए अन्तर्मन की निर्मलता चाहिये। श्रद्धा भक्ति ही अन्तर्मन 
को निर्मल बनाती है। भगवान महावीर की जयन्ती मनाकर अपने अंतर्मन को निर्मल 
बनाने का प्रयास करे। पाँच पापो से मुक्त होकर, कषाय भावों को छोड़कर आत्मस्थ 
होने का प्रयास करें। 


शरीर की बदली हुई नश्वर पर्यायो मे न उलझें। शरीर का बदलना तो ऐसा 


समग्र खष्द,४ डक 


है कि जैसे पुराना वस्त्र जब जीर्ण-शीर्ण होकर फटने लग जाता है तब उसे उत्तारकर 
दूसरा वस्त्र धारण कर लिया जाता है ऐसे ही जब तक यह आत्मा ससार से मुक्त 
नहीं होती तब तक नई-नई पर्याय अर्थात्‌ शरीर को धारण करती रहती है। यही 
शरीर का बधन दुखदायी है। इस बधन से मुक्त होना ही सुखकर है। यही आदर्श 
है। यही श्रेयस्कर है! यही प्राप्तव्य है। 
इसी भावना के साथ अत मे इतना ही कहूँगा कि- 
नीर निधि से धीर हो, वीर बने गम्भीर 
पूर्ण पैर कर पा लिया, भवसागर का तीर। 
अधीर हूँ मुझ धीर दो, सहन करू सब पीर 
चीर-चीरकर चिर लखूं, अंदर की तस्वीर।। 
70० 


४२८ 


समग्र ख़ण्ड/४ 


हनुमान जी, अजना और पवनजय के पुत्र थे, इसलिए पवनपुत्र 
कहलाते थे। उनका शरीर वज्ज के समान सुदृढ़ और शक्ति सम्पन्न 
था, इसलिए उन्हे कही-कहीं लोग बजरगबली भी कहते है। 

उनका प्रचलित वानर रूप उनका वास्तविक रूप नहीं है। व ता 
सर्वगुणसम्पन्न और सुदर शगैर को धारण करने वाले मोक्षगामी 
परम पुरुष थे। 


समग्र सं, ४ ह्रर्द 


८ परम पुरुष भगवान हनुमान 


सुगध की आवश्यकता होने पर हम फूल या अन्य किसी सुगधित्त पदार्थ की 
गवेषणा करते हैं। प्रकाश की आवश्यकता होने पर सूर्य की, दीपक की प्रतीक्षा करते 
है। शीतलता की आवश्यकता होने पर सघन छायादान वृक्ष या शीतल गंगाजल चाहते 
है। वास्तव मे पदार्थ की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उस पद्मार्थ मे विद्यमान 
शक्ति“गुणधर्म की है। यह ठीक है कि पदार्थ के बिना गणधर्म नहीं होते। जैसे फूल 
आदि के बिना सुगध नहीं रह सकती, सूर्य या दीपक के बिना प्रकाश दुर्लभ है। 

लेकिन जब हमारा ध्यान प्रकाश सुयध या शीतलता आदि गुणधर्म की ओर 
न होकर मात्र पदार्थ की ओर होता है तब हम चूक जाते हैं। आत्म-शक्ति की ओर 
न देखकर मात्र शरीर की ओर देखते रहने का परिणाम यड़ हुआ है कि जीव ससार 
में ही भटक रहे हैं। ऐसे समय मे समय-समय पर महान्‌ आल्माएं आकर स्वय अपने 
आत्म कल्याण के माध्यम से हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करती हैं और शक्ति की 
उपासना, गुणों की आराधना का संदेश देती है। 

“हिंसाया दुष्प्रति तिरस्कार करोति इति हिन्दु।' ' 

अर्थात जो हिसा से दूर है वास्तव मे वही हिन्दु हैं। हिन्दु, यदि कोई व्यक्ति है 
तो उस व्यक्ति को ऊपर उठाने वाली शक्तिगुणधर्म अहिंसा है। अहिंसा ही हिन्दू 
होने की कसौटी है। हम व्यक्ति का सम्मान नहीं करते बल्कि हम व्यक्ति के भीतर 
विद्यमान व्यक्तित्व का आदर करते हैं। 

व्यक्तिल् के अभाव मे व्यक्ति की पूजा नहीं होती। यदि आज भारत और भास्तीय 
सस्कृति जीवित है तो इसी सारभूत व्यक्तित्व के मूल्यांकन करे कारण ही जीवित है। 
हम वस्तु के धर्म, स्वभाव या उसके गुणों के विकास की ओर दृष्टिपात करें। व्यक्ति 
के विकास के लिए अहिंसा गुण होना चाहिए! किसी जाति, शरीर, सम्प्रदाय आदि 
का महत्त्व नहीं है। महत्व अहिंसा धर्म का है। , ह 

हम किसी एक नामधारी भगवान को पुकारते हैं तो उसके साथ भी अनेक प्रकार 
के आवरण और ले आते हैं आवरणातीत सभी कलंकों से, दोषों से रहित भगवान 


8३० समग्र खण्द, ४ 


और निर्दोष पवित्र अहिंसा धर्म को पहचान पाना इन प्राप्त हुई आंखो से संभव 
नहीं है। जिस दिन धर्म की सही सही पहचान हमें हो जायेगी उसी दिन भक्त और 
भगवान के बीच की दूसरी समाप्त हो जायेगी। असीम संसार भी स्वल्प रह जायेगा 
और अदर की कलुषता समाप्त होने लगेगी। 

सुख शाति के रसास्वादन का प्रथम कदम है अपने से भिन्‍न अन्य पदार्थों से 
चित्त को हटाकर निज निरावरित आत्मा की ओर आना यदि हमे सुख शान्ति चाहिये 
है यदि हम विश्व मे शान्ति लाना चाहते है तो प्राप्तव्य वस्तु के गुणधर्म की ओर 
दृष्टिपात करें। 

भारतीय सस्कृति और पाश्वात्य संस्कृति में यही बड़ा अतर है कि भारतीय 
सस्कृति वस्तु के बाह्य आवरण को हटाकर आतरिक गुणधर्म की ओर जाने की शिक्षा 
देती है। पाश्चात्य सस्कृति के विचार मात्र आवरण तक ही सीमित रह जाते है। 
भारतीय सस्कृति में सम्यक्‌ ज्ञान का महत्त्व ज्ञेय पदार्थों की अपेक्षा अधिक है। दर्शन 
का महत्त्व अधिक है दृश्य का नहीं। भोग्य पदार्थ का महत्त्व (मूल्य) कभी भोक्ता 
से अधिक नहीं हो सकता। होना भी नहीं चीहिये। क्योंकि भोक्ता (आत्मा) ज्ञानी 
है। सवेदक है। चैतन्य है और शेष सभी पदार्थ जड़ है, अचेतन है। सुख बाह्य पदार्थों 
मे नहीं अपनी आत्मा मे है। वास्तविक धर्म भी वहीं है जो हमे आत्म तत्व की ओर 
आना सिखाता है। निष्कलक और आवरण से मुक्त करता है। 

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नगर में हजारों घर होंगे, क्या आपने 
कोई ऐसा घर या महाप्रासाद देखा है जिसमें एक भी दरवाजा या खिड़की न हो। 
वह धास-फूस की झोपड़ी ही क्यों न हो पर उसमें एक दरवाजा अवश्य होगा जिस 
प्रकार समग्र विश्व मे बिना खिड़की या दरवाजे के कोई मकान सभव नहीं उसी 
प्रकार सारे संसार में बिना गुण के कोई मनुष्य नहीं है। बस, गुणो को देखने की 
आवश्यकता है। 

गुणो की गवेषणा करने वाली दृष्टि अपने आप गुणो को प्राप्त कर लेती है। 
जो गुणो की खोज करता है वह गुणी को भी प्राप्त कर लेता है। गुण और गुणी 
का संबध अभिन्‍न है। धर्म और धर्मात्मा का संबध भी अभिन्‍न है। धर्म के अभावमें 
धर्मात्मा और धर्मात्मा के अभाव में धर्म कहीं मिलने वाला नहीं है। 

यही कारण है कि गुणग्राही व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं 
करता तथा स्वय भी सुख और शाति का अनुभव करता है। जो दूसरे के अवगुण 
देखता है और दूसरे को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है, वह कभी तृप्ति, सुख और 
शांति का अनुभव नहीं कर सकता। 


सका खष्जु/४ 8 


' भोग की ओर दौड़ लगाने वाला यह युग धर्म का नाम तो लेता है किन्तु धर्म 
की भावना नहीं रखता। पदार्थ को देखकर मात्र भोगवत्ति का होना ही व्यक्ति को 
गुणों से विमुख करता है। भोक्ता जो चैततन्यमूर्ति है, सवेदनशील आत्मा है बह दिखाई 
नहीं पड़ता। यही अशांति और दुख का कारण है। यदि हमने सुख शान्ति को प्राप्त 
करने का लक्ष्य बनाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि जिन्होने सुख-शांति प्राप्त की है 
उनकी शरण मे जाये और उनके द्वास निर्देशित मार्ग पर चलकर गुणग्राही बनकर 
अपने आल-यगुणों को प्राप्त करने का प्रयास करे। 

जो आलनिर्भर हौकर निष्कलक परम अवस्था को ग्राप्त हुये हैं जो किसी का 
किसी भी रूप में लाभ अथवा हानि नहीं करतें। जो अपने आप में स्थित हैं- ऐसे 
प्रभु की गवेषणा करनी चाहिये। तभी हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। 
तभी हम अपने अंदर स्थित उस आत्मतत्व को जो अनादिकाल से अनुभव में नहीं 
आया, अनुभूत कर सकेगे। 

रामनवमी यहाँ कुछ दिन पहले मनाई जा चुकी है। उसके उपरान्त भगवान 
महावीर के पावन आदर्शों की स्मृति स्वरूप महावीर जयन्ती का आयोजन किया जा 
चुका है। उसी श्रृंखला मे आज हनुमान जयन्ती है। उनका व्यक्तित्व अनोखा था। 
वे अजना और पवनजय के पुत्र थे, इसलिए पवनपुत्र कहलाते थे। उनका शरीर 
वज्र के समान सुदृढ़ और भक्ति सम्पन्न था, इसलिए उन्हे कहीं-कहीं लोग बजरगबली 
भी कहते हैं। उनका प्रचलित वानर रूप उनका बास्तविक रूप नहीं है। वे तो 
सर्वगुणसम्पन्न, सुदर शरीर को धारण करने वाले परम पुरुष थे। 

आज विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव है। बुद्ध की उपासना करने वाले 
बौद्ध हैं। जिनेन्द्र भगवान की उपासना करने वाले जैन है, पर ध्यान रखना धर्म 
सम्प्रदायातीत है। मैं जैन हूँ, मैं हिन्दु हूँ, मैं सिक्ख हूँ या ईसाई हूँ या मैं मुस्लिम 
हूँ, इस प्रकार की मान्यता हमारे समाज रूपी महासागर के विशाल अस्तित्व को समाष्स 
करने वाली है। इस तरह टुकड़ों-टुकड़ों में बंटकर, एक एक बूद होकर अपने अस्तित्व 
को खोने में ज्यादा समय नहीं लगेया। बूंद की सुखाने के लिए थोड़ी सी सूर्य की 
तपन पर्याप्त होती है। हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझें, 
धर्म को जीवन में लाये और एक साथ रहकर परस्पर एक दूसरे के प्रति, प्राणिमात्र 
के प्रति, समूचे अस्तित्व के प्रति सदभाव रखें। 

रामचंद्रजी को बनवास हुआ। सीताजी का हरण हो गया। तब राब, सीता के 
वियोग में विचलित हो उठे। कभी नदी के पास जाकर पूछते कि है नदी, मेरी सीता 
कहाँ गई है; तुम्हे मालूम होगा, तुम तो बहुत दूर से बहती आ रही हो, मेरी सीता 
जरूर तुम्हारे किनारे आयी होगी, पानी पिया होगा, संध्या बंदना की होगी, तुम्हारे 
तट पर बैठकर अन्त भगवान का ध्यान क्रिया होगा, मेरी स्मृति में रोती होगी। 


ढंश्र सबमड जप, ४ 


कभी वृक्ष के समीप जाकर पूछते कि हे वृक्ष, तुम्हीं बताओ मेरी सीता यहाँ से गुजरते 
समय तुम्हारी छाया में बैठी होगी, रसदार फल खाये होंगे, फिर किस ओर चली गई। 
. कहते हैं कि रामचंद्र जी ककर-ककर से पूछते रहे, पर सीता का कहीं पता नहीं 

लगा। इसी बीच एक दिन जब सुग्रीव जो अपनी पलि के हरण हो जाने से दुःखी 
थे, शरण में आकर रोने लगे तो रामचद्र जी ने उन्हे सात्वना दी और कहा कि सीता 
की खाज बाद में करूँगा, पहले तुम्हारा दु ख दूर करूँगा। तुम्हारा दुख दूर करना 
हमारा परम कर्त्तव्य ह। शरणागत दीन-दुखी असहाय प्राणी की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करना उसे सकटो से बचाकर उसका पथ प्रशस्त करना यही क्षत्रिय पुरुषो का 
काम है। यही श्रेष्ठ धर्म है। 

कुछ समय मे ही राम की मदद से सुग्रीव को अपनी खोयी हुई पली सुतारा 
मिल गई और सुग्रीव भी अपनी सेना के साथ सीताजी की खोज के लिए तत्पर हो 
गया। परस्पर उपकार का यही सुफल होता है। 

उपकार का प्रबल भाव रखने वाले एक विशेष व्यक्तित्व का आज जन्म हुआ 
थ। न्याय का पक्ष लेने वाले वे रामभक्त हनुमान थे। न्यायप्रिय व्यक्ति अन्याय का 
कभी पक्ष नहीं लेता, चाहे अन्याय का पक्ष कितना भी प्रबल क्यो न हो। न्याय तो 
वही है जो सतू-पथ पर ले जाये। सच्चाई के मार्ग पर ले जाये। हनुमान सतृपथ 
पर चलने वाले महापुरुष थे। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि रामचद्र जी का मार्ग न्याय 
का मार्ग हे, ता व रावण से निकट सबध होते हुये भी उनका साथ न देकर राम 
के साथ हो गये। 

सीताजी की खोज मे वे लका पहुँचे। तथा विभीषण के साथ वहाँ अशोक वाटिका 
में पहुँच गये जहाँ ग्यारह दिन से उपबास किये, राम के विछोह मे दुखी सीताजी 
बैठी थी। उनका सकलल्‍्प था कि जब तक स्वामी राम की खबर नहीं मिलेगी तब 
तक आहार ग्रहण नहीं करूँगी। आज इस तरह के आदर्श को प्रस्तुत करने वाले 
विरले होते है। 

हनुमान जी ने जाकर बदना की और कह्य कि मैं रामचद्र जी के पास से आया 
हूँ। आपका विश्वास और दृढ़ता देखकर अचरज में पड़ रहा हूँ। आपका विश्वास 
सच्चा है। अब आप निश्चिन्त हो जाइये, श्रीराम कुशल हैं। सारा बृतात सुनकर और 
समचद्र ही के द्वारा भेजी गई मुद्रिका देखकर सीता जी आश्वस्त और प्रसन्‍न हुई। 

इस त्तरह न्याय का समर्थन करने वाले हनुमान को सफलता मिली। विभीषण 
ने भी अपने बड़े भाई रावण का साय छोड़ दिया। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना-अपना 
पुण्य-पाप है। इसी के आश्रय से सारा संसार गतिमान है। चल रहा है 

तेजोबिदु उपनिषद्‌ मे यह बात पढ़ने में आई कि- 

“रक्षको विष्णुरित्यादि ब्रह्म सृष्टेष्ट तु कारणं, 
संहारे रुद्रको सर्व एवं मित्थेषि निश्चनो।” 


समत्र छणा:८४ : हह३ 

अर्थात्‌ विश्व की सृष्टि करने वाला कोई ब्रह्म, संरक्षण करने बाला कोई विष्शु 
या सहारक रुद्र (अंकर) मानना मिथ्या धारणा है। भीतर बैठी हुई आंत्मा ही अपने 
अच्छे बुरे भावों की कर्ता है! आत्मा ही अपने भावों का यथासंभव संरक्षण करने 
वाली है और बहीं अन्त मे अपने भावों को मिटाने वाली है। अतः प्रत्येक आत्मा 
स्वय ब्रह्मा है और स्वयं ही विष्णु और श्षंकर है। 

इन तरह इस उपनिषद्‌ में बड़ी आन्तरिक घटना का उल्लेख है। दूसरे पर कर्तृत्व 
का आरोप लगाना मिथ्या है। अपने स्वतत्र अस्तित्व को समझने के लिए ये वाक्य 
अमृत जैसे हैं। संसारी प्राणी अपने जीवन की बागडोर दूसरे के हाथों में सौंपकर 
स्वय निश्चित होना चाहता है किन्तु अपनी आंतरिक शक्ति को (जो मौलिक है) जानने 
की कोशिश नहीं करता। 

आणविक शक्ति के आविष्कारक अल्वर्ट आइस्टीन महान्‌ वैज्ञानिक माने गये 
है। उन्होने लिखा है कि मैने अणु की शक्ति की खोज विश्व शांति के लिए मानव 
के कल्याण के लिए किये जाने वाले कार्यों के सपादन के लिए की है। मेरी दृष्टि 
विनाश की नहीं है। इतना अवश्य है कि जिस दिन मानव का दिल और दिमाग खराब 
हो जाएगा उसी दिन इस शक्ति के द्वारा प्रलय झो जाएगा। 

जब तक हमारे भीतर का ज्ञान सही-सही देवता की उपासना करता रहेगा। जब 
तक मन निर्मल रहेगा और भौतिक बाह्य निधि भले ही मिट जाये लेकिन हमारी 
भीतरी निधि को मिटाना सभव नहीं होगा। वह अक्षुण्य बनी रहेगी। बिनाश की 
शक्तियो के बीच भी अहिंसा की यह आत्मिक शक्ति अपराजेय रहेगी। राबण के 
अहकार और हिंसात्मक आचार-विचार पर विजय पाने वाले हनुमान जैसे अहिसा 
धर्म के उपासक चरित्रवान्‌ और न्यायप्रिय महापुरुष आज भी पूज्य हैं। 

रावण को हराकर धर्मज्ञ विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर जब राम 
अयोध्या लौट आये और सुख श्ञाति के साथ जीवन व्यतीत करने लगे तब एक दिन 
अपवाद की बात सुनकर सीना जी को बन में छोड़ आने का उन्होने आदेश दे दिया। 
हनुमान जी ने विरोध किया पर राम अपने निर्णय पर अडिग रहे। कहा कि इसी 
में सभी का हित निहित है। यही दूरदर्शिता और मर्यादा है। अन्यथा राजा के न्याय 
के प्रति लोगों का विश्वास उठ जायेगा। 

आज का न्याय केवल अर्थ (धनसम्पदा) और स्वार्शव पर निर्धारित हो गया है। 
परमार्थ का ध्यान भहीं। सच्वा अर्थपुरुषार्थ तो वह है जिसमें घनसम्पदा का संचय 
आत्मा के लिए क्रिया जाता है तो जीवन के ब्रिकास में सहायक होता है। 

राम की आज्ञा से सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहने ले जाकर वन में छोड़ते 
समय कृत्तान्तवक्र दुःखी होकर रोने लमे और का क्रि हे ग्यतेश्वरी, राजा की आज्ञा 
से मुझे सेवक के नाते यह कार्य करना पह्छ लेकिन प्रंभु के चरणों में. अब यही फ्र्थना 
करता हैँ कि आगामी जीवन में कभी क्रिसी की नौकरी न क़रना पड़े। आपके प्रति 


/ है३४ समग्र खण्ड: ४ 


जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। 

इतना सुनते ही सीता जी ने कहा कि कृतान्तवक्र तुम दुःखी मत होओ और 
रामचन्द्र जी के प्रति ऐसा विचार मत लाओ, वे मेरे स्वामी हैं उनकी आज्ञा 
* शिरोघार्य है। जो भी हुआ वह मेरे पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसमें 
किसी का कोई दोष नही है। तुम अपने राजा राम से जाकर इतना ही कहना कि 
सीता को छोड़ दिया सो कोई बात नहीं लेकिन कभी धर्म का पक्ष न्याय का पक्ष, 
नहीं छोड़ना। 

बधुओ ! महान्‌ आत्मायें अपने ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को सहर्ष 
स्वीकार करती हैं और धर्म के मार्ग पर आरूढ़ रहकर दूसरों के लिए धर्म का मार्ग 
प्रदर्शित करती हैं। 

सीता को वन मे अकेली छोड़कर कृतान्तवक्र चला गया। इसी बीच पुण्डरीकपुर 
के राजा वज़जघ अपनी सेना के साथ उस वन से निकले: और सीता जी का हाल 
जानकर उन्हे अपनी धर्म बहिन मानकर पुण्डगीकपुर ले आये। वहीं सीता के दो 
परमवीर पुत्र उत्पन्न हुये। एक दिन जब नारद सीता का हाल जानने वहाँ पहुंचे तो 
दोनो पुत्रों लव और कुश ने उनका सम्मान किया। जिससे सतुष्ट होकर नारद ने 
कहा कि तुम्हारा वैभव और बल राम और लक्ष्मण की तरह हो। 

तब दोनो पुत्रों लव-कुश ने पूछा कि ये राम-लक्ष्मण कौन हैं? तो नारद ने सारा 
वृतान्त सुना दिया। दोनो कुमारों ने सारी बात सुनकर राम-लक्ष्मण से युद्ध करने 
का विचार बना लिया और कहा कि हम अपनी माता के साथ किये गये इस व्यवहार 
का बदला लेगे। सीता सोचने लगी कि अब क्या होगा? उन्होंने पुत्रों को समझाया 
कि श्रीराम के साथ विरोध करना उचित नहीं है। वे तुम्हारे पिता है, तुम बड़ी विनय 
के साथ जाकर नमस्कार करके पिता के दर्शन करो। यही ठीक रहेगा। पर लव-कुश 
नहीं माने। माँ से कह दिया कि आप चिंतित मत होओ हम आपके पुत्र है। वीरों 
का मिलन युद्ध स्थल मे ही होता है। हम वन में आपको अकेला छोड़ने व'्ले अपने 
पिता से युद्ध मे ही मिलेंगे, और माँ को प्रणाम करके अयोध्या की ओर चल पड़े। 

जब कर्त्तव्य और न्याय मे निपुण हनुमान को लव-कुश की वास्तविकता का 
ज्ञान हुआ तो वे राम-लक्ष्मण की सेना को छोड़कर लव-कुश की सेना में आ गये; 
और कहा कि यही न्याय का पक्ष है। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई जो हनुमान पहले 
राम के साथ थे, आज वे ही श्रीराम के विपक्ष मे युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गये। क्षत्रिय 
का धर्म यही है कि न्याय के पक्ष में धर्मयुद्ध करना और अन्याय का समर्थन नहीं 
करना। 

युद्ध प्रारंभ हुआ और देखते-देखते राम-लक्ष्मण का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। 
अत मे जब लक्ष्मण ने चक्ररल चलाया तो वह भी लव-कुश के पास पहुँचकर कांतिहीन 
हो गया। तब शीघ्र ही नारद ने जाकर लक्ष्मण जी को लव-कुश का परिचय दिया 


समय अच्य/४ श्श्र्‌ 
और सीता के दुःखों का डृत्तान्त कह दिया। 
तब स्नेह में आकुल होकर राम लक्ष्मण पुत्रों के समीप चल पड़े। दोनो पुत्री 
ने भी रथ से उतस्कर हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया। सभी परस्पर मिले। 
इनुमान ने गदगद होकर श्रीराम को प्रणाम किया और दोनों पुत्नें को गले लगा लिया। 
सभी समझ गये कि हनुमान ने क्यो राम का पक्ष छोड़ दिया था। ऐसे न्याय का पक्ष 
लेने वाले हनुमान धन्य है। जो व्यक्ति न्याय का पक्ष लेता है, उसके पक्ष में सास 
विश्व झी जाता है। 
सभी के परस्पर मिलन से सभी प्रसन्‍न थे। हनुमान, सुग्रीव आंदि ने राम से 
सीता जी को वापिस अयोध्या ले चलने की बात कहीं त्तब श्रीराम ने केहा कि यधपि 
सीता निर्दोष है लेकिन सभी के सामने उनकी निर्दोषता प्रकट होनी चाहिये। सीता 
सहर्ष तैयार हो गई। सभी प्रियलन शोकाकुल हो गये। अग्नि-परीक्षा के लिए अग्नि 
प्रज्ज्वलित की जाने लगी। 
जिनका मन अत्यत दृढ़ है, ऐसी सीता ने कायोत्सर्ग किया और अगिन में प्रवेश 
करने से पहले कहने लगी कि हे अग्नि | यदि राम को छोड़कर किसी अन्य पुरुष 
को स्वप्न मे भी मन-वचन-काय से मैने चाह्म हो तो दूर रहकर भी तू मुझे भस्मसात 
कर दे ओर यदि सदाचार मे स्थित्त मे सती होऊ तो तू मुझे जला नहीं पायेगी। इतना 
कहकर जैसे ही सीता ने अग्नि मे प्रवेश किया, उसी क्षण अश्नि, जल में परिवर्तित 
होने लगी।सब ओर जल फैलन लगा और जल के बीच सीता सिहासन पर बेठी 
दिखाई पड़ी। देवो ने आकर पुष्पवृष्टि प्रारंभ कर दी। सभी लोग गद्गद कंठ से 
जय-जयकार करने लगे। सभी नतमस्तक हो गए। 
श्रीराम हर्षित होकर कहने लगे कि 'परीक्षा मे पास हो गई। सभी का मन का 
मैल निकल गया। सीता जी अब घर लौट चलो।” तब सीता ने शान्तभाव से कह्म 
“कि अब भवन कहाँ अब तो वन में रहना ठीक है। मैं अग्नि परीक्षा में पास हो 
गई, इसमें शील धर्म की लाज बच गई। अग्नि में तपकर मेरे शीलब्नत में निखार 
आया है। अब तो जीवन पर्यन्त पचमहाव्रत रूप शील को ग्रहण कखरूंगी। '” इस तरह 
सब से विरक्त झोकर ये वन में जाकर आर्यिका के ब्रत्तों को अंगीकार कर लेती है। 
केशलुच करके मात्र एक साड़ी अपने पास रखती है और समस्त आरभ परिग्रह से 
मुक्त होकर अर्हन्त प्रभु के ध्यान में लीन होकर विचार करती है कि- 
“पराषाणेबु यथा हेम॑, दुग्ध मध्ये यथाघेतम्‌! 
तिलमध्ये यथा तैल, देह मध्ये तथा शिवः। 
काष्ठ मध्ये यथा यहिन शक्ति रूपेण तिष्ठति। 
अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित:।। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पाषाण में सोना विद्यमान है, दूध में घी विधमान है, तिल 
में तेल और लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार शक्ति रूप से 


ड३६ समा खष्द/४ 
इस देह में शिव (आत्मा) विद्यमान है। जो ऐसा जानता है वहीं विद्वान है, ज्ञानी 
है। 
. इस प्रकार ध्यान मे लीन सीता की चंदना करके गद्गद कंठ से श्रीराम कहने 
लगे कि हे आर्थिका माता मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने यह अंतिम परीक्षा देकर 
हमें शिक्षा दे दी कि आत्मा पृथक है और देह पृथक है। आपका जीवन कृतार्थ हो 
गया। 
यह सब देखकर कुछ समय के उपरान्त हनुमान जी भी ससार से विरक्त हो 
गये। कह दिया कि अभी तक न्याय का पक्ष लिया अब आगे आगम का पक्ष, आत्मा 
का पक्ष लूंगा और वन में जाकर परम दिगम्बर दीक्षा अंगीकार कर ली। 
उन्होंने जीवन भर सत्य का साथ दिया और अत में सत्य को प्राप्त करने के 
लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गये। मुक्ति को पा गये। वे चरम शरीरी सर्वाग सुन्दर 
देह को धारण करने वाले थे। उनके सौदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराये भी 
मुग्ध हो जाती थी। सभी उन्हें चाहते थे लेकिन वे अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना 
चाहते थे, यही उनकी विशेषता थी। 
जहाँ तक मुझे स्मृति है हनुमान जी का तीर्थक्षेत्र मागी-तुंगी माना जादा है, जो 
कि महाराष्ट्र प्रान्त में है। वहाँ पर एक ऐसी ध्यान मग्न प्रतिमा है जिसका मुख दीवाल 
की त्तरफ है, जो इस बात की प्रतीक है कि अप्रतिम सौन्दर्य के धनी होकर भी हनुमान 
जी विश्व से विमुख रहे। अपनी ओर देखने मे, आत्मज्ञ बनने में लगे रहे। उन्होने 
समस्त बाह्य पदार्थों से हटकर अपने अजर अमर आत्मतत्व की ओर दृष्टिपात किया। 
आज इस जयन्ती समारोह के आयोजक विश्व हिन्दू परिषद्‌ वालों को और 
उपस्थित सभी लोगो की सकल्प कर लेना चाहिये कि हम श्रीराम के अनुरूप, महावीर 
स्वामी के अनुरूप और मुक्तिगामी हनुमान के अनुरूप अपने जीवन को बनायेगे। 
अहिंसा धर्म का पालन करते हुये हिंसा से दूर रहकर सत्य की उपासना करेगे। जैन 
पुराणों के आधार पर मैंने आपके समक्ष यह राम और हनुमान की कथा रखी। इससे 
उज्ज्वल चरित्र हनुमान का अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका 
अनुकरण करते हुये उचित मार्ग पर चलें और सिद्धपद को प्राप्त करे। 
था आ। 





सो ' कजुरू 4 इ८2 
सर्भा ज्थें४ ९ डं३६ 
ह 


[3] 

यह पंचकल्याणक महोत्सव का अवसर आप लोगों को उपलब्ध हुआ है। जनता 
ने आग्रह किया था, प्रार्था की कि आप भी यहाँ पर आयें - प्रधारें। हमने 
कहा-देखो ! जैसा अभी पण्डित जी ने कहा- महाराज जी कुछ कहते नहीं। मैं 
तो वह कहता हूँ जो आत्मा की बात होती है। आत्मा का स्वभाव देखना जानना 
है। इसलिए क्या होता है? आपको भी देखना है। लेकिन आप कुछ होने से पहले 
ही देख लेना चाहते हैं, जो सम्भव नहीं है। 

वस्तु का परिणमन जिस समय, जिस रूप में होता है। उसी को देखा जा सकता 
है। और उसी का अनुभव किया जा सकता है। रागी, द्वेषी, कघायी, व्यसनी व्यक्ति 
परिणमन तो कर रहा है किन्तु वह जानना-देखना छोड़कर भविष्य की लालसा में 
पड़ जाता है। संसार की यही रीति है। यही रीति आप लोगों को पसंद आती है 
इसलिए ससार मे है! जिस दिन वस्तु का वर्तमान परिणमन हमारा ध्येय बन जाये, 
पेय बन जाये,जझेय बन जाए, उस दिन संसार में हमारे लिए कोई भी वस्तु अभीष्ट 
नहीं रह जायेगी। हमने यही कहा, अभी भी यही कहूँगा और आगे के लिए क्‍या 
कह सकता हूँ- पता नहीं? जब कभी पूछा जाए यही कहता हूँ नहीं भी पूछें। तो 
भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखना-जानना अपना खभाव है तो उसे हम भूलें 
ना। 

मंगलाचरण में आचार्य कुन्दकुन्द देव को नमोषस्तु किया गया और प्रार्थना 
की कि हे भगवन! जिस प्रकार आपका जीवन निष्पन्न-सपन्‍न हुआ, उसी प्रकार हमारा 
भी जीवन सम्पन्न हो। हमारा भी जीवन प्रतिपन्‍न हो।' हम अभ्युत्पन्न-मति वाले हों। 
हमारे पास मति तो है, लेकिम वह मति चौराप्ती लाख योनियों में भटकने-भटकाने 
वाली है। उसको हम भूल जायें और आप जैसे बन॑ जायें, बल और कोई इच्छा 
नहीं। * 
मोक्षमार्ग इतना बड़ा नहीं है, जितना हमने समक्ष रक्खा है। हम सोचते हैं कि 
अनन्तकाल से परिचय में आने पर भी वह अधूरा-सा ही लगता है, कभी. भी पूरा 


* डें80 समा अध्य,? 


नहीं, अत मोक्षमार्ग बहुत बड़ा है। लेकिन मोक्षमार्ग बहुत अल्प-स्वल्प है। कल्पकाल 
से आ रहे दुःख को शान्ति में परिवर्तित कराने की क्षमता इसमें है। मोक्षमार्ग बहुत 
प्रयास करने पर प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं है। यह तो बहुत शान्ति का मार्ग है। 
. जैसे- एक भवन निर्माण कराना था। देश-विदेशों से इन्जीनियरों को बुलवाया गया। 
उन्होंने नक्शा आदि तैयार कर दस साल तक परिश्रम किया और दस-बीस लाख 
रुपये खर्च कर, उसे तैयार भी कर दिया। लेकिन वह पसद नहीं आया। अब तो 
यही समझ में आता है कि जिस प्रकार तैयार होने में दस साल और लाखो रुपये 
लगे हैं, वैसे ही इसे साफ करने में और लगेंगे। इन्जीनियरों से पूछा गया- हमें यह 
पसन्द नहीं है। इसके निर्माण में तो दस साल लग गये तो कया इसको गिराने में 
भी इतना ही समय लगेगा? उन्होंने कहा- नहीं ! निर्माण के लिए बहुत समय लगता 
है, नाश के लिए नहीं। इसी प्रकार “कर्मक्षय के लिए इतने प्रयास जंजाल और 
उलझनो की कोई आवश्यकता नहीं। '” आपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, जमाया 
है, अर्जित किया है व उसको बाध-बूधकर रखा है, लेकिन अब उसे छोड़ने के लिए 
लग्बे समय की आवश्यकता नहीं। इतना डी आवश्यक है कि अपनी खुली आखों 
को इन पदार्थों की तरफ से मोड़ लें। “दृष्टि नाशा पै धरें?” बन्द भी नहीं करना 
है। मात्र अपनी आखो के बीच मे एक “ऐगिल'” बन जाए- कोण बन जाए तो 
हमारा दृष्टिकोण भीतर की ओर आ जाएगा, यही पर्याप्त है। वहीं के वहीं परिवर्तन 
हो जाएगा! सब वस्तुएं वहीं धरी रहेंगी। सागर, सागर में है जयपुर जयपुर में 
है | जयपुर वाले यहाँ पर तभी तक है जब तक कि उनका दृष्टिकोण उधर है- 
सम्बन्ध जोड़ रखा है। लेकिन न जयपुर आपका है ना हमारा। न सागर आपका 
है, ना किसी अन्य का। सागर, सागर में है। भवसागर, भवसागर में है। हम तो उसे 
तैर रहे हैं। बस ! आप सागर में रहते हैं और हम सागर पर रहते हैं, इतना ही अन्तर 
है। 

बन्धुओ ! सागर पर रहने वाला, भवसागर में रहने वाला नहीं होता। यह ससारी 
प्राणी नहीं हुआ करता। वह तो मुमुक्षु हुआ करता है। चाहने वाले मोही का नाम 
मुमुनक्षु नहीं हुआ करता। “मोक्तुमिच्छु: मुमुश्षु:'' मुमुश्षु, शब्द की व्युत्यत्ति ही कहती 
है कि वह जोड़ता नहीं, छोड़ने की इच्छा करता है। लेकिन संसारी प्राणी जोड़ने की 
इच्छा करता है। भैया ! आप क्या चाहते हैं, जोड़ना या छोड़ना? जोड़ना चाहते हैं, 
इसीलिए मैं कहता हूँ- भैया ! मुमुक्षु की कोटि में नहीं आ सकते। पण्डित जी अभी 
बोल रहे थे कि क्या छोड़े? जो जोड़ा है, उसे ही छोड़ना है। जिसके साथ हमारी 
लगन है, प्यार है। जिसको हमने अपनी तरफ से इंगित किया, प्रयास के साथ अर्जित 


समग्र खण्ड ४ हं8४१ 
किया, उसे ही छोड़ना है। लेकिन लगता है यदि भगवान्‌ भी कह दें तो छोड़ना आप 
लोगों को संभव नहीं हो सकेगा। भगवान्‌ कह भी तो रहे हैं- “कि तुम्हें वही छोड़ना 
है, ओ जोड़ा है। मैंने जो जोड़ा है, वह नहीं। पूर्वावस्था से मैंने भी जो जोड़ा था 
उसे छोड़ दिया। लेकिन अब जो यह जुड़ गया है वह अब जीवन का अंग“हिस्सा 
बन गया है। जीवन का स्वभाव धर्म है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। फिर क्‍या 
छोड़ना है? छोड़ना वही है, जो आपने जोड़ा है। मुझे यह नहीं पता कि आपने 
क्या-क्या जोड़ रखा है। भगवान्‌ का कहना तो इतना ही है कि, जो जोड़ रखा है, 
जोड़ते जा रहे छो और जो जोड़ने का संकल्प ले लिया है- भविष्य का, जीवन जीने 
के लिये जो तैयारी करने का प्रयास चल रहा है, बस ! उसको ही छोड़ना है। फिर 
सारा का सारा भविष्य ही अन्धकारमय नहीं हा जाएगा? अन्धकार नहीं होगा। यह 
जो “आर्टीफिशियल लाइट'” है उससे आँखो पर चमक आ रही है। इसको फेक 
दीजिए। 

वर्तमान मे जितना भी प्रकाश है, वह आँखों को खराब करता है। अतः इस 
प्रकाश को छोड़ दीजिए। यह प्रकाश्न, प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो ब्रह्न है, जिसमें 
कोई भी वस्तु अन्थकारमय नहीं रहे। कोई भी पदार्थ ज्ञातव्य नहीं रहे। वह 
प्रकाश लाइये। बाहर से “स्टोर'” किया गया प्रकाश हमारे काम का नहीं। वह 
अन्धकार के सामने शोर करता है और उसे भगा देता है। लेकिन भगाने वाला प्रकाश, 
प्रकाश नहीं हो सकता। “प्रकाश तो अपने-आप में सबको लीन कर लेता है, चाहे 
वह अन्धकार ही क्यो न हो।”” समन्तभद्र स्वामी ने स्वयभूस्तोत्र में कहा - दीपस्तमः 
पुद्गलभावतोउस्ति । 

दीपक का प्रकाश तम को कभी भगाता नहीं, किन्तु तम को ही प्रकाशमय बना 
देता है। वस्तु का एक स्वभाव-गुण, प्रकाशमय होना भी है तो दूसरा विभाव 
अन्धकारमय होना। हमारा ज्ञान एक ही है; वही ज्ञान, अज्ञान हुआ है, अब उसे 
ही ज्ञान की ओर “डायवर्ड'” करना है। और कोई क्रिया नहीं, वहीं के वहीं सब 
कुछ हो जाएगा। कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं। किन्तु जो जोड़ने का भाव 
है, जिसके साथ जुड़न चल रहा है, उसको जानना है, पहचानना है। यह कोई उलझन 
की बात नहीं। बहुत सीधी-सादी बात है। मुमुश्नु के जुड़ नहीं रहा, जोड़ नहीं रहा, 
उसे छोड़ने की इच्छा कर रहा है। छोड़ने की इच्छा, इच्छा नहीं है। वह छोड़ेगा, और 
ऐसे छोड़ेश कि बस यूं आँख फेर सेगा । अरे ! आँख क्या फेरेया, उसमें भी तो मरदन 
को व्यायाम करने की आवश्यकता है स्रेकिन गढ़ तो वहीं के वहीं, वैसा का पैते ही 
स्वस्व हो जाएश। अब आप भले ही पूछने लग जाएं कि- क्या बात हो गयी, ऐसी 


ड्डर्‌ समग्र खण्ह/४ 


कौन-सी उपेक्षा आ गई। उसके लिये तो अब उपेक्षा नहीं, मात्र किसी से भी अपेक्षा 
भहीं है, इतना ही है। दुनिया की दृष्टि मे वह नटखट-सा लगने लगता है। जब हमारा 
पेट भरा हो तब किसी की आवश्यकता नहीं- अपेक्षा नहीं। आप मेहमान के यहाँ 
गये हैं। आपके सामने बहुत से व्यंजनों से शोभित थाली परोस दी गई और पूछा 
जाता है कि आपको क्या दें? क्या चाहिए? .... ...बस ! इतना ही चाहिये कि अब 
अधिक मत पूछिये। क्योंकि हमारा पेट भरा है। आपने जो अनेक प्रकार के व्यंजन 
बना रखे हैं, इन्हें इसमे डाले, ऐसा नहीं हो सकता। भरपैट होने पर कोई इच्छा नहीं। 
इच्छा बताने की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ पर अपेक्षा है, वहाँ पूछताछ होती है। 
जहाँ पर अपेक्षा नहीं वहाँ उपेक्षा हो गई। इन शब्दों की व्युत्पत्ति यूं कहना चाहूंगा- 
“अपगत ईक्षणं यस्य सा इति अपेक्षा” 

अर्थात्‌ जिसके जानने-देखने की समीचीन दृष्टि ही समाप्तप्राय है- हो चुकी 
है उसका नाम अपेक्षा है। और ('ईक्षणस्यथ समीप इति उपेक्षा”) अर्थात्‌ बिल्कुल 
निकट से देख रहा है। बहुत निकट आ चुका है इसलिए दूसरे पदार्थों की अपेक्षा 
नहीं, उसी का नाम उपेक्षा है। समन्तभद्राचार्य ने स्वयंभूस्तोत्र में अरहनाथ भगवान्‌ 
की स्तुति करते हुए कहा है- 

“ृष्टिसम्पदुपेक्षास्नैस्वया धीर ! पराजितः”” 

सम्यगूदर्शन-देखना, सम्पत्‌ू-आत्मा की सम्पदा ज्ञानधन। समन्तभद्राचार्य ने 
रल्त्रय की विभिन्‍न स्थानों पर भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों से बात कही है, सम्पद-वीतराग 
विज्ञान। ज्ञान नहीं, किन्तु वीतरागविज्ञान। चारित्र के लिए भी उन्होंने ऐसा शब्द 
चुना जिसे दुनिया “उपेक्षा'” की दृष्टि से देखती है, रागद्वेष की दृष्टि से देखती 
है। चारित्र के लिये “उपेक्षा'" भी बोलते है। जिसके पास आना किसी को दृष्ट 
नहीं। दूर जाना तो बहुत इष्ट-सरल है। समझने के लिए- कोई व्यक्ति निर्धन था, 
अब उसे कुछ धन मिल गया तो उसमे गति आ गई। पहले गति तो थी लेकिन पैरों 
मे थी। पैरो से पैदल चलता था। अब भी पैरो में गति है, लेकिन अब पैडल चला 
रहा है। साइकिल पर बैठ गया है। गति हो गई, प्रगति हो गई, किन्तु अभी रास्ते 
पर चल रहा है। जब विशेष रूप से धन कमाता है तो मोटरसाइकिल ले आता 
है। पहले “बाइसिकल'' थी अब “मोटरसाइकिल'” आ गई। यदि और धन आ 
जाता है तो उसमें गति और तेज हो जाती है। गति तो तेज होती है पर आत्मा को 
छोड़कर, केन्द्र को छोड़कर, बाहर की ओर होती है। आत्मा को बहिरात्मा बना देता 
है धन। जिससे भागने लगता है तेज चलने से “एक्सीडेन्ट'” हो सकता है। धन 
की वृद्धि से वह अब मोटरसाइकिल से कार पर आ जाता है। इससे आगे कार से 


समक्र खण्ड/४ 8४३ 
भी उदने लगता है। कार भी बेकार लगने लगती है तो प्लेन की बात आ जती है। 
जैसे-जैसे धन बढ़ता गया, दैसे वैसे विकास तो होता गया, लेकिन धर्म को नहीं 
समझ पाया, जो इसकी निजी सम्पदा है। इस प्रकार धन के विकास में संसारी प्राणी 
अपनी सम्पदा-ज्ञान का दुरुपयोग भी करता जा रहा है। 

कल्पना करिये, जो पैदल यात्रा करता है, यदि वह गिर जाता है तो क्या द्वोंता 
है? थोड़ी-बहुत चोट लग जाती है। फिर उठ जाएगा और चलने लग जायेगा। यदि 
साइकिल से गिर जाए तो? थीड़ी ज्यादा चोट लग सकती है। यदि मोटर साइकिल 
से गिरे तो? उसे उठाकर अस्पताल लाना होगा। यदि कार से दुर्घटना हो जाए तो? 
गंभीर समस्या हो जाती है और यदि प्लेन से यात्रा करते हुये “एक्सीडेन्ट'' हो जाता 
है ता? वह ता देवलाक ही चला जाता है। दिवगत हो जाता है। उसके मृत शरीर 
का दाह सस्‍्कार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। 

बन्धुआं ' धन असुरक्षित करता है और धर्म सुरक्षित। समन्तभद्रस्वामी ने कहा- 
भगवान कामवासना को आपने कौन-से शस्त्रों के द्वारा जीता? कामदेव को आपने 
अण्डर मे कैसे रखा? दृष्टि-सम्यग्दर्शन सम्पद-सम्यग्ज्ञान और उपेक्षा-सम्यक्वारित्र 
वीतरागविज्ञान इन तीनों शस्त्रो के द्वारा ही आपने उस वासना को, जो उपयोग में 
ही लीन-एकमेक हो रही थी जीत लिया। अपने अण्डर मे कर संयमित बना लिया, 
नियमित बना लिया। यह रास्ता बहुत सरल है। इसको समझने की ही दर है कि 
वह सारा का सारा काम समाप्त हो जाएगा जो अनन्तकाल से चला आ रह्य है। 

ऐसी ही भावनाओ को लेकर कोई भव्य -कश्विदृभव्यः प्रत्यासन्ननिष्ठ 
प्रज्ञावान॒स्वहितमुपलिप्सुर्विविक्ते परमरम्पे भव्यसत्त्वविश्वामास्पदे क्वचिदाश्रमपदे 
मुनियरिषनूसथ्ये संनिषण्णं मूर्त्तमिव मोक्षमार्गनवास्विसर्ग वयुया निरूपयन्त॑ 
युक्त्यागमकुशल परहितप्रतिषादनैककार्यमार्यनिषेष्य॑ निर्गन्‍्थाचार्यबर्यमुपसथ 
सबिनयं परिप्ृछति स्म। 

प्रत्यासन्न भव्य, प्रज्ञावानू-बुद्धिमान्‌-ज्ञानवान्‌ है। इन उपाधियों के साथ एक 
उपाधि है, “स्वहितमुपतिप्सु” ' यह मुमुक्षु का सबसे पैनी दृष्टिवाला लक्षण है। मुमुक्षु 
वही है, जैसा पहले कहा था- “मोक्तुमिच्छु: मुमुक्षुड।'” “भोकतुमिच्छु: बुभुभु:' ' 
हो जाता है। बुभुक्षु की चाह असमाष्त है और मुमुल्षु अपनी चाह को ही मेटना चाहता 
है। बुभुक्षु की दृष्टि, धन के विकास में नहीं। जैसे-जैसे धन का विकास चाहेगा 
वैसे-वैसे वह मुमुक्षु बनता चला जायेगा। भोग क॑ पथ परे संसारी प्राणी अनन्तकाल 
से चलता आया है। यह ऐसा पथ है “कापथे पदि बुःखानाम”” जिस पर “राउन्ड' 
लगाते हुये भी लगता है कि मैं बिल्कुल नये प्रथ पर चल रहा हूँ। वह पथ, जनपथ 


डंडे समझा छाण्ड.४ 


की ओर ले जाता है, जिनपथ की ओर नहीं। जनपथ, जिस पथ पर वासना से 
युक्त लोग चलते रहते हैं। जिनपथ से विपरीत दिशा की ओर ले जाता है। जनपथ, 
जिनपथ क़दापि नहीं बन सकता। 

आज की यह आयोजना, जिनपथ पर चलने के लिए ही है। राग के समर्थन 
के लिए नहीं, वीतरागता एवं वीतरागी के समर्थन के लिए है। हमें धन का 
समर्थन-परिवर्तन नहीं करना किन्तु उसका परिवर्जन“विसर्जन करने का काम, इस 
अवसर पर करना है। धन के द्वारा नशा, वासना का ऐसा रंग चढ़, जाता है, जिससे 
लगता है कि हम बहुत सुख का अनुभव कर रहे है। लेकिन ध्यान रखिये ! जैसे-जैसे 
धन बढ़ता जायेगा वैसे-वैसे धर्म ओझल होता जायेगा एव उसका पथ भी। पथ पर 
चलन के लिए बाझिलपना भी आता जाता है। जहाँ से उपासना प्रारम्भ होती है 
वहाँ, बढ़ने के लिए इन पदो मे शक्ति क्यो नहीं आ रही, कहाँ जा रही है? जबकि 
वासना की ओर बढ़ने के लिए स्वप्रेरित है। आत्मा को“जीव को उस ओर बढ़ने 
के लिए धन का विसर्जन आवश्यक होता है। इस प्रकार सारी इच्छाओं को विसर्जित 
कर अपने हित को चाहने वाला वह भव्य कहा जा रह्म है “क्वचिदाश्रमपदे 
मुनिपरिषण्मध्ये”” एकान्त स्थल मे जहाँ मुनि-महाराजों की मण्डली के बीचो बीच 
बैठे है आचार्य महाराज ! वह रागी नहीं, वासनाग्रस्त नहीं, मोही नहीं, परम वीतरागी 
है। युक्ति और आगम मे कुशल हैं। कुछ बोलते नहीं, वह तो अपनी मुद्रा के द्वारा, 
वीतरागछवि के द्वारा - नग्नकाया के द्वारा मोक्षमार्ग का, बिना मुंख खोले उपदेश 
दे रहे है। जैसा कि पण्डितजी ने कहा था “चलते फिरते सिद्धों से गुरु'' ऐसे सन्त 
जो अरहन्त के उपासक है, धनपति के नहीं। धन की चाह नहीं। जो चाह की दाह 
में झुलसा हुआ अपना आलतत्त्व है उस आत्मतत्त्व को बाहर निकाल कर, धर्मरूपी 
परमामृत में उसे डुबोना चाह रहे हैं, ताकि अनन्तकाल की उ्ह, झुलसन, उलीड़न 
और जलन शान्तिरूप परिवर्तित हो जाय। 

इसी प्रकार शान्ति की तलाश मे निकला, वह भव्य सोचता है कि- वर्तमान 
मे जो चीजे अच्छी लग रही है। दे चीजे जहाँ तक अच्छी लगती चली जायेगीं, वहाँ 
तक उनके सम्पादन में लगा रहूँगा। और यह सब जनपथ का ही माहौल है। इससे 
मेरा उद्धार होने वाला नहीं। वह इस पथ से हटकर अपने हृदय में एक अद्भुत किरण 
की उद्भूति चाहता है। अतः जनपथ को छोड़कर जिनपथ की और आया है। वह 
ऐसे मुनिमहाराज आचार्य महाराज को देखकर कहता है-- आज मैं कृतकृत्य हो गया। 
मुझे आज समझ मे आ गया। पैंने जो अन्यत्र देखा वड यहाँ पर देखने की नहीं मिला 
और जो यहाँ पर देखा वह अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिला। सुख की मुद्रा देखने का 


समेग्र खेण्ड/४ / इ४४ 
अवसर आज मिंला। सुख कीं मुद्रा यही है। अन्यत्र तों मात्र उसका अभिनय है। 

नग्नकाया में रहने वाली, आत्मा के अंग-अंग से वीतरागता फूट रही है। यहीं 
एक मात्र आलतत्त्व का दिग्दर्शन है। यहीं हितकारी मुद्रा है। हितैषी है। हितैषी का 
मतलब लोक हितैषी या स्वहितैषीं? किसका हित? क्‍या ससार का हित करने की 
आप सोच रहे है। तो ससार का हित करने के लिए स्वयं अपने आपका हित करना 
आवश्यक है। जो व्यक्ति हित के पथ पर नहीं चलता बह दूसरों का हित नहीं कर सकता | 
मात्र हित की बात कर सकता है, लेकिन हित से मुलाकात नहीं कर सकता। हित 
की बात करना अलग है और हित से मुलाकात अलग। मुलाकात में उसका साक्षात्कार 
है, बात में नहीं। ऐसे हितकारी आत्मतत्त्व को दिखा नहीं सकते क्योंकि वह देखने 
मे आता भी नहीं। पण्डित जी अभी-अभी कह रहे थे कि- जीवतत्त्व को पहचानना 
आवश्यक है। ठीक है !' लेकिन उसके साथ यह भी कह गये कि- अध्यात्म ग्रन्थ 
आलतत्त्व का साक्षात्‌ स्पर्श करा देते हैं। बात प्रासंगिक है, इसलिये मैं उठाना 
आवश्यक समझता हूँ, ताकि चार-पाच दिनों तक उस पर विचार-विमर्श हो जाए। 

सन्तो ने, धर्मात्माओ ने, लेखको ने और विद्वानो ने जिनवाणी को मा की कोटि 
में रखा। उन्होंने कहा- 

अरहंतभासियत्थं गणहरदेवर्हिं गंथियं सम्मं। 
पएणमामि भत्तिजुत्तो, सुदणाणमहोवर्हिं सिरसा । | 

उस श्रुतसागर को मेरा नमस्कार हो, जिस श्रुतसागर का उद्भव सर्वप्रथम वीरप्रभु 
जिन्होने अर्हन्त पद प्राप्त किया उसके उपरान्त-उसका विश्लेषण किया, से हुआ है। 
वीर प्रभु ने हमें साक्षात्‌ शाब्दिक वाणी नहीं दी, क्योंकि शब्दों का एक जाल होता 
है, सीमा होती है, शक्ति होती है और अपनी सामर्थ्य भी। जबकि वस्तु तत्त्व-विश्लेषण 
अनन्त होता है। शब्दों में अनन्त को बांध सकने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए वस्तुतत्त्व 
उन क्षद्दयो की पकड़ में आने वाला नहीं। अत' भगवान्‌ ने (वीरप्रभु ने) जो बखान 
किया वह अर्थश्रुत है अर्थश्रुत को ही विश्व के सामने रखा। अब आप समझ लीजिये 
अर्थश्रुत अलग है और शब्दश्वुत अलग। दोनों में बहुत अन्तर है। शब्दश्रुत वह वस्तु 
है जो हम लोगों तक “डायरेक्ट लाइन'” से मिलती है, सीधें अर्थ बोध कराता है। 
जबकि अर्थश्रुत- “इनडायरेक्ट लाइन' ” माध्यम बनाकर अर्थबोध कराता है। जैसे 
विद्युत लाइन दो प्रकार की होती है, एक पावर वाली और एक घर की। पावर वाली 
लाइन “डायरेक्ट” ' होती है और घर वाली “इनडायरेक्ट'' मिलती है। वह स्टोररूमे 
से शाखा-उपश्ाखाओं में विभक्त होकर घर तक दी जाती है, तभी वह जीरे वाट 
से सौ वाट तक के लिए पर्योस्त होती है। इसी प्रकार मंगवान्‌ नें जी अर्वश्वुंत॑ दिया 


ड्हद समग्र ज़ष्द/४ 


वह अनन्तात्मक है, वह साक्षात्‌ रूप मे हमारे काम का नहीं। उसको सुनकर ही 
 गणधर परमेष्ठी ने भी उनका अनन्तवा भाग समझा पाया। अर्थात्‌ भगवान ने जो 
कहा वह अनन्त और जो गणघर परमेष्ठी के पलले पड़ा वह उसका भी अनन्तवां 
भाग। छद्मस्थ के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, जो अनन्त को झेल सके। 
गणधर परमेष्ठी हमारे पूज्यनीय, हमसे बड़े है लेकिन वह भी छद्मस्थ ही हैं। इसलिए 
अनन्त को झेलने की क्षमता उनके पास भी नहीं। इसके बाद, उन्होने जितना झेला, 
उसे पूरा का पूरा द्वादशांग के रूप मे नहीं दे सके। कोई भी “माइण्ड'” ऐसा नहीं 
है जो जितना विचार करे और उतने को-पूरे को ही शब्द का रूप दे सके। शब्द 
में उतना आ नहीं सकता। क्योंकि विचार, जानना वह तो बहुत प्रवाह के साथ होता 
है, लेकिन शब्द उसको बांधता है, जो आसान नहीं। 

जिस प्रकार नदी प्रवाहक बहुत होती है, परन्तु बीच बीच में ४० ५० मील पर 
बाध बाधकर काम लेते है, उसी प्रकार अनन्तप्रवाहरूप श्रुत को एक मात्र बाध के 
रूप में सग्रह किया, जिसका ही नाम जिनवाणी है। गणधर परमेष्ठी ने उन तत्त्वो 
को जो कि सासरिक उलझनो मे काम आने की गुजाइश रखते है, समीचीन रूप 
से पिरोया है। अनन्ततत्त्वों को कभी गूथा नहीं जा सकता। उनको मात्र जाना जा 
सकता है। गणधर परमेष्ठी ने अनन्त को अभी नहीं जाना, कैवल्य के उपरान्त जानेगे, 
यह बात अलग है। 

भगवान्‌ ने जो जाना वह अनन्त, जो कहा वह अनन्तवा हिस्सा। इसके बाद 
गणधर प्रभु ने जो समझा-झेला वह उसका भी अनन्तवा हिस्सा तथा जिसको शब्द 
का रूप दिया, वह उसका भी अनन्तवां हिस्सा। इसके उपरान्त, जी द्वादशाग के रूप 
में कहा गया वह भी उसका अनन्तवा हिस्सा, जिसको ग्यारह अंग और चौदह पूर्बो 
के नामों से जाना जाता है। इसके बाद- 

“भरतैरावतयोबद्धिहासी षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवरसर्पिणी भ्याम्‌' 

इसके अनुसार क्षीण होता गया। जैसा हम लोगों का पुण्य उसी के अनुरूप 
यहाँ आ करके खड़ा हुआ है। आज एक अश का भी ज्ञान नहीं है। जिन कुन्दकुन्द 
भगवान्‌ को हम मंगलाचरण में याद करते हैं, उनको भी एक अग का ज्ञान नहीं 
था। ऐसा जिनवाणी ही उचरती है। जितना था, उतना तो था, लेकिन इतना नहीं 
था जितना कि हम समझ लेते हैं। उनको अनन्त ज्ञान नहीं था। एक अंग का भी 
ज्ञान नहीं था, क्योंकि अंग का पूर्ण ज्ञान होना अलग है और उसके कुछ-कुछ अंशों 
का ज्ञान होना अलग। इसी कालक्रम में जिनवाणी की यह स्थिति आ गई कि उसे 
चार अनुयोगों के रूप में बांध गया। चार अनुयोगों की जो परिभाषा वर्तमान में 


सपत्र खन्‍्द/४ 2 
हम लोग समझते है वह प्रायः सप्यक्‌ नहीं है। हमें जिनवाणी मां की सेवा कहैगा 
है तो उसके स्वरूप को भी समझना होगा। तभी नियम से उसका फल मिलेगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं। मां हमें मीझ-मीठा दूध पिलाती है, नीचे का, जिसमें कि प्रिश्री 
अधिक होती है क्योकि उसे ही खिलाने-पिलाने का ज्ञान होता है। इसके साथ-साथ 
अच्छी-अच्छी बाते समझाने वाली मां ही होती है। 

जिनवाणी - प्रथमानुग्रोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के भेद 
से चार भागों मे बाटी गई। लेकिन प्रथमानुयोग क्या ह? करणानुयाग क्या है? 
चरणानुयोग क्या है? द्रव्यानुयोग क्‍या है? यह जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके 
समझे बिना जिनवाणी को सही-सही जाने बिना भटक जायेंगे। जिनवाणी ऐसे-ऐसे 
“प्वाइन्ट'” दे दती है जिससे हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो सकता है“हो जाता है। 
वह हमे “शार्टकट'' भी बता देती है। हमारा जीवन बहुत कम“छोटा है, उसमें भी 
काल का सदुपयोग हो तभी जिनवाणी का सही-सही ज्ञान एबं जिनवाणी के सहारे 
से चारो अनुयोगो का सही-सही ज्ञान हो सकता है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी हुए 
है जो पहले भगवान्‌ की प्रार्थना ना कर परीक्षा लेते थे और बाद मे ऐसे “'सरेण्डर' ' 
हो जाते थे कि उन जैसे शायद ही कोई अन्य मिले। इतनी योग्यता थी उनमें। उन्होंने 
कहा अर 

प्रथमानुयोगमथस्यान, चरितं पुराणमपि पुण्यम्‌। 
बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः।। 

भगवान्‌ आपका प्रथमानुयोग बोधि और समाधि को देने वाला है। बोधि - 
रलत्रय की प्राप्ति समाधि - अन्तिम समय सल्लेखना के साथ समता के प्रिणाम 
अर्थात्‌ रलत्रय को देने और उसमे सफलता प्राप्त कराने की क्षमता इस प्रथमानुयोग 
में है। प्रथमानुयोग बहुत “राउण्ड'” खाकर के तत्त्व पर भले ही आता है लेकिन 
प्रथमानुयोग पढ़ने के उपरान्त समन्तभद्र स्वामी जैसे कहते है कि यह बोधि और 
समाधि का निधान अर्थात्‌ भण्डार है। यह तो प्रथमानुयोग की बात हुई। अब 
चरणानुयोग क्या है इसे कहते हैं- 

गृहनेध्वनयाराणां चारिजरोत्पत्तिवद्धितक्षांसन्‌ । 
सम्पजातं शिजानाति।। 

चरणानुयोग इमे चलना-+फेरना सिखात्मा है। कैसे चलें और किस ओर चलें? 
इसका निर्णय तो हमने कर लिया, किन्तु चाहे ख़मार हो या अनगार, दोनों के लिए 
उस ओर जाने के स्राथ पाग्रेय होना अनिवार्य है। वह पावेय इस चरणानुयोग्र से 
मिलता है। इसके बरे में कोई विशेष चर्चा की जावश्यकता नहीं है। माज करणानुपोत 


श््श्द समग्र खण्ड ४ 


और द्रव्यान॒ुयोग को ही सही-सही समझना है कि, करणानुयोग क्या है? और 
: द्रव्यानुयोग क्‍या है? इन दोनो के बारे में ही बहुत-सी भ्रान्तियां हुई हैं समन्तभद्राचार्य 
ने करणानुयोग के लिए कहा है- 
लोकालोकविभक्तेरु गपख्तेश्वतुर्गतीनां च। 
आदर्शमिव तथामति-स्वैति करणानुयोगं च।। 

जहाँ पर लोक और अलोक का, चारों गतियो का, नरक-स्वर्गादिक का विभाजन 
हो, अथवा कम शब्दों में कहे तो भौगोलिक-स्थितियो का वर्णन करने वाला 
करणानुयोग है। करणानयोग का अर्थ हुआ - भौगोलिक जानकारी देने वाला) 
जैनाचार्यों का भूगोल किस प्रकार का है यह बताता है और खगोल किस प्रकार का 
यह भी। “गोल' ' होन की बात को गोल कर दीजिए क्योकि यह तो आज विसवादित 
विषय है। मैं तो यहाँ पर करणानुयोग का विषय बताना चाहता हूँ नरक, स्वर्ग, नदी, 
पहाड़, समुद्र, अकृत्रिम चैत्यालय और ऊर्ध्व-मध्य-अधोलोको के विस्तार को 
आदर्शमिव - दर्पण के समान करणानुयोग सब कुछ, स्पष्ट करता है- सामने रख 
देता है। ये चराचर जीव- 

चौदह राजु उत्तंग नभ, लोक पुरुष संठान। 
तामें जीव अनादितें भरमत है बिन ज्ञान !। 

इस लोक मे - ससार में भ्रमण कर रहे है? यह सब ज्ञान करणानुयोग से होता 
है। सस्थानविचयधर्मध्यान के लिए यह सब जानना आवश्यक है। यह जानना 
अनिवार्य है कि कौन-कौन जीव, कहाँ-कहाँ भटक रहे है? हम कहाँ पर भटक रहे 
है? हमारा कहाँ उद्धार होगा? किन कारणों के द्वारा उद्धार हो सकता है। क्षेत्र की 
अपेक्षा भी ज्ञान होना चाहिए - हम कहाँ पर रह रहे डै? निराधार तो नहीं है? कौन-सा 
आधार है? यह सब ज्ञान होना आवश्यक है। 

अब द्रव्यानुयोग आ गया। द्रव्यानुयोग का रहस्य समझना बहुत कठिन है, बहुत 
गहरा है। अतः पहले उसे परिभाषित करना चाहूँगा। आचार्य समन्तभद्र स्वामी के 


शब्दों में- 
जीवाजीवसुतस्ते पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षी च। 
दरब्यानुयोगदीपः है| 
समन्तभद्राचार्य ही एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने चारीं अनुयोगों को बहुत स्पष्ट 
किन्तु अल्प शब्दों में बहुत गहरे अर्थ के साथ परिभाषित किया। संसार में छोड़ने 
योग्य मात्र पाप और पुण्य, ये दो ही है, तीसरी कोई वस्तु नहीं। इन दोनों बन्धनों 
में ही सभी बंधे हुए हैं। उनकी हम छोड़ना चाहते है लेकिन छूटे कैसे? कब और 


ये 
शा 


सपग्र ख्ण्ड/४ इं४६ 


किस विधि से? इसका वर्णन करने के लिए आचार्यों ने द्रव्यानुयोग क्री रचना की। 
बन्ध क्‍या है और मोक्ष क्या? आसव क्या और संवर क्या? किस गुणस्थान में 
कौन-कौन से कर्मों का आम्रव होता है और किस-किस का बन्ध? आम्वव और 
बन्ध ही तो ससार के कारणभूत है। इनके द्वारा हमारा कभी भी कल्याण होने वाला 
नहीं। संवर और निर्जरा, मोक्ष तत्त्व के लिए कारण है - मोक्षमार्ग है। मोक्षतत्त्व 
इनसे भिन्न है। इस प्रकार का विभाजन द्र॒व्यानुयोग में किया गया है। इन सातों 
तत्त्वा न॒व पदार्थों और छह द्रव्यों का जानना द्रव्यानुयोंग से होगा। आप पूछ सकते 
है कि द्रव्यानुयोग मे कौन-कौन से ग्रन्थ लेना चाहिए? कारण कि कुछ लोगों कि 
धारणा यह हो सकती है कि द्रव्यानुयोग में केवल समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, 
प्रवचनसार आदि कुन्दकुन्द स्वामी के ग्रन्थ ही आते है। लेकिन ऐसा नहीं हैं। 

इसके दो भेद करने चाहिए। जैसा कि अभी पण्डित जी ने भी कहा था कि 
आगम और परमागम दो नाम आते है। जैनाचार्यों ने इसे आगम और अध्यात्म नाम 
दिये है। “अध्यात्म'' यह शब्द हमारा नहीं है बल्कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने 
धवला की १३ वीं पुस्तक में उपयोग किया है। दो भेद हो गये- आगम और 
अध्यात्म! अब आगम के भी दो भेद करने चाहिए- दर्शन और सिद्धान्त! दर्शन- 
जो षट्दर्शनो का बोध देने वाला है अर्थात्‌ न्याय की पद्धति को लेकर जैसा आचार्य 
समन्तभद्र, अकलकदेव, पूज्यपादस्वामी आदि कई आचार्यों ने न्याय की पताका 
फहरायी, न्याय का बोध कराया उसे दर्शन कहते हैं। उन्होने जैनतत्त्व क्या है? इसको 
दर्शन के माध्यम से ही विश्व के कोने-कोने तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसी 
के माध्यम से हम विश्व को समझा सकते है, सिद्धान्त और अध्यात्म के माध्यम से 
नहीं। अध्यात्म के माध्यम से समझाया नहीं जाता, किन्तु वह तो, हमारे पास क्‍या 
है? हमारी स्थिति क्या है? इसकी जानकारी करा देता है। वह आत्मतत्त्व को स्पष्ट 
रूपेण बता देता है। वैसे तो आत्मतत्त्त को सब लोग मानते हैं परन्तु वे सभी 
अध्यात्मनिष्ठ नहीं हैं। इस प्रकार दर्शन और सिद्धान्त में भेद है। दर्शन के ग्रन्थों 
में भी न्याय-ग्रन्थों को सगृहीत करना चाहिए। 

सिद्धान के द्वो प्रकार “जीवसिद्धान्त' ' और “कर्मसिद्धान्त' ' जानना चाहिए। 
कर्मसिद्धान्त में बन्ध क्या, मोक्ष क्या, संवर क्या और आम्रव क्या? यहे सभी कुछ 
बताया जाता है। और जीव सिद्धातत में जीव के भेद योनिस्थान्‌ कहाँ-कहाँ पर रहता 
है? उसको जानने के लिए ढूंढने के लिए मार्गणा क्रे अनुसार ढूंढना होगा- इस प्रकार 
का वर्णन होता है। पट्खण्डागम में मार्गणा के ईहा, ऊहा, अपीडा, मार्गणा, मीमांसा 
आदि नाम बताये है। यानि जीवसिद्धान्त के बारे में और कर्मसिद्धान्त के बारे में 


४९० समग्र खन्‍्ड/४ 


ऊहापोड करो, छानबीन करो। इस प्रकार आगम के भेद, दर्शन और सिद्धान्त को 
समझा। अब अध्यात्म की ओर आते है। 

अध्याल को भी दो प्रकार से, एक भावना और दूसरा ध्यान, जानना चाहिए। 
आवनाओं में बारहभावना, सोलहकारणभावना, मेरी भावना और तपभावनाएं 
आदि-आदि लेना चाहिए। जिन भावनाओ के माध्यम से “डीप”” उतर सकते हैं 
उन्हे लेना चाहिए। 

“वैसम्य उपावन माई चिन्ते अनुप्रेक्षा भाई”? 

छहढाला की पंक्ति है यह। छहढालाकार दौलतरामजी ने तो गागर में सागर 
को समाहित कर दिया। अर्थात्‌ भावना के साथ ही लक्ष्य में विशेष लगाव होता है। 
एक आग्ल कवि ने कहा- भोजन करने से पहले भोजन की भावना आवश्यक है। 
इससे भूख अच्छी लगती है, कड़ाके की लगती है, जिसे उदीरणा कहते है? भोजन 
के समय एक आमन्त्रण और एक निमन्त्रण, ये दो चीजे होती हैं। नहीं समझे । 
आमन्त्रण करके जल्दी से नहीं बुलायेगे। एक बार कहकर चले जाऐँगे। ताकि आप 
लोग अन्य भावनाओं से निवृत्त ढोकर केवल भोजन की ही भावना करें। २.३ घण्टे 
होने पर कड़ाके की भूख आ जाएगी तब आप भोजन को बैठेगे। अर्थात्‌ भूख अच्छी 
खुल जानी चाहिए। इसे अपने शब्दों में कहे यदि भोजन करना है तो अच्छे ढंग 
से करो। इसीलिए आपको € बजे बता देगे कि भोजन अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा 
अमुक॑-अमुक चीजे बनेंगी, पर्याप्त मात्रा मे मिलेगी, लेकिन १२ बजे मिलेंगी- कहा 
जाता है। 

यही बात भावना की है, वैराग्य की है। आप लोग ऊपर छत्र अर्थात्‌ पंखा लटका 
रहे है - चला रहे है। और कहें- “पत्र रुधिर राध मल यैली कीकस बतादिते 
मैली”” तो कभी भी शरीर के प्रति वैराग्य होने वाला नहीं। फिर कैसे हो? यह बहुत 
गन्दा है, ऊपर गन्ध न लगाकर गन्दगी की अनुभूति करिये, अपने आप ही इसके 
प्रति घृणा हो जाएगी। आज तो आप लाइफवाय लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते है। 
आप हमाम का प्रयोग करे, टीनोपाल के कपड़े पहनकर स्नो लगाकर बारह भावनाओं 
का चिन्तन करना चाहते हैं, लेकिन इस विधि से तो बारह भावनाओं में न उतरकर, 
वैराग्य में न डूबकर, निद्रादेवी से घिर जाते है। यह वासना की स्थिति है। जिसका 
वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए भावनाओं का सही रूप रखें, तब ही अध्यात्म 
में ज्ञान की गति होगी। 

अब ध्यान की बात आती है। ध्यान कैसे करें और कौन करे? ध्यान की चर्चा 
तो समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि कुन्दकुन्ददेव का जितना भी साहित्य 


समग्र बष्द्‌ है 2 
है, वह करता हीं है, लेकिन उस साहित्य के अनुरूप लीन होनें की क्षमता किसमें 
है? स्वसमय में ही वह क्षमता है। आचार्य कुन्दकुन्ददेव कहते हैं कि मैंने तों एक 
ही गाया में सब कुछ कह विया जों कहना था। वह यह- सम्यग्दर्श और 
सम्यग्त्ान और सम्यक्वारित्र से युक्त स्वसमय है तथा पर में स्थित बह परसमय 
है। यह स्वसमय एवं परसमय की चाकलेट जैसी परिभाषा है। में कुन्दकुन्द देव 
की एक-एक गाथा को चाकलेट समझता हूँ। चाकलेट कौन खाता है और कैसे खायी 
जाती है? चाकलेट खायी नहीं जाती, चूसी जाती है। कौन चूसता है खाली पेट वाला? 
नहीं। खाली पेट वाला तो तीनकाल में नहीं चूस सकता। उसको तो भूख लग रही 
है। जल्दी-जल्दी खा लेना चाहता है, स्वाद भी नहीं ले सकता। वह यदि चाकलैट 
खाता है तो उसको कोई फल नहीं, कारण चाकलेट खाने की चीज ही नहीं। मैं यही 
सोच रहा हूँ कि एक ही गाथा के द्वारा, स्वाद ऐसा आ जाता है फिर चार सौ उनतालीस 
की क्या आवश्यकता। कोई भी एक गाथा ले लीजिए उसमें भी वही है। जिसको 
ससार के भोगो की भूख है वह इन गाथाओ को चाकलैट के रूप में काम न लेकर 
सीधा खा जाएगा और कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा निहित स्वाद को नहीं ले सकंगा। 
आज प्रायः यही हो रहा है। सारा समयसार मुखाग्र है। अरे ! समयसार को मुखाग्र 
करने की जरूरत नहीं हृदयंगम करने की आवश्यकता है। आंज समयसार, 
पचास्तिकाय, प्रवचनसार आदि का जो असर पड़ा है मात्र सिर तक ही पड़ा है। 
यदि भीतर उतर जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यह समयसार ग्रन्थ भी, जो बाहर 
दीख रहा है, भार हो जाएगा। यह ग्रन्थ भी ग्रन्यि का रूप धारण कर लेगा। किसके 
लिये? जो पेट भर खा लेता है उसे पेट भरने के बाद कोई भी अच्छी से अच्छी 
वस्तु दिखा दीजिए तब यही कहा जाएगा- “उहूं | भैया ! ऐसा क्‍यों कह रहे हो? 
मान नहीं रहे हो आप तो मै क्‍या करूं? नहीं एक और ले लीजिए? भैय्या । लेने 
को तो ले लूंगा परन्तु उल्टी हो जाएगी। 

उसी तरह संमयसार पंढ़ने के उपरान्त उल्टी - रागद्वेष की बात समझ में नहीं 
आती। चमक-दमक की ओर दृष्टि हो, स्व से बाहर आना खतरनाक न लगे, यह 
सब समझ में नहीं आता। पष्डितजी अभी कह रहे थे- मुनि महाराज बाहर आ 
जाए तो पंचपरमेष्ठी-- परमात्मा और भीतर रहे - चेलि जाए तो आत्मा। आत्मा और 
परमात्मा को छोड़कर कुछ नहीं है। बिल्कूल ठीक। लेकिन अन्दर बाहर यह क्‍यों 
हो रहा है? जब तक सोलहवीं कक्षा पार नहीं कर ले तब तक यह होगा, कारण 
उसे भिल-भिन्न प्रकार के “सब्जेक्ट'' होते है परन्तु एमे-ए:-में एक ही रहेगा। एम 
ए. के आगे वह विद्यार्थी नहीँ रहता, परीर्की नहीं होती। अब आया समयसार में। 


४५२ समझ स्द/४ 
समयसार अर्थात्‌ शोध, सोलह कक्षाओं में पार होने के उपरान्त ही किया जाता है। 
बरेकिन ध्यान रखिए- 
“शुद्ध सो बोध नहीं, 
बोध सो शोध नहीं” 

शब्ध कहते ही बहुत आगे की ओर चले जातें हैं, परन्तु उसका नाम 
ब्रोध नहीं। शब्द अलग है और बोध अलग। इसी तरह बोध ही शोध नहीं है। 
बोध अलग है और अनुभव (शौध) अलग। पहले तो शब्द के माध्यम से बोध दिया 
जाता है कि संसार में क्या-क्या है, फिर उसके बाद एक विषय को ध्यान का विषय 
बनाते हैं। 

आजकल की बात बिल्कुल अलग है, कि बिना निर्देशक के भी शोध हो रहे 
हैं। पण्डित जी ! आपने भी तो शोध किया है। अजमेर की बात है। जब पहली-पहली 
बार टोडरमल स्मारक से आये थे आप। उस समय मै महाराज श्री के पास मे ही 
बैठा था। धोती-कुर्ते पर नहीं आये थे, शायद आप पायजामा पहनते थे। उस समय 
किसी ने कहा था- आप शोध कर रहे हैं। क्या विषय है? टोडरमल जी के व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व पर। बहुत अच्छी बात है। हमने पूछा- निर्देशक कौन हैं? सम्भव है 
“सागर यूनिवर्सिटी'' से था कोई। प्रसगवश ये भी बताया कि आजकल शोध की 
“थ्योरी'' भी कुछ अलग है। आजकल ऐसे भी निर्देशक होते है, जिनके “अण्डर' ' 
में शोध किया जा रहा है, परन्तु उन्हे उस विषय का ना तो आगे का, ना पीछे का 
और ना बीच का ही ज्ञान है। वे उन्हे उपाधिया दिला रहे हैं। पण्डित जी ! जिन्हे 
ककहरा भी नहीं आता उनसे आप उपाधि ले रहे हैं। उनसे कोई उपाधि नहीं लेना 
चाहिए। यदि उपाधि लेना ही है तो कुन्दकुन्दाचार्य, समन्तभद्राचार्य, अमृतचम्द्र जी 
और जयसेन आदि है, इनसे लीजिए तो वह वस्तुतः उपाधि कहलायेगी। अध्ययन 
करना तो वस्तुत' अपने से ही होता है, निर्देशक तो मात्र व्यवहार चलाने के लिए 
है। आज निश्चय को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। अध्ययन अलग है और 
मनन-चिन्तन अलग। पठन-पाठन और भी अलग है। भिन्न-भिन्न शब्द है, 
भिन्न-भिन्न वस्तुए। समभिरूद्नय की अपेक्षा इनका वाच्यभूत विषय भी बहुत 
भिन्न-भिन्न है। इसलिए “शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं।?” 

हमें आला का शोध - अनुभव करना है, इसलिए सर्वप्रथम ध्यान करना होगा 
और ध्यान के लिए भावना की आवश्यकता पड़ेगी। भावना, बिना भूमिका के नहीं 
होती। देख लीजिए संवर के प्रकरण को, आचार्य उमास्वामी आदि आचार्यों ने कहा- 

“म्र॒ भप्तिसमिति पाधमचरसआशारजिटे 






४] |. [कफ 





8 
।] 


समा ख/४ $े ह््३ 
, ये जितने भी हैं बढ़ एक दूसरे के लिए निमित्त-नैमित्तिक या कार्य-कारणपने 
को लेकर हैं। अर्थात्‌ संवर करने के लिए गुप्ति की आवश्यकता, गुत्ति के लिए समिति 
की, समिति के लिए धर्म की, धर्म के लिए अनुप्रेक्षा की, अनुप्रैक्षा के लिए परिषहजय 
की और परिषहजय के लिए चारित्र की आवश्यकता है और चारित्र प्राप्ति करने 
के लिए सबसे पहले ब्राधकतत्त्वों को छोड़ऋ पड़ेगा! 
व्युं पदुच्च ज॑ पुण, अज्यवसाणं तु होई जीवाणं। 
ज ञ़॒क्‍्त्युदो दु बंधो, अज्यवत्ाणेण बंधोत्ति।। 

आचार्य कुन्दकुन्द भगवान्‌ ने एक जगह बन्ध की व्याख्या करते हुए कहा- वस्तु 
मात्र से बन्ध नहीं होता। बन्ध तो अध्यवसान के कारण होता है। अध्यवसान स्वयं 
बन्ध तत्त्व है। एक शिष्य ने महाराज से कहा- आपने बहुत अच्छी बात कही कि 
अध्यवसान से बन्ध होता है तो हम अध्यवसान नहीं करेंगे। वस्तुओं को छोड़ने की 
बात अब छोड़ देना चाहिए ! आचार्य ने कहा- मै आपके ही मुख से यह बात सुनना 
चाहता था। बहुत अच्छी बात कही। मैं वस्तु के लिए कहाँ छुड़वा रह हूँ? और यदि 
छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो क्या-क्या छोड़ सकोगे? लेकिन मै पूछता हूँ-- वस्तु 
के प्रति जो राग है, मोह है उसे भी छोड़ना चाहोगे, कि नहीं? हां ! उसको तो छोड़ना 
चाहूँगा। हमारे अन्दर जो राग, मोह, द्वेष हो रहे हैं वह वस्तु को बुद्धि मे पकड़ रखने 
के कारण ही हो रहे हैं। इसीलिए हमने पहले वस्तु को छोड़ने की बात कही। समझने 
के लिए- आपके सामने एक थाली परोस दी गई, भले ही आप भोजन नहीं करना 
चाहते हैं। आप यह भी कह रहे है कि मुझे भोजन की इच्छा बिल्कुल नहीं। फिर 
भी कहा जा रह्म है कि आप अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी खा लीजिए। अब 
आपका हाथ किस ओर जाएगा? बिना अभिप्राय आपका हाथ रसगुल्ला की ओर 
ही जाए, यह सम्भव नहीं। यह कोई “कम्प्युटर-सिस्टम”” करके हाथ में ज्ञान भर 
दिया गया है' क्या? इसलिए रसगुल्ला की ओर जाता है और वहीं पर रखी है 
रूखी-सूखी बाजरे की रोटी, उसे नाक सिकोड़कर उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। 
आखिर ऐसा क्यों? हमने हाथ को पूछा, क्योंकि आपसे तो कुछ पूछ नहीं सकते, 
कारण आपने कह दिया- मेरे पास कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, इच्छा नहीं। इसलिए 
हाथ को पूछा। लेकिन हाथ कहता है- मुझे कया पूछ रहे हो? हम तो केवल काम 
करने वाले है। फिर करा कौन रहा है? भीतर पूछो, भीतर। भीतर कौन पूछे, कौन 
जाए भीतर? न जाइए, कोई बात नहीं; लेकिन मुख़मुद्रा ही हृदय की सूचना है। हृदय 
में जो बात होगी, वही अंग और उप्रांग की चेष्टाओं से बाहर आयेगी। इसलिए राय 
भीतर है तभी बस्‍्तुओं का संकलन हुआ- ““वढ़ जात अमृतचन्द जी ने स्पष्ट रूप से 


मा सब खंण 8 
कही आत्मख्याति में”” इसोलिए हम अध्यवसान से पहले बस्तु को छुड़ा रहे हैं। णदि 
वस्तुओं को नहीं छोड़ा तो तीन काल में भी अध्यवसान घूटने बाला नहीं। 
“बिन जाने तै दोष मुनन को कैसे तजिये गहिये”” 

वस्तुओं को छोड़िये और यह भी जानिये कि क्या छोड़ना है। यह ज्ञान जिसको 
नहीं होता वह तीन काल में भी वस्तुतत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें गुणों को 
तो प्राप्त करना है और दोषों को निकालना है। ध्यान रखिये, मान्न बातों के जमा 
खर्च से कुछ भी होने वाला नहीं, चाहे जीवन भी क्‍यों न चला जाये, कुछ करना 
होगा ! सर्वप्रथम जो ग्राहय है उसे जानना-पहचानना आवश्यक है और इसके साथ 
उसके “अगेन्स्ट'' को भी जानना आवश्यक है। उपाय के साथ-साथ अपाय भी 
जानिए। उस उपाय को प्राप्त करने मे किससे बाधा आ रही है, दुःख क्यों हो रहा 
है? दुःख को समझना ही सुख को प्राप्त करने का सही रास्ता है। आचार्य पूज्यपाद 
स्वामी ने एक जगह कहा- है भगवन्‌ ! हम आपके पास इसलिए नहीं आये कि 
आप बुला रहे है। इसलिए भी नहीं, कि आपकी पहचान पहले से है या आप सुख 
को जानते-देखते है। बल्कि हमें तो ऐसी पीड़ा हुई कि उससे हम भागने लगे और 
भागते-भागते हर जगह गये लेकिन शान्ति नहीं हुई, परन्तु आपके चरणों में आते 
ही मन को बहुत शान्ति हो गई, इसलिए आए हैं। 

दुख को हम छोडकर आये, पुरुषार्थ हमारा है और भगवान्‌ के सान्निध्य में 
आये। इधर रास्ते तो बहुत है- पथ बहुत हैं, जहाँ-जहाँ भटकने से च्युत होता गया, 
उनको छोड़ता गया और यहाँ तक आ गया। यही सच्चा पुरुषार्थ है - स्व की ओर 
मुड़ना ही पुरुषार्थ है। 

इस प्रकार द्रव्यानुयोग के द्वारा - कर्मसिद्धान्त जीवसिद्धान्त के द्वारा जीव, 
अजीव, बन्ध और आमख़वादि तत्त्वों को जानिए। इनके १४८ प्रकार के कर्मों के बारे 
में जानिए। किस द्रव्य का कैसा-कैसा परिणमन होता है, इसको समझने का प्रयल 
करिये। जैनागम मे तीन चेतनाएं - कर्मफलचेतना, कर्मचेतना और ज्ञानचेतना ही 
कहीं गई है। कोई चौथी - कालचेतना नहीं। आदि की दो चेतनाओं के द्वारा ही 
जीव संसार से बंधा हुआ है। एककर्म करने वाली चेतना, एक कर्म को भोगने वाली 
चेतना और एक केवल ज्ञान का संवेदन करने वाली चेतना। इन चेतनाओं की भी 
द्रव्यानुयोग से ही समझा जा सकता है। 

१ सब्बे खलु कम्मफल थावरकाया तसा हि कण्जजुदं 

पाणित्तमदिक्कंता णाणं”विदंति ते जीवा।। 
जिसमें कर्मफेलचेतना तो समस्त एकेन्धिय जीवों को हुआ करती है, कर्म के 


सबब खब्य ४ + अप 
फल को बिना प्रतिकार किये सहन करते रहते हैं। दूसरी कर्मचेतना कर्म करने 
रूप में प्रवृत्ति है जिसमें त्रसादिक जीव इष्टानिष्ट के संयोग-वियोग से प्रतिकारादिव 
की क्रिया, भाव करते रहते हैं। और तीसरी ज्ञानचेतना है जिसके संवेदन के लिए 
आचार्य कुन्दकुन्द देव कहते हैं कि उस ज्ञानचेतना की बात कया बताऊं, जिसका 
संवेदन (अनुभव) मात्र सिद्धों को ही हुआ करता है। आचार्य कुन्दकुन्द देव ने 
पंचास्तिकाय मे “पाणित्तमदिक्कंता'” शब्द लिखा है। जिसकी टीका करते हुए 
आचार्य जयसेनस्वामी लिखते है कि जो प्राणो से अतिक्रान्त/रहित हो चुके हैं यानि 
दस प्रकार के प्राणों से रहित, तो मात्र सिद्ध परमेष्ठी हुआ करते है, उन्हीं सिद्ध 
परमभेष्ठियों के लिए इस ज्ञानचेतना का सवेदन हुआ करता है। धन्य है ज्ञानचेतना 
जिसकी अनुभूति संसार म॑ रहते हुए केवली अर्हन्त परमेष्ठी को भी नहीं हुआ करती 
है। 

इस प्रकार चारो अनुयोगो के विभाजन को, जो निराधार नहीं, आधार के 
अनुसार कहा गया। एक बार पुन. द्रव्यानुयोग मे आने वाले ग्रन्थो को गिन लें - 
जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, धवला, जयधवला, महाबन्ध आदि ये सभी सिद्धान्त एवं 
समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, द्रव्यस्षग्रह आदि अध्यात्म में। इसके साथ-साथ 
भावनाग्रन्थ भी गिनना चाहिए। ज्ञानार्णवकार आचार्य शुभचन्द ने कहा- भावना 
ही एकमात्र अध्यात्म का प्रवाह है। अत अध्यात्म तक पहुँचने के लिए अनुप्रेक्षा 
आवश्यक है। भावना “आर्टिफिशियल'' नहीं होना चाहिए। भावना, भावना के 
अनुरूप होती है तब- 

“भावना भवनाशिनी! 

भावना ही भव का, ससार का उच्छेद करा देती है। आप लोगों का यह 
जिज्ञासु-भाव सराहनीय है। आपकी भावना ऐसी ही होती रहे, ऐसी भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता हूँ। आप प्रभावना की ओर न देखकर भावना की ओर देखें और समझें कि 
हमारी भावना किस ओर बढ़ रही है। यदि विषयों की और नहीं है तो मै समझूँगा 
कि आज का यह प्रवचन सार्थक है, नहीं ते क्राल अपनी गति से चल ही रहा है 
और हम अपनी चाल से। “इससे कुछ होने वाला मंहीं। हमारे द्रव्य का परिणमन, 
गुण का परिणमन और आत्मपरिणति, तींगों अशुद्ध हैं, इस अशुद्धता का अनुभव 
करना हमें इष्ट नहीं। अतः शुद्धि के अनुभव की और बढ़े। 

8 / | 


हि 


कि] + रे | 


हर्ष समग्र खब्द/8 


२ 

वस्तु है, और उसके ऊपर आवरण है। वस्तु और उसके ऊपर दूसरे पदार्थों 
का दबाव है। जब वस्तुए स्वतन्त्र है - अपना-अपना परिंणमन करती है फिर इन 
बाहरी वातावरणो से प्रभावित होने का बंधन, आखिर क्या? -इस प्रकार की जिज्ञासा 
लेकर प्रातःकाल कोई भव्य आया था, आचार्यश्री के चरणों मे। वह भावुक है, साथ 
मे विवेकवान्‌ भी। उसका लक्षण बहुत अच्छा है कि “ अपना हित चाहता है।'' 
बिलकुल ठीक, उपदेश जो होता है वह न देवो को होता है ना ही तिर्यचो को। 
न भोगभूमि के जीवो के लिए होता है और ना नारकियों के लिए। उपदेश मात्र 
मनुष्यों के लिए है, वह भी जो समवसरण की शरण में गये है। वह्लेँ पर जितना 
क्षेत्र लांघना आवश्यक था, लाघकर गये हैं। उन्हीं को देशना मिलती है। 

देशना देना भगवान्‌ का लक्षण नहीं है। उनका कर्त्तव्य नहीं है। उनके लिए 
अब कोई भी कर्त्तव्य शेष नहीं। कोई लौकिकता भी नहीं रही। वे बाध्य होकर के 
भी नहीं कहते है। मात्र जो पुण्य लेकर के गया है- सुनने का भाव लेकर के गया 
है प्रभु के चरणों मे, वह उसे पा लेता है। जहाँ तक मुझे स्मरण है १वेताग्बर साहित्य 
मे देशना के बारे मे कहा है कि- “प्रभु की देशना सर्वप्रथम देवो के लिए हुई ' 
परन्तु इसमे कोई तुक-तथ्य नहीं बैठता। जो भोगी होते है उनके लिए योग का 
व्याख्यान उपदेश हो, यह सभव-सरा नहीं लगता, क्योंकि रुचि के बिना- “इस्ट्रेस्ट' ' 
के बिना “इन्टर'' सभव नहीं है। उसके बिना भीतरी बात, जो यहाँ चल रही है 
उतरेगी नहीं। प्रभु की देशना मे बाहरी बात भले ही चलती रहे लेकिन वे सभी भीतर 
के लिए चलती हैं और वे भीतर ही भीतर गूंजती भी रहती है। 

उस भव्य ने हित तो चाहा है और बड़ हित किसमें है? ऐसा पूछा है। हित मोक्ष 
में है “स आह मोक्ष' इति'” ऐसा आचार्य परमेष्ठी ने कह्म, फिर उसे प्राप्त करने 
के साधनों के बारे में कहा- बात ऐसी है कि साध्य के बारे मे दुनिया में कभी विसंवाद 
नहीं होते, होते हैं तो मात्र साधन को लेकर और उसको लेकर हुए बिना रहते भी 
नहीं हैं। मंजिल में विसवाद नहीं होता, मजिल से पथ की ओर नहीं चलते, बल्कि 


साहा साक/ ४ डे 
मंजिल को सामने कर जब चलना चाहते हैं तो पथ का मिर्माण होता है। सबसे पहले 
पथ-विचारों में बनते हैं और विचारों के पथ का निवारण कैसे हो? बाहय पथों में 
तो मंजिल की पहुँच से, आसानी से निवारण सभव है लेकिन विचारों में कैसे? प्रभु 
कहते है कि- उस समय हमारा ज्ञान पंगु ही रहेगा। अनन्तशक्तियों का पिण्ड जो 
आत्मा है उसमे अन्तरायकर्म के क्षय से होने वाला जो बल, यह भी घुटने टेक देगा, 
इसमें कोई सन्देह नहीं। उसका बल इतना होकर भी- कितना होकर? तीन लोक 
की सर्वाधिक शक्ति होकर भी, एक व्यक्ति को भी झुका नहीं सकती। विचारों की 
पॉवर (शक्ति) बहुत हुआ करती है। विचारों की शक्ति एक कील के समान है। 

एक मभैसा था। बहुत शक्तिशाली होता है भैंसा। एक छोटी-सी कील के सहारे 
उसे बाध दिया जाता है। वह पूरी शक्ति लगाता है, फिर भी वह कील उखड़ती नहीं। 
क्यों नहीं उखड़ती? ऐसी क्‍या बात है। बात ऐसी है, उसके निकालने के लिए पहले 
हिलाना आवश्यक होता है। बिना हिलाये वह पूरी शक्ति घी लगा दे, तो भी उखड़ 
नहीं सकती। कुछ ठीक-ठीक मेहनत करने पर उस कील को तो उखाड़ सकता है। 
परन्तु तीन लोक के नाथ, जो अनन्तशक्ति से सम्पन्न हैं, वे भी एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु के ऊपर पड़ते प्रभाव को, भीतरी वस्तु के परिणमन में बाल-मात्र भी अन्तर 
नहीं करा सकते। वे निरावरण अपने लिए हुए है, दूसरों (हम लोगों) के लिए नहीं। 

मोक्ष एक मजिल है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग की नितान्त आवश्यकता 
है। क्या है वह मार्ग? तीन बाते है- दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो कि “सम्पक्‌' 
उपाधि से युक्त है- 

“सम्यग्दर्शननज्ञानचारिताणि मोक्षमार्गः'! 

सम्यग्दर्शन का अर्य क्या है? “तत्वार्यश्रद्धानं सम्यन्दर्शम्‌”” कहा है। आप 
सोचते होंगे कि हम कांच ले लें, चश्मा लगा लें, उपनयन खरीद लें ताकि तत्त्वों 
को देख सकें और उनके ऊपर श्रद्धान कर सकें। लेकिन नहीं, तत्त्व क्या है? इसकी 
चर्चा तो बहुत हो सकती है परन्तु “समझ में आ जाए, समझ में बैठ जाए! ', यह 
समझ से परे है। यहाँ पर तत्त्व और अर्थ के ऊपर श्रद्धान करने की बात कही गयी 
है न कि देखने की। ध्यान रखिये, तत्त्व कभी दीख नहीं सकता। जो दीखता है बह 
तत्त्व नहीं। जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं; वे भी दिखा नहीं सकते। 

कोविक्विको साहू संपर्डिकाले भणिर्ज रूवतिश+ 
पव्यक्सामेव विटूटं पतोक्खजाणे पदटुइंत | । 

ऐसा कौन-सा पिद्धान है, औन-सा साधु-सज्जन है, जो यह कहे कि आज मी 

मैं वस्तुतत्त्य को यूं हाथ पर, हथेली के ऊपर रखकर देख रहा हैँ अपनी आंखों से? 


340 समग्र खण्ड ४ 


अर्थात्‌ कोई नहीं। यदि कोई कहता भी है तो वह कहने वाला विद्वान्‌ नहीं हो सकता। 
. चाहे गणघरपरमेष्ठी प्रवचन दे या स्वयं वीरप्रभु| या कोई और भी क्यों न ही, उनके 
प्रवचन में जो तत्त्व आयेगा वह परोक्ष ही होगा। कोशिश करके अनन्तशक्ति लगा 
करके भी किसी प्रकार से, किसी की आंखो से बस्तुतत्त्व को दिखा दें ताकि उसका 
भला हो जाए- यह सभव नहीं। देखने का नाम सम्यग्दर्शन कतई है ही नहीं। किसी 
भी अनुयोग में देख लीजिए, देखने का नाम सम्यग्दर्शन नहीं। लेकिन 
“श्यति-जानाति' ' इस प्रकार कह्म तो है? हां कहा है, टीकाकार ने इसे खोला भी 
है कि देखने का नाम सम्यग्दर्शन न लेकर यहाँ पर “देखने का अर्थ श्रद्धान लेना 
चाहिए। प्रातःकाल एक बात चली थी कि सम्यग्दर्शन का अर्थ अपनी आत्मा में लीन 
होना है तथा अभी कहा- तत्त्वों के ऊपर श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है बात उलक्षन 
जैसी लगती है कि “समयसार'' में भूतार्थ का नाम सम्यग्दर्शन है और तल्वार्थसृत्र 
में- तल्वार्थअद्धान का नाम सम्यग्दर्शन। जो तत्त्वों के ऊपर श्रद्धान करता है वह 
चूंकि अभूतार्थ माना जाता है। लेकिन इन दोनों मे कोई विपरीतता नहीं है मात्र 
सोचने-समझने की बात जरूर है| 

श्रद्धान जो होता है, वह परोक्ष पदार्थ का होता है। सामने आने के उपरान्त 
हमे उन चीजो पर श्रद्धान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसमें लीन होने 
के बाद का नाम तो सवेदन है, जो कि अध्यात्मग्रन्थो मे बार-बार सम्यग्दर्शन के 
लिए कहा जाता है। आगम ग्रन्थों मे भी सम्यग्दर्शन की बात कही है पर उसमें विभाजन 
कर दिया गया है। वह विभाजन यह है कि सम्यग्दर्शन श्रद्धान का ही नाम है लेकिन 
केवल श्रद्धान के द्वारा तीन काल में भी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान का नाम सम्यग्ज्ञान 
है लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार चारित्र के द्वारा भी मुक्ति नहीं 
होगी। फिर मुक्ति किससे होगी? मुक्ति होगी, जब भूतार्थता का अनुभव करेंगे तब। 
अर्थ यह हुआ कि “सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनो एक उपयोग की धाराऐ 
है। जिस उपयोग की धारा के ड्वारा तत्त्वो पर श्रद्धान किया जाता है उसे सम्यग्दर्शन 
कहते हैं। जब वही उपयोग की धारा चिन्तन में लग जाती है तब सम्यग्ज्ञान कहलाती 
है। जब कषायो का विमोचन, राग-द्वेष का परिहार करने लग जाती है तो उपयोग 
की धारा को सम्यक्चारित्र संज्ञा मिल जाती है- 

तंत्र सम्यग्दर्शन तु जीवादिश्द्धानस्वभावेन ज्ञानस्थ भवनमू। 
जीवादिज्ञानस्भावेव ज्ञानस्थ भवन ज्ञानम्‌। राग्ररिपरिहरणस्वभावेन झ्ञानस्य 
भवन चारित्रम। तदेव सम्यस्दर्शनज्ञानचारिज्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनम्‌। तंतो ज्ञानमेव 
परमार्यमोक्षहेतुः |!” 


समर सा 2 * 26 


अपृतपकाचार्य की आत्मख्याति की ये पंकितयां हैं। बहुत कठिन लिखते हैं वे, 
लेकिन भाव तो समझ में आ ही जाता है- ज्ञान का श्रद्धान के रूप में' परिणत होना 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान की चिन्तन के रूप में परिणत होना सम्यरज्ञान और ज्ञान का रागद्वेष 
परिहार करने में उद्यत होना सम्यक्वारित्र है। इन तीनों की एकता से ही मुक्ति संभव 
है, अन्यथा कभी नहीं। 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र- ये तीन नहीं हैं किन्तु उपयोग की धारा में जब तक 
भेद प्रणाली चलती है तब लक के लिए भिन्‍न-भिन्‍न माने जाते हैं। आचार्यों ने 
अध्यात्मग्रन्धों में इसे खोला है। इसी का नाम सरागसम्यग्दर्शन, भेदसम्यग्दर्शन, 
व्यवहारसम्यग्दर्शन और शुभोपयोगात्मक परिणति आदि-आदि कह्म है। इसी का नाम 
श्रद्धान भी है। जब तक आत्मा अपने गुणों को प्रत्यक्ष नहीं देख लेता, तब तक उसे 
समझाना पड़ता है, उपदेश दिया गया है, कि तुम सर्वप्रथम इसको समझो, फिर इसको। 
समझो का अर्थ- श्रद्धान करो, उतारो। एक बार श्रद्धान मजबूत हो गया तब ही 
श्रद्धेय, पदार्थ की ओर यात्रा“गति होगी अन्यथा तीन काल में भी संभव नहीं? इसे 
आचार्यों ने वीतराग सम्यग्दर्शन का साधक सम्यग्दर्शन माना है। उन्होंने कह्म है- 

“तु नियत को होई*' 

जैसे प्राःःकाल भी छहदाला की पंक्ति कही गयी थी, कि निश्चय सम्यग्दर्शन 
के लिए हेतुभूत यह व्यवहार सम्यर्दर्शन होता है। व्यवहार सम्यग्दर्शन फालतु नहीं 
है, किन्तु पालतू है। अभूत नहीं है, वह बाहय भी नहीं है। अभूतार्थ की व्याख्या 
“जयसेनाचार्य जी'” ने इतनी बढ़िया लिखी है, अमृतचन्द्राचार्य जी ने भी अपनी 
आलख्याति में अभूतार्थ क्या वस्तु है इसे लिखा है। उन्होंने कहा है-- भेदपरक जो 
कुछ भी है वह अभूतार्थ है और अभेदपरक “भूतार्थ''। इसको निश्चयतसम्यग्दर्शन 
भी कहते हैं, इसी के साथ रलत्रय की एकता मानी गई है। लीनता मानी गई है। 
स्थिरता मानी गई है। जिसके द्वारा हमें स्ाक्षात्‌ केवल ज्ञान की उपलब्धि अन्तर्मुहूर्त 
के अन्दर हो जाती है। यह विभाजन हमें आगम अर्थात्‌ घवला, जयघवला, 
महाबन्ध, गोग्मटसार आदि ग्रन्धों में नहीं मिल सकेगा। यह मात्र अध्यात्म ग्रन्धों में 
ही मिलता है। इसके द्वारा यात्रा पूर्णता को प्राप्त होती है, अन्यथा जो व्यक्ति अपनी 
यात्रा इस जीवन में नहीं कर पाता त्तो उसे सुकाम करने की आवश्यकता पड़ेगी। 
उसका मुकाम बीच में ही होगा, मंजिल पर नहीं। ओ सीधे मंजिल जाना चाहंते हैं, 
उनकी प्रमुखता के साय यह बात-+ अभेदरलत्रय, की, की गई है। 

सरागंसब्यग्दर्शन परोक्ष-पदार्थ का हुआ करता है और श्रद्धान तब तक है होता 
है जब तक पदार्थ परोक्ष है! वीतरान सम्यग्दर्शश का विदय "आलत्व, शुद्धपवार्य 


६० समर छण्द/४ 


शुद्ध अस्तिकाय और शुद्ध समयसार है' ' - ऐसा आचार्यो ने कहा है। इसको और 
भी बारीकि से खोलने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा है कि- जिस प्रकार केवली 
* भगवान्‌ अपनी दृष्टि के द्वारा शुद्धतव का अवलोकन करते हैं, वैसा अवलोकन 
छद्मस्थावस्था में न भूतो न भविष्यति। क्योंकि बात यह है कि चाहे शुद्धोपयोग 
हो या शुभोपयोग या अशुभोपयोग, कोई भी उपयोग हो, जब तक कर्मो के द्वारा 
उपयोग प्रभावित होता है तब तक उसमे वस्तुतत्त्व का यथार्थावलोकन नहीं हो 
सकता। अत बारहवे गुणस्थान तक निश्वयसम्यग्दर्शन की सज्ञा दी जाती है। इसके 
बाद शुद्धोपयोग की परिणति, केवलज्ञान के उपरान्त नहीं रहती। इसका मतलब यह 
हो गया क्ि- शुद्धोपपोग भी- आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुभोपयोग और 
अशुभोपयोग तो है ही नहीं। इसमे उन्होने हेतु दिया- ध्यान का नाम शुद्धोपयोग 
है और ध्यान आत्मा का स्वभाव नहीं, अतः शुद्धोपयोग भी आत्मा का स्वभाव नहीं। 

““इन्द्रियज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्ष भण्यते तथापि निश्चयेन 
केवलज्नानापेक्षया परोक्षमेव”! 

जब इन्द्रियज्ञान की अपेक्षा, मन की अपेक्षा, श्रुत की अपेक्षा और कोई बाहरी 
साधनो की अपेक्षा से तत्त्वो का निरीक्षण करते हैं, तब शुद्धोपयोग भी “प्रत्यक्ष” 
सज्ञा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन शुद्धोपयोग और केवलज्जान मे उतना ही अन्तर 
है, जितना सर्वज्ञता और छद्मस्थावस्था में। अध्यात्गग्रन्थो में इस सबका खुलासा 
किया गया है। जो व्यक्ति इस परम्परा का सही ढंग से अध्ययन करता है उसके 
लिए कहीं पर भी विसवाद का कोई सवाल ही नहीं। 

सर्वप्रथम हमे जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होगा वह व्यवहार सम्यग्दर्शन- 
सराग-सम्यग्दर्शन ही होगा। इसकी उत्त्ति में दर्शनमोहनीय का और चारित्रमोहनीय 
की अनन्तानुबन्धी का उपशम-दश्षय-क्षयोपशम होना अनिवार्य है। इसी का नाम 
व्यवहार सम्यग्दर्शन है। इसके बल पर ही आगे कदम उठेगे। यदि व्यवहार सम्यग्दर्शन 
नहीं है तो मोक्षमार्ग में आगे कदम उठा सकने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता 
है। महराज। एक प्रश्न बार-बार आता है कि व्यवहार पहले होता है या निश्चय? 
कैसे क्या होता है, कुछ यह भी बता दीजिये? भैय्या निश्चय, व्यवहार के बिना नहीं 
होता और व्यवहार जो होता वह निश्चय के लिए होता है। अब निर्णय करना है 
कि कौन पहले होता है, कौन बाद में। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको 
समझना है तो दो की जगह तीन रखिये, अब क्रम स्पष्ट हो जायेगा। लौकिक दृष्टि 
में हमने निश्चय और निर्णय का भेद समाप्त कर रखा है, इसलिए यह विवाद है। 
लेकिन बन्धुओं। निर्णय अलग है और निश्चय अलग। सर्वप्रथम निर्णय होता है, 


समग्र ऋषछक कड 
क्योंकि निर्णय के विना** जवाय के बिना कदम ही आगे नहीं उठ -सकते। और 
निश्वय सज्ञा जिसकी दी गई है उसका अर्थ- “पर्याप्त मात्र में सब कुछ प्राप्त कर 
लेना है” ”। मिश्वय बच्म नोम साध्य है। व्यवहार साधन होला है। इस प्रकार जिस 
साध्य को सिद्ध करना- प्राप्त करना है उसका लक्ष्य बनाना निर्णय है और जिसके 
माध्यम से, साथन से साध्य सिद्ध होता है वह व्यवहार है तथा साध्य की 
उपलब्धि होना निश्चय है, इस तरह पहले निर्णय होता है फिर व्यवहार और अन्त 
में निश्चय। निर्णय के बिना जो मार्ग में आगे चलते हैं वह गुमराह हो जाते हैं। 
और व्यवहार के बिना जो व्यक्ति निश्चय को हाथ लगाना चाहते हैं उनकी क्या 
स्थिति होती है? तो आचार्य कहते हैं- 

ज्ञान बिना रट निश्वय-निश्वय निश्वयवादी भी डूबे। 

क्रियकलापी भी ये हूडे, डूबे संयम से ऊबे।॥ 

प्रमत्त बनकर कर्म न करते अकम्प निश्वल शेल रहे। 

आत्मध्यान में लीन किन्तु मुनि, तीन लोक पर तैर रहे।। 

अमृतचद्धसूरि ने आत्मख्याति के कलश मे एक कारिका लिखी, जिसका यह 
भावानुवाद किया गया है- निश्चय-निश्चय, कहने मात्र से निश्वय कभी हाथ नहीं 
लग सकता और मात्र व्यवहार करते-करते भी कभी निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
निर्णय करने से भी मतलब सिद्ध होने वाला नहीं। निर्णय भी आगमानुकूल ही होना 
चाहिए। व्यवहार भी ऐसा हो जो निर्णय के अनुरूप आगे पग बढ़ा रहा हो और 
निश्चय की भूख खोल रहा हो। अन्यथा तीनों व्यर्थ हैं। अर्थात्‌ वह निर्णय सही नहीं 
है जो व्यवहार की ओर कदम नहीं बढ़ाता और वह व्यवह्मर भी सही नहीं माना 
जाता जो निश्चय तक नहीं पहुँच पाता। मात्र व्यवहाराभास है। “हेतु नियत को 
होई” ' - व्यचरह्मर वास्तविक वही है जो निश्चय को देकर ही रहता है। कारण वही 
माना जाता है ज़ो कार्य का मुख दिखा ही देता है। ऐसा सभव नहीं कि, प्रभात के 
५.६ तो बज जाएं और पी न फटे। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही यह श्रद्धान हो जाता 
है कि ललाई आ चुकी है, अब प्राची दिशा में नियम से सूर्योदय होगा। यही बात 
यहाँ कही गई है कि अद्धान रखो, किसके ऊपर श्रद्धान रकखें ? तो सच्चे देव-गुरु-शास्त् 
के ऊपर श्रद्धान रखो, यही व्यवहारसन्यग्दर्शन है। * 
धकला का वाचम हे रहा था। उस समय यद्व बात आई थी कि दर्शनमोहनीय 

क्या काम करता है? आचायों ने लिखा- जो सात तत्वों को विषय बनाने की क्षमता 
अथवा उनके क़पर अद्धान करने की क्षमता को. फेल कर देता है वह दर्शनमोहमीय 
है। मतलब यह हुआ कि मात्र शुद्धात्मा की बात ही चंही कही गई ध्वज में। इसीलिए 


हएरे सभा खा ४ 


आंचाय॑ कहते हैं कि-- दर्शनमोहनीय की वजह से जीव की दृष्टि “रॉंग'' (गलत) 
हो रही है। दृष्टि अर्थात्‌ श्रद्धान ही गलत है। है 
भुद्ध-आहतत्त्व विद्यमान है और उसको प्राप्त करने की क्षमता भी। लेकिन 
क्षमता होते हुए भी आज तक हम प्राप्त नहीं कर सके। इसमें क्या गड़बड़ी हो रही 
है? आच्तार्य कहते है कि- हमारा आत्मतत्त्व-द्रव्य उलट गया है, पलट गया है। हमारे 
द्रव्य का परिणाम कैसा हो रहा है? परिणमन जो हो रहा है वह पदार्थों-गुणों और 
द्रव्यों का हो रहा है। पर्याय का कभी भी परिणमन नहीं हुआ करता। पर्याय 
अपने-आप में “परिणाम” ' ही है। उसकी कोई परिणति नहीं होती। कर्ता जो होता 
है वही परिणमन करता है- परिणमनशील हुआ करता है। फिर द्रव्य शुद्ध कैसे माना 
जा सकता है, जैसा कि कहा जाता है। जिस द्रव्य से अशुद्ध पर्यायें पैदा हो रही 
है वह अशुद्ध ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य का परिणमन तो शुद्ध हो 
ओर उसके “परिणाम” प्रयाये अशुद्ध पैदा हो। 
मैं गुण को लेकर के कुछ बात और कहना चाहूँगा कि शुद्धोपयोग गुण अपने 
आप मे शुद्ध नहीं है, किन्तु शुद्ध होने का कारण होने से शुद्धोपयोग कहा जाता 
है। 
शुद्धोपयोग आत्मा का स्वभाव तीन काल मे नहीं हो सकता। इसलिए शुद्धोपयोग 
पैदा करने वाला जो आत्मा है वह शुद्धामा नहीं है। अत्तः स्पष्ट है कि ज्ञान गुण 
को शुद्ध बनाना होगा। आलद्रव्य को शुद्ध बनाना होगा। पर्याय को कोई कभी भी 
शुद्ध नहीं बना सकता। पर्याय तो पकड़ में भी नहीं आ सकती। ध्यान रखिये! हमें 
पर्याय को नहीं माजना। पर्याय को माजने में लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 
महाराज! फिर द्रव्य को शुद्ध कैसे कहा गया है? आचार्य कहते हैं कि द्रव्य को शुद्ध 
इसलिए कहा गया कि उसमे शुद्ध होने की क्षमता है। शुद्ध भी दो प्रकार से अभिव्यक्त 
होने योग्य है-- एक तो अनन्तकाल से एक द्रव्य में कोई अन्य द्रव्य के प्रदेश आकर 
चिंपके नहीं। मिले नहीं। इसका उसमें और उसका इसमें कुछ भी संकर नहीं हुआ, 
व्यतिकर नहीं हुआ। इस अपेक्षा से द्रव्य को शुद्ध कह गया है। यह चिन्न-द्रव्यों 
की अपेक्षा से कहा गया है। दूसरी, परिणमन की अपेक्षा से शुद्धि कही जाती हैं 
यानि “स्वभावात्‌ अन्यथा भवर्न विभाव”” यह अशुद्धि है। ज्ञान गुण का स्वभाव 
से अतिरिक्त जो परिणमन है वह विभाव है।। मतिश्लान, श्रुतज्ञान, अवधिनज्नान, 
मनःपर्ययन्नान, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपपोग आदि जो कोई परिणमन है, 
केवलज्ञान के पूर्व की जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सभी अशुद्ध गुण की परिणतियां 
हैं। इस प्रकार की श्रद्धा सम्यग्दृष्टि जीव गुरुदेव के मुख से सुनकर अथवा जिनकणी' 


अन्‍य कक हे हैं... 
माँ के इशारे से बना लेता है, भले ही यह तत्त्व देखने में नहीं आ रहा हो। इसीलिए 
कंहों-- 
कोकिदिक्कमे साहू संफडिकाले भभिज्ज रूवमिजं 4 
पच्यक्समेब दिट्॒टं परोक्तणाणे पवटूटंत | 

आल्तत्त्व का ऐसा. ही स्वरूप है। इसलिए इसके ऊपर श्रद्धान नहीं रहने के 
कारण संसारी प्राणी दर-दर भटकता चला जा रहा है। अपनी शक्ति को एक बार 
भी उघाहने का प्रयास नहीं किया, अनन्तकाल व्यतीत हो गया इस जीव का। अनन्‍्तों 
बार मां के उदर में जा-जाकर कम से कम भी नौ-नौ महीनों तक शीर्षासन लगाया। 
ध्यान रखिये, कोई भी हो, उसे नी महीने तक मां के उदर में शीर्षासन लगाना ही 
पड़ता है- 

जननी उदर वस्वों मव सांस अंग सकुधते पाई जास। 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनको कहत न आवे ओर ।। 

कहाँ तक कही जाए उस वेदना की कथा। बेदना होना वहाँ स्वाभाविक है, लेकिन 
इतनी बेदना- पिटाई होने के बावजूद जीव कभी भिट नहीं सका। पिटना बात अलग 
है और मिटना अलग। द्रव्य पिट सकता है, मिट नहीं सकता। उसके ऊपर अमिट 
छाप है। बस्तु“द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह कभी मिट नहीं सकता। बह तो “था'' 
“है”' और “रहेगा'”। ऐसा होने मात्र से उसे सुख नहीं, सुख का अनुभव नहीं हो 
सका आज तक | जन्म, जरा, मृत्यु जैसे महान्‌ रोग नष्ट नहीं हो सके। इसे जब 
तक अटूट श्रद्धान नहीं होगा कि “मैं भी शुद्ध बन सकता हूँ” मेरे गुण द्रव्य और 
मेरी जो कुछ भी स्थितियां हैं उन सबको शुद्ध बना सकता हूँ'” तब तक ये राग-द्वेष 
नष्ट छोने वाले नहीं। ऐसा श्रद्धान कौन बना सकता है? जिसका दर्शनमोहनीय कर्म 
का उपशम-क्षय-क्षयोपशम होगा, वही कर सकेगा। इसके बिना श्रद्धान होना त्तीन 
क्राल में भी संभव नहीं। भले ही वह श्रद्धान को शब्दों में कह सकता है लेकिन श्रद्धान 
जैसी शुभ घड़ी उसे प्राप्त नहीं है। 

धन्य हैं वे! मो भगवान्‌ बनने चले हैं। वह व्यक्ति महान्‌ भाग्यशाली है। जिसको 
इसके ऊपर यथार्थ श्रद्धान हो गया कि मैं श्री इसी प्रकार का तत्त्व हूँ, ऐसा बन 
सकता हूँ, जो बद्घा-तद्वा जिस किसी भी व्यक्ति की कही बातों के अद्धान नहीं करता। 
सच्चे देव-गुरु शास्त्र पर श्रद्धान करता है उसे ही व्यवहार सम्यन्दृष्टि कहते हैं। वह 
कर्म के क्षय को उद्देश्य बनाकर तसखश्रद्धान, 'सम्यग्जान के साचन्साव आगे कदम 
अड़ायैगा और क्रमशः महावीर तक जाएगा।.!.. .* 

विषय गुत्रः दुहश हूँ। वीततंग स्च॑प्दर्शन अभेदरतत्रय की प्राप्ति के साध ही 


बंध्हं सका छ्प/ 8४ 


हुआ करता है। उपयोग की धास जिस समय शुद्ध में ढल जाती है उस उपयोग 
को शुद्धोपयोग कहते है। शुद्धोपयोग वह वस्तु है जो सम्यग्दर्शन के द्वासा आगे बढ़कर, 
अपनी आत्मा मे लीन हो जाता है। इसी को निश्चय सम्यग्दर्शन भी कहते हैं। आचार्यों 
ने, अमृतचन्राचार्य ने और जयसेनाचार्य ने भी खोला है इसे। उन्होने कहा- “अन्न 
तु वीतरागसम्पयृष्ठीनां कथनम्‌”” यहाँ पर वीतराग सम्यग्दृष्टियों का ही कथन है। 
नीचे वाले की विवक्षा नहीं है। फिर महाराज कया नीचे वाला फेल माना जाएगा? 
नहीं, अपने आपमें - अपनी कक्षा में तो पास है। ऊपरी कक्षा में उसकी बात नहीं 
कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभेदरलत्रय की बात कही जा रही है। जबकि 
धवला, जयधवला, महाबन्ध इत्यादि मे सम्यग्दर्शन को चतुर्थ गुणस्थान से बारहवे 
गुणस्थान तक घटाते चले जाते है। परन्तु आचार्य कुन्दकुन्ददेव कहते हैं कि हम यहाँ 
पर जो बात कह रहे हैं, वह श्रद्धान वाली बात नहीं है किन्तु ध्यान वाली बात है- 
ध्यान से सुनिये आप। 

ध्यान की बात करना अलग है और ध्यान से बात करना अलग। इन दोनों 
मे बहुत अन्तर है। ध्यान के केन्द्र खोलने मात्र से कोर्ड ध्यान मे कैन्द्रित नहीं होता। 
आज हम मात्र उपदेश देने मे- ध्यान के केन्द्र खोलते जा रहे हैं, इससे अध्यात्म 
का प्रचार-प्रसार नहीं होगा किन्तु प्रचाल होगा। चार और चाल में कया अन्तर है? 
बहुत अन्तर है। चार का अर्थ स्वय मे चलने मे आता है “चरति एव चार:'” और 
प्रचाल में वह बाहर की ओर भाग रहा है। इतना अन्तर है दोनों में। 

वीतराग-सम्यग्दर्शन अभेदपरक होता है और सराग-सम्यग्दर्शन भेदपरका 
मोक्षमार्ग में दोनो आवश्यक हैं। एक उदाहरण दे देता हूँ- बहुत दिन पहले, 
गृहस्थावस्था की बात है। कार में बैठकर जा रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही 
थी। उस समय ड्राइवर को सामने से एक गाड़ी आती हुई देखने में आ गई- कानों 
में “हार्न'” की आवाज भी आ गई। ड्राईवर ने ऊपर वाली लाईट जला दी, जिसका 
प्रकाश सामने आती गाड़ी पर पड़ा। गाड़ी देख लेने पर लाईट पुनः नीची कर दी। 
निश्चय और व्यवहार, यहाँ दोनों घटित हो जाते हैं। निश्चय अपने लिए है और 
व्यवहार पर के लिए, ऐसा नहीं, किन्तु व्यवहार भी पर के साथ-साथ स्व के लिए 
होता है। जैसे कि गाड़ी की लाईट चूंकि दूसरी गाड़ी देखने के काम आती है। इसका 
अर्थ- वह लाईट मात्र दूसरों के लिए ही है, ऐसा नहीं है, किन्तु हम स्वर्य 
“एक्सीडेन्ट”” से बचें इसलिए भी उसका प्रयोग होता है। नीचे की लाईट यदि गुम 
कर दी जाए तो आगे चलना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ-साथ एक और 
स्थिति है कि बीच में एक गाड़ी जा रही थी। उसने ज्यों ही अपना ब्रेक लगाया तयों 


सम खरद/(४ ४६५ 
ही गाड़ी के पीछे जो “नम्बरप्लेट'” थी उस पर लगी लाईट जल भयी। वह कैसी 
होती है भैया। लाल होती है। लाल नहीं होती! लाईट तो जैसी होती है वैसी ही है, 
लैकिन उसका कांच लाल होता है। वह सही-सही व्यवहार चलाने के लिए लगाथा 
जाता है जिसके माध्यम से मार्ग बाधक-तत्त्वों से रहित होता है और गाठी की यात्रा 
आगे निबंधि होती है। 

व्यवहार और निश्चय, दोनों को समझने की आवश्यकता है। व्यवह्मर कोई 
खेल नहीं है। व्यवहार, निश्चय के लिए है। जब तक निश्चय नहीं है तब तक व्यवहार 
का पालन पोषण करना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार के द्वारा ही हम निश्चय की 
ओर ढलेगे-बढ़ेंगे। निश्चय की भूमिका बहुत लम्बी-चौड़ी नहीं है, किन्तु केवल ज्ञान 
होने के उपरान्त निश्चय की- शुद्धोपयोग की बही स्थिति होती है जो शुद्धोपयोग 
होने के पूर्व शुभोपयोग और अशुभोपयोग की होती है। कार्य हो जाने पर कारण 
की कोर्ई क्रीमत नहीं रह जाती, लेकिन कार्य से पूर्व कारण की उतनी ही कीमत 
है जितनी कार्य की। सरागदशा मे, व्यवहार दशा में हमे किस रूप में चलना है! इसको 
जानने की बड़ी आवश्यकता है। व्यवहार को व्यवह्वार के रूप मे बनाए रखिए। 
व्यवहार को व्यवहाराभास' मत बनाईये। व्यवहार जब व्यवह्मयराभास बन जाता है 
तो न बह निश्चय को पैदा करता है और न लौकिक व्यवहार को। उसका कोई भी 
फल नहीं होता। आभास मात्र रह जाता है। आभास मे सुख नहीं, शान्ति नहीं मात्र 
वह आभास है इसीलिए- “'प्रमत्त बनकर कर्म न करते अकब्प निश्चय सेल रहे?” 
आत्मा मे अकम्प रहने का मतलब है आत्मा का अप्रमत्त होना। “प्रमल बनकर कर्म 
न करते'” यह अवस्था बाबलेपन की अवस्था है जो भीत्तरी दृष्टि को फेल कर देती 
है। उसके द्वारा केवलज्ञान तीन काल में नहीं हो सकता। प्रम॑त्त बनने का अर्थ 
मिथ्यादृष्टि होना नहीं है, बल्कि सराग अवस्था मे जाना। यह काम इसे कक्षा का 
नहीं। यहाँ अप्रमत्त अवस्था का अभेद अवस्था का प्रसग है। “अमृतचन्द्राचर्य'” 
ने प्रवचनसार में कहा है कि, मात्र सम्यग्दर्शन के द्वारा मुक्ति नहीं और उसके बिना 
भी मुक्ति नहीं। ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति नहीं और उसके बिना भी भुव्ति नहीं। 
चारित्र के द्वारा भी मुक्ति नहीं और उसके बिना भी मुक्ति नहीं। अभ्स में उन्होंने 
कहा-- रलज्रय के द्वारा भी मुक्ति नहीं होगी, महीं होगी, महीं हेजी। तब आप कहैंगे +- 
हमें रत्मज्षय का अभाव कर लेना चाहिए। आपके पास जब रलज़ब है ही नहीं तो' 
अभाव क्या करेंगे? वस्तुतः घोक्षमार्ग ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं है। 
भी उपयोग की एकांग्रेदशा का नाम है। - हल 

हलुओआ में न हम शक्कर पाते है; ना थी और ना आया किन्तु झवकर, थी और 


४8६६ पा सा? ४ 


आटा के बिना हलुवा कुछ नहीं है। हां! तीनों को तीन कोनों में रख दीजिए तब 
हलुआ नहीं बनेगा। मिला दें तो भी नहीं बनेगा। फिर कब बनेगा? जब तक अग्नि 
का योग नहीं दिया जाएगा- तीनों मिलक्रर एकमेक नहीं होंगे तब तक हलुआ नहीं' 
बल सकेगा। इसी प्रकार उपयोग में, जो बाहरी-वृत्ति को देखकर उथल-पुचल मच 
रही है। उसे भीतर कर लेने को ही “अभेद'' कहते है। समयसार मे एक गाथा 
आती है, जिसमें एक नामावली दी गई है- 
बुद्धी ववताओदि य, अन्झवसाणं मदी य विण्णा्ण। 
एकट्ठमेव सं, चित्स भावो य परिणामों ।। 

विज्ञान कहो, परिणाम कहो, अध्यवसान कहो, ये नामावली एक ही बात की 
गठरी मे बंध जाती है। मतलब इन सबसे ज्ञान का चिन्तन-उपयोग को भिन्‍न रखना 
है। सराग सम्यग्दर्शन के साथ चिन्तन का जन्म होता है, किन्तु बीतराग सम्यन्दर्शन 
में चिन्तन मौन-शून्य हो जाता है। सराग सम्यग्दर्शन मे ज्ञान को सम्यक्‌ माना जाता 
है जबकि वीतराग सम्यग्दर्शन में ज्ञान को स्थिर माना जाता है। 

ज्ञान कम्पायमान है। उसकी व्यग्रता को मिटाने के लिए ध्यान है। ध्यान ही 
मुक्ति है। हाँ! पहले श्रद्धान होता है, ध्यान नहीं। वह श्रद्धान भी, जब तक वस्तु 
परोक्षभूत है तब तक ही अनिवार्य है, बाद में श्रद्धान नहीं। वीतराग सम्यग्दर्शन को 
धवला, जयधवला आदि में ग्यारहवे-बारहवें गुणस्थान मे घटाते हैं, जिसको “छद्मस्थ 
वीत्तराग”” सज्ञा देते हैं। आचार्य कुन्दकुन्ददेव भी कहते है कि वीतराग बनने के 
उपरान्त करना-धरना सब कुछ छूट जाता है। वस्तुतः यह एक सम्यकप्रणाली है। 
इसके ऊपर प्रगाढ़ श्रद्धान करना ही जिनवाणी की सेवा है। श्रद्धान करना मात्र सेवा 
नहीं है, किन्तु उसके अनुसार अपने जीवन मे उन सिद्धान्तों को ढालते चले जाना 
ही सच्ची सेवा है। तब कहीं जिनवाणी का आशय-अभिप्राय क्या है? इसे ज्ञात कर 
सकेंगे। लेकिन हम तो ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि सर्वप्रथम तो सारा का सारा सुना 
जाए बाद में हम करना प्रारम्भ करेंगे, जो होना असंभव है। आचार्य एक-एक कदम 
आगे बढ़ने पर एक-एक सूत्र देते चले जाते हैं। यदि वह कदम उठाता है तो उसे 
आगे का सूत्र बताया जाता है। यदि नहीं उठाता तो, ज्यों का त्यों रहने देले हैं। 
उसे प्रीछे भी नहीं भगाते। कहते हैं- “यहीं पर रह जाओ, कोई बात नहीं। पीछे 
वाले आएँ तो उनके साथ आ जाना”” ऐसा कहकर उसे छोड़ देते हैं साथ-साथ यह 
भी कह देते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें भी नियम से सूत्र मिलेंगे। 

भगवान्‌ का, आचार्यों का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, जिन्होंने ऐसे-ऐसे गृढ 
तर्पों की, सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सके, ऐसी प्ररूपणा की। उन्होंने इसे 


समा सप्ा/४ है. 


मुझकर भी नहीं देखा। मुड़कर देखना उनंका स्वभाव भी नहीं है। कहाँ संक मुड़कर 
देख सकेंगे? अनन्त केवली' हमारे सामने-सामने से निकल गए हैं, और इसी स्टेशन 
पर खड़े हैं। जैसे- गाड़ियां ओती हैं-जाती हैं। आती हैं, चली जाती हैं। बहुत सारे 
लोग घले जाछे हैं। जाते-जाते मुडढ़कर के देखते तक नहीं। हमें बुलाते नहीं। कंदाचित्‌ 
देख भी लें, आवाज भी दे दे, तब भी आते नहीं हैं। ऐसी कैसी बाते है? कैसी करुणा 
है इनकी? भैय्या। उनका स्वभाव ही ऐसा है। क्या करें! कहाँ गये वे कुन्दकुन्द भगवान्‌, 
उमास्वामी, समन्त भद्गाचार्य अकलंकस्वामी और सारे के सारे अनन्त तीर्थंकर कहाँ 
गये? वर्तमान में हम केवल उनका परोक्षरूप में स्मरण करते हैं। ऐसा समबसरण 
होता है, ऐसा गर्भकल्‍्याणक, ऐसा जन्मकल्याणक, तंपकल्याणक पाचों कल्याणक 
होते हैं। उनके तो कल्याणक हो गए- हो जाते है। यहाँ पर तो पंचों' का कल्याण 
नहीं होता, दूसरी जनता की तो बात ही अलग है। क्‍यों नहीं होता? आचार्य कहते 
हैं- “धम्मं भोगणिमित्त'' | धर्म को हम भोग-ऐशो-आराम के लिए, ख्वाति-पूजा-लाभ 
के लिए, नाम बढ़ाई के लिए करते हैं। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो करते 
हैं वह हमारे लिए ही है, हमारी उन्नति के लिए है यह विश्वास पहले दुढ़ बनाना 
चाहिए। फिर भी यदि होता है तो क्‍या करें? अनन्तकाल से इस प्रकार का कार्य 
ही नहीं किया। इसलिए जो भावुकता मे आकर कर लेते हैं, उनको भी' 
समझना-समझाना होगा कि-- देखो भैय्या! इसका परिणाम अच्छा निकलना चाहिए। 
यह काम तो बहुत अच्छा किया आपने। जैसे- आप सुन रहे है। तब मैं यह थोड़े 
ही कहूँगा कि आपका सुनना ठीक नहीं। बल्कि मैं तो यहीं कहूँगा कि पंचों का कल्याण 
इस प्रकार से कभी नहीं हो सकता। जब तक्र ये शब्द नहीं कहें जायेंगे तब तक 
कल्याण होने वाला नहीं। आचार्य कहते हैं-- ख्याति-पूजा-लाभ के लिए नहीं किन्तु. 
कर्मक्षय के हेतु धर्म होना चाहिए। 
आवहिदं कादनं, जे सकक्‍कई त॑ फाहढ़िंद व कादग्वं। 
आवहिद-परहिदादो, आदहिरद सुदृढ़ कांदलं।। 

आचार्य कुन्दकुद्देव की वाणी कितनी मीठी है और कितत़ी पहुँची हुई है तथा 
कितनी तीखी भी है। क्या कहती है? आत्मा को हिल पहले संवय करें। आप तो स्ोचत्ते 
हैं, अपना क़ल्न देखा जाएगा, आज तो दूसरों का करा दूँ? दूश्धरों का तू नहीं कर 
सकेगा। पहले तू खुद भोजन करने बैठ जा, तुझे देखकर दूसरों क््रे भी रुचि उत्पन्‍न 
हो सकती है। भोजन की माँग हो सकती है। लेकिन स्वयं के बिना दूसरों को समझ 
में नहीं आयेगा। जो|कुडछ करना है कर जो। उपक्रार भी करना है तो औोशों से 
कह, दी" तुश् भी जैठ जाओ>गा्ड! तुम/भी कैद जाओ#लेकिंग मिस व्यक्ति/कों 


ब्ध्द समा खग्द/ व 


भोजन करना ही नहीं, तो उसकी ओर पीठ कर दें, और एक बार जल्दी-जल्दी भोजन 
कर लें। संसार में कोई स्थायी रहने वाला नहीं। “संसार'” शब्द ही कष्ट रहा है कि 
जल्दी-जल्दी काम कर ले, नहीं तो सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। वह कभी 
भी रुकने वाला नहीं। उसको मैं क्या कहूँ, स्वयं आचार्य कहते है कि- भगवान्‌ 
भी उसे रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते, और भगवान किसी को रोकना नहीं चाहते। 

काल रुकता नहीं और किसी को रोकता भी नहीं। इतना तो अवश्य है कि- 
चल-चल, मेरे साथ चल। तेरे भीतर ही भीतर परिवर्तन होता चला जाएगा, बस! 
तू अपने स्वभाव की ओर देख ले। मैंने तो अपने स्वभाव को न छोड़ा है, न कभी 
छोडूँगा। क्‍यों नहीं छोड़ता? आचार्य कहते हैं कि- कालदब्रव्य, धर्मद्रव्य, 
अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य, शुद्धद्रव्य-शुद्धतत्त् हैं। इनके लिए शुद्धि की कोई 
आवश्यकता नहीं होती। किन्तु जीव और पुद्गल, ये दो तत्त्व ऐसे है जो शुद्ध भी 
हो जाते हैं और अशुद्ध भी। पुदुगल द्रव्य ऐसा ही है कि वह शुद्ध होने के उपरान्त 
कालान्तर में अशुद्ध हो सकता है, परन्तु जीव तत्त्व ऐसा नहीं है। वह एक बार शुद्ध 
हुआ कि पुनः कभी भी अशुद्ध नहीं होता। उसके शुद्ध करने के लिए क्‍या करे, वह 
तो आज तक शुद्ध नहीं हो पा रहा है? उसे शुद्ध करने के लिए सारे के सारे साबुन 
बेकार है। फिर उसके लिए कौन-सा रसायन है जिसके द्वारा उसकी अशुद्धि मिट 
सकती है? आचार्य कहते हैं कि एकमात्र ही रसायन है उसके लिए, वह भी यह- 

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवों विराशसंपण्णों। 
एसो जिणोवदेसो त्तम्हा कम्मेसु मा रू्ज।। 

चार-वरणों में, चार बातें कहीं गयी हैं- बन्ध की व्यवस्था- राग करोगे तो 
बन्ध होगा, मुक्ति की व्यवस्था- वीतरागता को अपनाओगे तो मुक्ति मिलेगी, 
उपदेश- यह जिनेन्द्र भगवान्‌ का उपदेश है। इसलिए “जो कुछ होना है सो होगा! ' 
ऐसा नहीं कह रहे कुन्दकुदद भगवान्‌ कया कहते हैं- “तम्हा कम्मेसु मा रज्ज'! 
यह राग की बात छोड़ दे। 

“यह राग-आग दहे सदा तातै समामृत सेइए”” 

अरे! ममता, मोह, मत्सर की इस देह को धारण करते-करते, अनन्तकाल व्यतीत 
हो गया। एक बार भी आंख मीचकर अपने आपको देख ले, कि “मैं कौन हैँ'' , 
“यहाँ पर क्यों आया हूँ”, “कब तक चलना है””, इसके बीच मे कीई रास्ता है 
कि नहीं? 

आज अफसोस की बात तो यह है कि, इस संसारी प्राणी को ज्ञान मिलने के 
उपरान्त भी, “भम्मं भोगषिकित्त”” है। सोचता है, बहुत सोचता है, “सदृदहदि' -अद्धान 


संबंध खंग/४ 8६6 


करता है, “भत्लेदिय”' प्रतीति करता है, “रोचेंदि”” रुचि करता है, “फासेदि'” स्पर्श 
भी करता है। तत्त्व का ऐसा स्पर्श करता है जैसे- दो'मेगनेट मिल गए हो। फिर 
भी भीतर का भोग परिणाम समाप्त नहीं हो पा रहा है। कल या पंरसों के दिन हम॑ 
सब देखेंगे कि- भोगों की किस प्रकार से उड़ा देते हैं- लात मार देते हैं भगवान। 
इस सबकी आयोजना आप सुनेगे, देखेगे भी। गदगद हो जाएगा हृदय। आज हमपारें 
पास एक कोड़ी बराबर भी भोग नहीं है, फिर भी उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं 
होती। लेकिन तीन लोक की संम्पदा, उसको भी लात मारते हैं। यह कमाल की बाते 
है, भीतरी बात है। भीतर से ही यह काम होता है, उसके बिना सम्भव नहीं है। 

सही दृष्टि यही है, जिसको येह श्रद्धान हो गया है-- तीन लोक की सम्पदा मेरे 
काम आने वाली नहीं। यह सम्पदा वस्तुतः सम्पदा ही नहीं। सम्पदा किसको कहते 
है? आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने “स्वयंभूस्तोत्र' ” में अरनाथ भगवान की स्तुति करते 
हुए कहा है- 

मोहरूपो रिपुः पापः कवायभटसाधनः । 
घीर! पतजितः ।। 

हे भगवान्‌! सम्पदा वही होती है, जो वीतराग-विज्ञान है, रलत्रय है। इसके 
माध्यम से उसी को प्राप्त कर सकते हैं जो अनन्तकाल तक अक्षय-अनन्त मानी जाती 
है। वही मेरे लिए प्राप्तव्य है- प्रयोजन है। इस प्रयोजन को बना करके जो व्यक्ति 
सात तत्त्वों के ऊपर श्रद्धान करता है, नी पदार्थों, छह द्रव्यों के ऊपर श्रद्धान करता 
है, उसका श्रद्धान ही वीतराग-विज्ञान के लिए कारण बन जाएगा और अन्यथा 
प्रयोजन के साथ वही ख्याति-पूजा-लाभ या सांसारिक वैभव के लिए भी कारण बन 
जाएगा। जिनवाणी तो आपने पढ़ी, लेकिन भोगों के लिए पढ़ी ती प्रयोजन सही-सही 
नहीं माना जाएगा। 

वर्णी जी की “मेरी जीवन गाथा”” में एक घटना है। उसमें उन्होंने लिखा है- 
देखो बन्धुओं।! ध्यान रखिये, “कभी भी जिनवाणी माता के माध्यम से अपना 
व्यवसाय नहीं चलाना”'। क्योंकि, जिसके द्वारा रलत्रय का लाभ होता है उसको 
तुम क्षणिक व्यवसाय का हेतु बना रहे हो। चार पुरुषार्थ हैं- अर्थ, काम, धर्म और 
मोक्षपुरुषार्थ! तो अर्थ पुरुषार्थ करों और वित्त का अर्जन करो। जिनवाणी के 
माध्यम से तो रलत्रय की सेवा करो, रलत्रय को प्रात्त करने का व्यवसाय करों! 
इसी का माम सम्यस्जान है। बड़ी अच्छी बात कह दी। झोटी जैसी लगती है, लेकिन 
है बहुत बड़ी। ठीक है ! जिनवांणी का क्‍या गौरव होना चाहिये? उसे कैसे रखें, कैंसे 
उठायें? इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे - आप लोग जंब'धुले हुए- साफ-सुयरे 


बज़ सभार सम ४ 


अचडे-अच्छे कपड़े पहिनकर आ जाते हैं तो कैसे बैठते हैं? मालूम है आपकी! आपके 
- बैठने मे आदान-निक्षेपण समिति आ जाती है। भीतर जेब में रखी रुमाल, एक प्रकार 
से पिच्छी का काम करने लग जाती है। उस समय हम सोचते हैं कि भैय्या! यह 
कौन-से मुनि महाराज आ गए। कैसी आदान-निक्षेपण समिति चल रही है। यदि 
रुमाल नहीं है आपके पास तो फूक ही मारते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे बिल्कूल 
ठीक-ठीक आसन लगाकर प्राणायाम होने वाला है। ऐसे कैसे बैठ गये? कौन-सा 
आसन है वह| आसन-वासन कुछ नहीं है वह, किन्तु वसन गन्दी न हो इसलिए ऐसा 
बैठते हैं आप लोग। इस प्रकार की प्रवृत्ति करते समय जरा सोचो तो बन्धुओ ! 
इससे किसकी रक्षा हो रही है? वस्त्र की या जीवो की। जब बस्त्रो की रक्षा आप 
इतने अच्छे ढंग से करते हैं तब जिनवाणी की रक्षा किस प्रकार करना चाहिए ! आचार्यों 
ने कहा है- उसको नीचे मत रक्खो। जहाँ कहीं उसे ऊचे आसन पर रखो। उसके 

प्रति आदर से खड़े होओ। 
जब कभी मुझे समय मिलेगा, तब सम्यग्ज्ञान के बारे में कहँगा। जिस प्रकार 
सम्यग्दर्शन के आठ अग हैं, उसी प्रकार से सम्यग्ज्ञान के आठ अग हैं। इन आठ 
अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान अभी बहुत कुछ सकुचित दायरे 
मे है। हम वस्तुत इन अगो का पालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सम्यग्ज्ञानी होने 
का दम्भ रखते है। ऐसा सम्भव नहीं है कि “अंग के बिना अगी की रक्षा हो जाए' '| 
यदि सम्यग्ज्ञान की रक्षा चाहते झे तो उस जिनवाणी मा की रक्षा करो। ध्यान रखिये- 
जब तक इस धरतीतल प्र सच्चे देव-गुरु-शास्त्र रहेगे, तब तक ही हमारी भीतरी 
आखे खुल सकेगी। भीतरी आख जितनी पवित्रता के साथ खुलेगी, उतना ही 
प्रविन्न-पथ देखने मे आयेगा। ज्यो ही इसमे दूषण आने लग जाएगे तो पथ की 
पवित्रता नष्ट/समाप्त हो जाएगी। दृष्टि-दूषण के कारण कौन-कौन हैं? अज्ञान, राग, 
लोभ और भय। इन चारो के द्वारा ही दृष्टि मे दूषण आता-आ सकता है। पवित्र 
वस्तुओं में दूषण लगने के ये चार-मार्ग हैं। यदि हमारा राग जागृत हो जाए या लोभ 
जायूत हो जाए तो लोभ के कारण हम तत्त्व को इधर-उधर करने लग जाएगे। जो 
हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होगा। “वह घड़ी वरद्यन नहीं हो सकती, अभिशाप ही 
सिद्ध होगी क्योंकि जिनवाणी मे परिवर्तन करना महान्‌ दोष का काम है साथ ही 
मक्षन्‌ मिथ्यात्व का भी।'' दर्शनमोहनीय का जो बन्ध होता है। उसके लिए 
'तल्लार्थसूत्र' मे उमास्वासी महाराज ने कहा है- “केवलिश्ुतसंपभरमदिवावर्णवासे 

दर्शनमोहस्य!? 

. जिनकाणी का एक अक्षर भी यहाँ का चहाँ न हो, निहनव न हो। इस प्रसंग 


सार सर |8 का 
पर मैं पुनः कहूँगा कि सरागख्॒म्यग्दर्शन के साथ. व्त्तत का श्रद्धान छिग्रा ज़ाता है और 
बीतसम सम्यग्दर्शन के साथ ध्येय वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपयोग को एकाग्र किया 
जाता है। ने दोनों सम्यप्दर्शन प्रत्तत हो जाते हैं तो केवलज्नाव भी बहुत जल्दी आप्त 
हे जाता है। यही एक मात्र क्रम है। जिसे वृहदूद्रव्यसंग्रह की टीका मे स्पष्ट्र किया 
गया है- ; 
+धाषां भरतादीनां यत्सम्पग्दर्शन तसु व्यवहारसम्यग्दर्शन!! 

गुहस्थावस्था में जो भरतादि थे उनके सम्य्ग्दर्शन की बात है, तो उन्हे क्षायिक 
सम्यग्दर्शन था उसे भी उन्होंमे “व्यबह्मर सम्पग्दर्शन'' ग्रह सन्ना दी है। वीतराम 
सम्यग्दर्शन के लिए चे कहते है क्री जिस समय मुनि महाराज अभेद रत्नत्रय मे लीन 
हो जाते हैं तब ही वीतराग सम्यग्दृष्टि है। वे मुनि महाराज ही वीसराग ज्ञानी हैं और 
वे ही बीतराग चारित्री भी है। इसीलिए उनको आदर्श बनाकर उनके पगचिन्हों पर 
चलें तो नियम से एक दिन हमे भी वह घड़ी प्राप्त होगी, जिसकी प्रतीक्षा में हम 
अनादिकाल से हैं। 

में भगवान्‌ से बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की मति भी इसी ओर 
हो और मेरी मति इससे आगे बढ़ती हुई हो। जल्दी-जल्दी आगे पहुँच गए है जो, 
उनको आदर्श बनाकर वहाँ पर जाने के लिए याद रखें। जब तक हमारे सामने आदर्श 
नहीं रहेगा तब तक हमारे कदम ठीक-ठीक नहीं उठ सकेंगे। इस पंचमकाल मे, वह 
भी हुण्डावसर्पिणी काल मे यदि कोई शरण है तो सच्चे देव-गुरु-शास्त्र ही हैं। देव 
का तो आज अभाव है, लेकिन अभाव होते हुए भी स्थापनानिक्षेप के माध्यम से 
आज भी हम उन वीतराग भगवान्‌ को सामने ला रहे हैं जिन भगवान्‌ के 
बिम्ब-दर्शनमात्र से, भीतर बैठा हुआ अनन्तकालीन मिथ्यात्व छिन-भिन्‍न हो जाता 
है। सारी की सारी कषाय छिन्‍न-भिन्‍न हो जाती है। ऐसी प्रतिमा की स्थापना के लिए 
ही आप लोगों ने पांच छह दिन की यह आयोजना की है। अपने वित्त का सदुपयोग 
और अपने समय का, जो कुछ भी था, न्यौछावर किया। आप लोग भी इस आयोजना 
की देखने के लिए आए। 

आवना की थी। आज यही आपके लिए धर्म-प्रभावना का कारण है और 
ध्यान के लिए भी। लेकिन यह ध्यान रखिये- “धम्म॑ भोगणिमित्त'” रूप भावना 
नहीं हीना चाँहिए। आप लोगों ने बहुत कुछ किया जो फालतू नहीं, बहुत आवश्यक 
है, लेकिन इतना और कर लेना कि भीतर कभी भी भोगों क्री वांछा न हो! भीतर 
कभी भी ख्याति-पूजा-लाभ की वासना न हो। क्योंकि यह भावना जागृत हुई, कि 
साश का सारा काम समातत। अन्दर रहने बाली बारूद में एक बार भी अगर, अगरबाती 


इ७२ संगत साथ ४ 
लग गई तो विस्फोट होने से कोई नहीं बचा सकता। वह विस्फोट ऐसा भी हो सकता 
है, जिसका जीवन में कभी अनुमान न किया हो। इसलिए अन्दर बारूद रहते हुए 
भी उसे अन्दर ही सुरक्षित रखो और अगरबत्ती लगने से पहले ही उसकी बाती (बत्ती) 
को ऐसा तोड़ दो ताकि तीन काल में भी विस्फोट न हो। फिर चाहे उसे जेब में 
भी रख लें तो कोई डर नहीं। 

अतः सच्चे देव-गुरु-शास्त्र को आदर्श बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि कुन्दकुन्द 
भगवान्‌ भी जब उनको आदर्श मानकर चले हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। क्या 
ज्ञान है हमारे पास? क्‍या चारित्र है? हमारे पास निश्चय से तो कुछ भी नहीं है। 
हम तो उनकी पग-रज होने के लिए जीवित है। नहीं तो इस संसार में हमारा कोई 
अस्तित्व नहीं। यदि वे नहीं होते तो हम अपनी आता की आराधना कैसे करते? 
आला की बात भी स्व में नहीं आ सकती थी। हमें इस जिनवाणी की, ऐसे गुरुओं 
की और सच्चे देव की शरण मिली है, इसलिए हमारे जैसा बड़भागी और कौन हो 
सकता है। किन्तु बड़भागी कहकर रुकना नहीं चाहिए। रुकना वस्तु का स्वभाव नहीं 
और न ही पीछे मुडकर देखना। इसलिए इस बड़भागीपन की याद रखते हुए सच्चे 
देव-गुरु-शास्त्र की शरण में जाकर रलत्रय का लाभ प्राप्त कर भगवान्‌ कुन्दकुन्द 
देव ने जिनको आदर्श बनाकर जो ज्ञान और चारित्र अंगीकार किया, वह हम कर 
सके और सभी संसारी प्राणी उसे अंगीकार करने की चेष्टा करें। 


० 


[३] 

संसारी प्राणी जन्म को अच्छा मानता है और मरण को बुत। इसलिए हम पहले 
मरण को समझ लें। जन्म क॑ बारे में मध्याहन में समझना अच्छा होगा। अर्भी का 
जो समय है उसमे पहले मरण क्रो समझ लेते हैं फिर उसके उपरान्त स्वाध्याय और 
दान के विषय में भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। 

पहले तो, मरण किसका होता है? मरण क्या वस्तु है? मरण क्या अनिवार्य है 
और मरण का जीवन के साथ क्या सम्बन्ध है? इसको समझ लें। संसार में ऐसा 
कोई भी प्राणी नहीं है, जो मरण से न डरता हो, जबकि मरण एक अनिवार्य घटना 
है। फिर डरना क्यो? जहाँ जीवन भी एक अनिवार्य घटना और मरण भी। तो एक 
पहलू से प्रेम और एक पहलू को देखकर के क्षोभ क्यों? इसमें क्या रहस्य है? अज्ञाना 
अज्ञान के कारण ही संसारी प्राणी मृत्यु को नहीं चाहता और मृत्यु से बच भी नहीं 
पाता। अभी-अभी यहाँ जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन जहाँ से निकल 
करके आ रहा है, वहाँ पर मरणकृत शोक छाया झेगा। यह मात्र अज्ञान के खेल 
हैं। तो मरण क्या है? मरण, जीवन के अभाव का नाम है। जैसें- दीपक जल रहा 
है। वायु का एक झोंका आ जाता है तो दीपक बुझने लगता है, भले ही उसमें तेल 
और बाती भी अभी जमाई झे, तब भी वड़ बुझ जाता है। इसी प्रकार आयुकर्म 
का क्षय होना अनिकार्य है। जब आयुकर्म का क्षय होना अनिवार्य है तो हम इसे 
समझ लें कि आयु क्या है? आयु एक प्राण है। दक्ष प्राण झेते हैं उनमें से एक आयु 
भी है “दक्षप्राणैजीबति इति जीव: ' दक्ष प्राण इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर मनुष्य 
की विवज्ञा रखी गई है। अर्थात्‌ जो दक्ष प्राणों से जीता था वह जीव है, जो अब 
भी जी रहा है वह जीव है तथा जो आमे भी ज़ियेक, वह जीव है। “अजीवद जीवति 
जीविष्यति इति वा जीवा: फ्रणिन:'। इन प्राणों का अभाव होना ही मरण है। आयु 
का अभाव झेना ही परण है। आयुकर्म का क्षय होना ही मृत्यु है। संसाती प्राणी सारण 
से भयभीत हैं अतः समझ सके कि वह घटना क्या है? आयु का क्षय- अभाव ज्यों 
जाल है? जिसे अभाव कीं, चह नहीं, चाइक तो. वह बसों होक्त है? जो क्रम चाहते 


'इ७४ समग्र खण्ड/४ 


है वह क्यो नहीं होता? अनचाहा होता है तो उसके ऊपर हमारा अधिकार क्यों महीं? 

सन्तो का कहना है, हमे उस ओर नहीं देखना है जहाँ सूर्य का प्रवास चलता 
है, यात्रा चलती है अविरल रूप से १२ घण्टे। वह चलती ही रहती है। कभी रुकती 
नहीं, यह नियम है। कभी किसी को पीछे मुड़कर देखता नहीं और ना ही किसी की 
प्रतीक्षा करता है सूर्य। उसका यह कार्य है। लोग इसे पसंद करें, ठीक। नहीं करे, 
तो भी ठीक। वह चलता ही रहता है। इसी प्रकार आयुकर्म का खेल है। वह निरन्तर 
क्षय को प्राप्त होता रहता है। आयुकर्म क्‍या है? आयु, आठ कर्मों में एक कर्म 
है, जिसका सम्बन्ध काल के साथ है लेकिन वह काल नहीं है। हमारा सम्बन्ध कर्म के 
साथ हुआ, न कि काल के साथ। हां! कर्म का सम्बन्ध कितने काल तक रहेगा, उसमें 
कितनी शक्ति है, कितने-किस प्रकार के उसमें परिवर्तन हो सकते हैं और कब, यह 
सब काल के माध्यम से जानते हैं। 

“आयु'” कहते ही हमारी दृष्टि काल की ओर चली जाती है, लेकिन यह ठीक 
नहीं। क्योकि दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण हुआ करता है। जिसके साथ आपका 
सम्बन्ध है उसी को देखिये। काल कोई वस्तु नहीं है। मैने कल कहा भी था कि चेतनाए 
तीन होती है, कर्मचेतना, कर्मफलचेतना और ज्ञानचेतना। जीव का सम्बन्ध इन 
चेतनाओं के साथ हुआ करता है, अनुभव के साथ हुआ करता है, अन्य कोई चौथी 
काल चेतना नहीं है। अत काल के साथ जीव का कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं है। 
यह बात अलग है कि काल, कर्म को नापने का माध्यम है। जैसे- ज्वर को धर्मामीटर 
के माध्यम से नापा जाता है। ज्यर आते ही थममीटर की याद आती है। और उसको 
भिन्‍न-भिन्‍न अंगो पर लगाकर देख लिया जाता है। ज्वर धर्मामीटर को नहीं आता 
अर्थात्‌ थर्मामीटर ज्वग्ग्रस्त नहीं होता, मात्र वह बता देता है। ज्वर तो हमारे अन्दर 
ही है। ज्वर, धर्मामीटर के अनुरूप भी नहीं आता, क्योंकि एक तो बुखार आने के 
उपरान्त ही उसका प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता पड़ती है। दूसरी, पहले तो 
थर्मामीटर नहीं थे। मात्र नाड़ी के माध्यम से जान लेते थे। आज थर्मामीटर भी €४ 
के नीचे काम नहीं करता और १०७ १०८ के ऊपर भी नहीं। कितनी गर्मी है, पता 
नहीं चलता। एक हड्डी का बुखार हुआ करता है, वह धर्मामीटर में आता ही नहीं, 
फिर भी ज्ञान का विषय तो बनता ही है। अर्थ यह हुआ थर्मामीटर होने से बुखार 
नहीं आता। वह तो मात्रा नापने में एक यन्त्र का काम करता है। उस यन्त्र में हम 
नहीं घुसे, और न उसके बारे में ज्यादा सोचें, सिर्फ इसके कि, बुखार कितना आया? 
कब तक रहेगा? जायेगा कि नहीं? इसके उपरान्त इलाज प्रारम्भ हो जाना चॉहिए। 

इसी तरह आयु कहते ही हमारे दिमाग में काल की चिन्ता नहीं होनी चाहिए? 


समर खण/॥ क्क्द्‌ 


कि अब कितना काल रह'यया, बया पता? काल-रहता नहीं, काल टिकता नहीं, काल 
जाता नहीं, काल तो अपने-आप में है। फिर क्या वस्तु है काल? इसको हम आगम 
के माध्यम से था अनुमान के माध्यम से जान सकते हैं। भगवान्‌ की वाणी द्वारा 
जो उपदिष्ट हुआ है उस पर श्रंद्धान कर समझ सकते हैं। “काल कोई जानकार 
वस्तु नहीं है, जो हमे जान सके। हम ही उसे जानने-की क्षमत्षा रखते ह*”" लेकिन 
वर्तमान में नहीं है, यह बात अलग है। वह केवल श्रद्धान का विषय है। भगवान्‌ 
ने जो कहा, उसकी हम मानते चले जाते हैं। काल के माध्यम से अपने-आपको आंक 
सकते हैं। काल हमारे परिणमम का ज्ञाषक है और इन परिणमनों के लिये सहायक 
काल है। काल निष्क्रिय है, उसके प्रास पैर नहीं, हाथ नहीं, ज्ञान नहीं। उसके पास 
अपना अस्तित्व है, अपना गुण-धर्म और अपना स्वभाव है। इस काल के बिना 
आयुकर्म क्या करता है? नियम से अपने परिणामों के अनुरूप परिणमन करत्ता चला 
जाता है। उसकी कई अवस्थाए हुआ करती है, जिनका उल्लेख धवला, जयधवला 
एवं महाबन्ध में किया है। 

“आयुक्खयेण मरणं”” जैसे दीपक के तेल और बाती का समाप्त होना उसकी 
मृत्यु है, अवसान है। उसी प्रकार संसारी प्राणी के घट में भरा हुआ आयुकर्म समाप्त 
हो जाना। फिर चाहे वह मोटा-ताजा हों, हृष्ट-पुष्ट हो या पहलवान भी क्यों न हो, 
बाहर, से बिलकुल लाल-सुर्ख टमाटर के समान दीखने वाला ही, उसका भी अवसान 
बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि भीतर आयुकर्म समाप्त हो गया! 

एक व्यक्ति ने कहा धा- महाराज जी! आजकल तो जमाना पलट रहा डै। 
वैज्ञानिक, वस्तु की स्थायी सुरक्षा का प्रबन्ध करने जा रहे हैं, बस चन्द दिनों मे उस 
पर कन्ट्रोल कर लेगे। कोई भी वस्तु को मिटने नहीं देंगे। यदि मिटती भी है लो 
समय-पूर्व नहीं मिट सकती। जैसे शास्त्रों में जहाँ कहीं भी मर्यादा 
सम्बन्धी व्यवस्था की गई है, कि आटे की सीमा गर्मी में पांच दिन, ठण्ड में सात 
दिन और वर्षा में तीन दिन। लेकिन अब एक ऐसा यन्त्र विकसित हो गया है (बन 
गया है) कि उसमें आटा रखने से 5प्र ज्यादा पाता है, उसकी सीमा अधिक दिन 
तक की' हो जाती है। तथा आज जो' बैमौसंमी फल बगैरह मिल रहे हैं, वह सभी 
उसी की देन है। अब दीवाली में भी आम खा सकते हैं। आमतौर पर दीपावली 
में आम नहीं आ सकते, लेकिम फ्रिज में रख करके बे-मौसम' के खाने के काम आते 
हैं। ... बांत बिल्कूल ठीक है कि आप एक फल जो कि पेड से तोड़ा गया है, रेफ्रिजरेटर 
में रख दीजिए, लेकिन उसके अप्दर भी काल विधमाम रहता है और वह परिणमन 
करने में सहायक हीता है, वयोकि परिंणमन करना वस्तु का स्वभाव है। . 


छक्रु ऋतश इसका: गया चकका का 


*मर्तनाएरिणामक्रियापरत्वापरते य कासस्व! 

कालड्रव्य का माध्यम बना करके प्रत्येक वस्तु का परिणमन निरन्तर चलता रहता 
है। यदि उस आम को ८.१० दिन के बाद, जब निकाल कर खायेंगे, तब रूप में, 
गन्ध में, रस में, वर्ण में और स्पर्श में नियम से अन्तर मिलेगा। यह बात अलग 
है कि इच्द्रियों के “अण्डर'' मे हुआ व्यक्ति उस रस के, रूप के और गन्ध के बारे 
में पहचान न कर पाये, लेकिन उनमें परिवर्तन तो प्रति समय होता जा रहा है। यही 
आम का मरण है। रूप का, रस का, गन्ध का, स्पर्श का और वर्ण का मरण है। 
प्रत्येक का मरण है। ध्यान रखिए ! मात्र मरण का कभी भी मरण नहीं होता। कोई 
अजर-अमर है तो वह मरण ही है। कोई नश्वर है तो वह जीवन है। आवु ही 
जीवन है और उसका क्षय होना नश्वर्ता है, भरण है। 

कर्मों का क्षय करना है लेकिन, सुनिये! आयुकर्म को छोड़कर शेष सांत कर्मों 
की निर्जरा बताई गयी है आगम में। कर्म मात्र हमारे लिए बैरी नहीं। “आठ कर्मों 
की निर्जरा करो”' ऐसा व्याख्यान करने वाला अभी भूल में है। जिनवाणी में आठ 
कर्मों की निर्जगा के लिए नहीं लिखा, किन्तु सात को लिखा है,आयुकर्म की निर्जरा 
नहीं की जाती है। जो आयुकर्म की निर्जरा में उध्यमशील है उसे “हिंसक' ” यह संज्ञा 
दी गई है। 

जो आयुकर्म को नष्ट करने के लिये उद्यत है, कि “किसी भी प्रकार से 
जल्दी-जल्दी जीवन समाप्त हो जाए” ” इस प्रकारष्की धारणा वाला व्यक्ति, ना जीवन 
का रहस्य समझ पा रहा है, ना मृत्यु का। कर्म-सिद्धान्त के रहस्य को समझने के 
लिए, अध्ययन करने के लिए, यदि एक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति भी जीवन खपा दे, 
तो भी मैं समझता हूँ अधूरा ही रहेगा। फिर १० दिन के शिविरों में कर्म के 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं समझ पायेंगे। कर्म के भेद-प्रभेद, उनके गुण-धर्म आंदि-आदि 
बहुत विस्तार हैं। कहने को मात्र १४८ कर्म हैं लेकिन उनके भी असंख्यातलोकप्रमाण 
भेद हैं। इनका सम्बन्ध हमारी आत्मा के साथ है। इनका फल भी आत्मा को भोगना 
होता है और इनके करने का श्रेय भी आत्मा को है अतः कर्त्ता-भोक्‍्ता दोनों आता 
ही है। अपने भावों का कर्ता होते हुए भी, कर्मों का कर्ता कैसे बना? अपना परिणमन 
करता हुआ अन्य भावों को पैदा करने में योगदान कैसे देता है? इस सबका 
हिसाब-किताब बहुत गूढ़ हैं अतः इनके रहस्य को समझें। 

आयुकर्म हमारे लिए प्राण है। प्राण- मतलब जिसके माध्यम से हमारा वर्तमान 
जीवन चल रहा है। वह पेट्रोलियम का काम करता है। आपको सम्मेदशिखर जी 
की यात्रा करनी है। आपने एक मोटर की। उसमें एक पेट्रोल टेंक भी रहता है। 


सपय आना/ ४ अंक 
वह क्या करता है? वह मोटर को चलाता है। और ग्रांत्री गेशोआराम के सोथ या 
सम्फनन कर लेता है। अब यदि पेट्रोल टेंक फट जाय ते क्या होगा? गाड़ी तो बहुल 
बढ़िया है, ब्रेक भी ठीक है। ड्राइवर भी ठीक है-- शराब भी पीकर के नहीं बैठा, 
आराम के साथ- यन्त्र देख-देखकर वह गाड़ी को चला रहा है। फिर भी पेट्रोल समाप्त 
हो जाने से आगे नहीं चलेगी वह आप भी नहीं जा सकेंगे। मतलब पेट्रोल समाप्त, 
गाड़ी बन्द, यात्रा समाप्त। पेट्रोल क्या है? यही तो उस गाड़ी का आयुकर्म है। 
आयुकर्म के बारे में बहुत समझना है, बहुत शान्ति से समझना है। उसकी 
उदीरणा-अपकर्षण-उत्कर्षण आदि-आदि जो भंग“करण हैं वह बहुत कुछ सोचने के 
विषय हैं, चिन्तनीय हैं। जीवन तो आप्र चाहते हैं, लेकिन जीवन की सामग्री के बारे 
में आप सोचते ही नहीं हैं। इसी से आपका पतन हो रहा है। ।अआआ तक नहीं पहुँच 
पा रहे हैं। कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है। आयुकर्म आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त 
होता है तो भावों के द्वारा ही स्थितियां और अनुभाग के साथ चर्गणाएं कर्म के रूप 
मे परिणत हो कर आ जाती हैं। ऐसा पेट्रोलियम आपके साथ विधमान है तो जो 
काल के ऊपर आधारित नहीं, किन्तु अपना परिणमन वह पृथक रखता है। जैसे 
दो कैरोसिन की गैसबत्ली हैं। वे तेल के माध्यम से जलती हैं। रात में आपको कुछ 
काम करना था अतः दुकान से किराये पर ले आये। दुकानदार से पूझछ- यह कब 
तक काम देंगीं? १२ घण्टे तक। अच्छी बात है। अब उन्हें लाकर काम चालू कर 
दिया। दिन डूबते ही आपने बत्तियां जला दीं। लेकिन चार घण्टे के उपरान्त एक 
बन्द हो गयी, बुझ गई। तो वह दूसरी के सहारे काम करता रहा, सत के बारह बजे 
तक। सुबह जाकर के दुकानदार को कह्ा- मैं तो एक गैसबत्ती का किराया दूंगा 
एक का नहीं। क्यों पैय्या क्या ब्रात है? एक बत्ती ने काम नहीं दिया, हो सकता 
है आपने इस गैसबत्ती में कैरोसिन कम डाला हो। मालिक ने कह्म- नहीं जी, ऐसी 
बात नहीं है। मैंने नापतोल कर तेल और हवा भर दी थी, फिर इसने काम नहीं 
किया तो उसमें कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए। उसने देखा कि एक सुराख हो गया है 
तेल टेंक में। यानि बर्नर के माध्यम से जो तेल जाता था, वह तो प्रकाश के लिए 
कारण बनता है किन्तु जो एक छिद्र हो गया है वह बिना प्रकाश दिये कैरोसिन को 
निकाल देता है। इसीलिए वह चार घण्टे में समाप्त हे गया। जिसे ८ घण्टे और 
चलना था, बह प्रहले ही समाप्त हो गया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या तेल १२ 
घण्टे के लिए शत्त गया का क्ञ चार घण्टे के लिये? तेल तो १२ घ्रष्टे का डाला, 
किन्तु छिद्र होने से बीच में ही समासत हो गया। अपनी सीमा तक नहीं पहुँच सका। 
इसी प्रकार आयुकर्म है, बह अपनी स्थिति को ले करके बंधता है लेकिन बोच में 


वंडथ समग्र खण्ड ४ 


उदीरणा से स्थिति पूर्ण किये बिन्त्र ही समाप्त हो जाता है। इसमें कर्मों का कोई दोष 
नहीं, कर्मों का आधारभूत जो नोकर्म शरीर रूपी गैसबत्ती उसकी खराबी है। इसकी 
खराबी का कारण भीतरी कर्मो को दोष नहीं देना चाहिये। कर्म जिस समय बंध 
को प्राप्त होता है तो चार प्रकार से बंध हुआ करता है- प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और 
अनुभाग। 

प्रकृतिबन्ध- स्वभाव को इगित करता है। प्रदेशबन्ध- कर्मवर्गणाओ की गणना 
करता है। स्थिति बन्ध काल को बताता है कि इतने समय तक यहाँ रहूँगा जबकि 
काल द्रव्य से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, मात्र अपनी क्षमता को काल के माध्यम 
से घोषित कर रहा है। और अनुभाग बन्ध अपने परिणामों को बताने वाला होता 
है। यह चार प्रकार के बन्ध एक ही समय में हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 
प्रकृति बन्ध हो फिर प्रदेश बन्ध या पहले स्थिति बन्ध फिर अनुभाग बन्ध। पहले 
कुछ प्रदेश आ जाए, फिर शेष तीन प्रकार का बन्ध हो, ऐसा भी नहीं। जिस समय 
लेश्याकृत मध्यम परिणाम होते है वह समय आयुकर्म के बन्ध के योग्य माना गया 
है, ना कि अन्य परिणामों का। अब समझ लीजिए- किसी ने अस्सी साल की आयु 
की स्थिति प्राप्त की अर्थात्‌ ८० वर्ष तक, वह कर्म टिकेगा, इससे आगे नहीं। लेकिन 
यदि बन्ध के बाद परिणामों मे विशुद्धि आ गई तो स्थिति बढ़ जाने को उत्कर्षण 
कहते हैं और यदि परिणामों मे अध पतन“अवपतन»सक्लेश हो गया तो स्थिति 
और घट गई, वह अपकर्षण है ये दोनों ही करण अगली आयुकर्म की अपेक्षा से 
इस जीवन में बन सकते हैं। जिसका उदय चल रहा है जैसे- मनुष्यायु, तो इसमें 
ना उल्कर्षण सभव है ना अपकर्षण। इसमें तो उदीरणा संभव है। जितने भी निषेक, 
कर्मवर्गणाए हमें प्राप्त हो गई है, उनका समय से पूर्व अभाव अर्थात्‌ उदीरणा संभव 
है। इसी का नाम आचार्यो ने धवला मे “कदलीघातमरण'' कहा है। कदलीधातमरण 
यानि केले का पैड़ जो बिना मौत के मार दिया जाता है। क्‍योंकि वह ज्यों ही फल 
दे देता है, त्यो ही किसान लोग उसे काट देते हैं, कारण कि उसमें दुबारा फल नहीं 
आता। इसलिए ताजा रहते हुए भी उसको समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार बाहरी 
निमित्त को लेकर आयुकर्म की उदीरणा होती है। 

आयुकर्म की स्थिति और मरण का काल, ये दोनों ही समान अधिकरण में नहीं 
होते हैं। अर्थ यह हुआ कि स्थिति को पूरा किये बिना ही वे सारे के सारे कर्म बिखर 
जाते है। कर्म-कार्मण शरीर को आधार होता है और कार्मण शरीर-नोकर्म का। ज्यों 
ही नोकर्म समाप्त हो गया, त्यों ही कार्मण शरीर की गति प्रारत्य हो जाती है! एक 
आयुकर्म का अवसान हो जाता है पूरी स्थिति किये बिना ही। वीरसेन स्वामी का 


न्‍ँ 

समा सजा ४ रे छ्क् 
कहना हैःयदि “जिसकी २६४ चर्ष की उम्र में मृथ्ु हे गई तो उसकी उम्र २५ वर्ष 
की ही थी'' ऐसा जो कहता है वह एक प्रकार से कर्म-सिद्धान्त का ज्ञान नहीं रखता। 
उन्होंने कहा है कि आयुकर्म का क्षय और उसकी स्थिति का पूर्ण होना एक समयवर्ती 
नहीं है। अर्थात्‌ उस व्यक्ति की उम्र अभी भी ५५ वर्ष शैध थी, जिसको पूर्ण किये 
बिना ही उदीरणा के द्वारा अकालमरण को प्राप्त कर लेता है। 

अकाल्मरण का मसलंब यहं क॒दापि नहीं है, कि वहाँ पर कोई काल नहीं था) 
अकालमरण का अर्थ वही है, जो कदलीघातमरण का और ज़ो स्थिति को पूर्ण कर 
मरता है वह सकालमरण का अर्थ है। इस अकालमरण की अपेक्षा या उदीरणा मरण 
की अपेक्षा से भी भगवान्‌ के ज्ञान में विशेषत्ता झलकती है। वह क्या विशेषता है? 
भगवान्‌ ने मृत्यु को देखा और साथ-साथ उसको अकालमरण के द्वारा देखा। 

अकालमरण का अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग लेते हैं। वे 
डर की वजह से अकालमरण को ही अमान्य कर देना चाहते है। लेकिन ऐसा संभव 
नहीं है। दुनिया में एक ऐसी भी मान्यता है कि आयुकर्म त्तो रहा आवे और शगैर 
छूट जावे, तो उसे प्रेतयोनि में जाना पड़ता है और जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाता 
तब तक उसे वहीं भरकना पड़ता है। (जैसे कि आप लोग राकेट को पेट्रोल भरकर 
भेज देते हैं ऊपर, तो भटकता रहता है-- घूमता रहता है वह) अतः उसका श्राद्ध 
करो, उसकी शान्ति करो, आदि-आदि कार्य करते हैं। नहीं तो सिर पर आ जाएगा। 
जैसे “स्काइलेब'' के द्वारा आप लोग डर रहे थे। उसी प्रकार से भी डरते रहते 
हैं कि हमारे ऊपर वह भूत सकार न हो जाये। लेकिन कुन्दकुन्द भगवान्‌ ने कहा 
है- “आयुक्खयेण मरण' ' अर्थात्‌ आयुकर्म के निषेक रहे आवें और भृत्यु हो जाएं, 
यह संभव ही नहीं तथा आयुकर्म समाप्त हो जावे और जीघ्रन रहा आवें, यह भी 
संभव नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं है, जितना समय निकल गया, उतने ही निषेक 
थे। लेकिन ऐसा संभव करापि नहीं कि स्थितिबन्ध तो ८० वर्ष का था और २५ 
साल में ही जिसका अभाव हो गया- कंदलीघरातमरण हों गया, और भी क्रम में 
हो सकता है तो उतनी ही उंग्र थी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसकी क्षमता 
अधिक होती है। इसको एक अन्य उद्दोहरण से समझ लीजिए- 

किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिल गयी, कोई भी डिपार्टमेंन्ट में। इसे डिपार्टमेन्ट 
में नौकरी ती मिले गई- बहुत अच्छा काम मिला, लेकिन कबे तक रह सकता हूँ? 
९० वर्ष तक तुम रह सकते हो। अच्छी बात है इसके बाद कुछ और भी बातें लिखाई 
गई और कहे दिया गया कि इन' शंतों के अनुसार आंप ४० बर्ष-तक नौकरी कर 
सकते हैं। वेदेम भी इतना-इतना मिलेगा! सब तंव हो गया। एक दिन उसी कर्मचारी 


इद० शबठ़ खषह/४ 
ने बदमाशी की, तो उन्होंने निकाल दिया, सस्पेण्ठ कर दिया गया। अब वह कहता 
है कि हम तो हाईकोर्ट में नालिश करेंगे, आपने कहा था कि ५० वर्ष तक काम 
- क्र सकते हैं, फिर बीच में क्‍यों निकाला? यह कहाँ का न्याय है? उच्होंने कहा 
हमने यह कहा था कि, हमारे जो कानून हैं उनके अनुसार चलोगे तो ५० वर्ष तक 
काम देंगे। इसका मत्तलब यह नहीं कि तुम यद्वा तद्गा करो। “चेयर'' के ऊपर बैठ 
जाओ और ऊपघते रहो, काम कुछ भी न करो, मात्र वेतन के लिए हाजिरी लगा दो 
यह कैसे चलेगा। कानून भंग होते ही बीच में काम से हाथ धोना पड़ सकता है। 
यदि सज्जन हैं तो बात ही अलग है। इसी प्रकार आयुकर्म बंधने के उपरान्त कुछ 
ऐसी स्थितियां भी आती हैं जिनमें स्थिति को पूर्ण किये बिना ही मृत्यु को प्राप्त कर 
सकते हैं और नहीं भी। 

इस रहस्य को समझना है कि क्या मृत्यु को हम बचा सकते हैं? प्रश्न बहुत 
ही विचारणीय है,तेज है, समस्थाप्रद है। क्योंकि हम जानते हैं कि आयुकर्म को टाला 
नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, परिमाण कितना है? गिना नहीं जा सकता, 
फिर कैसे इसकी रक्षा करें, मृत्यु से बचें? इसी के द्वारा जीवन चल रहा है। आचार्यों 
ने इसके विषय में उलझन न करके सुलझी-सी बात कही है- कि कर्म के ऊपर 
तुन्हारा कोई अधिकार नहीं। स्वय का भी अधिकार नहीं हैं। तब अन्य का क्या? 
कौन-सा कर्म कब और किस रूप में उदय में आ रहा है, आ जाए, इसको हम नहीं 
जान सकते। कोई भी रसायन ऐसा नहीं है कि जो कर्मों को रोक सके, दबा सके। 
वे तो अपने आप अबाधित गति से निकल रहे हैं। तब आचार्यों ने कहा कि- आयुकर्म 
की रक्षा तो कर नहीं सकते, लेकिन ओयुकर्म की जो उदीरणा हो रही है उसे रोक 
सकते हे। उस उदीरणा के स्लोत कौन-कौन-से हैं, तो कहा है- भयानक रोग के 
माध्यम से, भुखमरी से, श्वास के रोकने से, शस्त्र के प्रहवर से, अति संक्लेशपरिणामों 
से तया विधादिक के भक्षण से, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं। आचार्य कुन्दकुन्ददेव 
ने अष्टपाहुड में भी अकालमरण के निमित्तों को लेकर एक तालिका ही दे दी है। 
उन जैसा विश्लेषण अन्यत्र नहीं मिलता। उन्होंने एक बात बहुत मार्के की कही है. 
कि अनीति नाम के हेतु से भी यह संसारी प्राणी अत्ीतकाल में अनन्तबार अकालमरण 
का कवल (ग्रास) बन चुका है। 

आज के इस जमाने को देखने से ऐसा लगता है कि अनीति पर कोई भी 
सेक-टोक नहीं है। “अन्येर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा'” 
आज कोई व्यक्ति कन्ट्रोल मैं नहीं है। लोकतन्त्र का जमाना और उसमें भी अनीति 
का बोलबाल्ा है। अनीति राज्य कर रही है हमारे जीवन पर, फिर भी हम सम्पन्दर्शन 


सका साया: ४ कद) 
की चर्चा कर रहे हैं। आत्यर्य समन्तमद्रस्वामी ने क्रहा है क्रि- जिस व्यक्षित के जीवन 
में बहुत आर्य और बहुत परिग्नह के प्रति भीतर से पीड़ा नहीं, उस व्यक्षित को 
सम्बग्दर्शन की भूमिका का भी सवाल नहीं उठता। आचार्य समन्तभद्र ही नहीं और 
भी कई आचार्य हुए हैं, जिल्‍्होंने अनीति का खुलकर निभ्ेध किया है। आज जो 
यद्दा-तद्घा व्यापार कर रहा है, घूसखोरी देकर के या और भी कुछ देकर, देने को 
तैयार है, नेता बनने का प्रयास कर रहा है, उसका सर्वप्रथम निषेध जैनाचार्यों ने 
किया है। उन्होंने कहा है- “न्यायोपात्तधन' '। न्याय के साव जो धन कमाया जाता 
है वही आगे जाकर के धर्म-साधन में सहायक होगा। अन्याय के साथ जो धन कमाता 
है बड़ तीन काल में भी मुमुक्षु नहीं बन सकता। उसकी बुभुक्षा-पिपासा इतनी है 
कि वह तीन काल में भी अपने जीवन को सम्हाल सके, असंभव है। फिर सम्यग्दर्शन 
कोई आसान चीज नहीं है, सम्यग्झ्ञान कोई आसान नहीं है, सम्यक्वारित्र तो और 
भी लम्बी-चौड़ी बात है। सम्यग्दृष्टि का भी चारित्र झेता है। आचार्य कुन्दकुन्ददेव 
ने सम्यक्तवाचरण चारित्र की परिभाषा बताते हुए अष्टपाहुड में कहा है- जित व्यक्ति 
के जीवन में शासव के प्रति प्रेम नहीं अर्थात्‌ जिनशालन के प्रति गौरव नहीं, उसके 
जीवन में प्रभावगा होना तीनकाल में संभव नहीं। 

आज हम देख रहे हैं जैनियों के यहाँ भी ऐसे-ऐसे कार्य होते चले जा रहे हैं, 
जिनसे कि जैनशासन को नीचा देखना पड़ता है। आप भघले ही यहाँ टीनोपाल के 
कपड़े पहनकर आयें, अच्छे से अच्छे साफ सुथरे पहनकर आयें लेकिन वहाँ पर तो 
लोग कहेंगे कि ये जैन हैं। 

एक जमाना था कि जब टोडरमल जी थे, सदासुख़जी थे, जयचन्द जी थे और 
दौलतराम जी थे। ये सभी ऋषि-मुनि नहीं थे, पण्डित थे। परन्तु उनके जीवन में 
सदासुख-सादगी थी। गांधी जी ने विश्व में तहलका मचा दिया और स्वतन्त्रता दिला 
दी। क्‍या पहनते थे बह, क्या रहन-सहन था उनका सालूम है? हर तरह से सादगी 
थी उनके जीवन में। जबकि, अब व्यक्ति ऐशोआराम में डूब रहा है। विलासता का 
अनुभव करने के लिए यह मनुष्य जीवन नहीं है बन्धुओं! इसमें योग और साधना 
की सुगन्ध आनी चाहिए। एक बार गांधी जी को पूछा क्या- आप इस प्रकार से 
कपड़े पहनते है।, ऐसा जीवन बिताने से क्या होगा? अरे! शरीर की रक्षा के लिए 
तो सभी छुछ आवश्यक है? तब उल्होंने कझ्-“हमने मात्र अपने विचारों, को 
स्वतम्तता देने के लिए यह संग्राम ऐेड़ा है।'” यहाँ जीवन के नाम पर प्रेज़ोज़ास्म 
नहीं करना है। आज देश्व में सबते सका संकट सबते की सगरया, भूल की नहीं, 
पहास की नहीं यहिक भीतते वियातों के करिमार्जन कल की है इसी ते किल में आहि-जाहि 


डेटु२ समझ अण्द/४ 


हो रही है। यह समस्या धर्म के अभाव से, दया के अभाव से ही है। एक दूसरे की 
रका करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। जो रक्षा के लिए नियुक्त किये गये, वही भक्षक 
बनते चले जा रहे हैं। एक-दूसरे के ऊपर जो विश्वास था, प्रेम था, वात्सल्य था, 
बह सब समाप्त होता चला जा रहा है। अपनी मान-प्रतिंष्ठा के लिए आज ऐसे-ऐसे 
घृणित कार्य किये जा रहे हैं। जिनसे कि जिनशासन और देश को अपार क्षति हो 
रही है। 

मेरे पास, आज से २ साल पूर्व एक बन्द लिफाफा आया था, जिसमें एक कार्टून 
रखा था, उसमें कहा गया था कि महाराज! वनस्पति घी के नाम पर उसमें अशुद्ध 
पदार्थ डाले जा रहे हैं वह भी जैनियो के द्वारा। क्या आप ऐसा न करने के लिए 
उन्हें उपदेश नहीं दे सकते? इस शताब्दी में ऐसे-ऐसे जघन्यतम कार्य हो रहे हैं और 
उसमे भी जैन सम्मिलित हैं। विश्व में वित्त की होड़ लग रही है इसीलिए क्या हम 
भी वित्त कमा रहे हैं? आप अवश्य ही उपदेश दीजिए। मैने कहा- भैय्या! मैं उपदेश 
देने के लिए मुनि नहीं बना हूँ, फिर भी यदि आप उपदेश चाहते हैं तो सामूहिक 
रूप में उपदेश दे सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को नहीं, कारण कि वह उपदेश नहीं 
माना जाएगा। मुझे भी देखकर के खेद होता है कि आज जो काण्ड हो रहे हैं उनकी 
चाहे व्यापार मे, बहुत आरम्भ के बारे मे और चाहे बहुत परिग्रह के बारे में, कोई 
सीमा नहीं रही है। धन का इतना अधिक लोभ करने वाले व्यक्ति के धर्म, दया, 
प्रेम सुरक्षित नहीं रह सकते। 

जैन शासन में जो पन्‍्य चलते हैं, वे सागार और अनयार के हैं। अविरतसम्यग्दृष्टि 
का कोई पन्‍्थ नहीं होता। अविरतसम्पप्दृष्टि तो मात्र उन वोनों पन्‍्यों का उपासक हुआ 
करता है। जिसे जिनशासन के प्रति गौरव नहीं, आस्था नहीं, उसके पास चारित्र 
नहीं। आचार्य कुन्दकुन्ददेव कहते हैं कि- जिसके पास सम्यक्त्वाचरण चारितर नहीं है 
उसके पास सम्यग्दर्शन भी नहीं है। जिस व्यक्ति में, साथी भाइयों के प्रति ककणा 
नहीं, वात्सल्य नहीं, कोई विनय नहीं वह मात्र सम्यसृष्टि होने का दम्भ भर सकता है, 
सम्यग्दृष्टि नहीं बच सकता। आज अनीति के माध्यम से कई लोग मृत्यु के शिकार 
बनते चले जा रहे हैं। “हार्ट-अटेक' ' क्‍यों होता है? इसीलिए तो, कि अन्दर डर 
रहता है और ऊपर से शासन के करों का“टेक्सों का अपहरण करते हैं। लेकिन यह 
भगवान्‌ महावीर का दरबार है। इसमें अनीति-अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं मिलता । 
यहाँ तो नीति--न्याय के अनुसार, सादगीमय जीवन से काम सेना होगा। 

सदासुखदास जी के बारे में मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं। सदासुखदास जी 
जयपुर में रहते थे। किसी शासनाधीन विभाग में कार्य करते ये वहाँ। वर्षों काम 


समा खण्ड ४ डंशओ 


करते रहे। एक बार सभी लोगों ने हड़ताल कर दी कि हमारे वेतन का विकोस होना 
धाहिए। मांग पूरी भी कर दी गई) लेकिन संदासुखदास'जी मे मांग हीं नहीं की थी, 
तो माँग के अमुसार जंब इनके पास ज्यादा वेतन आया तब उन्होंने कहा- ज्यादा 
क्यों दे दियो, कोई भूल तो नहीं हो गई? इतने ही हमारे होते हैं? इतने आपके हैं। 
. नहीं, नहीं, संभी के वेतन में वृद्धि हो गई है। तब सदासुखदात्ष जी ने कह्- 
सबके लिए हो सकती है लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं। क्यों-क्या बात हो गई? 
सभी ने लिया है तो आपको भी लेना चाहिए। 5न्होंने कहां-- मालिक की बता देना, 
मैं आठ घण्टे की ड्यूटी कर उत्तना ही काम कर रहा हूँ कोई १६ घण्टे ती नहीं करने 
लग गया। जितना काम करता हूँ, उत्तना वेतन लेता हूँ। अत्तः उनसे कह दीजिए 
कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मालिक कहता है-- ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो हड़ताल 
में शामिल नहीं हुआ। जाकर मेरा कह देनां तो वह ले लेगा। सेवक ने कहा- भैथ्या 
ले लीजिए, मालिक ने कहा है। नहीं, मैं नहीं ले सकता! अब मालिक ने उन्हें ही 
बुलाया और कहा मेरे कहने से ले लो। तब भी सदासुखदास जी ने कहा- मुझे 
नहीं चाहिए। फिर क्‍या चाहते हैं आप? मालिक ने पूछा। “मुझे यही चाहिए कि 
अब शेष जीवन का अधिक से अधिक्त समय जिनवाणी की सेवा में लगा सकूँ। अतः 
मुझे आठ घण्टे की जगह चार घण्टे का काम रहे और वेतन भी आंधा कर दिया 
जाय। '” इसको बोलते हैं मुमुक्षु और उसकी जिनवाणी के प्रति साधना-सैवा। जैसा 
नाम था वैसा ही काम “सदासुख''। उन्होंने कहा- हम धन्य हैं। हमारे राज्य में 
इस प्रकार के व्यक्ति का रहना, बहुत ही शोभास्पद है। सदासुखदास जी का जीवन 
कितना सादगीपूर्ण था। एक बार टीकमचन्द भागचन्द जी सोनी (जिन्होंने अजमेर 
के अन्दर नसिया जी का निर्माण कराया) के पास उनके द्वारा लिखे हुए पत्र मैंने 
स्वयं अपनी आंखों से पढ़े हैं। जब टीकमचन्द जी अपने परिवार सहित सम्मेदशिखर 
जी की यात्रा के लिए जाने वालें थे, उस समय सदासुखदास जी जथपुर में रहते 
थे, अतेः कहा गया कि आपको भी सम्मेदशिखर जी की यात्रा के लिए साथ चलने 
के लिए आना है। मैं सारा प्रबन्ध' कर लूँगा, आपको कोई चिन्ता नहीं करना है। 
सारी चिन्ता छोड़ेकर चलनी है। लेकिंन जवांब में परिडितजी ने लिंखा- में नहीं 
आ सकता हैँ क्योकि मैंने देशावकाशिक स्रेत ले लिया है इससे हमे सीमा को छोड़कर 
नहीं जॉयेंगे। साथ ही मैं सल्लेखना के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने 
डूबूटी भी फर्म कर दीं हैं। अब मुझे आत्मकल्वॉण करना है। अब ततो+ 
अंशेक्रियाधिकरण, हफःफरत सकेशर्शिगः खतुबतेव ० : 
/ 7" अस्थपाद शायर किपंद, साधिधरने प्रधंतितंदंधभूव 


पड सा साथा/४ 


समाधिमरण प्राप्त करने के लिए आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने कह्ल- यदि 
बृद्धावस्था आ रही है तो जल्दी-जल्दी कीजिए, जब तक वैभव अर्थात्‌ शक्ति है शरीर 
में, तब तक इस ओर सारी शक्ति लगा दीजिए अब, जिससे यह जीवन 
शान्त-निराकुलतामय धन जाए और आगे भी शान्ति का लाभ हो सके। 

आचार्य समन्तभद्र स्वामी के रलकरण्डक श्रावकाचार पर जो कि मूलतः आवकों 
के लिए लिखा गया है, सदासुखदास जी ने टीका की उसे आज भी आबाल-वृद्ध 
सभी पढ़ते हैं। मैं तो रलकरण्डक को रलत्रयस्तुति ग्रन्थ मानता हूँ। उसमें रलत्रव 
की स्तुति के माध्यम से सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की उपासना करता हुआ व्यक्ति, अन्त 
में सल्‍लेखना लेकर के बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रह क्या? वह तो बहुत दूर की बात्त 
होगी, अब तो थोड़ा-सा भी परिग्रह शनि के रूप में मानकर दूर फेंक देगा। उनकी 
कृतियाँ आज भी धरोहर हैं। हम उनका मूल्यांकन करने चलते हैं तो पाते हैं कि 
कितना अपार अनुभवमय जीवन था उनका। कितनी सादगी थी। मुनि बन जाते 
तो, कितना उपकार कर जाते, पता नहीं। भजनों में लिखते हैं कि “वे मुनिवर कब 
मिल हैं उपकारी'” यानि उनके जीवन में ऐसे मुनिमहाराजों के दर्शन भी सुलभ नहीं 
थे। लेकिन आज उनके भजन से ऐसा लगता है कि ये भी मुनिराजों से कम नहीं 
थे। उनके भीतर-मन में मरण से किंचित्‌ भी डर नहीं था। वे मरण के ऊपर महोत्सव 
मनाने में लगे रहे। अन्तिम समाधि, सदासुख़दास जी की कैसी हुई, मालूम है? उन्होंने 
पहले से तिथि लिख दी, कि फला तारीख को इस समय, इस प्रकार की घटना होने 
वाली है। मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। वही घटना, वही तिथि और वही समय। 
भागचन्द सोनी को आंखों में पानी आ रहा था सुनाते-सुनाते, कि इस प्रकार का 
उच्च आदर्शमय जीवन था सदासुखदास जी का। उन पत्रों को उन्हीं ने बताया था, 
जो कि एकत्रित कर रखे हैं। 

एक जीवन ऊपर कहा जा चुका और एक आज का जीवन है। आज वद्धा-तद्ठा 
आचरण कर असमय में ही मृत्यु की गोद में पहुँच रहे हैं लोग। इस आयुकर्म को 
अच्छी तरह से रखना है। जीवन में डर नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना साहिए। 

हट के शंणु/' 

जिसके जीचन में क्रोध है कह सत्य का उद्पक्टन नहीं कर सकता! जो मक्ित 
पाई-पाई के लिए लोभी बन रहा है वह जिनकाणी का, सत्य का प्रचार-प्रसार नहीं 
कर सकता। भीरुत्व, ये क्या कहेंगे? क्या पता, इसलिए पलट दो। आज कुछ, कल 
कुछ। अभी कुछ, रात को कुछ और सुबह कुछ। मन में छुछ, लिखना कुछ और 
कहना कुछ और ही। यह कुछ का कुछ, क्यों होता है। यह भीतरी दृढ़ता नहीं होने 


सात साथ ४ दा! 
के कारण होता है। आचार्य कुन्दकुन्द, समन्तभद्र स्वामी आदि के उपासक जैजियों 
को आज क्या हो गया? उनके साहित्य को लेकर के हम क्या कर रहे हैं। जिनवाणी 
मां के ऊपर आज कीयत लिखी जा रही है। भगवान के ऊपर भी कहीं कीमत लिखी 
क्या? नहीं लिखी। गुरुओं के ऊपर कीमत है क्या? नहीं है। फिर जिनवाणी के ऊपर 
कैसे-क्यों लिखी जाती है-जा रही है? जिनवाणी का भी क्या कोई मूल्य है? आज 
९० साल भी नहीं हुए गुजरात में श्रीमद्‌ रायचन्द जी हुए जिन्होंने अगास में आश्रम 
खोला है। उन्होंने कहा था- जिनवाणी का कोई मूल्य नहीं होता है। अनमोल वस्तु 
है जिनवाणी, इसके लिए जितना भी देना पड़े कम है। वह जवाहसत की थाली लिए 
बैठे थे, जो भी व्यक्ति समयसार भेंट करता, उसको सारे जबवाहरात दे देते थे। पर 
आज ५ रुपये, १० रुपये, २५४ रुपये, होड़ लगी है। स्पर्धा हो रही है। क्या हो रहा 
है साहित्य का - जिनवाणी मां का। बिल्कुल गलत है यह तरीका, यह विधि। जैसा-सैसा 
प्रकाशन करना, यद्धा-तद्वा प्रचार करना। शादियों में भी समयसार बांटा जा रहा 
है, जैसे कि पूड़ी बांदी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अनमोल है, तब क्या 
प्रत्येक व्यक्ति इसको पढ़ सकता है? यद्वा-तद्वा ही पढ़ेगा। जिनवाणी की सेवा यही 
है कि जो सुपात्र है, उसको आप दीजिए। जो ककहरा भी नहीं जानता, उसके सामने 
जाकर के अपना साहित्य देंगे तो वह उसकी कीमत ही नहीं करेगा। रही में बेच 
देगा। आज मौलिक साहित्य रद्दी में बेचा जा रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा 
है कि बड़े-बड़े ग्रन्थों को बिस्तर में बांध दिया गया और कहाँ पर पटक दिया, यह 
आप भी जानते हैं। यह आज कि स्थिति है। आज जैनियों को क्या झे गया समझ 
में नहीं आता? यह सादगीपूर्ण जीवन के अभाव के कारण ही हो रहा है। अनाप-शनाप 
व्यवसाय करके वित्त आने से रात-दिन चैन नहीं। आज दिश्व में विस ज्याध होने 
से विद जाति ज्ञान का अवधूस्थन होता चला झा रहा है। उसी कारण से आज जिमवाजी 
के प्रति आदर नहीं है, सत्य की पह़िचान नहीं है। कायों से गय महीं है और सारी दुनिका 
भर से भव बढ़ता जा रहा है। 

मैं जयधवला का अध्ययन कर रहा था तब एक प्रसंग आया, कि-- जिस व्यक्ति 
को भयकर्म की उत्दृष्ट उदीरणा हो रही हो उस व्यक्तित के फास नियम से मिथ्यार्व 
रहेगा। जिस व्यक्ति को विशेष रूप से लोभ रहेता, बंहुत आरन्य, बहुत परिग्रह होम, 
उसके नियम से मिध्यार्ध कर्म की उदीरणा होगे। लोभ के साथ दर्शनमोहनीय करा 
पिशेष सन्यय्य है। धकला-जयधवला-महाकन्य कढ़ने का ऋयास करिये, तब मालूम 
पड़ेगा कि रुमारे परियाम कब कैसे होते हैं। उन परिषायों के सब कीन-सा परिणाम 
झेल आकायक है। जोन का यंधपि चारिननोहजीय से स् है। लेकिन वह कहते 


डेप सका सचछ/॥ 


हैं कि जब अति लोभ होगा तब मिध्यात्व कर्म की उदीरणा हुए बिना नहीं रहेगी। 
इसलिए आप यदि स्वय को तथा दूसरो को - दुनिया को सम्यग्दर्शन से सहित देखना 
चाहते हैं'तो सर्वप्रथम बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रह छोड़ दीजिये। वैसे स्वाध्याय ज्यादा 
आवश्यक नहीं जितना आरम्भ-परिग्रह का त्याग। बहुत से आचार्यों ने स्वाध्याय के 
लिए जोर दिया पर ध्यान रखिये यह मुनियो को भी आवश्यक रूप मे नहीं है। 
स्वाध्याय २८ मूलगुणो मे नहीं है। स्वाध्याय को तप के अन्तर्गत गिना गया है। आज 
केवल स्वाध्याय का, स्वाध्याय के द्वारा अनेक प्रकार की भीतरी वासनाओं को पूर्ण 
करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जो कि बिल्कुल आगम विरुद्ध है। श्रावको 
को भी आवश्यक नहीं बताया गया स्वाध्याय। ना धवला मे, ना जयधवला मे, ना 
महाबन्ध मे, ना रलकरण्डकादि श्रावकाचारों मे, आवश्यक बताया है। फिर यह प्रवाह 
कैसे आ गया? मुझे मालूम नहीं। लेकिन इसके उपरान्त भी कह सकता हूँ कि मान 
लीजिए, श्रावकों के षट्कर्मो मे लिखा गया, तो पहले यह ध्यान रखिये कि षटकर्म 
किसके होते हैं। आचार्यों ने कहा है- अहिंसाआदि व्रत, चाहे अणुव्रत हो या महात्रत 
उसकी सुरक्षा के लिए, उन श्रावकों-मुनियो के लिए जीवन में छह आवश्यक कर्म 
बताये गये है। जैसे खेती की रक्षा बाड़ी के माध्यम से होती है उसी प्रकार आवश्यकों 
को जानना। 

अब केवल स्वाध्याय-स्वाध्याय को करने-कहने की बजाय अपने जीवन से 
तामसी प्रवृत्तियो को कम करो, सत्य रखो, समता रखो, वात्सल्य रखो, प्रेम रखो 
और जीवन के प्रति मौरव रखो। हमारी कौन-सी संस्कृति है इस बात का 
ध्यान रखो, हम जैन है। जैन होने के नाते अपनी वृत्तियों को संयमित रखो। 

जैन कहते ही पहले अदालतो से छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन आज जैन कहने 
की हिम्मत नहीं हो रही है। अखबारों मे छपे समाचारों को देखकर बहुत ही दुःख 
होता है कि आखिर हम भी तो उसी कोटि मे माने जायेंगेअआ जायेंगे। चैसे 
साधु किसी संप्रदाय के नहीं होते, साधु तो विश्व का होता है। फिर भी हमारे साथ 
“जिन”! एक ऐसा शब्द लगा है, वह उन भगवान्‌ को इंगित करता है, जो राग-द्वेष 
नहीं करते, विषय-कषाय से रहित होते हैं, आरम्भ-परिग्रह से रहित होते हैं, ऐसे 
जिन भगवान्‌ हुआ करते हैं। जिन भगवान्‌ की उपासना करने बाले जैन माने जाते 
हैं, तब जैन का कार्य भी इन जैसा होना चाहिए। उनके कदमों पर चलना चाहिए, 
चलने की स्पर्धा होनी चाहिए होड़ होनी चाहिए, जबकि आज हम विपरीत दिला 
में जाकर अपने को जैन सिद्ध करना चाहें तो दुनिया बावल्ली नहीं, भोली नहीं, 
अंधी नहीं, आंखें लगाकर देखती है। आजकल आंखें तो क्या, आंखों के ऊपर आंखें 


समग्र -छष्ड़/४ ड्चछ 
(सूक्ष्मदर्शी इत्यादि) लगाई जा रही है। आंखे (निगाहें) रखी जा रही है। कौन क्या-क्या 
कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन-कैसा पलट रहा है कैसा उलट रहा है? 
कोई भी उसकी निगाहो से बच नहीं सकता। 

सदासुखदास जी के जीवन से हमे ज्ञात होता है कि जीवन बहुत सादगी पूर्ण 
होना चाहिए। यह बुन्देलखण्ड है और मै मानता हूँ कि यहा पर अभी यह हवा नहीं 
है या नहीं के बराबर है लेकिन आने मे देर नहीं। कहीं चक्रवात आ जाये तो इसे 
भी अपने चक्कर म ना ल ल, बस यही मैं चाहता हूँ, कामना करता हूँ। इसको शुद्ध 
रखने की अधिक से अधिक कोशिश की जाए। हम भले ही शुद्ध-शुद्ध की चर्चा 
करते जाएँ कि आत्मा शुद्ध है, हम शुद्धाम्नाय वाले हैं किन्तु भयवान्‌ कहते हैं कि जिसका 
अचारण शुद्ध है उसकी आम्नाय शुद्ध है, जिसका आचरण शुद्ध नहीं उसकी आम्नाय 
शुद्ध नहीं। आम्नाय (परम्परा) आचार और विचार की एकता से ही चलती है। सही 
शुद्ध आग्नाय तो वही है जिसम महान्‌ क्षारित्रनिष्ठ आचार्य कुन्दकुन्दठेब हुए, 
समन्तभद्रस्वामी हुए ओर भी आचार्य हुए और हो रहे है। जिन्होंने आबको के लिए, 
अल्पबुद्धिशालियो को ग्रन्थ रचना की और जिनशासन की प्रभावना की, अपनी 
भावना के द्वारा। अन्त में अपने जीवन का कल्याण किया तथा हजारो-लाखो जीवो 
का कल्याण किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया। अब आप बह मार्ग अक्षुण्ण बनाये 
रखे, यही हमारा निवेदन है। 

बन्धुओ ! नीति-न्याय को नहीं भूलिये। आज की पीढ़ी, जो कि २५ से ४० 
वर्ष के बीच की है, यह ऐसी पीढ़ी है कि जो सम्पन्न है, और उसमे करने की कुछ 
पाने की सामर्थ्य है साथ ही कुछ जिन्नासाएं व सभावनाए भी है। ऐसी पीढ़ी के सामने 
यदि आपने अपने अनीतिमय जीवन को रखा तो उनके जीवन को पाला लग जायेगा। 
“आप यदि करुणाकर, उनके भविष्यज्जीवन के बारे मे करुणा करते हैं तो इस घृणित 
जीवन को आज से ही छोड़ दीजिए और संकल्प कीजिए की अब हम अपने जीवन 
मे अनीति को कोई स्थान नहीं देंगे। '” तब समझा जाएगा कि प्रतिष्ठा-महोत्सब बहुत 
अच्छी बात है। अनीति से धनोपार्जन नहीं होना चाहिए और अनीति के द्रव्य का 
(धन का) दान नहीं देना चाहिए। 

दान देने का अर्थ, यह नहीं है कि हम यद्वा-तद्घा दान दे। यदि एक व्यक्ति चोरी 
करके दान दे तो क्या उसका दान कहलायेगा? नहीं । नहीं !! वह तो पाप का ही 
कारण बन ज़ाएगा। जो आरम्भ-परिग्रह किया था उसके द्वारा पाप का ही आम्रव 
हुआ और पाप को ही उपभोग हुआ करता है। अतः इसको छोड़ दो!........बिना 
देखे छोड़ दो। जिस प्रकार मत्न को छोड़ते, हैं उसी प्रकार इसको भी छोड़ने के लिए 


श्द्द समग्र छंण्ड/ ४ 


कहा है, किन्तु आज तो यह नाटक जैसा होता जा रहा है। जबकि सभी बातें 
सारी-दुनिया जान रही है, इसलिए अब किसी भी प्रकार के साहित्य के माध्यम से 
प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता। 

आज तो हमारी नीति, हमारा न्याय, हमारा आचरण, हमारे विचार, हमारा 
व्यवह्वार जो कि समाज के सामने है, उसे देखकर ही मूल्यांकन किया जावेगा। आज 
की पीढ़ी इस प्रकार से अन्धानुकरण कर चलने वाली नहीं है। अनीतिपूर्वक 
“गवर्मेन्ट'' के “टेक्स'' को डुबोकर, दान देना, दान नहीं माना जाता। आचार्य 
उमास्वामी जी ने कहां है- 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोनमानप्रतिरूपकव्यवहारा: 

राज्यातिक्रम बहुत बड़ा दोष है और संभव है वह जैनियो के ऊपर कोई आपत्ति 
ला दे, इसीलिए सत्ता के विपरीत चलना धर्म नहीं, अधर्म माना जायेगा। “जो सत्ता 
के विपरीत चलेगा, वह महावीर भगवान्‌ के शासन को भी कलंकित करेगा, 
दूषित करेगा”, बात यद्यपि कटु है लेकिन, कटु भी सत्य हुआ करता है। जैसे- 
मा को गुस्सा आ गया। क्यो आया? क्योकि उसका लड़का उत्तथ-उन्मार्ग पर आरूदढ़ 
हो जाता है तो उसका सब कुछ कहना, करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आप 
समझिये कि जब तक भीतर आत्मा के परिणाम उज्ज्वल नहीं होंगे, हमारा आचार-विचार 
उज्ज्वल नहीं रहेगा, तब तक हमारा सम्बन्ध महावीर भगवान्‌ से नहीं होगा। कुन्दकुन्द 
के साथ नहीं होगा। समन्तभद्र के साथ नहीं होगा। इतना ही क्या? आप लोग सुनते 
ही है- जब पिताजी अवसान के निकट होते हैं, तब बेटा को बुलाते हैं। क्या आज्ञा 
है बाबूजी ! और कोई आज्ञा नहीं। बस यही, कि जब तक आज्ञा का उल्लंघन नहीं 
करेगा तब तक ही मेरा बेटा है। देख । तेरे लिए ही सब कुछ किया - दुकान बना 
दी, मकान बना दिया। खेती-बाडी कर दी, सब कुछ तो कर दिया, अब कोई 
आवश्यकता नहीं, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस परम्परा में दूषण न लगे। नहीं 
तो उसी दिन से हमारा-तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं। अब फर्म मेरी नहीं, तुम्हारी है- 
अतः फर्म की परम्परा देखकर काम करना। आप इन सब बातो को तो करने जल्दी 
कटिबद्ध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोचते है कि- ऐसा करने से कहीं 
हमारा जीवन ही न मिट जाये। लेकिन हमारा जीवन वस्तुतः धार्मिक जीवन है और 
इस दृश्य को देखकर भगवान्‌ महावीर क्या कहते होगे, कुन्दकुन्द भगवान्‌ क्या कहते 
होंगे और समन्तभद्र महाराज क्या कहते होंगे? जरा सोचो, विचार तो करो? 

हमारा साहित्य तो बहुत ही उज्ज्वल हैं। विश्व-भर में भी इस प्रकार का साहित्य 
नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे इस आचरण को देखकर लोग व्यग्य में कहते हैं 


समत्र ख्द/ ४ शै८६ 


कि क्या यह इस साहित्य की देन हैं। जो व्यक्रिति इस प्रकार के 'साहित्य के साथ हान 
पर भी अनीति के साथ चलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील करता 
है, परिग्रह की होड़ लगाता है तो उसके मुख से जो शब्द निकलेगा वह विनाशकारी 
होगा, कार्यकारी शब्द तीन काल में भी संभव नहीं है। 

धन्य हैं वे समन्तभद्र ! धन्य है वे कुन्दकुन्द, जिन्होंने हमारे लिए मृत्यु की भीति 
से दूर हटा दिया। मृत्यु क्या है? दिखा दिया। जन्म क्या है? सब कुछ बता दिया। 

जीव अरु पुदगत्न नाचै यामें कर्म उपाधि है 

अर्धात्‌ जीव और पुद्गल कर्म ये दोनो मिलकर यहाँ पर नाच रहे हैं। यहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति नट (नाच दिखाने वाले) है, तो फिर देखने वाला कौन है? सारे के सारे नट 
ही है। देखने वाला कोई नहीं। अतः खुद ही अपनी आत्मा को सजग-जागृत बनाये 
और हम अपने नाटक को देखे , सोचे, लेकिन इसमे टिकें नहीं,भटकें नहीं। हम भटकते 
चले जा रहे है। राग-द्वेष-मोह-माया-मत्सर इत्यादि का स्वरूप समझें और इनको 
तिलाजलि दे दे। अपने एकमात्र शुद्धस्वरूप का, निरजनस्वरूप अखण्डज्ञान का 
चिन्तन करे। कितना आनन्द, शक्ति और वैभव पड़ा है हमारे पास। एक महान्‌ सेठ 
होकर भी ससारी-प्राणी अज्ञान और कषाय के वशीभूत होकर भिखारी के समान 
दर-दर, एक-एक दाने के लिये मुहताज हो रहा है। भगवान्‌ कुन्दकुन्द को हमारे ऐसे 
जीवन पर दया, करुणा आती है, रोना आता है कि कैसे समझाये? मा का रोना 
स्वाभाविक है, क्योकि आखिर उसकी वह संतान उसके जीवन के ऊपर ही तो 
निर्धारित है। मै उसको दिशा-बोध नहीं दूँगी तो कौन देगा? -इस प्रकार वह सोचती 
रहती है, विचार करती रहती हैं। 

बन्धुओ ! अनीति के व्यसन से बचिये ! वित्त की होड़ को छोड़ दीजिए और 
वीतरागता प्राप्त करने का एक बार प्रयल कीजिए। जीवन में एक घड़ी&»भी 
बीतरागता के साथ जीना बहुत मायना रखता है और हजारों वर्ष त्तक राग-असंयम के 
साथ जीना कोई मायना नहीं रखता। सिंह बनकर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ हैं। किन्तु 
१०० साल तक चूड़े बनकर जीने की कोई कीमत नहीं । सब कुछ छोड़ दीजिए - ख्याति, 
पूजा, लाभ, वित्त, वैधव। अपने आत्वैभव की बात करिये अब। 

इन पांच दिनों में २ दिन आपके थे और ३ दिन अब हमारे होंगे। अब भगवान्‌ 
हमारे हो जायेंगे। अभी तक तो वह मोह के पालना में झूले, लेकिन कल मोह को 
छोड़ेंगे तब कैसा माहेल होगा? क्या वैराग्य, क्या आत्मा का.स्वभाव होता है? ज्ञात 
होने लग जायेगा। जितना भी वैभव है सब कुछ छोड़कर निकलेंगे वे। आप लोगों 
के पास कया है? षट्खण्ड का आधिपत्य भी छोड़कर चले जाते हैं। आपके पास 


४€० समग्र खण्ड/४ 


तो छह खण्ड का भी मकान नहीं है। एक खण्ड का है, वह भी चूता है (रिसता है) 
बरसात के दिनो में यदि तूफान आ जाए तो छप्पर भी उड़ जाए। इस प्रकार आप 
तो एक खण्ड के भी अधिपति-स्वामी नहीं है, एक मकान के भी स्वामी नहीं हैं। 
और फिर भी क्‍या समझ रहे हैं अपने आपको। यह सब पर्याय-बुद्धि है। इसमें कुछ 
भी नहीं है। 
ऐसे अनमोल क्षण चले जा रहे है, आप लोगो के। इसलिए, यदि साधु नहीं 
बन सकते, मुनि नहीं बन सकते तो ना सही, परन्तु श्रांवकाचार के अनुरूप 
सदासुखदास जी का तो साथ आप सबको देना ही चाहिए। यानि श्रावक के व्रतों 
को तो अगीकार करना ही चाहिए जो कि परप्परा से मोक्ष-सुख के साधन हैं। 
(0 


सभभ झण्ड/ ४ | 


[४ | 

प्रात काल जन्मकल्याणक महोत्सव हो चुका है। उसी के विषय मे कुछ कहना 
चाह रहा हूँ। “भगवान्‌ का जन्म नही हुआ करता, जन्म क॑ ऊपर विजय प्राप्त करने 
से बनते 5 भगवान्‌। भगवान्‌ का जन्म नहीं होता किन्तु जा भगवान्‌ बनने वाले 
है उनका जन्म ढाता है। इसी अपेक्षा से यहाँ पर जन्मकल्याणक मनाया गया। यह 
जन्म महोत्सव हमार लिये श्रेयस्कर भी होगा। क्या “हम.भी अपना जन्म महोत्सव 
मनाये'” इस पर भी कुछ कहना चाहूँगा। अन्य विषयो पर भी कुछ कहूँगा। तो सबसे 
पहले जन्म को समझे। आचार्य समन्तभद्रस्वामी जी ने रलकरण्ड श्रावकाचार मे एक 
कारिका के द्वारा अठारह दोष गिनाये है- 

ध्ुत्पिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मया: । 
न रागदेषमोहाश्व यस्याप्त: स प्रकीर्त्यते ।। 

इन दोषों से रहित होना ही भगवान्‌ का सही-सही स्वरूप है। जिन्हे हम पूज्य 
मानते है, चरणो मे माथा झुकाते है, आदर्श मानते है, उनके सामने घुटने स्वत. ही 
अवनत हो जाते है। यहाँ अठारह दोषो मे एक जन्म भी आता है और मरण भी, 
किन्तु वह मरण महानू पूज्य हो जाता है जिसमे फिर जन्म नहीं मिलता। 

प्रात काल बात यह कही थी कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन करना स्वभाव है। 
चाहे वह जीव हो या अजीव, कोई भी हो। इतना अवश्य है कि जीव-जीव के रूप 
में परिणमन करता है और अज़ीव-अजीब के रूप मे। कभी भी अजीव, जीव के 
रूप मे तथा जीव अजीव के रूप मे परिणमन नहीं करता। तब भी हमारी द्ृृृष्टि में 
जीव का परिणमन, जीव के रूप में न आकर अजीब के रूप में आता है, जो हमारी 
ही दृष्टि का दोष है। आचार्यों ने तो आप्त, सच्चे देव की परीक्षा करके, लक्षण बता 
दिया। इसके माध्यम से क्या होने वाला है? हमारे स्ाध्य की सिद्धि होने वाली है। 
वे तो आदर्श रहेंगे और उनके माध्यम से हमारा भाव, हमारे भीतर उद्भूत होगा, 
स्वरूप की पहिचान होगी! क्या कभी आपने दर्पण देखा है? दर्पण कह्े, प्रतिमा कहो 
बात एक ही है। दर्पण देखा है ऐसा कह तो देंगे। परन्तु वस्तुतः दर्पण देखने में आता 


डधर सभबग्र छन्‍्द/४ 


ही नहीं। ज्यो ही दर्पण हम हाथ मे लेते हैं त्यो ही उसमे अपना मुख दिखाई देने 
लगता है। दर्पण नहीं दीखता और दर्पण के बिना अपना मुख भी नहीं दीखता। 

भगवान्‌ भी दर्पण के समान है, क्योंकि वे अठारह दोषो से रहित है, स्वच्छ-निर्मल 
है। उनको देखकर, ज्ञान हो जाता है कि हमारे सारे के सारे दोष अभी विद्यमान 
हैं। इसलिए हमारा स्वरूप यह नहीं है। स्वरूप की पहिचान दो प्रकार से होती है 
एव सुख की प्राप्ति भी दो प्रकार से होती है। इसी तरह ज्ञान भी दो प्रकार का होता 
है। एक विधि रूप और दूसरा निषेधरूप। जैसे आपने बेटे से कहा- तुम्हे यहाँ पर 
नहीं बैठना है तो उसे अपने आप यह ज्ञान हो जाता है कि मुझे यहाँ न बैठकर 
वहाँ बैठना है। यदि वहाँ के लिए भी निषेध किया जाता है तो वह अन्यत्र प्रवृत्ति 
करता है। इस प्रकार से निषेध से ही विधि का ज्ञान हो जाता है मात्र कहने का 
ढंग अलग-अलग है, बात तो एक ही है। इसी तरह मोक्ष मार्ग मे कहा जाता है कि 
पकड़िये अपने आपको। तब आप कहते हैं क्या पकड़े महाराज ! कुछ भी दीखने 
में नहीं आता। कोर्ई बात नहीं, यदि पकड़ मे नहीं आता तो न पकड़िये, किन्तु जो 
पकड़ रखा है उसको छोड़िये' ' - यह निषेध रूप कथन है। इससे निषेध करते-करते 
अपने आप ज्ञात हो जाता है कि यह हमारा स्वरूप है। 

आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने एक स्थान पर लिखा है कि- आत्मा का स्वरूप क्‍या 
है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा के लक्षण से हम स्वरूप को पहचान सकते 
हैं, स्वभाव को जान सकते हैं। तो मतलब यह हुआ कि लक्षण अलग है और 
स्वरूप-स्वभाव अलग। दोनो मे बहुत अन्तर होता है। वर्तमान मे लक्षण का संवेदन 
हो सकता है, होता है किन्तु स्वरूप का सवेदन नहीं होगा। उपयोग, आत्मा का लक्षण 
है। इससे ही आत्मा को पकड़ सकते हैं। स्वरूप का श्रद्धान भी इस लक्षण के 
माध्यम से ही होगा। जिसकी प्राप्ति के लिए श्रद्धान किया जाता है तो उसकी प्राप्ति 
मे साधना की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि भगवान्‌ बनने के लिए प्रक्रिया 
कल से प्रारम्भ होने वाली है। साधना के लिए “समयसार'' में आचार्य कुन्दकुन्द 
स्वामी जी ने लिखा है- 

अरसमरूवमगंर्ध अबत्त॑ चेदणागुणमसद्‌र्द। 
जाण अलिंगग्गहर्ण जीवमणिद्विटूठसंठाणं।। 

जीव खूपवान्‌ नहीं है। जीव गन्धवान्‌ नहीं है। जीव रसवान्‌ नहीं है। जीव 
स्पर्शवान्‌ नहीं है। जीव संश्ष्यान वाला नहीं है। जीव उपयोग वाला है। अब सोचिये- 
यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, फिर स्वभाव क्‍या है आत्मा का? अनिर्दिष्ट संस्थान। 
संस्थान आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर संस्थान क्यों मिला, क्या कारण है? जब 


समग्र खप्द/“८ श्ध्३ 
सस्थानतीत है तो संस्थान क्‍यों मिला, जो आकार-प्रकार से रहित है उसमें 
आकार-प्रकरार क्यो? जो छूप, रस, गन्ध, वर्णवाला नहीं है फिर भी उसे रस, रूप, 
गन्ध के माध्यम से पहचान सकेंगे। जैसे पण्डित जी ने अभी कहा- क्या कहा था 
अबने आपको? हुकुमचन्द ही तो कझ था। कहने में भी यही आयेगा अन्यथा अपना 
परिचय देना कैसे सभव है? तब मैं सोच रहा था कि पण्डित जी अपनी आत्मा के 
बारे में क्या परिचय देते हैं? आखिर हुकुमचन्द यही तो कहना पड़ा। शब्द के 
माध्यम से ही अपनी आत्मा का बोध कराया, जो कि शब्दातीत है। अर्थ यह हुआ 
कि पण्डित जी ने विधि परक अर्थ कभी भी नहीं बताया, बता भी नहीं सकेंगे, क्योंकि 
कुन्दकुन्दस्वामी खुद कह रहे हैं “अरस”' अर्थात्‌ रस नहीं है। तो क्या है? भगवान्‌ 
ही जानें । अरस, अरूप, अगन्ध, अस्पर्श, अनिर्दिष्टसस्थान- कोई आकार-प्रकार 
नहीं है, अलिग्रहण रूप है। किसी बिम्ब के द्वारा, किसी साधन के द्वारा उसे पकड़ा 
नहीं जा सकता, फिर भी आँखों के द्वारा देखने मे आ रहा है, छूने में आ रहा है, 
संवेदन भी हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। हां ठीक ही तो है, संवेदन, आत्मा के 
साथ बना रहने वाला है। चाहे गलत ही सही। सवेदन, आत्मा का लक्षण है। महसूस 
करना, अनुभव करना आत्मा का लक्षण है। केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है, 
वह आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव की प्राप्ति उपयोग के ऊपर श्रद्धान करने से ही 
हुआ करती है। अन्यथा तीन काल में भी कोई रास्ता नहीं है। स्वभाव का श्रद्धान 
करो? जब ऐसा कहते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ दीख ही नहीं रह्म है महाराज! 
लेकिन श्रद्धान तो उसी का किया जाता है जो दीखता नहीं है, तभी सम्यग्दर्शन होता 
है। 

लक्षण अन्यन्न नहीं मिलना चाहिए। उसका नाम विल्ञक्षण है। विलक्षण होना 
चाहिए, भिन्‍न पदार्थों से। घुले-मिले हुए बहुत सारे पदार्थों को पृथक करने की 
विधि का नाम ही लक्षण है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिये लक्षण ही दीखता है, लक्ष्य 
नहीं। यदि लक्षण भी नहीं दीखता तो हम नियम से भटक रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। 
आत्मा दिखेगा नहीं, आत्मा का स्वरूप भी नहीं दिखेगा। घबड़ाना नहीं। आचार्य 
कहते हैं- जो दिखेगा वह हमेशा बना रहेगा उसका लक्षण अलग है। चाहे सो रहे 
हो या खा रहे हों, पी रहे हों या सोच रहे हों। चाहे पामल भी क्यों न बन जायें। 
पागल भी अपना संवेदन करता रहता है। महासज ! शगल का कैसा संबेदन होता 
है? होता तो है लेकिन बह संवेदन पागल होकर के ही देखा जा सकता है, किया 
जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, संदेदन कहने की वस्तु नहीं है। 

इस प्रकार उपयोग रूप सक्षण को फ्कड़कर घने अन्धकार भें भी छूद सकते 


श्द४ समग्र खण्ड:४ 


हैं। इसमें घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस समय ॑ लक्षण हाथ से 
छूट जाएगा, उस समय अन्धकार मे नियम से भटकन है। हमे इसलिए नहीं घबड़ाना 
है कि कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, फिर कैसे प्राप्त करे उसे? किसके ऊपर विश्वास 
करें? “विश्वास उसके ऊपर करना है जो हमे प्राप्त करना है। और वर्तमान में क्या 
करना है? वर्तमान जो अवस्था है उसी को देखकर विश्वास को दृढ़ बनाते चले जाना 
है। आत्मा को वर्तमान मे तो मात्र प्रत्यक्ष ज्ञानी ही देखते हैं और हम 
“आममग्रामाष्यात्‌ अभ्युपगम्यमानानां”” से जानते हैं। दूसरी बात, जितनी भी 
अर्थपर्याय होती हैं वे सारी की सारी आगम प्रमाण के द्वारा ही जानी जाती हैं। ये 
स्वभावभूत पययि जो है। 

लक्षण पर विश्वास करिये, जो त्रैकालिक बना रहता है। स्वभाव त्रैकालिक नहीं 
होता। आप कहेगे महाराज ! आचार्यों ने तो कहीं-कहीं पर स्वभाव को भी त्रैकालिक 
होता है ऐसा कहा है। . हा, कहा तो है लेकिन, जिस स्वभाव की बात यहाँ 
पर कह रहा हूँ, उस स्वभाव को त्रैकालिक नहीं कहा। उन्होंने कहा है- “अभूदपुच्चो 
हवदि। ' ! 

ज्ञान को, सामान्य बनाने पर, उपयोग को सामान्य बनाने पर, यह स्वभाव 
औैकालिक रहेगा। चाहे निगोद अवस्था हो या सिद्धावस्था, या और भी शेष अवस्थाए। 
परन्तु केवलज्ञान रूप जो स्वभाव है, वह त्रैकालिक नहीं होता। तात्कालिक हुआ करता 
है। यह बात अलग है कि उत्पन्न होने के उपरान्त, वह अनन्तकाल तक अक्षय रहेगा, 
तब भी पर्याय की अपेक्षा तो क्षणिक रहेगा। अर्थपर्याय तो और भी क्षणिक होती 
है। क्षणिक होना ही तो बता रहा है कि क्षय से उत्पन्न होता है - हो रहा है। 
हा | गुण जो है वे त्रैकालिक हैं। द्रव्य भी त्रैकालिक हुआ करता है। गुण की अपेक्षा 
से लक्षण होता है, पर्याय की अपेक्षा नहीं। केवलज्ञान को आत्मा का लक्षण माना 
जाए तो “अव्याप्तिदोष'” आ जाएगा। इसलिए वह लक्षण नहीं स्वभाव है। उस 
स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? जब साधना करेंगे तब। साधना कैसी करें 
महाराज | आचार्य कहते हैं- इसको (आत्मा की) अरस मान लें, अगन्ध मान लें, 
और अख्पी मान लें। जब अंगन्ध है तो सूंघने के द्वारा हमें सुख नहीं आयेगा, जब 
अरस है तो चखने से पकड़ में नहीं आयेगा, अतः चखना छोड़ दें। देखने में तो 
रूपग्रहण होगा और आत्मा का स्वभाव अरूप है। अतः देखने का कोई मतलब नहीं, 
फिर उतार दीजिए चश्मा, आँख भी बन्द कर लीजिए, अब देखने की कोई आवश्यकता 
नहीं। इसलिए, जो केवल भगवान्‌ बनने वाले हैं वह नासादृष्टि करेंगे। क्यों करेंगे? 
कल ही समझ में आयेगा, कि मेरा अस्तित्व होते हुए भी, वह भुंझे तब तक नहीं 


सभग्र खण्ड/४ ड६५ 


मिलेगा जब तक सब ओर से दृष्टि नहीं हटेगी। आंख बन्द करूँगा, कान बन्द करूंगा 
- कानीं को बन्द करने का अर्थ, अब रेडियो की आवश्यकता नहीं, ना सीलोन, ना 
विविधभारती और ना हीं बी.बी सी लंदन। किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब 
यही हुआ कि भीतर, अपने मे उतरना है। भीतर की आवाज को सुनो, जो आवाज 
शब्द नहीं, अश॑ब्द है। अगन्ध है, सूघने के द्वारा पकड़ में नहीं आयेगी। किससे पकड़ें २ 
जिन-जिन साधनो के माध्यम से यह संसारी प्राणी पकड़ने की चेष्टा कर चुका है, 
कर रहा है और आगे करने वाला है, उन सभी की मिटाने का प्रयास ही साधन 
हो सकता है। 

तू अरूपी है, तो छोड़ दे रूप को और उसके पकड़ने के साधनों को। करण 
और आलोक प्रमाण की उत्पत्ति में कारण नहीं। जैसा कि “परीक्षामुख”” मे कहा 
है-. 

“जार्थालोकौ कारण”” 

अर्थ और आलोक के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसी तरह इन्द्रियो के 
द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इनके द्वारा मात्र पुदूगलपदार्थ ही पकड़ में आते 
है, और कुछ भी नहीं। मतिज्ञान के द्वारा आप कया पकड़ेंगे? पंचेन्द्रियों के विषय 
ही तो पकड़ेगे। इसके अलाचा मतिज्ञान का क्षेत्र-विषय, और है ही नहीं। मतिन्नान 
के द्वारा पचेन्द्रिय के विषयो का ग्रहण होता है, पंचेन्द्रिय के विषय तो आत्मा नहीं, 
मात्र जड़। फिर आपने आपको जानने के लिए- “मैं कौन हूँ” जानने के लिए 
आचार्य कहते हैं- “वह नहीं, जो आज तक तुम समझते थे। यह नहीं, यह नहीं, 
नेति-नेति, एक ऐसी मान्यत्ता नीति है। इतना ही नहीं, “यह नहीं”” के साथ “इतना 
भी नहीं'' मानना होगा। फिर कितना? जितना पूछोगे, उतना नहीं। क्योकि पूछना 
बाहरी दृष्टिकोण से हो रहा है और बात चल रही है अन्तरग की। इसलिए “यह 
नहीं'” कहते ही समझने वाला अपने आप समझ लेता है कि, यह ठीक नहीं अतः 
दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। 

आत्मा के लिए, दुनिया की किसी भी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती। आत्मा 
अनिर्दिष्टसंस्थान रूप और अलिगग्रहण है, और वस्तुएं इससे विपरीत! ऐसे विचित्र 
स्वरूप वाली आत्मा को हमें प्राप्त करना है। इसमें बहुत देर तो नहीं लगेगी, मात्र 
पाच इम्द्रियों के विषयों को गौण करमा आवश्यक होगा। तुनिया को गौण मत करो, 
दुनिया को समाप्त करने का प्रवास मत करे, अपनी दृष्टि को, अपने भावों को, अपने 
दृष्टिकोण को पलटने का आयात करो। 

सजस्थान की बात है। एक संज्जन ने क्रहा-- महाराज (आपकी चर्या बहुतः 


४६६ समग्र ऋण्ड/४ 


अच्छी है बहुत प्रभावित भी हुआ हूँ आपसे। लेकिन एक बात है, यदि आप नाराज 
न हों तो! नाराज होने की क्या बात? आपको जहाँ सन्देह हो, बताओ? देखिए, 
बात ऐसी है नाराज नहीं होइये। हा-हा, कह रहा हूँ, नाराज होना ही क्यों? नाराज 
हैं तो महाराज नहीं, महाराज है तो नाराज नहीं। तो महाराज ऐसा है, आप एक 
लगोटी लगा लो तो अच्छा रहेगा। हमने सोचा- इन्होंने कुछ सोचा तो है। सामाजिक 
प्राणी है, सभव है इनके लिए विकार नजर में आ रहा हो। मैंने कह्च- अच्छा ठीक 
है। बात ऐसी है कि एक लगोट तो आप खरीदकर ला देगे लेकिन फिर दूसरी भी 
तो चाहिए। एक दिन एक पहनूँगा, एक दिन दूसरी। दूसरी भी आ जाए तो उसके 
धोने आदि का प्रबन्ध करना होगा तथा फटने पर सीने या नयी लाने की पुन" व्यवस्था 
करनी होगी। हा, जीवन बहुत लम्बा चौडा है, इससे आप जैसे लोग भी बहुत मिलेगे। 
अतः सर्वप्रथम आपसे ही मेरा सुझाव है कि आपको जब कभी भी यह रूप देखने 
में आ जाए तो उस समय आप अपनी ही आखो पर एक हरी पट्टी लगा लीजिए, 
उसको लगाना आंखों को लाभदायक भी होगा और रोशनी से शान्ति-छुटकारा भी 
मिलेगा। 
इतना कहते ही उनकी समझ में आ गया कि कमी कहाँ है। वस्तुत. विकार 
हमारी दृष्टि मे है। विकार दुनिया में नहीं है, वस्तु मे नहीं है। केवल दृष्टि में विकार 
को हटाना है, दृष्टि को मोड़ना है। दुनिया पर हर चीज थोपना नही चाहिए। ध्यान 
रखिये ! सामने वाले के ऊपर जितना धीपा जाएगा, उतना ही वह अधिक विकसित 
- अधिक दिमाग वाला होता जाएगा। वह विचार करेगा कि यह क्यों थोषा जा रहा 
है? जैसा किसी के पीछे जितनी जासूसी लगाई जाती है वह उतना ही उससे ऊपर 
निकलने का प्रयास करता है क्योंकि उसके पास माइन्ड है, ज्ञान हैं। वह काम करता 
रहता है। रक्षा का प्रावधान करता रहता है। इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि बाहर 
की ओर न देखें। 
मार्ग सरल है, स्वाश्रित है- पराश्रित नहीं है। आनन्दवाला है, क्रष्टदायक नहीं 
है। आख मीच लो, १०.१९ मिनिट के उपसन्त, माया का दर्द भी ठीक हो जाएगा। 
क्योंकि इन्द्रियो के माध्यम से जो मिल रहा है, हम उसकी खोज मे नहीं हैं। हमारी 
खोज उस रूप के लिए है जो सबसे अच्छा हो, उस गन्ध के लिए है जो तृप्ति दे, 
उस शब्द के लिए है जो बहुत ही प्रिय लगे-कर्णप्रिय छो। यह सब इन्द्रियों के 
माध्यम से “ण भूदों ण भविस्सदि' '। पंचेल्धिय के विषय मिलते रहते है और उनमें 
इष्ट-अनिष्ट कल्पना होती है। यह कल्पना आत्मा में उपयोग में होती है वह भी 
मतिज्लान के द्वारा नहीं श्रुतज्ञान के द्वारा होती है। मतिज्ञान के द्वारा इष्ट-अनिष्ट 


समर छण्य/४ ब्दद् 


कल्पना, तीन काल में संभव नहीं है। मतिज्ञान एक प्रकार से निर्विकल्प-निराकार 
होता है। उसमे वस्तुएं दर्पणवत्‌ झलकती हैं। झलक जाने के उपरान्त यह किसकी 
है? यह विचारधारा बनना श्रुतज्ञान की देन है, मतिज्लान की नहीं। श्रुतज्ञान के 
माध्यम से ही उसे चाह्य जाता है, इससे वस्तु पर श्रुतज्ञान का आयाम होत्ता जाता 
है। या यू कड़े, यह मेरे लिए बुरा है, यह मेरे लिए अच्छा है, इस प्रकार की तरगे 
उठती रहती है। 
“मतिज्ञानं यदुगुह्मयते तदालम््य वस्वनन्तरं ज्ञान” 

अर्थात्‌ मतिन्नान के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु का अवलम्बन करके प्रकारान्तर 
से वस्तु का जानना श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान बहुत जल्दी काम करता है, क्योकि वह 
सुख का इच्छुक है। हमे मतिज्ञान का कन्‍्ट्रोल करके श्रुतज्ञान की कन्द्रोल करने का 
प्रयास करना चाहिए। यही मोक्षमार्ग में “पुरुषार्थ'' माना जाता है। 

सुख क्या है? दुःख का अभाव होना ही सुख है। जिस प्रकार यह कहा गया 
उसी प्रकार से आत्मा के विषय में भी जानना चाहिए। कारण कि नास्ति और अस्ति 
दोनो कथन एक साथ सभव नहीं हैं। यह वस्तुस्थिति है। जिस समय वस्तु उल्टी 
होती है उस समय सुल्टी नहीं हो सकती। जिस समय सुल्टी है उस समय उल्टी 
नहीं। जिस समय आरोग्य रहता है उस समय रोग नहीं रहता किन्तु जिस समय 
रोग आ जाता है, उस समय आरोग्य का अनुभव भले ही ना हो, लेकिन आरोग्य 
का श्रद्धान तो रह सकता है अर्थात्‌ रोग का अनुभव करना मेरा स्वभाव नहीं है अतः 
इसे मिटा देना होगा। जब तक रोग रहेगा, तब तक स्वभाव का, निरोगता का अनुभव 
सम्भव नहीं। महाराज ! अनुभव रहित स्वभाव को कैसे माने? आचार्य कहते हैं- 
मानो ! आगम के द्वारा कहे तत्त्व पर श्रद्धान रखो। छद्मस्थावस्था में स्वभाव का 
अनुभव तीन काल में भी संभव नहीं, केवलजञ्ञान के द्वारा वह साक्षात्‌ हो सकता 
है। आचार्य कहते हैं कि अर्थपर्याय विशिष्ट द्रव्य को धारणा का विषय बनाना अलय 
है और उसका संवेदन-साक्षात्कार करना अलग बात है। वह केवलज्ञान के द्वारा ही 
संभव है। 

“केवलल्लानापेसय तु ततू भानसिकततत्वक्॑ परोक्षमेव किन्तु 
इम्द्रियज्ञानापेक्षया तत्कथंच्रिखत्यक्षमपि'” 

आचार्य कहते हैं कि-- केबल ज्ञास की अपेक्षा से वह म्रानसिक-प्रत्यक्ष था 
छदमस्थ ज्ञान परेक्ष ही है। मानसिक प्रत्यक्ष को "प्रत्यक्ष' की संज्ञा इड्धिय ज्ञान के 
अभाव को लेकर दी गई है। वह भी श्रद्धान के अनुरूप चलती है अतः पराख्नित 
है। स्वभाव को हमें प्राप्त करना है अत:उसी का विश्वास-अद्धान आवश्यक है। : 


ब्ध्ट समग्र लण्ड 8 


कैसा है वह? “अभूदपुष्वो हवदि सिद्धो'” ऐसा पचास्तिकाय में कुन्दकुन्द स्वामी ने 
कहा है कि सिद्धत्वरूप जो स्वभाव है वह अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व का मतलब क्‍या 
है? अभूत्तपूर्व का अर्थ बढ़िया- अपश्चिम है, अपूर्ब वस्तु है। अर्थात्‌ ऐसी अवस्था 
कभी हुई नहीं थी। इसी तरह का अर्थ करणों में भी आपेक्षित होता है। जब मुणस्थान 
के क्रम बढ़ते जाते है उस समय विशुद्धि बढ़ती जाती है- भावों में वृद्धि होती है। 
उन करणों मे एक अपूर्व करण और एक अनिवृत्तिकरण भी है। जिनमे परिणामों 
की अपूर्वता होती है तुलना नहीं होती एक दूसरे से। इस प्रकार की व्यवस्था चलती 
रहती है उस समय। 

अर्थ यह हुआ कि स्वभावभूत वस्तुतत््वत आज तक उपलब्ध नहीं हुआ हमें। 
उसका रूप, उसका स्वरूप प्रतीकारात्मक है। यह नहीं है, यह नहीं है - ऐसा प्रतिकार 
करते आइये- पलटते जाइये। और बिल्कुल मौन हो जाइये। जिसको पलट दिया 
उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचिये। आपके पास वस्तुओं की संख्या बहुत कम है। 
लेकिन दिमाग मे- सोचने मे, उससे क॑ई गुनी हो सकती हैं। दिमाग की यह कसरत 
तब अपने आप रुक जाएगी जब यह विश्वास हो जाएगा कि इसमे मेरा “बल'! 
नहीं है। 

कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहर्क॑ च कम्मणोकम्मं। 
जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धों हवदि ताव।। 

तब तक अप्रतिबुद्ध होता है जब तक कि कर्म मे, नोकर्म में, मेरा-तेरा करता 
रहता है तब तक वह ज्ञानी नहीं, अज्ञानी माना जाता है। “यह मैं हूँ, यह मैं हूँ- 
ऐसा चौबीसों घण्टे इन्द्रियो के व्यापार के माध्यम से सचित्त-अचित्त-मिश्र पदार्थों 
से जो कि भिन्‍न है, सम्बन्ध जोड़कर चलना और उसके साथ जो पोषक द्रव्य हैं 
उनके सयोग से हर्ष और वियोग से विधाद का अनुभव करना, अज्ञानी का काम 
है। इसी के माध्यम से ससार की यात्रा बहुत लग्बी-चौड़ी होती जाती है। जैसे- 
अमेरिका में आपकी एक शाखा चलती हो। अब यदि अमेरिका पर बंवारडिग होने 
लगे तो, आपके हृदय मे भी वह शुरू हो जाएगी। तत्सम्बन्धी सुख-दुख होने लगता 
है। आप से पूछते है कि भैया ! आपका देश तो भारत है अमैरिका नहीं। वह तो 
विदेश है। बात तो ठीक है, लेकिन हमारा ध्यापार सम्बन्ध तो अमेरिका से भी है। 
इसी प्रकार हमारा व्यापार भी वहाँ चलता है जहाँ इन्द्रियां हैं। उन्हीं से हित-अहित, 
सुख-दुःख, हर्ष-विधाद का अनुभव करते हैं। 

पण्डित जी ने अभी सात प्रकार की “टेबलेट'' के विषय में बताया। लेकिन 
मैं तो यह सोच रहा था कि संसार में सात प्रकार के भय होते हैं और सभी प्राणी 


समग्र खण्द/४ क्द्द 
उन भयों से घिरे हुए हैं। इसलिए उन्होंने सात प्रकार की गोलियां निकाली होंगी। 
परन्तु सम्यग्दृष्टि सात प्रक्तार के भयों से रहित होता है। इसलिए निःशंक हुआ करता 
है। जैसा कि “समयसार में आचार्य कुम्दकुन्ददेव ने कहा है- 
सम्माविट्रिजजीज जिस्सेका होंति णिन्‍्मया तेण। 
सत्तभयविष्पमुक्का जम्हा तम्हा तु फिस्संका।॥ 

सातो भयों से मुक्त हो गये तो फिर गोली की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, 
और न क्रोई शस्त्रों की। क्योकि उसके द्वारा न आत्मा मरता है, न मरा है और न 
मरेगा। महाराज ! फिर जन्म किसका हो रहा है आज? इसी को तो समझना है। 
पाच दिन रखे है जिनमें एक दिन जन्म के लिए भी है। 

बहुत दिनो की प्रतीक्षा के उपरान्त एक के घर मे सन्तान की प्राप्ति हई। जिस 
समय जन्म हुआ, उसी समय उधर ज्योतिर्विद्‌ को बुलाकर कह दिया- 
भैय्या । इसकी कुण्डली बनाकर ले आना और इधर साज-सज्जा के लिए कहा और 
मिठाई भी बटने लगी। सब कुछ हो गया। लेकिन दूसरी घड़ी मे ही ज्योतिषी कुण्डली 
बनाकर ले आया। कहता है- सतान की प्राप्ति बहुत प्रतीक्षा के बाद हुई, लेकिन, 
लेकिन क्यो कह रहे हो? महान्‌ पुण्य के उदय से हुई, फिर लेकिन क्या? .. , हा-हा 
पुण्य के उदय से हुई थी और लम्बी प्रतीक्षा के बाद हुई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 

» लेकिन क्यो लगा रहे हैं?. , बात ऐसी है कि प्राप और पुण्य दोनो का जोड़ा 

है। इसलिए “हुई थी” ' “पासटेन्स'' है। अब वर्तमान मे वह नहीं है, वह मर जाएगी। 
इतने मे ही वहाँ से खबर आ गई कि मृत्यु हो गई। सुनते ही विचार मे पड़ गया। 
बहुत दिनो के उपरान्त एक फल मिला था, वह भी किसी से नहीं देखा गया। उसके 
ऊपर भी पाला पड़ गया। सुना है कि एक महाराज आए है जो बहुत पहुँचे हुए 
है। कहाँ पहुँचे हैं? पता नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि मे तो बहुत कुछ है, होंगे। वह 
भागता-भागता गया, उस पुत्र को लेकर। कहा- जिस प्रकार इसको दिया, उसी प्रकार 
“दिया'” (दीपक) के रूप में रखो तो ठीक है! नहीं तो क्या होगा? नहीं-नहीं आप 
ऐसा नहीं कहिए। आप करुणावान्‌ हैं, दयावान्‌ हैं, मेरे ऊपर कृपादृष्टि रखिये और 
इसे किसी भी प्रकार बचा दीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से बच सकता है- ऐसा 
सुना है। महाराज बोले मेरी बात मानोगे? हां-हां, नियम से मानूंगा। जरूर मानूंगा। 
उसने सोचा अपने को क्या? यदि काम करना है तो बात माननी ही पड़ेगी। महाराज 
बोले- अच्छा) तो तू कुछ सरसों के दाने ले आ, तेरा बेटा उठ जाएगा। इतना 
सुनना था कि बह सतरता से भागने लगा। तभी मझराज ने क्रह्म- इधर आओ, 
इधर आओ, तुर्हें सरसों के दाने तो लाना है लेकिन साथ में यह भी पूछ लेना पके 


५७8 सका खसथा/४ 


उसके घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई? जिसके यहाँ मौत हुई हो, उसके 
यहलँ से मत लाना, क्योकि वह सरसों दवाई का काम नहीं करते। ........... ठीक है, 
ठीक है- कहकर वह चला गया। एक जगड़ जाकर कहता है- भैया! मुझे कुछ सरसों 
के दाने दे दो, जिससे हमारा पुत्र पुनः उठ (जी) जाये। अच्छी बात है, ले लो, ये 
सरसों के दाने, उसने दे दिए और देते ही वह भागने लगा कि याद आया और पूछा- 
अरे | यह तो बताओ आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं, अभी तो नहीं पर एक साल 
पहले हमारे काकाजी मरे थे। . .... . अच्छा, तब तो ये सरसो नहीं चलेगे। दूसरे 
के यहाँ गया, वहाँ पर भी सरसो मांगे और पूछा- सरसो मिल गये और उन्होंने 
कहा- इन दिनों तो कोई नहीं मरा पर कुछ दिनों पहले हमारे ददुदा (दादा) जी मरे 
थे। इस प्रकार सुनते ही उसने सरसो लौटा दी। ऐसा करते-करते बह प्रत्येक घर 
गया। लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमे किसी न किसी का मरण न हुआ 
हो। जो जन्मे थे, वही तो मरे होगे। इस प्रकार मरण की परम्परा चल रही है। एक 
और घर मे गया और देखा कि- एक जवान मरा पड़ा है, अभी ही मरा होगा, क्यो 
उसका शव अभी तक उठाया नहीं गया। उस्तके घर के लोग, अभी भी हाथ-पैर पटक 
रहे है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे है। दृश्य देखकर मौन हो गया। भागते-भागते थक चुका 
था, अत वहीं खड़े-खड़े कुछ सोचने लगा- किसी का घर ऐसा नहीं मिला जहाँ 
मरण न हुआ हो। सबके यहाँ कोई न कोई मरण को प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ जिसने 
भी जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा। इससे बचाना किसी के वश की बात नहीं है। 
उसे औषध मिल गयी, मंत्र मिल गया, सोचा- महाराज वास्तव मे पहुंचे हुए है। 
भागता-भागता उनकी शरण मे गया और कहने लगा- महाराज! गलती हो 
गई? भैय्या | लाओ सरसो के दाने,मैं अभी उठाये देता हूँ तुम्हारे पुत्र को। . . 
नहीं, महाराज, ! अब वह नहीं उठ सकता, मुझे बोध हो गया। 
यह जीवन की लीला है बन्धुओ ! मालुम है आपको? व्याकरण मे एक “ज्या'' 
धातु आती है। उसका अर्थ “वयोहानौ”' होता है। प्रातःकाल कहा था कि मरण 
की क्या परिभाषा है, मरण क्या है? “आयुक्खयेण मरणं'”' और जीवन की परिभाषा 
क्या, जीवन क्या? उम्र की समाप्ति होना या उम्र की हानि होती चली जाना जीवन 
है। मत्तलब यह हुआ कि मरण और जीवन में कोई अन्तर नहीं है मात्र इसके कि 
मरण में पूर्णतः अभाव हो जाता है और जीवन में क्रमशः प्रत्येक समय हानि होती 
चली जाती है। हानि किसकी और क्यों? वय की हानि, वय का अर्थ उम्र या आयुकर्म। 
अर्थात्‌ आयुकर्म की हानि का नाम जीवन है और उसके पूर्णतः अभाव का - क्षय 
का नाम मरण। 


समग्र खण्ड ४ छ्७१ 


हमारे जीवन में मृत्यु के अलावा और किसी का कुछ भी संवेदन नहीं हो रहा 
है। भगवती आरधना में एक गाथा आयी है, वह मूलाचार, समयसार आदि ग्रन्थों 
में भी आयी है, जिसमें आवीचिमरण का वर्णन किया है। आवीचिमरण का अर्थ 
यह है कि पल-पल प्रतिपल पलटन चल रहा है। कोई भी व्यक्ति ज्यों का त्यों बना 
नहीं रह सकता। कोई अभर नहीं। महाराज देवो को तो अमर कहते हैं? वहाँ अमर 
का मतलब है बहुत दिनों के बाद मरना। इसलिए अमर हैं। हम लोगों के सामने 
उनका मरण नहीं होता, इसलिए भी अमर है। किन्तु उन लोगों की दृष्टि में हम 
मरते रहते हैं अतः मर्त्य माने जाते हैं। रोज का मरना मरते हैं हम लोग। रोज मर 
रहे है? हा प्रतिपल मरण प्रारम्ध है, इसी का नाम आवीचिमरण है। मरण की ओर 
देखा तो मरण, और जीवन की ओर देखा तो मरण। 

अग्रेजी मे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। वह यह है कि- एक दिन 
का पुराना हो या सौ सालों का, उसे पुराना ही कहते हैं। जैसे- “हाउ ओल्ड आर 
यू””। हम ओल्ड का अर्थ पुराना तो लेते है परन्तु बहुत साल पुराना लेते हैं। लेकिन 
नहीं पुरा का अर्थ मतलब एक सेकेण्ड बीतने पर भी पुरा है। अब देखिये पुरा 
क्या है और अपर क्या है? एक-एक समय को लेकर चलिये, चलते-चसते एक ऐसे 
बिन्दु पर आकर के टिक जायेंगे आप, यहाँ पर जीवन और मरण, बुरा और अपर एक 
समय में घटित हो रहे हैं। 

मैं पूछता हूँ- सोमवार और रविवार के बीच में कितना अन्तर है, आप कहेगे- 
महाराज | एक दिन का अन्तर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सोचकर बताइये? इसमें 
सोचने की क्‍या बात महासज ! स्पष्ट है कि एक दिन का अन्तर है। अरे! सोचिये 
तो सही, मैं कह रहा हूँ इसलिये सोचिये तो॥ फिर भी कहते हैं कि आप एक दिन 
का अन्तर है। तो कितना अन्तर है महाराज ! आप ही बताइये? लीजिये, सोमवार 
कब प्रारम्भ होता है और रविवार कब? रविवार कब समाप्त होता है और सोमवार 
कब, इस तथ्य को देखिये, तो पता चल जाएगा। आप घड़ी को लेकर के रविवार 
के दिन बैठ जाइये, क्रमशः एक-एक मिनट, एक-एक घण्टा बीत रहा है। अब रात 
आ गयी। रात में भी एक-एक मिनट, एक-एक घण्टा बीत रहा है। घण्टों पर घण्टे 
निकलते चले गये तब कहीं रात्रि के १) बजे। अब सवा ग्यारह, साढ़े ग्यारह और 
अभी बारह बजने को कुछ मिनट-कुछ सेकेण्ड़ ही शेष हैं तब भी रविकार है। आप 
देख रहे हैं, सुई घूम रहीं है। अब मात्र एक मिनिट रह गया, फिर भी रविवार है। 
रविवार अभी नहीं छूट रहा है। अब सेकेण्ड के काँटों की ओर आपकी दृष्टि केंद्रित 
है। एक सेकेण्ड शेष हैं तब तक रविवार ही देखते रहे और देखते-देखते सोमवार 


श्र्ण्२ समग्र खण्ड/४ 


आ गया। पता भी नहीं चला। देखा आपने कि कितने सेकेण्ड का अन्तर है रविवार 
और सोमवार मे? यदि आप उस सेकेण्ड के भी आधुनिक आविष्कारों के माध्यम 
से १० लाख टुकड़े कर दें तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सिद्धान्त कहता है वर्तमान 
सेकिण्ड में असख्यात समय हुआ करते है। इन असख्यात समयों में यदि एक समय 
भी बाकी रहेगा तो उस समय भी रविवार ही रहेगा। इस अन्तर को अन्दर की घड़ी 
से ही देखा जा सकता है अर्थात्‌ एक समय ही रविवार और सोमवार को विभाजित 
करता है। 
इसी तरह जीवन और मरण का अन्तर है। आपकी दृष्टि में थोड़ा भी अन्तर 
आया कि देव-गुरु-शास्त्रों के बारे मे भी अन्तर आ गया। सम्यग्दर्शन मे भी अन्तर 
आ गया। इसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई घड़ी नहीं है पर आगम ही एक 
मात्र प्रमाण है। 
हे भगवान्‌ ! कैसा हूँ? मेरे गुणधर्म कैसे है? भगवान्‌ कहते है कि मेरे पास कोई 
शब्द नहीं है, जिनके द्वारा स्वरूप बोध करा सकूँ। कुछ तो बताइये, आपके आदेश 
के बिना कैसे दिशा मिलेगी? तो वे कहते है कि- “यह दशा तेरी नहीं है” इत्तना 
तो मै कह सकता हूँ परन्तु “तेरी दशा कैसी है'” इसे ना मै दिखा सकता हूँ और 
ना ही आपकी आखो मे उसे देखने की योग्यता है। नई आखे आ नहीं सकती। 
सबको अपने-अपने चश्मे का रग बदलना होगा, भीतर का अभिप्राय-दृष्टिकोण 
बदलना होगा। इतना सूक्ष्म तत्त्व है कि विभाजन करना सभव नहीं। जैसे समय से 
भेद नहीं रविवार और सोमवार के बीच मे इतनी मेहनत के बाद भी अन्तर विभाजन 
करना सभव नहीं। पूरे के पूरे आविष्कार समाप्त हो गये, फिर भी कब रविवार समाप्त 
हुआ और कब सोमवार आ गया, यह बता नहीं सके। सभव है वह सन्धि आपकी 
घड़ी मे स्पष्ट ना हो, लेकिन आचार्य कहते है कि- केवलज्ञान के द्वारा हम इसे 
साफ-साफ देख सकते हैं और श्रुतज्ञान के द्वारा इसे सहज ही प्रमाण मान सकते 
हैं। 
देव-गुरु-शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करिये, ऐसा मजबूत श्रद्धान करिये, जिसमे 
थोड़ी भी कमी न रहे। ऐसा अ्रद्धान ही कार्यकारी होगा। सिद्धान्त के अनुरूप श्रद्धान 
बनाओ। तत्त्व को उद्धट-पत्रट कर अ्रद्धान नहीं करना है। हमें अपने भावों को 
सिद्धान्त/ तत्व के अनुसार पत्रटकर लाना है। जैसे रेडियो में सुई के अनुसार स्टेशन 
नहीं लगती बल्कि स्टेशन के नम्बर के अनुसार सुई को घुमाने पर ही विविधभारती आदि 
स्टेशन ख़गती है। एक दाल मात्र का भी अन्तर हो गया- सुई इधर की उधर हो 
ग्रमी तो सीलोन लग जाएगी। अब संगीत का मजा नहीं आयेगा। यही स्थिति भीतरी 


समग्र खण्ड/४ ९०३ 
ज्ञान-तत्त्वज्ञान की भी है। कभी-कभी हवा (परिणामों के तीव्र वेग) के द्वारा यहाँ 
की सुई इधर से उधर की ओर खिसक जाती है तो डबल स्टेशन चालू हो जाते है। 
किसको सुनोगे, किसको कैसे समझोगे? तत्त्व बहुत सूक्ष्म है। वस्तु का परिणमन 
बहुत सूक्ष्म है, उसे पकड़ नहीं सकते। 

जन्म-जरा-मृत्यु, ये सभी आत्मा की बाहरी दशायें हैं। अनन्तकाल से यह ससारी 
प्राणी आयुकर्म के पीछे लगा हुआ है। अन्य कर्म तो उलट-पलटकर अभाव को प्राप्त 
हो जाते हैं, परन्तु आयुकर्म का उदय एक सेकेण्ड के सहस्नाश के लिए भी अभाव 
को प्राप्त नहीं हुआ। यदि एक बार अभाव को प्राप्त हो जाए तो मुक्त हो जायें, 
दुबारा होने का फिर सवाल ही नहीं। आयुकर्म प्राण है जो चौदहवें गुणस्थान तक 
माना जाता है। वह जब तक रहता है तब तक जीव ससारी माना जाता है, मुक्त 
नहीं माना जा सकता। 

जन्म क्या है, मृत्यु क्या है? इसको समझने का प्रयास करिये। ये दोनों ही ऊपरी 
घटनाए हैं। आने-जाने की बात नयी नहीं है, बहुत पुरानी है। संसार में कोई भी 
नया प्रकरण नहीं है, अनेको बार उलटन-पलटन हो गया। क्षेत्र, स्पर्शन के भग लगाने 
पर तीन लोक मे सर्वत्र उलटन-पलटन चल रहा है। अनन्तकाल से कस्सम-कस चल 
रहा है। जिस प्रकार से चूने में पानी डालने से रासायनिक प्रक्रिया होती है। उसी 
प्रकार जीव और पुद्गल, इन दोनो का नृत्य हो रहा है। इसे आंख बन्द कर देखिए, 
बहुत अच्छा लगेगा। परन्तु आँख खोलकर देखने से मोह पैदा होगा, राग पैदा होगा। 
जो ध्यक्ति इस शरीर को, पर्याय को लेकर अपनी उत्पत्ति मान लेता है तो उसे आचार्य 
कुन्दकुन्ददेव सम्बोधित करते हैं कि- तू पर्याय बुद्धिवाला बनता जा रहा है, 
परिवर्तन-परिणमन तो आत्मा में निरन्तर हो रहा है। क्षेत्र में भी हो रहा है। इस 
क्षेत्र मे लाया गया। वहाँ अपना डेरा जमाया। नोकर्म के माध्यम से इसे जन्म मिला। 
इसमे मात्र पर्याय का परिवर्तन है, वह भी कर्मकृत्त पर्याय का परिवर्तन। उपयोग 
का नहीं। आत्मा का जो लक्षण पहले था अब भी है आगे भी रहेगा। 

जो व्यक्ति इस प्रकार के जन्म से, जन्म-जयन्ती से हर्ष का- उल्लास का अनुभव 
करता है उसे जन्म से बहुत प्रेम है। जबकि भगवान्‌ ने कहा है कि जन्म से प्रेम 
नहीं करिये। यह दोष है, महादोष है, इससे मुक्त हुए बिना भगवत्‌ पद की 
उपलब्धि नहीं होगी। यदि आप जन्म को अच्छा मानते हैं, चाहसे हैं तो जन्म जयन्ती 
मनाईये। यदि ऐसा कहते हैं कि भगवान्‌ की क्यों मनाई जाती है? तो ध्यान रखिये- 
उनकी जन्म जयन्‍ती इसलिए मनाई जाती है कि वह तीर्थकर होने वाले हैं। असंख्यात् 
जीवों के कल्याण का दायिच्त्व इनके पास है, इसकी सांक्षी के लियें- इसे स्पष्ट करने 


श्ण्ड समा छण्ड/४ 


के लिए इन्द्र जो कि सम्यग्दृष्टि होता है, आता है और जन्मोत्संव मनाता है। आज 
पचमकाल में जो जन्म लेता है वह मिथ्यादर्शन के साथ जन्म लेता है, इससे जन्मोत्सब 
* मनाना यानि मिथ्यादर्शन का समर्थन करना है, पर्यायबुद्धि का समर्थन है। इसलिए 
ऐसा न करे। सम्यग्दृष्टि तो भरत और ऐरावत्त क्षेत्र में पंचमकाल में आते ही नहीं। 
वे वहाँ जाते हैं जहाँ से मोक्षमार्ग का- निर्वाण का मार्ग खुला है। पुण्यात्माओ का 
जन्म यहाँ नहीं होता, यहाँ जन्म लेने वाले मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्र के 
साथ ही आते हैं और उनकी जन्म-जयन्ती मनाना मिथ्यादर्शन -मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्र 
की ही जयन्ती है इसमें सम्यग्दर्शन की कोई बात नहीं। सम्यग्दर्शन के लिए कम से 
कम आठ वर्ष लगते हैं। इससे पूर्व सम्यग्दर्शन होने की कोई गुजाइश भी नहीं होती। 
और उस समय मिथ्याचारित्र ही होता है। जबकि जैनागम में सम्यक्वारित्र को ही 
पूज्य कहा गया है इसके अभाव मे तीन काल मे भी पूजता नहीं आ सकती। ध्यान 
रखिये बन्धुओ ! मिथ्यादृष्टि की जयन्ती मनाना, मिथ्यादर्शन एव मिथ्याचारित्र का 
पूजत्व स्वीकार करना है, जो कि संसार परिभ्रमण का ही कारण है। यदि हमे संसार 
से मुक्त होना है तो कुछ प्रयास करना होगा, और वह प्रयास आजकल की 
जन्म-जयन्तियों के मनाने में सफल नहीं होगा। बल्कि उनकी दीक्षा तिथि अथवा 
संयमग्रहणदिवस जैसे महान्‌ कार्य के स्मरण से ही हमारी गति, उस ओर होगी जिस 
ओर हमास लक्ष्य है। 
सभी प्राणी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अतः उन्हें यह ध्यान रखना होगा, यह 
प्रयास करना होगा कि वे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान एव मिथ्याचारित्र का पालन एवं 
समर्थन न कर सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र की ओर बढ़े, जो कि आत्मा 
का धर्म है एव शाश्वत सुख (मोक्षसुख) को देने वाला है। 
पाए 


समग्र खण्ड/४ ५०९६ 


उस धर्म को बारम्बार नमस्कार हो जिस धर्म की शरण को पाकर के संसारी 
प्राणी पूज्य बन जाता है। आराध्य बन जाता है। अक्षय“अनन्तसुख का भंडार बन 
जाता है। 

अभी आपके सामने दीक्षा की क्रिया-विधि सम्पन्न हुई, यह मात्र आप लोगों 
को उस अतीत के दृश्य की ओर आकृष्ट करने की एक योजना है, कि किस प्रकार 
वैभव और सम्पनता को प्राप्त करते हुए भी, भवन से वन की ओर विहार हुआ। 
ससार महावन मे भटकने वाले भव्य जीवो ! थोड़ा सोचो, विचार करो, कि आत्मा 
का स्वरूप क्‍या है? अभी तक बैभव से अलकृत वह श्रृंगार-हार, जो कुछ भी था, 
उस सबको उतार दिया। कारण, आज तक जो लाद रखा था उसको जब उतारेंगे 
नहीं, तब तक तरने का कोई सवाल नहीं होता। आप लदने में ही सुख-शान्ति का 
अनुभव कर रहे है और मुमुक्ष उसको उतारने में, सुख का, शान्ति का अनुभव कर 
रहे है, यह भीतरी बात है। देखने के लिए क्रिया ऐसी लगती है कि जैसे आप लोग 
कमीज उतार देते है और पहन लेते हैं लेकिन वहाँ पहनने का कोई सवाल नहीं। 
अब दिगम्बर दशा आ गई। अभी तक एक प्रकार से वे श्वेताग्बर थे, अब वो दिगम्बर 
बन गये और आप दिगग्बर के उपासक हैं इसलिए आप दिगम्बर हैं, वस्तुतः आप 
दिगम्बर नहीं है। 

आप इसलिए सब वस्त्र पहनते हुए भी दिगम्बर माने जाते हैं। इस मत को 
जो नहीं मानते वो तो हमेशा वस्त्र में ही डूबे रहते हैं 

आपके मन में एक धारणा बननी चाहिए कि मेरी भी यह दशा इस जीब्रन में 
कब हो ! वह घड़ी बह समय, वह अवसर कब प्राप्त हो मुझे। हे भगवन्‌ ! मेरे जैसे 
आप भी थे, लेकिन हमारे बीच में से आप निकल चुके। कल तक मैं कहता रहा- 
भैया | आदिकुमार-ऋषभकुमार आपके घर में हैं जो कुछ भी करना हो कर लो, सब 
कुछ आपके हाथ की बात है, लेकिन ज्यों ही वन की ओर आ जायेंगे, नियम से 
आप मेरे प्रास आ जाएंगे, कि महाराज ! अब आगे क्‍या करना है। ये मान नहीं 


श्ण्् समग्र खण्जु४ 


रहे हैं। घर में रहना नहीं चाहते, अब कहा जाएगे पता नहीं। बस अब तो उन्हे 
पत्ता है और आपको? सुनो ! आप लोग तो लापता हो जाएगे, अब आपका कोई 
भी पता नहीं रहेगा। इसीलिए उस दिगम्बर की शरण में चले जाइये, वहाँ सबको 
शरण मिल जायेगी 
अन्यथा शरण नास्ति त्मेव शरण मम। 
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष-रक्ष मुनीश्वरः ।। 

हें यते ! हे यतियों मे भी अग्रनायक | हमारे लिए शरण दो। भगवान्‌ को वैराग्य 
हुआ, उनके साथ चार हजार और दीक्षित हो जाते है। यहाँ पर तो उनके माता-पिताओं 
को भी वैराग्य हो रहा है। तीर्थकर अकेले लाइले पुत्र होते हैं। घर में यदि २ पुत्र 
हो जाएं तो, या तो छोटे के ऊपर ज्यादा प्रेम होगा या बड़े पर। और लोग तो समझते 
हैं कि जो कमाता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेम बरसता है, जो नहीं कमाता उसके ऊपर 
करेगे ही नहीं। इनका इतना तेज पुण्य होता है कि लाड़-प्यार जो कुछ भी मिलता 
है माता-पिताओं का वह एक के लिए ही मिलता है इसलिए वे विषयो मे भूल जाते 
हैं और बाद मे विषय से विरक्ति का सकल्प लेते है। यहाँ पर भी माता-पिता बनने 
का सौभाग्य भी बहुत मायने रखता है। तीर्थंकर के माता-पिता, यह ससारी प्राणी 
आज तक नहीं बना, बन जाने पर नियम से एक-आध भव से मुक्ति मिलती है। 
इन लोगों (उपस्थित माता-पिताओ) की भावना हुई है कि इस पुनीत अवसर पर 
वे आजीवन ब्रहमचर्य ब्रत अगीकार करे और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। 
इस माध्यम से हम भी भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार प्रभु का कल्याण 
हो गया» हो रहा है, इनका भी हो। 

उधर भगवान्‌ के साथ चार हजार राजा भी दीक्षित हुए, लेकिन उन्होंने दीक्षा 
नहीं दी किसी को। दीक्षा किसलिए नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि, वे किसी को आदेश 
नहीं देंगे। दीक्षा लेने के उपरान्त वे गहरे उत्तरेगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। 
भीतर-भीतर आत्मतत्त्व में डुबकी लगाते-लगाते जब एक हजार वर्ष व्यतीत हो 
जायेगे, तब कैवल्य की उपलब्धि होगी। इन एक हजार वर्षों तक मौन रहेंगे, आहार 
के लिए आयेंगे, सब कुछ क्रियायें होगीं लेकिन कुछ उपदेश नहीं देंगे। न आशीर्वाद 
देगे, न कोई आदेश। मौन रहना ही इन्हे पसन्द होगा। इसके बाद बनेंगे ऋषभनाथ 
भगवान्‌। दिखाने के लिए कल ही कैवल्य हो जाएगा, कारण एक हजार साल तक 
तो आप वैसे भी प्रतीक्षा नहीं कर सकोगे। अत' मतलब ये है, कि इस प्रकार की 
साधना में उतरेगे कि वह आत्मा का रूप बन जाएंगे। यही सत्य मार्ग है। 

इस समय ज्यादा कहना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप 


समग्र खण्ड४ प्र्ण्क 


आकूलित है, भगवान्‌ आपक॑ घर से चले गये है। भगवान्‌ नहीं बे वे, कुमार थे, 
और आपके अण्डर में नहीं रह पाये। ये ध्यान रखना माता-पिताओं का कर्त्तव्य 
होता है अपनी सतान की रक्षा करें। यदि वह घर में रहना चाहे, तो उसके लिए 
सब कुछ व्यवस्था करें। घर में नहीं रहता तो यह देख लेना चाहिए कि कहाँ जाना 
चाहता है। कहीं विदेश तो नहीं जाता। यदि विदेश आदि जाने लगे तो, नहीं, यह 
हमारी परम्परा नहीं है, यहीं पर रहो, यह काम करो, ऐसा समझाना चाहिए। और 
यदि आत्मा के कल्याण के लिए वन की ओर जाना चाहता है तो आपके वश की 
कोई बात नहीं है। यही हुआ आपके वश की बात नहीं रही और ऋषभकुमार निकल 
चुके घर से। 

धन्य है यह घड़ी, यह अवसर, युग के आदि में यह कार्य हुआ था। और आज 
हमने उस दृश्य को देखा, जाना। किसके माध्यम से जाना यह सब कुछ? अपने आप 
जान लिया क्या? अपने आप आ गई क्या यह क्रिया? नहीं ! इसके पीछे कितना 
रहस्य छुपा हुआ है। बड़े-बड़े महान्‌ सन्‍्तों ने इस क्रिया को अपने जीवन में उतारा 
और किसी ने इस क्रिया को अपनी लेखनी के माध्यम से लिख दिया। यही एक 
मार्ग है जो मोक्ष तक जाता है और कोई नहीं। 

विश्व में, सारे के सारे मार्ग को बताने वाले साहित्य हैं। लेकिन यहाँ पर साहित्य 
के साथ-साथ साहित्य के अनुरूप आदित्य भी हैं। आज तक हमारी यह प्रम्पता अक्षुण्य 
है। यह हम लोगों के महान्‌ पुण्य और सौभाग्य का विषय है। आज भी ऐसा साहित्य 
मिलता है, जिससे हम अध्याल-दशा को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता 
है कि कैसे प्राप्त कर सकते है हमें भी बता दो? तो यहाँ पर वच्ी क्रियाएं हो रही 
हैं जिन्हें देखकर मालूम होता है कि ऐसे प्राप्त की जाती है वह अवस्था। इतना ही 
नहीं, आज कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा के अनुरूप चलने वाले, लिंग को धारण करने 
वाले भी मिलते हैं। तीन लिंग बताये गये हैं- 'एक मुनि का, एक श्रावक का और 
एक आर्थिका का या श्राविका का। आचार्य कुन्कुन्ददेव ने दर्शनपाहुड में कहा है 
जैनियों के चौथा लिंग नहीं है- 

“ब्उत्व खिंगदंसर्ण जत्थि 

आज हमारा कितना सौभाग्य है कि कुन्दकुन्ददेव मे, समन्तभद्र स्वामी ने 
पूज्यपादस्वामी आदि अनेक आचार्यों ने इस वेश को धारण किया, कितने बड़े साहस 
का काम किया। सांसारिक वेश को उतार देना भी बहुत सौभाग्य की बात है। अनेक 
सन्त हुए और बीच में ऐसा भी काल आया, जिसमें सन्‍्तों के दर्शन दुर्लभ हो गये 


2७ 0 अंक... 2... 0.0... 0....0.....ढफ 9.9 का की के 


५०८ समग्र खण्ड/४ 


तरसते रहे। जिन लिग को देखना चाहते थे लेकिन केवल शास्त्रो को देखकर के 
रह जाना पड़ा उन्हे। यहाँ लक भी कहने मे आता है कि टोडरमल जी के जमाने 
में धवला, जयधवला, महाबन्ध का दर्शन तक नहीं हो सका। पढ़ना चाहते थे वे। 
उन्होने लिखा है कि मैने गोम्मटसार को पढ़ा उसकी टीका के माध्यम से, उसमे भी 
उन्होंने लिखा केशववर्णी की टीका नहीं होती तो हम गोम्मटसार का रहस्य नहीं समझ 
सकते थे। ऐसे-ऐसे साधको ने इस जिनवाणी की सेवा करते हुए केवल सेवा ही 
नहीं किन्तु इस वेश को भी धारण कर अपने को धन्य किया। कल पण्डितजी भी 
कह रहे थे कि हमने भी अपने जीवन मे जिनवाणी की सेवा करने का इत्तना अवसर 
प्राप्त किया। किन्तु मैं समझता हूँ कि आज दीक्षा-कल्याणक का दिन है, 
पण्डितजी ! जिनवाणी की सेवा तो जिन लिंग धारण करके ही करना सर्वोत्तम है। यदि 
आप जैसे विद्वान्‌ जिन लिग धारण कर इस तरह सेवा करे तो सही सेवा होगी 
जिनवाणी की। धर्म की प्रभावना भी होगी। 

बात ऐसी है जिनलिंग की महिमा कहाँ तक गायी जाये, जहाँ तक गाये, जितनी 
गावें उतनी ही आनन्द की लहर भीतर-भीतर आती जाती है। एक उदाहरण देता 

एक सन्त के पास परिवार सहित एक सेठ जी आते हैं। दर्शन करते है। पूजन 
करते हैं। जो कुछ भी करना कर लिया। इसके उपरान्त प्रार्थना करते हैं कि भगवन्‌! 
ससार का स्वरूप बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण, हमें समझ मे आ 
गया है, लेकिन अब मुझे मुक्ति का स्वरूप बताओ? लोग मुझसे भी पूछते हैं कि 
महाराज ! आपको वैराग्य कैसे हुआ, मेरी समझ में नहीं आता, चारो ओर 
चकाचौंध है विषयो की आर आपको वैराग्य कैसे? हम जानना चाहते है। आपने 
न घर देखा, न बार, न कोई विवाह हुआ, कुछ समझ मे नहीं आता क्या जानकर 
के आपने घर छोड़ दिया? “छोड़ने को क्या, क्‍या छोड़ा? कुछ था ही नहीं मेरे पास' ' - 
हमने कहा। समझदारी की बात तो मैं यह मानता हूँ-- कहना चाहता हूँ कि जो फसे 
हुए हैं, उनके मुख को देखकर के मैं भाग आया। कोई भी दिखता है, हँसता हुआ 
नहीं दीखता। रोता ही रहता है, अपना रोना ही रोता है। मैं समझता हूँ कि बहुत 
अच्छी बात है जो हम फंसे नहीं। यहाँ से दूर चलिये इसकी क्या आवश्यकता है। 
पढ़ने की, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अनुभव की कभी कोई आवश्यकता 
नहीं, जो अनुभव कर रहे हैं वही टेलीविजन (मुखमुद्रा) हम देख रहे हैं, इनको देख 
लो। इनकी समस्या समझ लो, बस अपने लिए वहीं रास्ता बन गया। तो वह कहता 
है कि मुक्ति का स्वरूप बताओ। किस प्रकार इनसे छुटकारा पाऊं? सन्त कहले हैं- 


समग्र जप्द/४ प्र्ण्द 


कुछ नहीं, सो जाओ। सो जाओ, कल आना “जैसी आज्ञा” - कहकर चला गया 
सेठ। घर पर सेठजी ने एक तोता बहुत ही लाड़-प्यार से पाल रखा था। उसने पूछा- 
आज कहाँ गये थे सेठजी ! महाराज जी आये थे उनके पास उपदेश सुनने गया था- 
सेठ ने कहा। क्या कहा महाराज ने- तोते ने पूछा। सेठ ने कह्म- उन्होंने कुछ नहीं 
कहा सिवा इसके कि “कल आना” ”। लेकिन आज क्या करना- तोते ने पूछा। सो 
जा- सेठ ने कहा। अच्छी बात है। दूसरे दिन सेठ पुनः महाराज के पास पहुँच गग्ा। 
क्यों, क्या बात है?- महाराज ने पूछा। महाराज आपने तो कह था- आज सो 
जा, कल आ जाना, इसलिए आ गया। अरे ! मालूम नहीं पड़ा यही तो प्रवचन था- 
महाराज ने समझाया। सोने का प्रवचन था? हां...........हाँ ! “जो व्यवहार में 
सोता है वह निश्वय में जागता है। और जो निश्चय में सोता है वह व्यवहार 
में जागता है।”” अब बात उसे समझ मे आ गयी थी। उपदेश के बाद घर गया 
तो देखा तोता तो बिल्कुल अचेत पड़ा है, पिजरे में। अरे ! यह क्या हो गया? महाराज 
जी ने उपदेश बहुत अच्छा दिया- अच्छा समझाया। मैं इसको भी बता देता, लेकिन 
यह क्या हो गया? मर गया, यह तो मर गया। हे भगवान्‌ क्या हो गया? इस प्रकार 
करते हुए पिजरे का दरवाजा खोलकर के उसको देखता है, बिल्कुल अचेत है, ओउहो। 
यू ही नीचे रख देता है तो वह उड़ जाता है और एक खिड़की के ऊपर जा कर 
बैठ जाता है, और कहता है महाराज ने बहुत अच्छा उपदेश सुनाया- बहुत अच्छा 
सुनाया। कैसे सुनाया? सेठ ने कहा। आपने तो कहा था आज सो जा- तोते ने 
कहा। 

रहस्य को सेठ ने अब समझ लिया। “एक बार सो जाओ मुक्ति मिल 
जायेगी।”” लेकिन “सोना” कैसे? मखमत्र के गहे बिछाकर के नहीं। 
एयरकंडीशन में नहीं, बल्कि शरीर तो सो जाए और आला अप्रमत्त रह जाए। 
आज का विज्ञान क्या कहता है? आत्मा को सुलाओ ताकि रेस्ट मिल जाए, इस शरीर 
को। मतलब क्‍या? यही कि चिन्ताओ से, विचारों से विकल्पों से छुट्टी दे दो- 

मा मुज्मह मा रूजह मा बुस्सह इटूठजणिट्ट्अत्थेसु। 
विरमिच्छह जह चित्त॑ विवित्तश्ाणष्यसिद्वीए।। 

आत्मा के ध्यान की प्रसिद्धि के लिए मन की एकाग्रता अनिवार्य है मन को 
एकाग्र करना चाहते हो तो इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थों में राग-देष मत करो। इतना 
ही पर्याप्त है। 

मोक्षमार्ग यह है और संसार मार्ग यह है। कौन सा आपको इष्ट है? आप चुन 


५१० समग्र खण्द/४ 


सकते हैं। जबरदस्ती किसी को नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती से मार्ग ही सभव 
- नहीं। खुद स्वयं जो अगीकार करे, उसी का ये मार्ग और जो अंगीकार करता है 
उसको हजारों व्यवधान आ जाते हैं। व्यवधान आने पर आचार्य कहते हैं कि वह 
सारे के सारे व्यवधान शरीर रूपी पहाड़ के ऊपर टूट सकते हैं, लेकिन आत्माराम 
के ऊपर उसका कोई भी स्पर्श तक नहीं हो सकता है। यही एक मोक्षमार्ग है। इस 
मोक्षमार्ग की कहाँ तक प्रशंसा करूँ, अपरम्पार है। 

0 


सभा सब ४ १ 8। 


दो दिन आपके थे अब तीन दिन हमारे हैं। हमारा यह प्रथम दिन है। आज 
ज्यों ही वृषभक्कुमार ने दीक्षा अगीकार की, त्यों ही परिग्रह और उपसर्गो का कार्यक्रम 
प्रारभ हो गया। इधर-ऊपर से बूंदाबादी भी प्रारम्भ हो गई। आप लोग भीतर ही 
भीतर प्रार्थना कर रहे होंगे कि पानी रुक जाए भगवान्‌, लेकिन एक प्राणी (वीतितर्सय्मी) 
कहता है- जो भी परीक्षा लेनी हो, ले लो। उसके लिए ही खड़ा हुआ हूं। यह जीवन 
संघर्षमय है, इसे बहुत हर्ष के साथ अपनाया है। 
तप- कल्याणक- अभिनिष्क्रमण में, घर से निकाला नहीं गया किन्तु निकालने 
से पूर्व ही निकल गये। जो निकलते नहीं, उनकी फजीती इस प्रकार की होगी कि 
एक दिन चार व्यक्ति मिलकर कन्धे पर रख चौखट से बाहर निकाल देंगे। इसमें 
किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं। जो हमारा घर नहीं, उसमें हम छिपे 
बैठे और उसमें किसी भी प्रकार से रहने का प्रयास करें, तो भी उसमें रह पाना 
संभव नहीं। इसीलिए- 
विहाय यः सामर्वारियाससं वधूमिवेमा॑ व्सुधाबधूं सतीम्‌ 
मुमुझुरिक्षाकु-कुलादिरात्मवान्‌ प्रभुः प्रवद्षाज सहिष्णुरच्युतः।। 
आचार्य समन्तभद्र ने स्वयंभूस्तोत्र की रचना करते हुए आदिनाथ की स्तुति में 
कहा- भगवन्‌ ! आपने सागर तक फैली धरती को ही नहीं छोड़ा किन्तु जो प्यारी-प्यारी 
सुनन्दा-नन्दा थी, उनको भी छोड़ दिया। जिसके साथ गांठ पड़ी थी। उस गांठ को 
उन्होने खोलने का प्रयास किया, जब नहीं खुली तो कैंची से काट दिया। अब कोई 
मतलब नहीं। जिसके साथ बड़े प्यार से सम्बन्ध हुआ था, उसको तोड़ दिया। आज 
अब किसी और के साथ सम्बन्ध हो गया। यह क्यों हुआ? अभी तक शान्त-सरोवर 
था। उसमें किसी ने एक कंकर पटक दिया, कंकर नींचे चला गया। उधर तल्ल तक 
पहुँचा, इधर तट तक लहर आ गई। नीचे से कंकर ने सैंकेत भेजना शुरू कर दिये, 
बुल़बुले के माध्यम से। यानि भीत्तर क्रान्ति हो गई। भीतर जल कऋारित होती है तब 
इस प्रकार के बुलबुले निकलते हैं। जब शुलबुला निकलता है तो वह आपको 


५१२ समग्र खण्ड. ४ 


बुला-बुला कर कहता है- "जीवन बहुत थोड़ा है। प्रतिसमय नष्ट हो रहा है ऐसी 
. स्थिति मे आपके भीतर उसके प्रति जो अमरत्व की भावना है, वह अयधार्थ है।” ' 
राजा राणाछजपति, हथियन के असवार। 
मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी बार।। 

जब मरने का, जीवन के अवसान का समय आयेगा, तब हम कुछ भी नहीं 
कर पायेगे। मरण-मृत्यु आने से पहले हमे जागृत होना है। छत्र, चंवर और सम्पदा 
कुछ भी कार्यकारी नहीं होगी। ये तो इन्द्र-धनुष, आकाश की लाली और तृण-बिन्दु 
की भांति क्षणभगुर हैं। बहुत जल्दी मिटने वाले हैं और बहुत जल्दी पैदा भी होते 
हैं। जो जल्दी पैदा होता है, वही जल्दी मिट भी जाता है। लेकिन अब ऐसी पैदाइश 
की जाए, जो अनन्तकाल तक रहे। ऐसा उत्पाद हो, जो उत्पात को ही समाप्त कर 
दे। ऐसा कौन-सा उत्पाद है। वह एक ही उत्पाद है जिसे भीतर जाकर देख सकते 
हैं जान सकते है। ऊपर बहुत खलबली मच रही हो और यदि भीतर मे शान्त हो 
तो ऊपर की खलबली भीतर की शान्ति में कोई बाधक के रूप मे कार्यकारी नहीं। 
अन्दर की शान्ति बारह भावनाओं का फल है। यह समझ वह (मुनि ऋषभनाथ) 
ध्यान में बैठ गए। 

सोलहकारण भावनाओ के द्वारा जगृत्‌ का कल्याण करने का एक संकल्प हुआ, 
एक बहुत बड़ी इच्छा-शक्ति, जो ससार की ओर नहीं, किन्तु कल्याण की ओर खींच 
रही थी, उसनन्‍न हुई। उस दौरान भावना भायी और फल यह निकला कि तीर्थंकर 
प्रकृति का बन्ध हुआ। कब हो गया, उन्हे ज्ञात नहीं। किस रूप मे है? ज्ञात नहीं। 
फिर भी समय पर काम करने वाला है। अभी भी सत्ता मे है, लेकिन सत्ता में होकर 
भी, जिस प्रकार वह ककर बुलबुले के द्वारा संकेत भेज देता है उसी प्रकार उसने 
दिया, कि अब घर-बार छोड़ दीजिए। वन की ओर रवाना हो जाइये। इन्द्र, जो कि 
अभी तक चरणो मे रहा, कहता है कि आप ने नन्‍्दा-सुनन्दा को छोड़ा। राज्य-पाट 
छोड़ा और सब कुछ छोड़ दो। लेकिन, कम से कम मुझे तो मत छोड़ो। मैंने आपको 
पाला है, दूध पिलाया है, ऐशोआराम की चीजे दी हैं। अत- जब तक रहो तब तक 
मुझे सेवा का अवसर प्रदान करते रहना चाहिए। तब जवाब मिलत्ता है- मैं अकेला 
हूँ | मैं अब कुमार के रूप में, राजा के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में भी नहीं 
हूँ। मुझे अब वन जाना है, अकेले ही जाना है। साथ में लेकर जाने वाला अब नहीं, 
यदि आप स्वय आ जाए तो कोई आवश्यकता अथवा विरोध भी नहीं। मतलब यह 
हुआ, कि अभी तक अनेक व्यक्तियों के बीच में बैठ और अब अकेला होने का 


समग्र सप्ड/४ हि 
भाव क्यो हुआ? हां ! इसी को कहते है मुमुक्षुपना- 


मुमुक्षुपण की किरण जब फूट जाती है हृदय मे, तब बुभुक्षुपन की सारी की 
सारी ज्वाला शान्त हो जाती हे। अन्धकार छिन्‍न-भिन्‍न हो जाता है। सूर्य के आने 
से पूर्व ही प्रभात बेला आ जाती है। इसी को कहते हैं मुमुक्षुपन, तब लक्ष्मी, विभव, 
साम्राज्य, सार्वभौमपना ये जितने भी हैं सब “जरत्तृणवत्‌' ' - जीर्ण-शीर्ण एक तृण 
के समान देखने मे आते हैं। 

आपको यदि रास्ते पर पीली मिट्टी देखने में आ जाती है तो आपको यही नजर 
आता है कि पीली है तो सोना होना चाहिए? अब भीतर ही भीतर लहर आ जाती 
है कि झुककर देखने मे कया बात है? झुकलो । भले ही कमरे में दर्द हो | झुककर 
जब हाथ मे लेता है तो लगता है कि कुछ ऐसी ही है, सोना नहीं है, तो पटक देता 
है और यदि सोना हुआ तो उस मिट्टी के मित्रने से ऐसा समझता है कि आज मेरा 
अहोभाग्य है | भगवान्‌ का दर्शन किया था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ भगवान्‌ 
ने तो आलसर्वस्व प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जीर्ण-शीर्ण तृण समझकर। 
उसे छोड़ दिया, उसकी तरफ से मुख को मोड़ लिया। प्रत्युपन्नमति इसी को कहते 
है। आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने प्रवचनसार में कहा है- 

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणों पुणो समणे। 
पडिवज्जदु सामण्णं, जति इच्छद्दि दुक्खपरिमोक्स्त।॥ 

यदि तुम दुख से मुक्ति चाहते हो तो श्रामण्य को अगीकार करो। श्रामण्य के 
बिना कोई मतलब सिद्ध नहीं होने वाला, दुःख से मुक्ति तीन क्राज्न में भी संभव 
नहीं। “यू शुड़ अडेक्ट इक्बनमिटि वेयर वाइ निर्वाना इज अटेन्ड।'” इसके द्वारा 
तो मुक्ति का लाभ मिलता है भुक्ति का नहीं। भुक्ति तो अनन्तकाल से मित्रति आ 
रही है। सुबह खा लिया तो शाम को फ़िर भूख आ गई, अन्धी (स्या भोजन) कर 
ली तो नाश्ते की चिन्ता, कब नींद खुले और कब नाश्ता करें? अरे ! नाश्ता में आस्था 
रखने बालो ! थोड़ा विचारो-सोचो तो कि मुक्ति का कौन-सा रास्ता है। मुक्ति की 
बात तो तब चलती है जबकि भुक्ति की कोई भी वस्तु नहीं रहती है। 

जब श्रमण बनने चले जाते हैं श्रमण परिषद्‌ के पास, तब कहते हैं कि मुझे 
दुःख से मुक्ति दिलाकर अनुग्रहीत करो स्वमिनू ! मैं. महाभटका हुआ, अनाय-सा 
व्यक्ति हूँ। अब आपके बिना कोई रास्ता नहीं. कोई जगड़ नहीं है। उन्होंने कहा- 
तुम दुःख से मुवित चाइले हो लो सुम्हें अमरण बनना होगा। अमणता क्या है.सवामिन्‌! 


श््ड समग्र खण्प/४ 


अब बताते हैं कि श्रमणता क्‍या है और श्रमण बनने के पूर्व किस-किसको पूछता 
है। प्रवचनसार में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। वह श्रगणार्थी सर्वप्रथम 
. मा के पास जाकर कहता है- मां! तू मेरी सही मां नहीं है। मेरी मा तो शुद्धचैतन्य 
आता है। अब उसी के द्वारा पालन-पोषण होगा। आप तो इस जड़मय शरीर की 
मां हैं, फिर भी मै व्यवहार से आपको कहने आया हैँ कि यदि आपके अन्दर बैठी 
हुई चेतन आत्मा जाग जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर तो आप भी मां बन जायेगी। 
नहीं तो, मै जा रहा हूँ। अब नकली मा के पास रहना अच्छा नहीं लगता। अब आप 
रोयें या धोये, कुछ भी करें, पर मैं चल रहा हूँ। अब पिता के पास चला जाता है 
और कहता है- पिताजी ! आपने बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन एक बात है, 
वह सभी जड़मय शरीर का किया। किन्तु आज मुझे ज्ञान उपन्‍न हुआ कि मेरे पिता 
तो शुद्ध वैतन्य-आलतत्त्व हैं अन्य कोई नहीं। उसी के द्वारा ही मेरी रक्षा होती आ 
रही है। इसलिए मेरा चेतन आत्मा ही पिता है और चेतना मां। इतना कह उन्हें भी 
छोड़कर चल देता है। इसके बाद सबको कहता-कहता, बीच में ही जिसके साथ 
सम्बन्ध हो गया था, उसके पास जाकर कहता है- प्रिये ! आज तक मुझे यही ज्ञात 
था कि तुम ही मेरी प्रिया हो, लेकिन नहीं, अब मुझे ज्ञात हो गया कि चेतना ही 
मेरी एक मात्र सही प्रिया है, पल्ली है। वह ऐसी पतली नहीं है जो बीच में ही छोड़कर 
चली जाये। वह तो मेरे साथ सदा रहने वाली है। वही तो शुद्ध चेत्तना मेरी पली 
है। बस, एक के द्वारा ही सारे सम्बन्ध है। वही पिता है, वही मां। वही पति है, वही 
पती। वही बहिन भी है और भाई भी। जो कुछ है उसी एकमात्र से मेरा नाता है। 
इसके अलावा किसी से नहीं। 

इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सबसे पूछना आवश्यक है। घबराओ 
नहीं, आष लोगों के जितने भी सम्बन्धी हैं वे कभी भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते। 
हां ! आपको ही इस प्रकार का कार्यक्रम बनाना होगा, ऐसी उपेक्षा दृष्टि रखनी होगी, 
भीतर ही भीतर देखना आरम्भ करना होगा कि सभी अपने-अपने काम में जुट जाएं 
और आप उपेक्षा कर चल दें। 

भगवान्‌ को आपने कभी देखा है, क्या कर रहे हैं? कौन आता है, कौन जाता 
है यह देख रहे हैं? नहीं। लाखों, करोड़ों ही नहीं, जितनी भी जनता आ जाये और 
सारी की सारी जनता उनको देखने का प्रयास करती है किन्तु वह जनता को कभी 
नहीं देखते। उनकी दृष्टि नासा पर है, उसमें किसी प्रकार का अन्तर आने वाला 
नहीं। “नासादृष्टि”” का मतलब क्या? न आशा, नासा। किसी भी प्रकार की आशा 
नहीं रही, इसी का नाम नासा है। यदि उनकी दृष्टि अन्यत्र चली गई तो समझिये 


/ 


समझ खरढ/(8४ श्र 


नियम से आशा है। वह आशा, हमेशा निराशा में ही घुलती गई यह अतीतकाल 
का इतिहास है। 
ने भूत को स्मृति अनागत की अपेक्षा, 
भोगोपभोग मिलने पर भी उसपेक्षा। 
जानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं? 
वैशाग्य-पाठ उनसे हम सीखते हैं।। 
बे ज्ञानी हैं। वे ध्यानी हैं। वे मह्नन्‌ तपस्वी हैं। वे स्वरूप-निष्ठ आत्माए है, 
जिन्ह भूत-भविष्य के भोगो की इच्छा-स्मृति नहीं है। मैने खाया था इसकी कोई स्मृति 
नहीं है। बहुत अच्छी बात सुनी थी, एक बार और सुना दो तो अच्छा है। अनागत 
की काई इच्छा नहीं। जब अनागत की कोई इच्छा नहीं और अतीत की स्मृति नहीं 
तो वर्तमान मे भोगो की फजीती हो जाती है। वह उन्हें लात मार देती है। इसी को 
कहते है समयसार मे हेय-बुद्धि। किसके प्रति हेय-बुद्धि? भोगोपभोग के प्रति। 
भोगापभोग को लात मारना, खेल नहीं है। जहाँ भोगोपभोग सामग्री हमे लात मार 
देती है, फिर भी हम उसके पीछे चले जाते है। लेकिन ज्ञानी की यह दशा, यह परिभाषा 
अद्वितीय है। 
आचार्य कुन्दकुन्ददेव, जिनके दर्शनमात्र से बैराग्यभाव सामने आ जाता है। 
जिनके स्वरूप का देखते ही अपना रूप देखने मे आ जाता है। 
सो धर्म मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूति उचस्यि। 
ताको सुनिये भ्रवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी।। 
वह मुद्रा, जिसके दर्शन करने से हमारा स्वरूप सामने आ जाए। आत्मा का 
क्या भाव है, वह ज्ञात हो जावे। अनन्तकाल व्यतीत हो गया, आज तक स्वरूप का 
ज्ञान क्यो नहीं हुआ? बैराग्य को वैराग्य से ही देखा जाता है। “विदामी की दृष्टि 
रागी को देखकर भी, राग में विरागता का अनुभव करती है और रागी की दृष्टि विरामता 
को देख, विसमता में भी सय का अनुभव करती है।”” यह क्रिसका दोष है? यह किसका 
फल है, इसको कोई क्या कर सकता है, जिसके पेट में जो है बढ़ी तो इकार में आयेया। 
दो टैंक थे तैरने के। 'एक मे दूध था और एक में मट्ठा-मही था। उन टको 
मे दो व्यक्ति तैर रहे थे। दोनों को डकारें आई। ज्यों ही हुकार आईं, एक ने कहा- 
वाह-चाह, बहुत अच्छा-बहुत अच्छा, क्या सुवास और सुरस है? भगवन्‌! अग्लपित्त 
जैसी डकार आ रही है, दूसरे ने कक्न। ज़रे क्‍या बात हो गई। तुम तो दूध के टैंक 
में हो और अग्लपित्त की बात कर रहे हो? बात ही समझ में नहीं आती। दूसस 
कहता है तुम. लो महूके के टैंक में को और फिर भी काह-बाह क़र रहे झो? ऐसी 


+0 समा खण्द/8 


कौन-सी बात है? बात्त ऐसी है कि आपके टैंक में दूध परन्तु पेट रूपी टैंक में महेरी 
खा रखी है, इसलिए उसी की डकारे आ रहीं है और हम यद्यपि मट्ठे के टैंक में 
है लेकिन मैंने क्या खा रखा है मालूम है? जिसमें बादाम-पिस्ता मिलाई गई ऐसी 
खीर उड़ाकर आया हूँ तब डकार कौन-सी, किस प्रकार की आयेगी? 

बात ऐसी ही है कि समयसार की चर्चा करते-करते भी अभी डकार खट्टी आ 
रही है। इसका मतलब यही है, भीतर कुछ और ही खाया है। मैं तो यही सोचता 
हूँ कि इसको (समयसार) तो पी लेना चाहिए। जिससे भीतर जाने के उपरान्त जब 
कभी डकार आयेगी तो उसकी गन्ध से, जहाँ तक पहुँचेगी जिस तक पहुँचेगी.वह 
सतुष्ट हो जाएगा। उसका स्पर्श मिलते ही सन्तुष्ट हो जाएगा। उसकी मुख-मुद्रा 
देखने से भी सन्तुष्टि होगी। लोग पूछते फिरेगे कि क्या-क्या खा रखा है, कुछ तो 
बता दो? 

सफेद मात्र देखकर सन्तुष्ट मत होइये, परीक्षा भी करो कम से कम! कारण 
दोनो सफेद द्रव्य है, मट्टा भी और दूध भी। लेकिन दोनो के गुण धर्म अलग-अलग 
है। स्वाद लीजिए उसे चखने की आवश्यकता है? आज लखने की आवश्यकता है, 
लिखने की नहीं? “लिखनहारा बहुत पाओगे, लखनहारा तो विरला ही मिलेगा।' 
लखनहारा जो भीतर उतरता है। लिखनहाग तो बाहर ही बाहर घूमता है, शब्दी को 
चुनने में लगा रहता है। बाहर आने पर भीतर का नाता टूट जाता है जो भीतर की 
ओर दृष्टि रखता है वह धन्य है। 

आज वृषभकुमार को वैराग्य हुआ। उनकी दृष्टि, जो कि पर की ओर थी, अपनी 
ओर आ गई। अपनी ओर क्या, अपने में ही स्थिर होने को है। अपने मे स्थिर होने 
के लिए बाहरी पदार्थों का सम्बन्ध तोड़ना आवश्यक होता है। जब तक बाहरी द्रव्यों 
के साथ सम्बन्ध रहेगा, वह भी मोह सम्बन्धी तो दु ख और परेशानी ही पैदा करेगा। 
किन्तु स्वस्थ होने पर दुःख और परेशानी का बिल्कुल अभाव हो जाएगा। स्वस्थ 
होने के लिए बाहरी चकाचौंध से दूर होना अनिवार्य है। इसलिए समयसार मे यह 
गाया अद्वितीय ही लिखी गई है- 

उच्यण्णो दयभोगे विओगबुद्धीए तस्स सो णिच्च। 
कंखामणागरस्स ये उदयस्स ण कुबखए णाणी।। 

वह ज्ञानी उदय में आई हुई भोगोपभोग सामग्री की त्याग कर देता है, हेय बुद्धि 
से देखता है। उन भोगों की स्मृति तो बहुत दूर की बात, आकांक्षा की बात भी बहुत 
दूर की होगी, अब तो अनाप-सनाप-सम्पदा जो मिली है उसे कहता है-- यह सम्पदा' 
कहाँ, आपदा का मूल है। यह अर्थ अनर्थ का मूल है, परमार्थ अलग वस्तु है और 


समा सज्ज/४ हक 


अर्थ अलग वस्तु। मेरा अर्थ, मेरा पदार्थ मेरे पास है, उसके अलावा मेरा कुछ भी 
नहीं। तिल-तुषमात्र भी मेरा नहीं है। मैं तो एकाकी यात्री हूँ। कहाँ जाऊँगा? कोई 
इच्छा भी नहीं। किससे मिलना? किसी से कोई मतलब नहीं। अब मुक्ति की इच्छा 
भी नहीं। इच्छा मात्र से भी कोई मतलब नहीं। बस, अपने आप में रम जाने के 
लिए तत्पर हूँ 

मुमुक्षु को अकेला होना अनिवार्य है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने दो स्थानों 
पर “मुमुक्षु'” संज्ञा दी। एक - वृषभनाथ के दीक्षा के समय और दूसरी अरनाथ 
भगवान्‌ जब चक्रवर्तित्व पद छोड़कर चले गये तब। उस समय अरनाथ भगवान्‌ को 
सब कुछ क्षणभगुर प्रतीत हुआ, दुःख का मूल कारण प्रतीत हुआ, इसीलिए उन्होने 
उसको छोड़ दिया। ऐसा मुमुक्षु ही ज्ञानी-वैरागी होता है। उसी का दर्शन करना 
चाहिए। रागी का दर्शन करने से कभी भी सुख शान्ति का, वैभव-आनन्द का अनुभव 
होने वाला नहीं। 

वृषभनाथ भगवान्‌ के जमाने की बात। चक्रवर्ती भरत के कुछ पुत्र थे, जो कि 
निगोद से निकलकर आये थे, (बीच में एक-आध त्रस पर्याय सम्भव है) सभी के 
सभी बोलते नहीं थे। चक्रवर्ती को बहुत चिन्ता हुई। उन्होंने एक दिन आदिनाथ 
भगवान्‌ से समवसरण में जाकर पूछा- प्रभो ! तौर्थकरों की वंशंपरम्परा में ऐसे कोई 
पंगु, लूला, बहरे और अपाग नहीं होते, लेकिन कुछ पुत्र तो ऐसे है जो बोलते ही 
नहीं, हमें तो दिमाग में खराबी नजर आती है। मुझे जब अड़ोसी-पड़ोसी उलाहना 
देते हैं कि- “तुम्हारे बच्चे गूगे हैं, बहरे हैं, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं क्या करूँ? 
भगवान्‌ वृषभनाथ ने कहा- वे गूगे और बहरे नहीं हैं, बल्कि तुम ही बहरे हो। 
भगवान्‌ कैसे बहरे है हम? बहरे इसलिए कि उनकी भाषा तुम्हें ज्ञात नहीं। देखो 
तुम्हारे सामने ही वे हमसे बोलेंगे। उन्होंने कहा- सब लोग राजपाट में घुसते चले 
जा रहे हैं। झगड़ा तुम्हारे सामने है। कलह हो रहा है। भाई-भाई में लड़ाई हो रही 
है, इससे इनको वैराग्य हुआ। अतः सब कुछ छोड़कर सभी पुत्र भगवान्‌ के पास 
चल दिये और कहा- है प्रभो ! जो आपका रूप सो हमारा रूप, जो आपकी जाति 
सो हमारी जाति, बस हम, आपकी जाति में मिल जाना चाहते हैं। और ऊँ नम 
सिद्धेभ्यः कह पंचमुष्ठी केशलौंचकर बैठ गयें। तब॑ चक्रवर्ती भरत ने कहा- बे गूरं 
नहीं थे क्या? नहीं ! इन्हें जातिस्मरण हो गया था। इसलिए नहीं बोलते थे। 

बखुओ !मैं जातिस्मरण की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ आपकी भी स्मरण 
आ जाए। जातिस्मरण की बांत जिससे नारकिंयों के लिए सच्यग्दर्शन होता है। उन्हें 
वहाँ पर वेदना के अतिरेक से भी सम्बंग्दर्शन होता है। परन्तु मनुष्यों को ना 


शक समग्र खप्प/४ 
जातिस्मरण से और ना ही दुःख का अतिरेक होने से होता है। मनुष्य भव मे तो 
जिनबिम्ब के दर्शन से, जिनवाणी सुनने“पढ़ने आदि से ही होता है। मनुष्य को 
' जातिस्मरण और वेदनानुभव से सम्यग्दर्शन क्यो नहीं होता? तो आचार्यो ने कहा- 
वह जाति की ओर देखता है। लेकिन जो भव्य है, सम्यग्दृष्टि है वह उससे दूर रहता 
है। देखो भरत ! तुम्हारे पुत्रों को बोलने की शक्ति होते हुए मात्र पर्याय को देखकर 
तुम्हारे साथ बोलना पसन्द नहीं, बोलने की इच्छा नहीं उनकी, क्योकि कामदेव के 
ऊपर चक्र चलाने वाले हैं, आप, भाई के ऊपर चक्र चलाने वाले है। सर्वार्थसिद्धि 
से तो उतरे हुए हो और धार्मिक सीमा का भी उल्लंघन करते हो। दोनो तदूभव 
मोक्षमागी हो अतः कामदेव एव चक्रवर्ती दोनो ही अन्त में फकीरी (मुनि पद) अपना 
कर मोक्ष को चले जाओगे। इसीलिए मन्त्रियों ने कहा- तुम दोनो ही लड़ो, हम 
देख लेते है, कौन पास होता है। चक्रवर्ती भरत तीनों मे फेल हो गये और चौथे 
में भी। युद्ध तो तीन ही थे चौथा कौन-सा था? चौथा यह था कि सीमा का उल्लघन 
नहीं करना, धर्म युद्ध करना। उन्होने उसका भी उल्लघन कर चक्र का प्रयोग कर 
दिया। छोड़ा नहीं, कसर बाकी नहीं रही। 
सवर्थिसिद्धि से उत्ते थे। तीनों के साथ अनुगामी अवधिज्ञान आया था। तीन 
में वृषभनाथ तो दीक्षित हो गये, लेकिन इन दोनो को अवधिज्ञान की कुछ याद भी 
नहीं, फिर जातिस्मरण तो बहुत दूर की बात रही। अपना धन, अपना ज्ञान, वर्तमान 
में हम कहाँ से आये है? यह तक पता नहीं है। यह ज्ञान होना चाहिए कि अपने 
परिवार पर चक्र का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई, धन के, 
मान-प्रतिष्ठा के पीछे। किन्तु बाहुबली का पुण्य बहुत जोरदार था, इसलिए उसने 
परिक्रमा लगाई और रुक गया। इस प्रकार बाहुबली ने तीनो युद्धो मे तो हरा ही 
दिया और चौथे में भी सबके सामने नीचा दिखा दिया। 
इस सब रहस्य को देख, अविनश्वर आत्मा का ज्ञान उन सब बच्चो को हो गया। 
इसलिए बोले नहीं किसी के साथ। जब तक उम्र पूर्ण नहीं हो जाती, योग्यता नहीं 
आती तब तक के लिए मौन और बाद मे दीक्षा ले ली। वृषभनाथ भगवान्‌ ने ऐसा 
जब कह्ठा तब कहीं चक्रवर्ती को ज्ञात हुआ कि यह भी सम्भव है। मै तो यह सोचता 
हूँ कि पिताजी सम्यग्दृष्टि और चक्रवर्ती भी थे तो कम से कम पिताजी के चरण 
छू लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं। अभी बहुत छोटे हैं, दूध के दांत भी नहीं टूटे, पर 
उन्होंने एक बात समझने योग्य कही- रागी के साथ हम बोलने वाले नहीं ! हम 
तो बैरागी-वीतरागी सन्‍्तो के साथ बोलेंगे। प्र बहुत अद्भुत परिणाम जातिस्मरण 
का है। इस कथा को सुनकर ऐसा लगने लग जाता है कि दूसरे को देखना बंदकर 


समत्र खजा/४ ६ 


केवल अपनी आत्मा की ओर लगना चाहिए। भीतर जो बात रहेगी वही तो फूटती 
हुई बाहर आयेगी। 

एक बच्चा था। वह काफी बदमाश था। स्कूल नहीं जाता था, ऐसे ही घूम-फ़िरकर 
आ जाता था। एक दिन माता-पिता को पता चला कि यह दिन खराब करता रहता 
है अतः फेल हो जायेगा तो मास्टर को कहा- इसे प्रतिदिन उपस्थित रखो और अच्छी 
शिक्षा दो। वह बालक होशियार भी था और बदमाश भी। एक दिन मास्टर ने पूछा- 
५ और ४५ कितने होते है? उसमे कह्मा- 9० रोटी। ४.४ कितने होते हैं? ८ रोटी। 
३.३ कितने होते हैं? ६ रोटी। साढ़े तीन-साढ़े त्तीन कितने? सात रोटी। तब मास्टर 
ने सोचा यह रोटी क्यों बोल रहा है? क्या खाना खाकर नहीं आया? या मम्मी ने 
रोटी नही खिंलाई? मास्टर ने पूछा- क्या रोटी नहीं खाई? उसने कहा जी, नहीं 
खाई। मम्मी ने कह्म है, तब तक खाना नहीं जब तक स्कूल से पढ़कर नहीं आते। 
इससे ज्ञात होता है कि वह ८ बोल रहा है, किन्तु रोटी नहीं भूल रहा है। हम समयसार 
की कितनी ही गाथाए याद कर ले, लेकिन हमारे भीतर जो अभिप्राय है वह याद 
आता जाता है। हमारे अभिप्राय के अनुसार ही कदम बढ़ते हैं, दृष्टि भले ही कहीं 
हो। ब्रन्धुओ ! आप लोग “'रिवर्स'' में गाड़ी चलाते हैं, अब भले ही ड्राइवर सामने 
देख रहा हो, लेकिन सामने के दर्पण मे जो पीछे का बिग्ब है उसे देखता है। देखने 
को तो लगता है कि दृष्टि सामने है परन्तु दृष्टि नियम से रिवर्स की ओर ही रहती 
है। इसी तरह हम दृष्टि भी इन विषयो से रिवर्स कर ले, कैसे हो, रिवर्स होना ही 
बड़ी बात है। 

जब ऋषभनाथ के जीव्रन मे घटना घटी तो उन्होंने अपनी दृष्टि को मोड़ लिया 
अपने-आप मे समेट लिया। सबको उन्होने समाप्त नहीं किया, किन्तु अपने को समेट 
लिया। यह अद्भुत कार्य है। हम दुनिया को समेटकर कार्य करना चाहते हैं जो “ण 
भूदो ण भविस्सदि। ' ' 

विहाय येः सामरवारिवासस व्धूमिवेशां बसुधावभूं सत्तीम। 
मुमुक्षरिक्षवाकु-कुलादिरशत्मवान्‌ प्रभुः प्रदद्षाज सहिष्णुरचयुतः ।। 

भगवन्‌ ! आप अपने पद से च्यूत नहीं हुए। “ज्ञानी जीव अपने पद से च्युत 
नहीं होते यही उनका ज्ञानीपना है।'” मान्न जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहते। जानी 
का अर्थ अच्छा खोल दिया- जो राग नहीं करे, द्वेष नहीं करे, मोह नहीं करे, मद-मत्सर 
नहीं करे, समता का -अभाव न हो। उन्हीं का नाम अमण है। वे श्रमण बन चुके, 
इसलिए अफ्ने पद को कभी खोड़ेंगे नहीं। ऐसे अच्युत और सहिष्णु हैं कि किसने 
भी. उपसर्ग आ जाए जो भी चलायमान नहीं होंगे। मोकषभार्ग परिवह और उपसनों 


५२० संगत ललण्ड/४ 
के ससस्‍्तों से गुजरता है- 
“मागच्यवननिर्जराथ परिसोटव्या: परीषहाः”” 

मार्ग अर्थात्‌ संवर मार्ग से च्युति-स्खलन न हो, गिरावट न हो इसलिए उपसर्ग 
और परीषह सहन करने की आदत“अभ्यास करना चाहिए। अब यह नहीं चलेगा 
कि, उष्णता आ गई तो पखा खोल लिया या कूलर चला दिया। यहाँ पर न कूलर 
ही होगा और न ही हीटर। यहाँ पर तो सभी बातानुकूल है और बातानुकूल भी। 
दोनो अनुकूल है। गर्मी पड़े तो निर्जरा, नहीं पड़े तो निर्जरा। उपसर्ग हो। तो ज्यादा 
निर्जरा, नहीं हो तो भी निर्जरा। कोई प्रशसा करे तो भी निर्जरा, निनन्‍दा करते तो 
भी निर्जगा। कोई आवे तो भी निर्जरा, नहीं आवे तो भी निर्जरा। बड़ी अद्भुत बात 
हो गई। लोग आये ता अच्छा लगता है, नहीं आये तो अकेले कैसे बैठे? जो व्यक्ति 
भीड में रहने का आदि हो उसको यदि मीसा मे बन्द कर दिया जाये तो उसकी स्थिति 
एकदम बिगड़ जायेगी। कही “वेट”” कम हो जायगा या कुछ और ही हो जाएगा। 
लेकिन जिस मीसा मे ही रहने की आदत हो गई है वह तो पहलवान होकर निकलेगा। 

हमारे ऋषभनाथ का हाल भी इसी तरह का है कि उन्हें अब मीसा मे बन्द करो 
या किसी अन्य मे, उन्हे तो भीतर “पीस”' है। आनन्द-सुख-शान्ति-चैन, सब कुछ 
अन्दर है। मैं अकेला हूँ तब बन्द करो या कुछ और, मुझे चैन ही मिलेगी ऐसा सोचते 
है। बड़ी अद्भुत बात है, कहीं भी चले जाये, कैसी भी अवस्था आ जाए, कैसा 
भी कर्म का उदय आ जाय, अब अनुकूल हो या प्रतिकूल। बल्कि विश्वास तो 
यह है कि अब नियम से कूल-किनारा मिलेगा। इसी को कहते हैं श्रामण्य। 
अ्रमणता पाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की कमी अनुभूत नहीं होना चाहिए। 
मात्र ज्ञान से पूर्ति करता रहता है। समयसार के संबराधिकार में कहा है- 

जह कणयमग्यितवियं पि कणयसहार्द ण त॑ परिष्वयवि। 
तह कम्मोदयतविदों ण जहदि णाणी वु 'ाणित्तं।। 

ज्ञानी अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता, भले कितने कर्म के उदय कठोर से 
कठोरतम क्यों न आयें। जिस प्रकार कनक को आप कैसे भी तपाते जाए, तपाते 
जाए, बह सोना और भी दमकता चला जाता है। वह अपने कनकत्व को, स्बर्णत्व 
को नहीं छोड़त। जयसेनस्वामी ने तो इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि- 
“पाण्डकंदिवत' '। कौन पाण्डव? जो पाण्डव वनवास में भेजे गये थे, में क्या? नहीं, 
नहीं। वे जो स्वयं अपनी तरफ से वनवास में आये ये, अर्थात्‌ मुनि बनकर आये 
है और उनके शरीर पर तपे हुए लोहे की जंजीरें डाल दीं गई, फिर भी शान्त है। 
ऐसे “पाण्डवादिवत्‌' '। रलत्रय में भी तप के बिना चमक नहीं आती, रलत्रय को 


समग्र ऋप्ज/४ ध२१ 


तपाना आवश्यक है। उसी से मुक्ति मिल्रती है। तपाराधना से ही मुक्ति मिलती ढै। 
रलत्रय से नहीं जैसे- हम हलुवा बनाते हैं तो, मिश्री हो, आटा हो और घी हो। 
उन्हे अनुपात मे मिला दो। उसमे और कुछ भी मिलाना हो तो मिला दो। लेकिन 
अभी हलुवा नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक की नीचे से अग्नि का 
उसे पाक नहीं मिलेगा। ज्यो ही अग्नि की तपन पैदा होगी त्यों ही तीनो चीजे मिलने 
लगेंगी और मुलायम हलुवा तैयार हो जाएगा। इसी तरह रलत्नय रूप मे तीनो जब 
तक भिन्‍न-भिन्‍न रहेगे और तप का सह्मरा नहीं लेगे तो ध्यान रखिये ! कोटिपूर्व 
वर्ष तक भी चले जाए तब भी मुक्ति नहीं होगी। होगी तो तप से ही। 

अभी एक बात पण्डित जी ने कही थी कि अन्तर्मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती को केवल 
ज्ञान पैदा हो गया। बात बिल्कूल ठीक है, परन्तु मुक्ति क्यों नहीं मिली अन्तमुहूर्त 
मे उन्हे? एक लाख वर्ष तक उन्हे तप करना पड़ा। जितनी तपस्या ऋषभनाथ ने 
की उतनी ही तपस्या भरतचक्रवर्ती ने की। अभी-अभी वाचना (खुरई मे) चल रही 
थी, उसमे भग आया था कि “अन्तर्मुहर्त मे केवलज्ञान भले ही हो जाए परन्तु मुक्ति 
नहीं मिलती। '” इसका अर्थ है कि केवलज्ञान अन्तिम स्टेज नहीं है, अन्तिम मंजिल 
नही है। वह तो एक प्रकार से बीच स्टेशन है जिसके उपरान्त मंजिल है। केवलज्नान 
यदि उपाधि नहीं तो बह बीच में अवश्य मिलेगा। केवलज्नाव होने के उपरान्त 
भी तो मोक्षमार्ग पूर्ण नहीं होता। इसलिए मुक्ति देने की क्षमता केवलज्नान में 
नहीं। जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है उसे उपादेय मानिये। मात्र तपाराधना के 
द्वारा मुक्ति होती है। वह अन्तमुहूर्त में मंजिल तक पहुँचा देती है। देखिये ! भरत 
रह गये, ऋषभनाथ भी रह गये, परन्तु बाहुबली केवलञ्ञन को प्राप्त कर सर्वप्रथम 
मुक्ति के उद्घाटक बने। इस युग के आदि मे पिताजी और भाई से पहले, आगे 
जाकर दरवाजा खोल कर बैठ गये। बाद मे पिताज़ी आये और भरत भी। 

एक मजे की बात तो यह रही कि ऋषभनाथ भगवान्‌ को भी बाहुबली के सिद्ध 
स्वरूप का चिन्तन करना पड़ा। भरत को भी करना पह़ा। जिसका जैसा पुरूषार्थ 
होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमारा लक्ष्य म॑जिल का है, स्टेशन 
का नहीं। जैसे दिल्‍ली जाने के लिए त्तो आगरा भी एक स्टेशन आयेगा जो मंजिल 
नहीं है, मंजिल के निकट अवश्य है पर उससे भी आगे जाना है दिल्‍ली अन्तिम स्टेशन 
एवं मंजिल के रूष में होगा। दिल्‍ली पहुँचते ही उतर जाइये और मस्त हो जाओ 
साथ ही यह देखते रहें कि पीछे क्या-क्या हो रहा है। मज़कुमार स्वामी जैसों के 
उदाहरण हमारे सामने हैं। वह कालावस्था में जब मात्र चारह वर्ष के थे, गोद में 
बैठने की क्षमता रखते ये! उस समय मात्र अन्तर्मुहूर्त में मुक्ति पा मये। वह भी 


प्श्र समग्र खण्ड,४ 


केवलज्ञान, प्राप्त कर लेते हैं। हा । अन्तर्मुहर्त में सब कुछ काम हो जाता है। एक 
और बड़ी बात कही गयी है कि जिसने आज तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की, जिसे 
वेद की वेदनाओं का अनुभव नहीं, अभी निगोद से निकलकर आ रहा है और आठ 
साल का होते ही मुनिवर के व्रत ले अन्तर्मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त कर लेता है- ऐसा 
आगम का उल्लेख है। ऐसे उल्लेख अनन्त की सख्या मे हैं, कोई भी अन्त वाला 
नही। अर्थात्‌ ऐसे पुरुषार्थशील प्राणी अनेन्त हो गये और होंगे। बस, अब हमारे 
नम्बर की बात है। इसी की प्रतीक्षा में हम है। हमें भीतरी पुरुषार्थ जागृत करना 
है। भीतर कित्तनी ऊर्जा शक्ति है? इसका कोई भी मूल्याकन हम इन छद्मस्थ आँखो 
से नहीं कर सकते। इसे प्रकट करने में भगवान्‌ ऋषभनाथ लगे हुए हैं। वे सोच 
रहे है कि- कोई भी प्रतिकूल अथवा अनुकूल अवस्था आ जाये, मेरे लिये सभी 
कुछ समान है। उनका चिन्तन चल रहा है। 

बाहर यह 

जो कुछ दीख रहा है 

“सो” मैं नहीं हूँ 

और वह मेरा भी नहीं है 

ये आखें 

मुझे देख नहीं सकती 

मुझमें देखने की शक्ति है 

उसी का मैं सृष्टा हूँ 

सभी का मैं वृष्टा हूँ !! 

बहुत सरल-सी पक्तिया है, लेकिन इन पंक्तियों मे बहुत सार है - यह जो 
कुछ भी ठाट-बाट दिख रहा है वह “मैं नहीं हृ'” और वह “मेरा भी नहीं' '। ऐसा 
हो जाए तो अपने को ऋषभनाथ बनने में देर न लगे। लेकिन बन नहीं पा रहा है। 
क्यो नहीं बन पा रहा है? भीतर से पूछो, भीतर की बात पूछो, क्यो नहीं हो पा रहा 
है। ऋषभनाथ कहते हैं- तू तटस्थ होकर देख। देखना स्वभाव है, जानना स्वभाव हैं 
लेकिन चलाकर नहीं, चलाकर देखना राग का प्रतीक है। जो हो रहा है उसे होते हुए 
देखिये-जानिये। 
एक व्यक्ति जिसको वैराग्य का अंकुर पैदा हुआ है। पर अतीत में बहुत कुछ 

घटनाए उसके जीवन बें घटी थी। उन सबको गौण कर वह दीक्षित हो गया। दीक्षा 
लेने के उपरान्त एक दिन का उपवास रह अगले दिन चर्या को निकलने वाला 
था तो गुरुदेव ने कहा- चर्या के लिए जाना चाहते हो? जाओ ठीक है। पर ध्यान 


समग्र राह श्प्रे 


रखना ' हा .......हां आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपकी जो आज्ञा। वढ़ जो सेठ 
है, उन्हीं के यहाँ जाना है। उनका नाम भी बता दिया गया। पर ! ........वहाँ महाराज? 
हा, मैं कह रहा हूँ। वहीं जाना है, अन्यत्र नहीं जाना। पसीना आने लगा नवदीक्षित 
साधु को, लेकिन महाराज की आज्ञा। अब क्या करें ! वह चल दिया। एक-एक कदम 
उठते-उठाते चला गया, उसके घर की ओर। वह सोच रहा है- जिसके लिए मै 
जा रहा हूँ। वह सम्भव नहीं। अभी भी कुछ बदला भोगना होगा। यह बात उसके 
दिमाग में गहरे घर करती जा रही है। फिर भी वह उसके सामने तक पहुँच गया। 
उस सेठ ने दूर से ही मुनि महाराज को देखकर सोचा धन्य है हमारा भाग्य ! . 
. नमोसस्तु.......नमो5स्तु महाराज ! आवाज तो उसी सेठ की है, बात क्या 
है, क्या उसके स्थान पर कोई अन्य तो नहीं, दीखता तो वही है। उसी के आकार-प्रकार, 
रग-ढग जैसा है। जैसे-जैसे महाराज पास गये वैसे-वैसे वह सेठ और भी बिनीत 
होकर गद्गद्‌ हो गया। उसके हाथ कापने लगे। सोच रहा है- विधि में कहीं चूक 
न हो जाये, गलती न हो जाय। उधर सेठ नमो5स्तु........नमो 5स्तु नमो5स्तु बोल, 
तीन प्रदक्षिणा लगाता है। इधर महाराज सोचते हैं कि- यह सब नाटक तो नहीं 
हो रहा है। क्योकि इसके जीवन मे यह सभव नहीं। मैं तो गुरु-आज्ञा से यहाँ आया 
हूँ। अन्यत्र जाना नहीं है। झूठ बोल सकने की अब बात ही नहीं, विधि तो मिल 
गई और पड़गाहन (प्रतिग्रहण) भी हो गया अब.. ...! महाराज ! मनशुद्धि, वचनशुद्धि 
और कायशुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज ग्ृह-प्रवेश कीजिए, भोजन्‌शाला मे 
प्रवेश कीजिए - कापते-कापते सेठ ने कहा। मुनिसज सोच रहे थे कि यह कैसा 
परिवर्तन हुआ, जीवन के आदि से लेकर अभी तक के इतिहास में ३६ का आकड़ा 
था। लेकिन यहाँ तो ३६ का उल्टा ६३ हो गया, यह कैसे, अभी तक वह ३६ का 
काम करता था, पर अब । यह ६३ शलाका पुरुषों का ही चमत्कार है। उसने अपने 
को ६३ शलाका पुरुषों के चरणों मे जाकर के अर्थात्‌ तीर्थकर आदि के मार्म पर 
चलने के लिए संकल्प कर लिया परिवर्तन कर लिया। और लिंग बदलते ही उसका 
जो बैर जन्मतः था, भव-भव से था वह टूट गया। किन्तु मुनिराज को अभी इस 
बात का ज्ञान नहीं'था। वह सोच रहे थे कि- सम्भव हो अभी वह बैर भाव मेरे 
साथ बदला ले ले। लेकिन नहीं ! सेठ ने नवधा भक्ति के साथ आह्वर करवाया और 
आहार के बाद पैर पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगा व कहा- मैंने गलती की, माफ 
करिये, साफ करिये। मैं भीतरी आत्मा की छवि को नहीं देख पाया था। भीतर ही 
भीतर ऐसा एक परिवर्तेन अब हुआ। मैं बिल्कुल पर्याय बुद्धि अपनाता चला गया। 
आत्मा की ओर मेरी दृष्टि ही नहीं गई। अब मुनि महाराज कहते हैं कि-- यह दृष्टि 


ध्रे४ समा खण्ड ४ 


मेरी नहीं है भैय्या | मै तो भगवान्‌ के पास गया था। उनकी शरण मे जाने की ही 
कृपा है कि मुझे इस प्रकार की दिव्य-दृष्टि मिल्री। माफी तो हम दोनों मिलकर वहीं 
पर मागेंगे। चलो ! तुम भी चलो साथ उनके चरणों मे। वहाँ पहुँचने पर महाराज 
बोलते है क्यों मैया ! मुलाकात हो गई? मुलाकात कया, अब यह मुलाकात कभी 
मिटने वाली नही है। कारण, बैर भाव जो चलता है वह कंबल पर्याय-बुद्धि को लेकर 
चलता है, यह समझ में आ गया। 

आप लोग तो रामायण की बात करते हाग, लेकिन मै तो रावणयात्रा की बात 
करता हैं। रावण, राम से भी दस कदम आगे काम करने वाला हैं। ये 
हलथर थे. तो वे तीर्थंकर बनेंग। ऐसे तीर्थंकर होगे सीतारानी का जीव स्वय 
गणधर बनगा। जितना विप्लव दानो न मिलकर किया था, उससे कही अधिक शान्ति 
धरती पर करके मोक्ष चले जाएगे। लक्ष्मण का जीव भी तीर्थकर बनेगा, सीता की 
जीव बीच म कुछ पर्याय धारणकर गणधर परमेष्ठी बनेगा। रावण की 
“ब्राडकास्टिग' ” करने गणधर बनकर वेठगा। अब साचिये। भव-भव का वह बैर 
कहाँ चला गया। ससारी प्राणी अतीत की ओर ओर अनागत की ओर नही देखता 
है इसके सामने तो एक वर्तमान पर्याय ही रह जाती है। प्रागभाव को भी देखा करो, 
प्रध्वलाभाव को भी देखा करो और तदभाव को भी देखा करो, तभी भव-भव का 
नाता टूट जाएगा। ऐसा भव प्रादुर्भूत हो जायगा कि जिसका दर्शन करते ही 
अनन्तकालीन कषाय की श्रुखला टूटकर छिनन्‍्न-भिन्‍न हो जायेगी। कितना सुन्दर दृश्य 
होगा, रावण के भविष्य का उस समय, जब रामायण अतीत का दृश्य हो जाएगा। 
एक बार चित्र देखा हुआ, यदि दुबारा देखते है तो रास नहीं आता। जो नहीं देखा 
उसके बारे में बहुत भावना उठती है। 

आश्चर्य की बात यह है कि भव-भव में बैर पकडने वाले ये जीव एक स्थान 
पर ऐसे बैठकर सब लोगो को हित के मार्ग का दर्शन देकर आदर्श प्रस्तुत करके 
मोक्ष चले जायेगे। 

इस प्रकार की घटनाये (ग़वण-सीता-राम जैसी घटनाएं) पुराणो मे अनन्तों हो 
गई, भविष्यत्‌ काल मे अनन्तानन्त होंगी। जब अतीत काल की विवक्षा को नेते हैं 
तो अनन्त की कोटि में कहते हैं और अनांगत की अपेक्षा से अनन्त नहीं, बल्कि 
अनन्तानन्त कहा जाता है। राम-रावण-सीता जैसी घटनाओं मे कभी आप भी राम 
हो सकते है, कभी रावण और भी कुछ हो सकते है। नाम तो पुन' पुनः वही आले 
जाते हैं। क्योंकि शब्द संख्यात है और पदार्थ अनन्त। “फलाचंद'' नाम के कई व्यक्ति 
हो सकते हैं। इसी सभा में १०२० मिल सकते हैं। सागर सिटी में ५०.१०० मिल 


समग्र खण्ड/४ श्र 


सकते हैं। उंच समय यदि किसी की दानराशि, उसी नाम वाले से मागे तो घोटाला 
हो जाएगा। अब क्या करे? बोली किसने ली थी कया पता? इसलिये सागर में भी 
मुहल्ला एवं अपने पालक का भी नाम बताओ? अर्थात्‌ शब्द बहुत कमजोर हैं। शब्द 
के पास शक्ति नहीं और ना ही अनन्त है। इसलिए इन सब बातो को भूल जाओ। 
अभावो मे प्रागभाव और प्रध्बसाभाव क्या था यह ज्ञात हो गया। 

महाराज सोचते है कि-- वह बैर भाव अभी रह सकता है क्या? नहीं । लेकिन 
लिग (भेष) न बदलता तो सभव भी था। क्योंकि सजातीयता थी। लेकिन ज्यों ही 
मुनिलिंग धारण किया और मुद्रा लेकर चले, त्यो ही उस व्यक्ति के साथ जो बैर 
चल रहा था, जाता रह्म। उसने सोचा- अब यह वह व्यक्ति नहीं, किन्तु इसका 
सम्बन्ध तो अब महावीर प्रभु से हो चुका। यह लिग घर का नहीं है। इसलिए जिनलिंग 
देखने के उपरान्त समता आ जाती है। किसी व्यक्ति विशेष का लिंग नहीं है यह। 
किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है जैनशासन में। किसी एक व्यक्ति का शासन 
नहीं चल सकता। किसी की धरोहर नहीं। यह तो अनादिकाल् से चली आ 
रही परम्परा है और अनन्तानन्तकाल तक चलती रहेगी। मात्र नाम की पूजा नहीं, 
नाम के साथ गुणों का होना आवश्यक है। स्थापना निक्षेप में यही बात होती है- 
“यह वही है'' इस प्रकार का ऐक्य हो जाता है। अर्थात्‌ यह वृषभनाथ ही हैं। इसमे 
और उसमे कोई फर्क नहीं। इस तरह का “बुद्धया ऐक्य स्थाप्य'” बुद्धि के द्वारा 
एकता का आरोपण करना, जैसा कि कल ही पण्डित जी कट्ठ रहे थै- “यह प्रतिमा 
नहीं भगवान्‌ है, ऐसी ताकत होती है। तब कहीं वह बिग्ब सम्यग्दर्शन के लिए मिमित्त 
बन सकता है, नहीं तो वह अभिमान का भी कारण है। इसीलिए किसी व्यक्ति को 
स्मरण में न लाकर उसे प्रागभाव की कोटि मे ले जाइये। यदि प्रांगभाव की कोटि 
में चला गया तो उसका क्षय हो चुका। इसीलिए अब उस व्यक्तित्व का भी 
सम्बन्ध नहीं। उस भाव और इस भाव के बीच में अन्तर हो गया है। वह तब राग 
के साथ सम्बद्ध था, पर अब वीतरागता से सबद्ध। “जो व्यक्ति इस प्रकार के लिग 
को देख करके, उनकी पूजा-अर्चा नहीं करता, उनके लिए आह्वरदान नहीं देता तो 
उसके लिए आचार्य कुददकुन्द अष्टपाहुड में कहते है- 

सहजुष्प्ण॑ रू दट्दू जो मण्णए ण मच्छरिओप 
सो संजमपड़िवण्णी, मिच्छाइट्टी हवदि एसो।। 

कितनी गजब की बात कही है आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने - सम्यग्दर्शन और 
मिस्यादर्शन को एक दर्पण के सामने लाकर रख दिया है। “फेश इज दा हन्डेक्स 
आफ दा हार्ड' ” हद की अनुफ्रमणिका मुख-मुद्रा है। हृदय में क्या बात है यह मुख 


शरद समग्र छण्ड/४ 


के द्वारा समझ लेते है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि अभी भी तुम्हारी दृष्टि में 
बैर भाव है। अभी भी वह सेठ है। पर्यायबुद्धि है तेरी। तेरी दृष्टि मे बीतरागता 
नहीं आ रही हैं। वीतरागता किसी की, अथवा घर की नहीं होती, न इसे चुराया 
जा सकता है और न किसी की बपौती है। नग्नल् ही उसका साधन है। भगवान्‌ 
महावीर या वृषभनाथ भगवान्‌ और भी जिनको पूजते है उनका लिग है। कुन्दकुन्द 
भगवान्‌ ने कहा - यथाजातरूप भगवान्‌ महावीर और इस लिग में कोई अन्तर नहीं 
है। इसको देखकर जो व्यक्ति मात्सर्यादिक भावों के साथ वन्दना आदि नहीं करता 
है। वह मिथ्यादृष्टि हैं। यह ध्यान रखिये ' यथाजातरूप होना चाहिए, क्योंकि वे 
ही जो छट्ठे-सातवें गुणस्थानवर्ती है वे ही आपके धर तक आहार के लिए आ सकते 
हैं, अन्य नहीं। जिसके हृदय मे सम्यग्दर्शन है बह जिनेन्र भगवान्‌ की प्रतिमा और 
जिनेन्द्र भगवान्‌ को देखते ही सब पर्यायो को भूल जाता है। यह मेरा बैरी था, मित्र 
था, पिताजी थे, मेरे भाई थे या और कोई अन्य सम्बन्धी, अब कोई सम्बन्ध नहीं, 
सब छूट गया। इस नग्नावस्था के साथ तो मात्र पूज्य-पूजक सम्बन्ध रह गया है। 
इसके उपरान्त भी अतीत ही ओर दृष्टि चली जाती है, रागद्वेष हो जाते हैं, परिचर्या 
में नहीं लगता है तो कुन्दकुन्दस्वामी ने उसे मिथ्यादृष्टि कहा। आगे दूसरी गाथा में 
कहते हैं - 
अमराण वंदियाणं रूब॑दट्दूण सीलसहियाण॑। 
ये गारव॑ करंति य सम्मत्तविवज्जिया होंति।। 

अमरो के द्वारा जो वन्दित है, उस पद को तथा शील सहित व्यक्ति को देखकर 
भी जो गर्व करता है, उसका तिरस्कार करता है तो वह सम्यग्दर्शन से कोशो दूर 
है। ऐसा नहीं है कि एक बार सम्यग्दर्शन मिल गया फिर पेटी मे बन्द कर, अलीगढ़ 
का ताला लगाकर ट्रेजरी में बद कर दे। कहीं हिल न जाएं। आचार्य कहते हैं कि 
- ऐसा नहीं है, अन्तर्मुहूर्त मे ही कई बार उलट-पलट हो सकता हैं। भीतर के भीतर 
माल “पास” हो सकता है। ताला ऊपर रह जाये और माल भीतर से “सप्लाई” 
हो जाये। भीतर परिणामों मे उथल-पुथल होता रहता है। यह सब पुण्य और पाप 
की बात है। इसी अष्टपाहुड मे आचार्य कुन्दकुन्द देव ने एक जगह लिखा - “बाहुबली, 
सर्वप्रथम द्रव्यलिंगी की कोरि में हैं। बड़ी अद्भुत बात है। सर्वार्थसिद्धि से तो आये 
हैं और मुनि भी बने, फिर भी द्रव्यलिंगी की कोटि में उनको रखा। यह मात्र दृष्टि 
की बात है। बात ऐसी है कि -वर्द्मान चारित्र वाला छट्ठे-सातवें गुणस्थान में तो 
परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जिसका वर्द्धमान चारित्र नहीं है वह व्यक्ति नीचे 
गिरकर छट्ठे से पांचवे में भी आ सकता है,चौथे में आ सकता है और क्षायिक 


सका अच्य/४ श्र 


सम्यस्दृष्टि नहीं हैं तो प्रथमगुणस्थान तक आ सकता है। ऐसे भी भंग आगम में बनाये 
गयें हैं। उन्होंने कहा - एक व्यक्ति क्षायिक सम्यग्दर्शन के साथ मुनिषद को अपनाता 
है, सातवे गुणस्थान को छू लेता है और अन्‍्तर्मुइूर्त में छट्ठे में आ जाता है। फिर 
चतुर्थ गुणस्थान मे आकर आठवर्ष और कुछ अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटि वर्ष व्यतीत 
कर सकता है। 

धवला पढ़िये | उसका अध्ययन करिये तब ज्ञान होगा। क्षायिक सम्यन्दृष्टि तो 
है पर असंयभी हो गया, अब कैसे आहार दान दें? परिचर्या कैसे करे? हो सकता 
है देने वाला पंचमगुणस्थानवर्ती हो और लेने वाले मुनि महाराज चौथे गुणस्थानवर्ती। 
यहाँ ध्यान रखिये मुनिलिग की पूजा की जाती है। भीतर रलत्रय हैं या नहीं, यह 
आपकी आंखो का विषय नहीं। अब हम पूछते हैं कि क्षायिक सम्यग्दर्शन होते हुए 
भी उसे ऊपर क्यो नहीं उठाया। जबकि अभी भी दिगग्बरावस्था है। जब सम्यरदर्शन 
है तो चारित्र भी सम्यक्‌ होना चाहिए। छट्ठे-सातवें गुणस्थान को छूना चाहिए। पर 
नहीं छलोता है। इसका कारण, भिन्न-भिन्न शक्तियों की सीमायें, लक्षणों और गुणों 
की सीमायें ही है। भिन्न-भिन्न प्रयोजनो के कारण भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी 
विशुद्धि इतनी घट गई कि ऊपर से तो मुनिलिंग की चर्या का अनुपालन करता हुआ 
पूर्वकोटि वर्ष तक सम्यग्दृष्टि बना रह सकता है। ऐसा भी सम्भव है कि जो क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि नहीं है वह लेते समय छट्ठे-सातवे गुणस्थान मे था और अन्तर्मुहूर्त मे 
ही मिथ्यात्व गुणस्थान मे आ गया। अब क्या करें ? क्या आप आहार देना बंद कर 
देगे ? उसे कपडे पहनना चाहिये क्या ? “अरे ! यदि कपड़ा नहीं पहनता तो 
धोखाधड़ी कर रहा है'” ऐसा कहना बिल्कूल गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। 
यहा धोखाधड़ी करमे की बात ही नहीं। सम्यग्दर्शन कोई ऐसी वस्तु नहीं की 
बांध के रख लिया जाये। क्षायिक सम्यग्दर्शन होते हुए भी छट्ठे-सातवें गुणस्थान 
से नीचे उतरना पड़े। हा ! यह तो अवश्य है कि चारित्र बांधा जा सकता है किन्तु 
भीतरी परिणामरूप चारित्र को नहीं बाधा जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म 
की भी अपनी शक्ति है। उसकी शक्ति के सामने किसी का पुरुषार्थ कुछ नहीं कर 
सकता। 

द्रष्यलिंगी कहने से मिथ्यादृष्टि की ही नहीं लेना चाहिए। कारण, बाहुबली 
मिथ्यादृष्टि होने वाले नहीं। सर्वार्थसिद्धि से क्षायिक सम्यग्दर्शन के साथ आये थे। 
इसी प्रकार की कई बातें राम के जीवन में आती हैं। भूमिका के अनुसार जब-जब 
कर्मों का उदय आता है तब-तब उसकी चपेट से आत्मा के कैसे परिणाम होते हैं। 
उसे कहा है - कोउ-कोउ सम आत्माने कर्म दावे छे, कोउ़-कोउ समै आत्मा कर्मने 


हरे समग्र खण्छ, ४ 


दावे छे। अर्थात्‌ कभी-कभी आत्मा कर्मो को दबाता है और कभी-कभी कर्म, आत्मा 
को दबाते हैं। यह कस्समकस्सा चलता रहता है। अन्त में जीत आत्मा की ही होगी। 
' यह चलना भी चाहिए। मानलो, मैदान मे दो कुश्ती खेलने वाले आ गये। एक मिनिट 
में ही एक गिर गया (चित्त हो गया) तो लोग कहते हैं क्रि मजा नहीं आया। कुछ 
दांव-पेच होना चाहिए था। जब सारा का सारा बदन लाल ही जाए, २३ बार 
गिर-उठकर एक बार चित्त करे तो - वाह ..वाह | कमाल कर दिया, कहेगे। क्योकि 
हमें आनद तभी आता है। उसी प्रकार जब जाना ही है इस लोक से तो करामात 
कर दिखाने से नहीं चकना चाहिए। कर्मो ने अनन्तकाल से इसको दबाये रखा, अब 
एक बार ऐसी सन्धि आयी है कर्मो को दबाने की। एक बार में ही न दबा दे बल्कि 
दबाते रहे-दबाते रहे, जब बिल्कुल लतफत हो जाये, कहे - मै भाग जाऊँगा, चला 
जाऊँगा - ऐसा कर दो अपने आत्मा के बल से। जब सम्पूर्ण बल खुलकर सामने 
आयेगा तो सभी कर्म भागते फिरेगे। तभी वीतरागता प्राप्त होगी। 
वीतराग और अराग में क्‍या अतंर है? यह जो प्रष्ठ, कागज का है यह अरागी है 
और भी जितनी भी वस्तुएं देखने में आ रही हैं वे सभी अरागी हैं, जड़ हैं, किन्तु चेतना 
वाले जीव ही कुछ रागी और कुछ वीतराग होते हैं। जिसके पास राग था, उसका अभाव 
करने से वीतरागता आती है। हमें अरागी नहीं वीतरागी बनना है। 
आप लोग भी तो वीतराग है लेकिन कैसे ? “आत्मान प्रति रागो यस्य न वर्तते 
इति वीतराग '' आत्मा के प्रति जिसका राग नहीं है वह भी वीतराग है और जिसकी 
आला मे राग नहीं वह भी वीतराग है। आपको आत्मा के प्रति राग न होते हुए 
भी आप सरागी माने जाते हैं। क्योकि भिन्न-भिन्न जो अन्य वस्तुएं है उन सबके प्रति 
आपको राग है। आप कहते तो हैं- यह भिन्न हैं, यह भिन्न हैं, लेकिन थोड़ी 
भी प्रतिकूल दशा आ जाये तो खेद-खिन्न हैं। यह पर है, यह पर है - फिर 
भी उसी में तत्पर हैं। यह सब नाटक क्‍या है? 
जब नये दीक्षित श्रमण ने महाराज के चरणों मे नमन किया तो महाराज ने 
कहा - क्यों क्या बात है, निकल गया पूरा का पूरा काटा ? महाराज ! आपने तो 
अच्छी सधि पकड़ी, हृदय की बात जान ली। भैय्या ! हम हृदय की बात जानते हैं 
बाद की बात नहीं। किसी और के पास नहीं पहुँचना था, क्योकि सबके प्रति तुम्हारे 
क्षमा भाव है। जहाँ बैर नहीं वहाँ क्षमा भाव हैं। अब तुमने दीक्षा ले ली, लेकिन 
जिसके साथ तुम्हारा बैर-भाव था, वह निकला कि नहीं ? भीतर रहना नहीं चाहिए। 
उसको तुम्हीं टटोलो, और कहाँ पर ? वहीं पर जाकर। उसमें अवश्य ही परिवर्तन 
होना चाहिए उस आवक के, इस लिग (जिनलिंग) को देखने मात्र से निष्ठा पैदा 


शमग्र छाण्ड/४ ०] 


हो गयी'कि इस प्रकार को बैर रखने बाले भी मेरे आंगन तक आ सकते 6। माने 
का पूरा का पूरा हनना जो राजा था, दूसरों पर सत्ता रखता था, सब कुछ करता 
था, वही आज यूं ह्नव पसारकर आया है। यह भीतर की अग्नि-परीक्षा है। “ओो 
दिया जाय वह लेना' ' बहुत॑ ही कठिन व्रत है। उसमें अपनी मांग महीं होना, बहुत 
कठिन है। 
एक बार, सागर में वाचना चल रही थी, तब आचार्य गुंणभद्र का सदर्भ देते 
हुए कहा था कि - श्रावक का पद कभी भी बड़ा नहीं होता, मात्र दान के अलावा। 
जिस समय उसके सामने तीन लोक के नाथ भी हाथ करते हैं, उस समय श्रावक 
को अपूर्व आनंद होता है और उसी आनद के साथ अपना हाथ यू करता है(दान 
देता है)) तब हमने कहा - बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु हाथ कांपते किसके है? 
देने वालों के ही हाथ कापते हैं, लेने वालों के नहीं। क्यों कांपते हैं ? क्योंकि देने 
वाला दे तो रहा है परतु क्या पत्ता, केसे छो जाए, इसीलिए कापते हैं। लेकिन महाराज 
निर्भीकता के साथ लेते हैं। 
बधुओ ! राजा हो या महाराजा, जब तक राजकीय मान सम्मान है तब तक 
तीन लोक का नाथ नहीं बन सकता। चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यो न कर 
ले। इसीलिए वृषभनाथ ने दीक्षा ली। इसका अर्थ यही है कि उनके पास भीतर बैठी 
हुई, क्रोध, मान, माया, लोभ भले ही अनन्तानुबधी न हो पर शेष सभी कषाय तो 
विद्यमान होगी। इनका जब तक क्षय होगा तब तक उदयावल्ली से उदय में आकर 
इनका कार्य देखा जा सकता है। वर्धमानचारित्र वालो को भी ही सकता है परतु 
वह सज्वलन होगा। अतः उसकी भी जीतने के लिए बार-बार प्रयास करना, और 
जो कर रहे हैं वे धन्य हैं। समयसारकलश में एक स्थान पर लिखा है - 
बहती रहती कथाय नाली, शान्ति-सुधा भी झ्रती है, 
भव पीड़ा भी, वहीं प्यारकरर मुक्ति-रमा सन हरती हैं। 
तीन लोक भी आलोकित है अतिशंय चिन्यय लीला है, 
अदभुत से अद्भुततम महिमा आतंम की जय शीला है। 
वहीं पर केषाय नाली है, वहीं अमृत को झेर॑ना। वहीं तीन लोक, वहीं मुक्तिरमा। 
वहीं पर तीनों लोको को आलोकित करने चाला अदूभुत-दिव्य-ज्ञान, लेकिन यह 
अतिशय लीला चेतना की ही है। धन्य हैं वे मुनिगज और उनकी चेत्तना, जी दीक्षा 
लैने के उपसन्त कंषोय रहते हुए भी, कषाथ नहीं करते है। कषाय चंले जानें के 
बाद हमने कषाये जीत ली, ऐसी महीं। जैसे - रणांयन मैं शत्रु के सामने कूदना ही 
कार्यकारी है। जब बैती भागे जाए, उस समय कूदे त्तो कया मतलब। शत्रु की साममे 


4 समग्र खच्च,४ 


हाथ में तलवार हो और ढाल तथा छाती यू करके रणागन में कूद कर किये गये 
प्रहार से बच, सधि पा अपनी तलवार चलाने से काम होता है। उसी प्रकार ज्ञान 
और वैशाग्य रूपी ढाल को अपने हाथ में लेकर, ज्ञान की तलवार चलाने से अनन्तकालीन 
कर्म की फौज जो कि भीतर बैठी है, छिन्न-भिन्न हो जाती है। बस अन्तर्मुहूर्त का समय 
लगता है। हमे जितना भी पुरुषार्थ करना है वह मात्र मोह को जीतने के लिए ही 
करना है। मोह को जीतने पर ही विजय मानी जायेगी अन्यथा कोई मतलब नहीं। 
कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं। 

उस श्रवक को भी ऐसा ज्ञान हो गया, कि भगवान्‌ ! इनके साथ जो बैर था, 
जो गाठ पड़ गयी थी वह कभी खुलेगी, यह संभव नहीं लगता था। कम से कम 
इस भव में तो कतई सभव नहीं लगता था। उस पर्याय का प्रध्वसाभाव हो गया 
जिससे कि हमारी गाठ बंधी थी। अब मुनिलिग आ गया, मुनिलिग प्राप्त होते ही 
मेरे भीतर किसी भी प्रकार का राग-द्वेष भाव नहीं आये। कारण कि वे वीतराग होकर 
आये थे रागी-द्वेषी होकर नहीं। यदि हमारे सामने कोई वीतरागता के साथ आते 
हैं तो हमे भी वीतराग भाव की उपलब्धि होगी और यदि मान दिखाते है तो हमारे 
भीतर भी मान की उदीरणा हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति मान नहीं दिखाता 
तो हमारा भी मान उपशान्त हो जाए। जैसे - सिंह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति 
मेरी ओर किस दृष्टि से देख रहा है, यदि लाल काक्षो से देखता है तो सिह भी 
इसी प्रकार से कर लेता है। यदि वह शान्तरूप से चलता है तो सिह भी शान्त मुद्रा 
से चला जाता है। 

एक बार की बात। दो सत जगल से चले जा रहे हैं, उधर से एक सिह भी 
आ गया। सिंह का देखकर दोनो को थोड़ा-सा क्षोभ हो गया अब क्या होगा, क्या 
पता ? आजू-बाजू खिसकने के लिए कोई स्थान नहीं था। अब क्या करे? अब तो 
वह जैसा आ रहा है, वैसे ही हम चले। रुकने से क्या मतलब ? जो करना हो कर 
लेगा। इसलिए चलने में कोई बाधा नहीं। बस, उस तरफ नहीं देखना है। ईर्यापथ 
से चलना है। नीचे देखते हुए दोनों चले गये। बीच मे से वह भी क्रास कर चला 
गया। सिंह इधर चला गया और वे उधर। कुछ दूर जाकर इन लोगों ने मुड़कर देखा 
तो उसने भी देखा कि कहीं कोई प्रहार तो नहीं। दोनों शान्त चले गये और सिंह 
भी चला गया। 

बंधुओ ! कषाय-भाव की दूसरों को देखकर भी उदीरणा होती है। इसलिए बहुत 
सम्हाल कर चलने की बात है। कषायवान्‌ के सामने जाने से कषाय की उदीरणा 
बहुत जल्दी हो जाया करती है। जिस प्रकार अग्नि को ईंधन के द्वारा बल मिल जाता 


सका खाद: ४ - श्श्ञ 


है उसी प्रकार कषायवान्‌ व्यक्ति के सामने कोई कषाय करता है तो उसको बहुत 
जल्‍दी कषाय आती है। 

एक छोथ-सा लड़का मां की गोद में बैठा है। मां दूध पिलाती-पिलाती आंखें 
लाल कर ले तो वह दूध पीना छोड़कर देखने लग जाता है, कि क्‍या मामला है? 
गड़बड़-सा लगता है, तो मुह का भी दूध वहीं छोड़ देगा। ज्यादा विशेष हो गया 
तो वह वहाँ से खिसकने लगेगा। लेकिन ज्यो ही चुटकी बजाकर प्यार दिखाया तो 
फिर पीने लगेगा। इसका मतलब यही हुआ कि दूसरो की कषाय समाप्त करना चाहते 
हो तो हमें भी उपशान्त होते चले जाना चाहिए। 

अठृभे पतिता बहिनः स्वयमेजेपशाम्यति 

जहाँ पर तृण नहीं। घास-पूस नहीं है वहाँ पर धधकती एक अग्नि की लकड़ी 
भी रख दो तो वह भी पांच मिनिट में समाप्त हो जाती है। ईंधन का अभाव होते 
ही शान्त हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास कषाय है वह शान्त होते ही अपने आप 
शान्ति आ जाएगी। जब तक ईंधन का सहयोग मिलेगा ईंधन पटकते रहेगे वह बढनी 
जायेगी। उपशम भाव ही हमारे लिए अजेय और अनोष अस्त है। इस अमोघ 
अस्त्र के द्वारा दुनिया को नहीं, अपनी आत्मा को जीतकर चलना है। 

जैसे आदिनाथ ने आज दीक्षा अगीकार कर ली। ऐसे श्रमणत्व को मै बार-बार 
नमस्कार करता हूँ। ऐसा श्रमणत्व हम लोगो को भी मिले ऐसी भावना करनी चाहिए। 
अतीत मे कितनी भी कषाय हो गई हो। उसकी याद नहीं करनी चाहिए। अनागत 
की “प्लानिग'' भी नहीं करनी चाहिए। यह सब पर्याय बुद्धि है। आप तो प्रागभाव 
और प्रध्वसाभाव को घटाकर देख लीजिए सारा माहौल शान्त हो जायेगा। 

एक वीरत्व की बात याद आ गई, वह और आपके सामने रख देता हूँ ताकि 
आप भी उसका उपयोग कर सके - 

कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। 
एक पत्थर तो दिल से उछालकर देखझों यारो।। 

याद रखिये ! आत्मा के पास अनन्तशक्ति है। इस शक्ति का उपयोग कषायो 
के प्रहर करने के लिए कीजिए। हमारी यह श्रक्ति अब दबी नहीं रहनी चाहिए, 
सोई नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो चोरों का साम्राज्य हो जायेगा। क्या आप अपनी 
सम्पदा को चोरों के हाथ में देना चाहेंगे? नहीं ना। इसलिए दहाड़ मारकर उठे। 
जैसे सिंह कि सामने कोई नहीं आता। वैसे ही उठे। सिंह वृत्ति को अपनाओ। चूहों 
से बनकर हजार वर्ष जीने की अपेज्षा सिंह जैसा बनकर एक दिन जीना औष्ठ 
हैं। मुनि महाराजों की वृत्ति ही सिंह-वृत्ति कहलाती है। वह सिंह जैसे क्र तो नहीं 


घ्शेर सम्रत्म खण्ड, ४ 


झोते किंतु सिंह जैसे निर्भीक जरूर होते है, निरीह होते है। पीठ-पीछे से धावा नहीं 
बोलते। छुपकर जीवन-यापन नहीं करते। उनका जीवन खुल्लमखुला रहता है। 
चनराजों के पास जाकर महाराज रहते हैं। भवनों में रहने वाले वनराजो के पास 
नहीं ठहर सकते। 
आज भगवान्‌ ने दीक्षा ली तो इन्ध चाकर बनना चाहता था लेकिन उन्होने 
स्वीकार नही किया। उसे कह दिया - तुम पालकी भी नहीं उठा सकते हो! पहले 
मनुष्य उठा ले, फिर कोई नहीं। ना ये, ना तुम। मैं मात्र अकेला हूँ, था और रहूँगा। 
इस एकत्व के माध्यम से आज तक हजारो आत्माए अपना कल्याण कर गई, कर 
रही है, और आगामी काल में भी करेगी। अपूर्णता से अपने जीवन को पूर्णता की 
ओर ले जायेगी। मै उन वृषभनाथ भगवान्‌ को, जो आज मुनि बने है, यह पक्ति 
बोलते हुए स्मरण में लाता हू- 
बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझमें स्वामी। 
तब गुण-गण की स्तुति करने से, पूर्ण बनूं तुम-सा नामी।। 
गिरि से गिरती सरिता पहले पतली-सी ही चलती है 
किन्तु अन्त में रूप बदलती सागर में जा ढलती है।। 
(0 


[छ] 

आज चौथा दिन है। कल ऋषीकुमार ने दीक्षा अंगीकार कर ली है। इसके उपरान्त 
तप मे लीन है, आज उन्हे केवल ज्ञान की उपलब्धि होने वाली है। इसके पूर्घ उन्हें 
भूख लगे। यह सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि तीर्थकर की कोई भी चर्या 
“आर्टीफिशियल'” नहीं हुआ करती, दिखावट नहीं हुआ करती, प्रदर्शन के लिए 
भी नहीं हुआ करती। दुनिया को उपदेश देने के लिए भी नहीं हुआ करती, क्योकि 
छद्मस्थ अवस्था में वे उपदेश नहीं दिया करते है। दिखावटी कोई नाटक नहीं किया 
करते हैं। ऋषभनाथ, जो मुनिराज बने हैं वे, छठवे-सातवे गुणस्थान में घूम रहे है, 
क्योकि उनका उपयोग अभी भी श्रेणी के लायक नहीं है। अर्थ यह हुआ कि उनकी 
चचलता अभी नहीं मिटी और जब चचलता नहीं मिटी तो वह क्रिया, केवल दिखाने 
के लिए नहीं है। 

कल चर्चा चल रही थी कि, महाराज! तीर्थकरों को पिच्छी-कमण्डलु का 
विधान तो नहीं है और कल तो यहाँ दिया गया? हां ! बात तो ठीक है। ससारी 
प्राणी को मुनिरचर्या की सही-सही पहचान हो, ज्ञान हो इसलिए ये दिया गया है। 
जो तीर्थंकर दीक्षित होते हैं, वे पिच्छी और कमण्डलु नहीं लेते, क्योंकि ज्यों ही वे 
दीक्षित होते हैं, त्यों ही उन्हे सारी ऋद्धिया प्राप्त हो जाती हैं, एक मात्र केवलज्ञान 
को छोड़कर। उनकी मन, वचन, काय की चेष्टा के द्वारा त्रसों का और स्थावरों का 
घात नहीं हुआ करता, इस प्रकार की विशुद्धि उनकी चर्या में आ जाती है। और 
वे वर्द्धमान चारित्र वाले होते हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की 
आवश्यकता नहीं है, किन्तु जब वे आह्र के लिए उठते हैं, त्यों ही उपकरण का 
विधान उपस्थित हो जाता है। 

प्रवचनसार में आचार्य क्ुन्दकुल्ददेव ने प्रस्तुत किया है कि, रे ! तुने तो सझ 
कुछ छोड़ने का संकल्प लिया था। छोड़ने का संकल्प लेकर, अब ग्रहण करने के 
लिए जा रहा है। गृहस्थों के सामने हाथ यूं करेया (फैलायेगा), बड़ी अदूभुत बात 


पद समग्र खर्च/४ 


है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कामदेव हो, कोई भी हो। कर्मों के 
सामने सबको घुटने टेकने पड़ेगे। जब छोड़ने का सकलप लेकर दीक्षा ग्रहण की थी, 
तो इस समय ग्रहण करने क्‍यों जा रहे है- आचार्य कहते हैं- उत्सर्गमार्ग और 
अपवादमार्ग की सूचना आमम में है। जो व्यक्ति अपवादमार्ग को भूल जाता है वह 
भी फेल हो जाता है। और जो व्यक्ति उतसर्गमार्ग को भूल जाता है वह भी फेल 
हो जाता है। दोनों मे ही स्राम्य हो। वेतन देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर वेतन 
के साथ “कण्डीशन”” भी है कुछ। वेतन के साथ शर्त हुआ करती हैं, उनको जो 
स्वीकारता है उसे कहते है साधु! साधु शर्तों के साथ ही अपनी आत्मा की साधना 
करता है। आगम के अनुकूल करता है। भगवान्‌ की चर्या भी आगम के अनुकूल 
होती है, विपरीत नहीं हुआ करती। २६ मूल गुणों के धारक होते हैं वे। इसलिए 
एक बार ही आहार के लिए निकलने का नियम होता है, यह बात अलग है कि उनकी 
क्षमता ६ माह तक की रही, किन्तु ८ माह के उपरान्त वह भी उठ गये। 

इस चर्या में जब चार हजार मुनि महाराज फेल हो गये तभी से प्रारम्भ हो गया 
है ३६३ मतो का प्रचलन। दिगम्बर होने के उपरान्त जो शोधन करके आहार नहीं 
करता वह अन्य समिति वाला है। सम्यक्समिति वाला नहीं माना जाएगा। वे मुनिराज 
श्रावक के घर आकर आहार कब ग्रहण करते है जबकि श्रावक की सारी की सारी 
क्रिया देख लेते है। नवधा-भक्ति देख लेते हैं। आवक यदि नवधा-भक्ति करता है 
तो ही आहार लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। तो क्या हो गया था? कल किसी ने कहा 
था कि उन्हें अन्तरायकर्म का उदय था। बिलकुल ठीक है किन्तु लड्डू लाकर के दिखा 
रहे थे, क्यो नहीं लिए उन्होने? तब जबाब मिलता है, श्रावकों की गलती थी, मुनि 
महाराज की कोई गलती नहीं थी। आ्रावकों की क्या गलती थी? तो उन्होंने कहा कि- 
नवधा-भक्ति नहीं की थी। जब तक नवधा-भक्ति नहीं होगी, तब तक लाये गए 
आहार को वे नहीं लेगे। बहुत कठिन है, यह चर्या। एक माह, दो माह, तीन माह, 
चार माह, छह माह तक हो गये उपवास किये। उसके बाद ६ माह और अन्तराय 
चला। फिर भी उस क्रिया- चर्चा की इति नहीं की। इस चर्या से डिगे नहीं वे। यह 
मात्र जड़ की क्रिया नहीं है, किन्तु यह भीतर में छट्ठे-सातवें गुणस्थान में झूलता हुआ 
जो ज्ञानवान्‌ चेतन भगवान आत्मा है, उसी की क्रिया है- काम है। 

एषणा के कारण ही संसारमे विप्लव मचा हुआ है। एक दिन के लिए भी भूख 
सताने लग जाए तो “मरता क्या न करता””, “भूखा क्या-क्या करता”” ये सब 
कह्व्तें चरितार्थ होने लगती हैं। लेकिन कितने ही कठोर उपसर्ग-परीषह क्यों न 


सम खण्ड" ह ५्श्प्‌ 
हाँ तो भी मुनि महाराज अपनी चर्या से तीन काल में भी डिंगते भहीं। 'टरते से मंस 
नहीं होते। वे क्रभी मांगते महीं है, क्योंकि यही एक मुद्रा ऐसी रह गई है ससाए में, 
जिसके पीछे रोटी है और बाकी जितने भी हैं वे सब रोटी के पीछे हैं। मात्र साहित्य 
से काम नहीं चलने वाला इस जगह। यदि हमारे प्रास क्रिया है, दिगम्बर मुद्रा हैं तो 
साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ को दिखा सकते हैं। युग के आदिं में जो वृषभनाथ हुए 
थे उनकी चर्या को पालन करने वाले आज भी हैं। यह हमारा सौभाग्य है। 

यह संसारी प्राणी चार संज्ञाओं से ग्रसा हुआ है। आहार की संज्ञा से कोई निर्वृत्त 
नहीं है छट्ठे गुणम्थान तक, अर्थात्‌ यह संज्ञा छठवें गुणस्थान तक होती है। आहार 
सज्ञा का मतलब है आहार की इच्छा होना। आप लोगों कों भी आहार की इच्छा 
होती है और मुनि महागज को भी आहार की इच्छा है। किन्तु आप लोगों को आहार 
की इच्छा के माथ-साथ रस की भी इच्छा होती है। रस की इच्छा जिहेवा की भूख 
मानी जाती है और मुनिराज को मात्र पेट की भूख होती है। वह भूख वस्तुतः भूख 
नहीं है। रस की भूख ऐसी भूख है कि भूत लगा देती है। संसारी प्राणी इसी भूत 
के पीछे ही सारा का सारा श्रुगार करता है। खाते तो आप भी हैं, उतना ही पेट 
है और मुनि का पेट भी उतना ही है। फिर भी लंगतां है कि आपके पेट मे कहीं 
गुंजाइश अधिक है। जिससे अनथऊ (सांय का भोजन) की चिन्ता हुआ करती है 
आपको। मुनिराज को इसकी चिन्ता नहीं हुआ करती। उन्हे सत-दिन में एक बार 
ही चेतन को वेतन देने का काम है। इसीलिए ऋषभनाथ आपके घर आयेंगे। 

आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ने पूछा था समयसार पढ़ाते समय, बताओ+- 
तीर्थकर की प्रमन्‍त अवस्था कैसे पकंडोगे? समयसार की व्याख्या पढ़ाने के उपरान्त 
पूछा था, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात करना था कि ये किस प्रकार अपनी बुद्धि से अर्थ 
निकाल पाता है। मैंने कहा- महासज जी | आपमे इस प्रकार पढ़ाया तो है ही महीं? 
इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, कि कैसे पकड़ोगे? आधा-एक मिनिट सोचता रहा फिर 
बाद में मैंने कहा कि महाराज ! जब॑ तीर्थंकर चर्या के लिये उठते हैं,उस समय बिना 
इच्छा के नहीं उठते। आह्मर' लेते समय मांगेंगे, वह भी बिना इच्छा के नहीं। तभी 
एंक-एक ग्रास पर हम उनकी प्रमाद चर्या कों पकड़ सकते हैं। जिस समय वे ग्रासें 
लेते हैं उस समय छट्ठा गुणस्थान माना जायेगा, जो कि प्रेमाठ की अपस्था है। कारण 
कि लैने की इच्छा हैं। ध्यान रखभा वे आहार को ऐसे हों नहीं ले लेते, हमे लोगी 
जैसे, किन्तु यूँ-यूं (अंजुलि बांधकर शोधन का इशारा) शोधन करते हैं। शोधन करने 
का नाम है अप्रमत्त अवस्थी। से यूं-ूं क्या अंगुली सै? यह जड़े को क्रिया है क्या 


श्रे६ समग्र काण्द/॥2 


नहीं। ऐसा कभी मत सोचना कि यह जड़ की क्रिया है किन्तु यह सप्तम गुणस्थान 
की क्रिया है। इसको आगम में एषणा समिति बोलते हैं। यह अप्रमल दशा का घोतक 
है। ग्रास को लेने के लिए हाथ को यूं नीचे फैलाना, यह तो आहार संन्ना का प्रतीक 
है, उस समय छट्ठा गुणस्थान है, प्रमत्त है। किन्तु शोधन के लिए यूं-यू अंगुली का 
चलाना, यह सप्तम गुणस्थान है। पुनः हाथ फैलाना छट्ज और शोधन सातवां। इस 
प्रकार होती है उनकी क्रिया। इतना विशेष ध्यान रखना कि आहार लेते समय रस 
का स्वाद, रस में चटक-मटक नहीं करते। यह बहुत सुन्दर है, बढ़िया है। ऐसा कह 
देगे या मन में ऐसा भाव आ जायेगा तो गुणस्थान से नीचे आ जाएगे। लेकिन उन्हें 
बढ़िया-घटिया से कोई मतलब नहीं रहता। उनके अन्दर तो “अरसमख्वमर्गंध”” वाली 
गाथा चलती रहती है। 

आहार देते समय श्रावक लोग कह देते हैं कि महाराज ' जल्दी-जल्दी ले-लो। 
हम शोधन करके ही तो दे रहे हैं, लेकिन नहीं। मैं तो देखकर ही लूगा। क्योंकि 
आपकी एषणासमिति तो आपके लिए है, मेरी एषणासमिति मेरे लिए है। तुम्हारी 
जो क्रिया होगी वह तुम्हारे गुणस्थान की रक्षा करेगी और मेरी जो क्रिया होगी वह 
मेरी रक्षा करेगी। मेरे गुणस्थान की रक्षा करेगी। आगम की आज्ञा का उल्लंघन हम 
नहीं कर सकते। वह जड़ की क्रिया अपितु जड़हीन अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ आत्मा की क्रिया 
है। 

क्षुधा होती है- भूख बहुत जोरों से लगी है। तो देख लो। एक पूड़ी भी थोड़ी-सी 
देर से आती है तो कैसी गड़बड़ी हो जाती है भैय्या ! या तो पहले भोजन पर नहीं 
बुलाते, बुलाना है तो पहले पूड़ी का प्रबन्ध तो कर लेते। दाल के बिना काम चल 
जाए लेकिन पूडी के बिना कैसे चले। कुछ तो मिल जाए थाली में। उसी के साथ 
खाकर, थाली खाली कर दे। होता यह है कि भूख की इतनी तीव्र वेदना होती है 
कि असहय होती है। किन्तु मुनि महाराज कितनी ही भूख होने पर अपनी एषणा 
समिति को पालते हुए ही आगे का ग्रास लेते हैं। आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने तो कहा 
है- मुनि की परीक्षा समिति के माध्यम से ही होती है। वो जिस समय सोयेंगे, 
उस समय समिति चल रही है। बोलेंगे उस समय भाषा समिति चल रही है। जिस 
समय उठेंगे-बैठेंगे उस समय आदान-निक्षेपण समिति चल रही है। जब चलेंगे, 
ईय्यासमिति से चलेंगे। पूरी की पूरी समितियां चल रहीं हैं किसी भी क्रिया में कमी 
नहीं है। इसका मतलब है- अर्थ है कि प्रत्येक क्रिया के साथ सावधानी चल रही 
है, यानि चौबीसों घण्टे (हमेशा) स्वाध्याय चल रहा है। 


सपत खच्द/४ ४ श्र 

श्वेताग्बर और दिगम्बर दोनों मे भेद होने का मूल कारण यही है-- एघणासमिति। 
अंजलि में डालते ही ख़ा जाना, यह रागी का काम है। मांगना रागी का क्राम है। 
परन्तु महाराज का काम है, अंजलि में आते ही ठीक-ठीक शोधन करके खाना, रागी 
व्यक्तियों जैसे कभी भी नहीं खाना। शोधन करना बुद्धिमान्‌ की क्रिया है। हमें इस 
बात का गौरव है, गौरव ही नहीं स्वाभिमान भी है कि कम से कम महावीर भगवान 
के वीतराग-विज्ञान का जो मूर्तरूप है उसका पालन तो कर रहे हैं। इसमें गौरव होना 
भी सहज है। मात्र बातो के जमा खर्च से काम नहीं चल सकता किन्तु आगम की 
जो आज्ञा है उसका सेवन करना सर्वप्रंथम आवश्यक है। जिसका पेट ख़ाली है, वह 
व्यक्ति कभी भी पेट पर हाथ रखकर आनन्द का अनुभव नहीं कर सकेगा, क्योकि 
वह आत्माराम को भूखा रखता है। इसीलिए मेरा कहना ये है ! मेरा क्या कहना? 
आचार्यो का कहना है, अब आचार्यों का भी क्‍या कहना, दिव्यध्वनि खिरने गली 
है मध्याहन मे, उसी दिव्यध्वनि का कहना है कि यदि तुम सुख का अनुभव करना 
चाहते हो तो, अपनी चर्या को ऐसी (सदाचारपूर्ण) बनाओ। यद्वा-तद्घा चर्या बनाआगे 
तो नियम से मात खा जाओगे- भटक जाओगे। आज तक मार्ग से भरते रहे, कहीं 
रास्ता नहीं मिल्रा, यही कारण है। कारण को सही-सही जानना आवश्यक है, क्यंगकि 
कारण में ही विपर्यास हुआ करता है कार्य में नहीं। पहले भी कहा था- मंजिल 
मे और सुख मे कोई विसवाद नहीं हुआ करता, मात्र सुख को प्राप्त कराने वाले 
कारणों में विसवाद होता है। हमारी बुद्धि, जहों पर भी चर्या में कठिनाई होने लगती 
है तो उसे भूलती-भूलती चली जाती है चलते समय की कठिनाईयां होती हैं, 
बन्धुओ ! बैठे-बैठे नहीं। इन सभी कठिनाइयों को पार करने का मार्ग भगवान्‌ ने 
बताया है। वह आज चर्या करके आगे की परम्परा का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे है। 
उनकी चर्या के उपरान्त सभी समझ सके थे कि मुनिराज को इस प्रकार चर्या करना 
चाहिए तथा श्रावकों को भी इसका ज्ञान हुआ। 

ऋषभनाथ को १००० वर्ष तक केवलज्नान नहीं हुआ, तब ६.६ महिने के उपयन्त 
वे उठे, हजारों बार उठे। अर्थात्‌ हजारों बार उन्हें भूख लगी, आहार की इच्छा हुई। 
यह छट्ठे गुणस्थान क्री बात है। आहार की क्रिया, जबकि सातवें गुणस्थान तक 
चलती है यह धवलां, जयधवला और महाबन्ध के द्वारा ज्ञात होता है। अतः ज्ञानी 
को कोई रस सम्बन्धी, अन्न सम्बन्धी और कोई सामग्री सम्बन्धी परिग्रह् नहीं रहता। 
ज़ब मांगते हैं तो राग नहीं रहता क्या? रहता है। पर विषय सम्बन्धी नहीं रहता। 
फिर हता भी है और नहीं भी रहता, यह क्‍या कह रहे आप? जैसा कहा है दैसा 


'छ्श्द सबग्र खण्ड? 


ही तो कहूंगा, मैं अपनी तरफ से थोड़े ही कह रहा हूँ। विषय-सम्बन्धी राग को तो 
अनन्तकाल तक के लिए छोड़ दिया है उन्होंने। सामान्य जीवों जैसा ग्रहण करना 
उनका काम नहीं है। श्वेताग्बर कहते हैं- भगवान्‌ बनने के उपरान्त भी, वे कवलाहार 
लिया करते हैं। तो आचार्यो को परिश्रम और करना पडा। उन्होंने कहा हमें बताओ 
जब आहारसंज्ञा छट्ठे गुणस्थान तक ही रहती है तब तेरहवें गुणस्थान मे कैसे आहार 
लेंगे? इसलिए आज भी इस क्रिया का अवलोकन आप लोगो को करते रहना चाहिए। 
मात्र चाहिए ही क्या, किन्तु बहुत आवश्यक है, जिससे समझ मे आयेगा कि दिगम्बर 
परम्परा में किस प्रकार इसक्रिया को निर्दोष रखा कुन्दकुन्द भगवान्‌ ने। तूफान चला 
था तुफान, उस समय। जिसमें बड़े-बड़े पहाड़ भी उड़ रहे थे। लेकिन 
“ुद्धिसिरेणुद्धरियो समष्पियो भव्वलोयरस”” । इन महान्‌ आध्यात्मिक ग्रन्थ एवं मुनिचय 
को जीवित रखने का श्रेय, इस तूफान से बचाने का श्रेय, यदि किसी को है तो वह 
है आचार्य, कुन्दकुन्द स्वामी को। यह ध्यान रखना वे कुन्दकुन्दस्वामी केवल साहित्य 
लिखकर के इस मुनिमार्ग' को जीवित नहीं रख पाये, किन्तु उन्होंने स्वयं इस चर्या को 
निभाया। और इसे उसी शुद्ध रूप में आज तक सुरक्षित पालन करने वाले अनेकानेक 
भुनिराज हुए, यह गौरव की बात है। 

ऐसे मुनि मठाराज ही चौबीसो घण्टे स्वाध्याय करने वाले माने जाते है क्योकि 
षट्‌ आवश्यकादि क्रियाओ से उनका हमेशा ही स्वाध्याय चलता रहता है। इसलिए 
मात्र किताबों से ही स्वाध्याय होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कल हमने बत्ताया था। 
किसी को लगा होगा कि महाराज जी ने तो स्वाध्याय का निषेध कर दिया, किन्तु 
यहाँ स्वाध्याय का निषेध नहीं किया गया, बल्कि इन क्रियाओ से म्वाध्याय हमाग 
ठीक-ठीक हो रहा है या नहीं, इसका परीक्षण होता रहता है। जो इन क्रियाओं का 
पालन नहीं करता, उस व्यक्ति का स्वाध्याय, स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। समयसार 
में भगवान्‌ कुन्दकुन्द ने कहा है- “पाठो ण करेंदि गुण” | तोता रटनत पाठ करना 
गुणकारी नहीं है- कार्यकारी नहीं है। 

““आलस्याभावः स्वाध्यायः” कहा गया है। इसलिए नियमसार जी में उन्होंने 
(कु्दकुन्द स्वामी ने) यहाँ तक कह दिया कि आपने स्वाध्याय को भुला ही दिया। 
स्वाध्याय को आपने बताया ही नहीं आवश्यकों के अन्दर? तो उन्होने उत्तर दिया- 
एक गाथा के द्वारा-स्वाध्याय तो प्रतिक्रमण एवं स्तुति आवश्यकों में गर्भित हो जाता 
है यह नियमसार की गाथा है। कुन्दकुदस्वामी की आग्नाय के अनुसार एवं मूलाचार 
आदि ग्रन्थों को लेकर, आचार्य प्रणीत जितने भी आचार-संहितापरक ग्रन्थ हैं उनमें 


समझ खण्द/४ | श्श्द 
कहीं भी २८ मूलगुणो' में मुनियों के लिए स्वाध्याय आवश्यक नहीं बताया गया। 
यदि स्वाध्याय को आवश्यको मे ग्रिनना शुरू कर देंगे तो ३६ मूलगुण हो जायेगे, 
या फ़िर एक को अलग करके उसे रखना होगा। यह सब ठीक नहीं, अवर्णबाद 
कहलायेगा। व्युक्रम भी नहीं कर सकते, अतिक्रम भी नहीं कर सकते, अनाक्रम भी 
नहीं क़र सकते हैं हम जिनवाणी मे। 
अन्यूनमनतिरिकत यायातथ्यं बिना च विपरीतातु । 
निःसन्देहंवेदयदाहुस्तम्ज्ञानमागमिनः । । 

इस प्रकार ज्ञान की परिभाषा समन्तभद्र स्वामी ने की है। न्यूनता से रहित होना 
चाहिए। विपरीतता से भी रहित होना चाहिए। ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्यथा 
भी नहीं होना चाहिए। “याथातथ्य'” जैसा कहा गया है वैसा ही होना चाहिए अन्य 
नहीं। 

आचार्य कुन्दकुन्ददेव भी कहते है कि हमारे वे मुनिराज तीन काल में अपनी 
आत्मा को नहीं भूलते, क्योकि यदि भूत करेगे तो क्रियाओं में सावधानी नहीं आ 
सकेगी। ध्यान रखना दिव्य-उपदेश होगा मध्याहन मे, क्या कहेगे भगवान्‌, किसको 
कहेगे और किस रूप में कहेगे? सर्वप्रथम देशनालब्धि का अधिकारी कौन है? इसका 
उत्तर पुरुषार्थसिद्धयुपाय मे, जिसका कि अभी मगलाचरण किया गया है, दिया है। 
जिसके पास योग्यता नहीं है उसे देशना मत दो। उसको यदि देशना देंगे तो वह 
अनादर-अपमान करेगा। जिनवाणी का अनादर हो जाएगा। उन्होंने कहा है-- जो 
आठ अनिष्टकारक हैं, दुर्द्ध/ है, जिनका छोड़ना बहुत कठिन है। “दुरितायतनानि'! 
पाप की खान है। पाप की मूल ख़ान कौन है, मद्य, मास, मधु और सात प्रकार के 
व्यसन जो इसमें आते है। “जिनधर्मदेशनायाः भवन्ति पात्राणि शुद्धधिय' ” इन पापो 
का, इन व्यसनों का त्यागी जो नहीं है, उसको यदि तुम पवित्र जिनवाणी को द्ोगे 
तो सम्भव नहीं, उसका वह सही-सही उपयोग करेगा। इसे आप सामान्य चीजें 
साग-सब्जी जैसा नहीं समझें। क्रि ठीक नहीं लगा तो बदल लिया दो और रख दो, 
या क्रम कर दो। ऊपर से और डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता। यह जिनवाणी है 
जिनवाणी? इसको जो सिर पर लेकर के उअग्रेगा वही इसका महत्व समझ सकेगा। 

मैं स्वाध्याय का उस रूप मे निषेध नहीं करता, किन्तु जिस व्यक्ति की भूमिका 
ही नहीं है स्वाध्याय करने की। उस व्यक्ति को,यदि समयप्तार पढ़ने के लिए दे देते 
हो तो, आप नियम से प्रायश्िचत्त के भागी हलेगे। ऐसा मूलाचार में कह्म-है। मुनिसज 
को कहा गया है,कि जो व्यवित जिनवाणी का आदर नहीं करता, उसको आएं अपने 


(४० समग्र खत्द/४ 


प्रलोभन की वजह से यदि जिनवाणी सुना देते हैं तो आप जिनवाणी का अनादेर 
कर रहे हैं। हां, जिस किसी को भगवान्‌ के दर्शन नहीं कराना, किन्तु पूछताछ करके 
कराना। समझने के लिए यहाँ पर कोई जौहरी भी हो सकता है। जो जवाहरात का 
काम करता हो। उससे मैं पूछना चाहता हूँ, वह अपनी तस्तरी में मोती-मणिकाओं 
को रखकर दिखाता-फिरता है क्या? बहुत सारी दुकानें हैं जयपुर के जौहरी बाजार 
में। अन्य दुकानों प्रर जैसा सामान लटकाए रहते हैं वैसा जौहरी बाजार में जाने 
के उपरान्त किसी भी दुकान में नहीं देखा। मैं पूछना यह चाहता हूँ, क्या उन्होंने 
बेचने का प्रारम्भ नहीं किया? किया तो है, दुकान तो खोली है, फिर ग्राहक आकर 
पूछता है कि क्‍यों भैय्या ! आपके पास में ये सामान है? हां ! है तो सही, लेकिन 
हमारे बड़े बाबाजी अभी बाहर गये हैं, आप यहाँ शान्त बैठिये। गए-बए कहीं नहीं 
थे। उस ग्राहक की तीव्र इच्छा की परीक्षा की जा रही थी। मात्र वह पूछने तो नहीं 
आया है। खरीदने के लिए भी आया है या नहीं। आप लोग उस समय तकिए के 
ऊपर आरामतलबी के साथ बैठे रहते हैं। ३.४ बार के निरीक्षण कर लेने के बाद, 
जब यह निश्चित हो जाता है कि, ये असली ग्राहक हैं तब आप डिबिया में से डिबिया, 
डिबिया में से डिबिया और भी डिबिया में से डिबिया...........फिर पुड़िया में से पुड़िया, 
पुड़िया में से पुड़िया . ऐसे निकालते चले जाने पर ........फिर लाल रंग का कवर, 
फिर नीले रंग का कवर, कभी और ..... .................... ....---०--- « -«««_+«+. 
आते-आते अन्त में एक पुड़िया खुल ही जाती है, तो क्या कहते हैं उससे, हाथ नहीं 
लगाना उसको यूं दूर से ही दिखा देते हैं। किसी को नहीं कहना। 

यहाँ पर भी इसी प्रकार की मूल्यवान वस्तु है जिनवाणी ! जो व्यक्ति आत्मा 
आदि को कुछ नहीं समझता। जानने की इच्छा भी नहीं कर रहा, उसको कभी भी 
नहीं देना। किन्हीं-किन्हीं आचार्यों ने कहा है- आत्मा की बात तो सामने रखना, 
लेकिन इतना ख्याल रखना कि उसका मूल्य किसी प्रकार से कम न हो जाए, इस 
ढंग से रखना। जबरदस्ती नहीं करना किसी को। क्योंकि वह व्यक्ति उसका पालन 
नहीं कर सकता। किसी ने कहा है कि- “भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी 
कण्ठीमाला।”' ऐसा कहेंगे वे आत्मा के बारे में जो उससे अपरिचित व्यक्ति है। 
उसे अपनी माला की आवश्यकता है, अन्य की नहीं। 

स्वाध्याय का निषेध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भूमिका का विधान है यह। 
स्वाध्याय की क्रिया को करना जिसने प्रारम्भ कर दिया है, वह तो नियम से 
स्वाध्याय कर ही रहा है। मैं बार-बार कहा करता हूँ-- जिस समय आप खिचड़ी 


सना छथ8 | ४१ 
बनाना चाहते हैं, उसे समत्र भी आप स्वाध्याय कर रहे झेते हैं। कैसे स्वाध्याव कर 
रहे हैं महाराज? मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल सही-सही दंग॑ से स्वाध्यांय कर रहे 
हैं। क्योँकि उस समय आप अभक्ष्य से बचने के लिए एक-एक कणों का निरीक्षण 
कर रहे हैं। किसी ने कहा महाराज जी ! समता रखना चाहिए? किन्तु कब रखना 
चाहिए? प्रतिकूल वातावरण में, या अनुक्कूल वातावरण में? बन्धुओ! भक्ष्य-अभक्ष्य 
के बारे में कमी समता नहीं रखना चाहिए, ध्यान रबखो। भक्ष्य-अभक्ष्य के बारें में 
यदि समता रखोगे तो नियम से पिट जाओगे और गृणस्थान से भी धड़ाम से नीचे 
गिरोगे। उस समय बुद्धि का पूरा-पूरा प्रयोग करना चाहिए। हां, तो एक-एक का 
ज्ञान होना आवश्यक है वहाँ पर। हेय चीजें, अभक्ष्य चीजें, अनुपसेव्य चीजें जो 
कुछ भी मिली हुई हैं, उनको अलग-अलग निकालना ही तो क्रिया-कलांप का 
स्वाध्याय है। ऐसा करना भगवान्‌ की आज्ञा का अनुपालन भी है, यही सही 
स्वाध्याय है। जो प्रकाश रहते हुए तो इधर-उधर घूमता है जबकि अनथंऊ का समय 
है, और जब प्रकाश नहीं रहता, उस समय जल्दी-जल्दी भोजन कर लेना चाहता 
है, और सोचता है एक बार स्वाध्याय कर लेंगे तो साय का सारा दोष ठीक हो जाएगा, 
लेकिन ध्यान रखो बन्धुओ ! ऐसा नहीं होगा। वह क्रियाहीन स्वाध्याय फालतु माना 
जाएगा। उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आस्था उसके 
प्रति नहीं है। 

आप शंका कर सकते हैं महाराज जी ! छहढाला में आवश्यकों में स्वाध्याय 
को शामिल किया है? उसका उत्तर भी सुन लीजिए- छहढ़ाला में जहाँ छटवीं दाल 
में “नित्त करें श्ुतिरंति”” ये पाठ है वहाँ उसके स्थान पर संशोधन कर “प्रत्याख्यान' 
का प्रयोग कर लेना चाहिए। उन्हें, जिन्हें की हमेंशा श्रुत की सुरक्षा की भावना रहती 
है। क्योंकि स्वयं छहदालाकार ने कहा है कि “सुधी सुधार पढ़ो सदा'” इसलिए 
सुधारना लेखक के अनुकूल है। इसमें दूसरा हेतु यह भी है कि २८ मूलगुणों में 
प्रत्याख्यान नाम का एक मूलगुण ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग तो मुनि नहीं 
है अतः इस ओर दृष्टि नहीं गई शायद। पर मैं तो मुनि हूँ, २८ मूलगुणों को पालना 
है-- जानना हैं, अतेः मेरी दृष्टि इस ओर रही। मैंने इसे देखने के लिए कुन्दकुन्द 
देव का साहित्य टटोला और जितने भी आचार्य हुए हैं उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्यों को 
देखा। शबे जंगह प्रत्याख्यान ही मिला। किसी ने भी स्वाध्याय को ६ आवश्यकों 
में नहीं गिना। इंसलिए स्वाध्याय स्वयं प्रतिक्रमण, स्तुति और वंदना में हों जाता 
है। जिसका समर्थन कुन्दकुन्ददेद ने अपने नियमसार में किया है। अठः दौलेतरीम 


शहर समग्र त्प्ड/४ 


जी के विनीत भावों क्रा आदर करते हुए जैसा कि उन्होंने कह “सुधी सुधार पढ़ो 
सदा” प्रत्याख्यान पाठ कर लेना चाहिए। 

शक बात का और ध्यान रखना होगा कि स्वाध्याय किस समय करें। हम 
स्वाध्याय करते हैं, किन्तु सामयिक के काल मे नहीं करना चाहिए। तथा इसी प्रकार 
कुछ और समय आमगम में कहे गये हैं उनमे नहीं करना चाहिए। जो कि स्वाध्याय 
के विधान करते है उस समय में यदि करना ही चाहे तो “आलस्याभाव:ः स्वाध्याय:। ' ! 
स्वाध्याय का अर्थ लिखना पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय की अर्थ वस्तुतः आलस्य के 
भावों का त्याग है, अर्थात्‌ जिस व्यक्ति का उपयोग, चर्या हमेशा जागरूक रहती 
है उसका सही स्वाध्याय माना जाता है। 

प्रवचनसार के अन्दर उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग के प्रकरण में आचार्य कुन्दकुन्ददेव 
ने लिखा है कि मुनिराज के पास किसी प्रकार का ग्रन्थ भी नहीं रहता। क्योंकि 
शुद्धोपयोग ही मुनिराज की चर्या मानी जाती हे। इससे उनके पास पिच्छी-कमण्डलु 
भी मात्र समिति के समय उपकरणभूत माने जाते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि, स्वाध्याय करते-करते आज तक किसी को शुद्धोपयोग नहीं हुआ और ना ही 
केवत्न्नान, न हुआ है, न हो रहा है और न होगा। अत. शुद्धोपयोगी मुनियो के 
कोई भी उपकरण नहीं होता। 

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि, कुन्दकुन्ददेव के ग्रन्थों मे रचयिता का 
नामोल्लेख करने का श्रेय किसको है? स्वाध्याय करने वालों से पूछते हैं हम? 
कुन्दकुन्दस्वामी के साहित्य का आलोडन करने वालों से पूछते हैं हम? कुन्दकुन्दस्वामी 
का यह समयसार है, प्रवचनसार है, पचास्तिकाय है, इस प्रकार कहने वालों मे किसका 
नम्बर है। आचार्य कुन्दकुन्द ने तो द्वादशानुप्रेक्षा के अलावा कहीं लिखा ही नहीं कि 
यह मेरी कृति है। इसलिए समयसार किसका है? यह कहने का प्रथम श्रेय किसको? 
भरी सभा मे इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्वाध्याय करो-स्वाध्याय करो, ऐसा कहने से 
कुछ नहीं होने वाला। बन्धुओ ! बहुत ही चिन्तन और मनन करने की बात है यह। 
जिसने कुन्दकुन्द स्वामी से पहचान करायी, उसका नाम लेओ, कौन है बह? बार-बार 
कह्म जाता है कि अमृतचन्द जी ने टीका लिखकर बहुत महन्‌ कार्य किया, बिल्कुल 
जैक है। परन्तु उनकी टीका मे कुन्दकुन्ददेव का नाम तक नहीं है। क्यों नहीं है? 
भगकान्‌ जाने या कुद्धकुन्ददेव जाने या जानें स्वयं अमृतचन्द जी। कुन्दकुद स्वामी 
के नामोल्लेख का पूरा-पूरां श्रेय मिल्रता है जयसेनाचार्य जी को। कुन्दकुदस्वामी का 
नाम्र अपने मुख से लेने वालों को, बार-बार कहना चाहिए कि धन्य हैं दे जयस्लेनाचार्य। 


लगा जाड2 ह ए॥३ 
यदि आज वे नहीं होते तो समयसार के कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द हैं इसे भी नहीं पहचान 
पठे। धन्य हैं वे टीकायें। ऐसी टीकायें लिखी है कि सामान्य व्यक्ति भी पढ़कर अर्थ 
निकाल सकता है। बन्धुओ ! स्वाध्याय करना अलग वस्तु है और भीतरी रहस्य - 
गहराई को समझना अलग वस्तु है। ये सभी बाते सभा मे रखना आवश्यक नहीं 
समझ रहा हूँ, अतः यदि विद्धानू आये तो हम उनसे विचार-विमर्श कर सें इसके 
बारे से। खुलकर विचार होना चाहिए। जो गुत्वियां है उन्हे समझाना होगा। तभी 
समझूँगा कि वस्तुतः स्वाध्याय क्या वस्तु है। 

प्रबचनसार मे, समयसार मे, पंचास्तिकाय में पाच-पाच, छह-छह बार कहा है- 
“कुन्दकुन्दाचार्यदेवर्भणित। '” उन्होंने लिखा है, हम आचार्य कुन्दकुन्द के कृपापात्र 
हुए हैं। ऐसे आचार्य महाराज के हम ऋणी हैं, जिन्होंने हमें दिशाबोध दिया है। जिन्होंने 
भी दिशाबोध दिया, उनका नाम लेना अनिवार्य है, जैसा कल पण्डित जी ने कहा था- 
सर्वप्रथथ और कोई आचार्य का नाम नहीं आता, मात्र कुन्तकुन्ददेव के अलावा। 
कुन्दकुन्दाम्नाय-कुन्दकुन्वाम्नाय ऐसा कहना चाहिये। लेकिन यहाँ ध्यान रक्‍खों कि 
कुन्दकुन्ददेव का नाम सर्वप्रथम कौन लेता है उसे भी १० बार याद करना चाहिये, अन्यथा 
हम अन्‍्धकार में रह जायेंगे। हमे जयसेनाचार्य को योग्य श्रेय देना होगा। अमृतचन्द 
जी का उपकार भी हम मानेंगे, लेकिन लोगो को जहाँ संदेह होता है, हो रहा है, 
उसका निवारण करना भी आवश्यक है। अमृतचन्द जी ने अपने नाम का उल्लेख 
प्रत्येक ग्रन्थ में टीकाओं के साथ-साथ किया है, अनेक विधियो से किया है, पर आचार्य 
कुन्दकुन्ददेव का नाम एक बार भी नहीं लिया। क्यो नहीं लेते हैं? भगवान्‌ जानें और 
अमृतचन्द्र जी स्वयं जाने कि उनसे क्यों नहीं लिया गया कुन्दकुन्ददेव का नाम। आप 
लोग तो मात्र कुन्दकुन्द का नाम तेते हैं किन्तु मैं कुन्दकुन्द का नाम लेता हूँ और 
उनके बिना चलता तक नहीं। साथ ही, बीच-बीच में जयसेनाचार्य को भी, याद किये 
बिना चल नहीं सकता। कारण कि, मुझे बिना टार्च (जयसेनाचार्य) के चला ही नह 
जाता। वह टार्च दिखाने वाले हैं, वस्तु को स्पष्ट करने वाले हैं आचार्य जयसेन 
जयसेन स्वामी हैं। 

मैं उनको, उनकी कृपा को, उनके उप्रकार को क़ैसे भूल सकता हूँ। आज ने 
जयसेन हैं न अमृतबन्द जी, न क्ुदकुन्द भगवान्‌ हम तो जिससे दिशा मिली उनका 
नाम लेंगे। कई लोग नाम नहीं लेना चाहते, क्यों नहीं लेना चाहते? इसके बारे में 
हमारे मन में शंका उठी है अतः इस्र मूढ़-विषय की ओर स्वष्यात करने वालों को 
देखना-सोचना चाहिये। यह बात हिन्दी में नहीं मिलेके। आप प्रशस्ति पढ़िये, एक/छुक 


'ए्ड४ सम जथा/४ 


पंक्ति पढ़िये। दिन-रात समयसार का स्वाध्याय करते हैं, फिर भी आज तक आप 
' इस विषय से अनभिन्न रहे, कि भगवान्‌ कुन्दकुन्ददेव को प्रकाश में लाने वाले कौन 

हैं? 

बहुत से कुन्दकुन्दाचार्य नाम के मुनिराज हुये हैं, लेकिन प्रकृत कुन्दकुन्दाचार्य 
जी ने जो चर्या निभायी तथा उस चर्या को सुरक्षित रखकर, हम सभी को देने का 
श्रेय प्राप्त किया। उनके लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने कहा था कि वे महान्‌-तीर्थकर 
होंगे। उनका गुणानुवाद करके हम धन्य हो गये। 

अमृतचन्द जी समयसार, प्रवचनसार और पचास्तिकाय की वृत्तियों द्वारा रहस्यों 
को तो खोलना चाहते हैं पर कुन्दकुन्दचार्य का नाम लिखना क्‍यों नहीं चाहते, यह 
बात समझ में नहीं आती। बड़े-बड़े व्याख्याकार यदि उनका नाम नहीं लेंगे तो हमारे 
लेने का क्‍या महत्व होगा? वे (अमृतचन्दजी) उन ग्रन्थों पर टीका करने वालों में 
आदि ठीकाकार हैं, फिर नाम क्यों नहीं लेना चाहते। कुन्दकुन्ददेव के साहित्य का 
स्वाध्याय करने-प्रचारित करने वालों को तो कम से कम सोचना अवश्य चाहिए कि 
टीकाकार मूलकर्ता का नाम क्‍यों नहीं ले रहे है, विषय बहुत गंभीर एवं चिन्तनीय 
है। 

आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि वही पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कह रहे हैं कि जब 
तक सप्तव्यसनो का त्याग नहीं होता, तब तक स्वाध्याय करने की योग्यता किसी 
भी व्यक्ति के पास नहीं आती। वैसे सप्त व्यसन राष्ट्र की उन्‍ति के लिए भी 
हानिकारक है और आत्मोन्‍नति के लिए भी। इस तरह जब देशनालब्धि की पात्रता 
के लिए सप्तव्यसनों के त्याग का विधान किया गया है, तब स्वाध्याय करने के पहले 
इतना तो नियम दिला देना“ले लेना चाहिए, बाद में स्वाध्याय आरम्भ करें। इसे मैं 
क्रमबद्ध स्वाध्याय कहता हूँ। अन्यथा आप क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो करते रहेंगे, 
जिससे कि कुछ भी लाभ होगा नहीं तब तक, जबकि स्वाध्याय को कम से कम क्रमबद्ध 
नहीं करते। 

एक आन्दोलन चला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से निकालने के लिए। कैसे 
निकाला जाए? तो उनकी जितनी भी चीजें हैं, परम्परायें हैं, उन सबको समाप्त कर 
देना आवश्यक होगा। इसी क्रम में शिक्षाप्रणाली को लेकर विरोध चला। गांधीजी 
ने शिक्षाप्रणाली को लेकर आन्दोलन चलाया। उस समय कई विद्यार्थी उनके पास 
आकर कहने लगे- भविष्य के साथ अहित कर रहे हैं। बेटा! क्या बात हो गई, 
बताओ ले? छात्र ने कहा- आप सब कुछ का विरोध करें- कर सकते हैं पर शिक्षण 


संध्त जप्ह/ ४ श्४५्‌ 
का तो विरोध मत करो। बापू जी ने कह्- बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम शिक्षण 
का विरोध तो नहीं करते 

वह लड़का कहता है- मेरी समझ में नहीं आ रह, आप हमें घुमाना चाह रहे 
हैं? घुमाना नहीं चाह रहा हूँ बेटा ! मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षण होना चाहिए 
और सभी को उससे लाभान्वित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। परन्तु शिक्षण 
की पद्धति भी तो सही-सही होनी चाहिए। जैसे हम दूध पी रहे हैं, लेकिन दूध पीते 
हुए शीशी में पी रहे है। भारतीय सभ्यता शीशी से दूध पीने की नहीं है। शीशी भी 
ऊपर से बिल्कुल काली है, जिसमें पता भी नहीं चले कि दूध है या और कुछ भी। 
एक तो शीशी में तथा दूसरे काले रंग वाली शीशी में और ऊपर से शराब की दुकान 
पर बैठकर पी रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, गांधी जी ने बहुत चतुराई से काम लिया। 
उन्होंने शिक्षण का विरोध नहीं किया किन्तु शिक्षा प्रजाती का विरोध किया है। इसमें 
रहस्य यही है कि हम जिस शिक्षण प्रणाली से शिक्षा लेंगे तो आपके विचार भी 
तदनुसार ही होंगे, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यंदि आपके 
हाथ में शीशी है वह भी काली, और उसमें रखा दूध आप शराब की दुकान पर 
से पी रहे हैं, तो एक भी व्यक्ति ऐसा न होगा जोकि देखकर आपको शराबी न समझे। 
इसलिए दूध को दूध के रूप में पिओ, भले ही दिखाकर पिओ, कि देखो दूध यी 
रहा हूँ। इसी तरह वस्तु-विज्ञान को दिखाओ पर दूसरों को विचलित न होने दो। 
जो वस्तु दिखा रहे हैं वह सत्ता के माध्यम से नहीं किन्तु आगम की पद्धति के अनुसार 
दिखाना चाहिए। इस प्रकार दिखाने से सामने वाले व्यक्ति का जो उपयोग है वह 
केन्द्रित होगा और उसका विश्वास हमारे ऊपर शीघ्र तथा ज्यादा होगा। वात्सल्य-प्रेम 
बढ़ेगा। यदि हठात्‌ कहने लग जाएंगे तो एक भी बात मानने वाला नहीं होगा। अतेः 
हमें जो शंका है उसे आगम के अनुरूप ही समाधान करके धारणा बनानी चाहिए। 

धवला, ज॑यधवला, महाबन्ध में आचार्यों ने कहा है कि श्रावकों का क्या कर्तव्य 
होना चाहिए- “दा पूषा सीलमुक्‍्वातो'”। जयधवला को सिद्धान्त ग्रन्थ माना जाता 
है। जिसे भगवदूगुणघर स्वामी ने लिखा हैं जिसकी टीका वीरसेन स्वामी ने की है 
उसमें उन्होंने श्रावक के चार आवश्यक धर्म बतलाये हैं। आवश्यकों को उन्होंने 
धर्म संज्ञा दी है। जो व्यक्ति दान को, पूजा को, शीश को उपयास को जड़ की क्रिया 
कहेगा तो उसके उस उपदेश से सारी की सारी जक्ता विमुज हो जाएगी। क्योंकि यह 
उपदेश प्रणाली ही अश्यम से उस्टी है। यह जड़ की क्रिया महीं, धर्म की क्रिया है । दंस्तुभूठ 
जो धर्म है। रुखुलहांवो बम्णो उस धर्म को प्रात करने के किए आवकों के लिए चोर 


श्ड६ तक जष्द (8 
आवश्यकों का मार्ग ही सही प्रणाली-पद्धति है। यही भगवान्‌ का संदेश और आज्ञा 
' भी है। जो व्यक्ति आज्ञा का उल्टा प्रयोग करके केवल बन्ध के कारणों में इन 
धर्मों को गिनाता है, इसके द्वारा संबर, निर्जरा नहीं मानता, वह अपने व्याख्यान 
से जिनवाणी का-धर्म का अवर्णवाद कर रहा है। 

यह वाक्य मेरे नहीं हैं। मैं तो केवल एक प्रकार का एजेन्ट हूँ। एजेन्ट का काम 
होता है कि सही-सही वस्तु का प्रसार करना। एक दुकान से दूसरी दुकान में पूरी-पूरी 
ईमानदारी के साथ दिखाओ। फिर भले ही कोई उस वस्तु को अच्छा कहे या बुरा! 
अच्छा कहे तो भी वस्तु वही है तथा बुरा कहने पर भी वही है। उसको तो दिखाने 
का वेतन कम्पनी से मिल ही रहा है, उसमें काई बाधा नहीं। इसी प्रकार मुझे भी 
अरहन्त भगवान्‌ की तरफ से वेतन मिल रहा है। इसलिए इस प्रकार के व्याख्यान 
जब तक हम समाज के सामने नहीं रखेंगे तब तक सही-सही स्वाध्याय की प्रणाली 
आने वाली नहीं है। यह करना हमारा कर्तव्य है इसलिए इसे करना भी आवश्यक 
समझता हूँ समय-समय पर। 

आज हम देख रहे हैं कि स्वाध्याय करते हुए भी जिस व्यक्ति के कदम आगे 
नहीं बढ़ रहे है, उसका अर्थ यही है कि उसे स्वाध्याय करना तो सिखा दिया है, 
किन्तु भीतरी अर्थ, जो वस्तुतत्त्व था, उससे उसे अपरिचित रखा है। उसको 
अधेरे में रखा है। जो व्यक्ति वस्तुतत्त्व को अंधेरे मे रखता है, वह व्यक्ति स्वयं 
भी खाली हाथ रह जाता है। और दूसरे को भी खाली हाथ भेजत्ता है-घुमाता रहता 
है। लेकिन हमारी (जिनवाणी की) दुकान ऐसी नहीं है। हम भी नीची दुकान-मकान 
रखते हैं परन्तु ऊचे पकवान रखते हैं। “ऊची दुकान फीके पकवान'' यह नहीं 
मिलेंगे। 

“वक्तृप्रामाण्याद्चन प्रामाण्यम्‌'  - वक्ता की प्रमाणता से वचन प्रामाणिक होते 
हैं। कारण कि वक्ता यद्वा-तद्घा नहीं कह सकेगा। उसके पास किसी प्रकार का पक्षपात 
नहीं हुआ करता। एजेन्ट जो होता है वह किसी प्रकार से कम-वेशी दाम नहीं बताता। 
जिसको लेना हो लो, नहीं लेनां हे न लो। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 
पूछते हैं हम नहीं लेंगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? चह कहता है कि हमारी दुकान 
कम्पनी बहुत बड़ी है। जिसमें बिना काम के भी काम चलता है। कभी कम्पनी फेल 
होने की संभावना भी नहीं। ध्यान रखना, लौकिक कम्पनियां फेल हो सकती हैं पर 
वीतराग भगवान्‌ की कम्पनी तीनकाल में फेल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने तो भैस्धा 
ऐसी कम्पनी में नौकरी कर ली है कि, जितना हम काम करेंगे. उद्ना दाम मुझे आयु 


सगे संग ४ ऐ 


के अन्त तक मिलता रहेगा। 

अब हमें अपने जीवन की आजीविका की कोई चिन्ता नहीं। आचार्यों ने 
कहा है जिस अंतुर वक्ता को आजीविका श्रोत्ताजों के ऊपर निर्भारित है वह 
वक्ता वस्तुत्तत्व का अ्रतिपादन ठीक-ठीक॑ नहीं कर संकता। उन्होंने कहा है 
“क्रोधलोभभीरूत्वह्स्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषण च पंच '” वक्ता से पहले श्रोता 
को जान लेना चाहिए कि वक्ता कैसा-कौन है। जैसा पण्डित जी ने अभी कहा था- 
किसका लेख है यह किसका प्रवचन है? यह ठीक॑-ठींक जान लेना आवश्यक है! 
यदि पाठक कुछ भी नहीं जानता और लेखक छीक है तो वह सब कुछ मानने को 
तैयार है। नहीं तो वह मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सिद्धान्त कभी भी वस्ता 
के घर का नहीं चलता। जैसे घर की दुकान हो सकती है, लेकिन नाप-तौल के माएक 
घर के नहीं हो सकते । क्यों भैय्या दुकानदारों ' दुकानदार का मतलब है, दो कान 
वाले! दो कान बाले दुकानदारों ! हम पूछनाचाहते हैं कि माल आपका, दुकान आपकी, 
संब कुछ आपका, किन्तु नाप-तील भी आपका हो तो? पकड़े जायेंगे। सब कुछ 
आपका हो सकता है पर नाप-तौल तो शासकीय ही होगा। 

इसी प्रकार प्रवचन आप कर सकते हैं ग्रन्थ भी प्रकाशित कर सकते हैं। परन्तु 
घर का लिखा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं कर सकते। आचार्यो के ग्रन्थों का सम्पादन “प्रकाशन 
करने वालों से हप यह कहना चाहते हैं कि वे ऐसा प्रकाशन करें, ऐसे सम्पादकों 
को रखें, अनुबादकों को रखें, जो जनसेवी हों और निर्भीक भी हों। घिद्वानों के बिना 
यह काम सद्दी-सही नहीं हो सकता, पर वे भी वेतन पर तुलने वाले नहीं होना चाहिए। 
कितने ही कष्ट आ जायें फिर भी वह इधर का डडा (मात्रा) उधर लगाने को मंजूर 
न करता हो। इतना संयत हो। 

बक्ता की परिभाषा करते हुए आचार्यो ने कहा है कि- वक्ता निरीह हो, वीतरागी 
हो, पक्षपाती न हो, किसी भी प्रकार से-प्रलोभन से उलट-पलट करने को तैयार न 
हो। वह होता है वंक्‍्ता। 

एक वकील होता है और एक जज (न्यायाधीश) हुआ करता है। दीनों एल. 
एल.बी. हुआ करते हैं, किन्तु जजमेन्ट वकील नहीं दे सकता। जजमेन्ट जज का 
ही माना जांता हैं। एक बार ही दिया जाता है उसमें फिर'हेर-फेर नहीं होता। चाहे 
अपील करें दूंसरी अदालत में, यह दूसरी बात है। अदालत में एक बार लिख दिया 
जज ने सो लिख दिके। लेकिन अकौलों की स्थिति वह नहीं हुआ करती, उसेके तो 
एंक रांति में हंकरों असाइस्ट! बदल जाते है। आजे जर्ज की बड़ी आवश्यकर्ा है, 


॥।॒ 


'ए्‌ंद समय लन्‍्छ/४ 


वकीलों की नहीं। वकील को पेशी पर जाना पड़ता है अतः पेशी कहलाती है। परस्तु 
' जज की पेशी नहीं हुआ करतीं। कोर्ट मे जज के सामने राष्ट्रपति को भी यू (झुकना) 
करना पड़ता है। इसी तरह सिद्धान्त के सामने सबको झुकना पड़ता है। तीर्थंकर 
भी नमो उस्तु करते हैं। जो वस्तुतत्व जैसा है, जिस रूप में है, वहीं सिद्धान्त है उसी 
को नमस्कार करना पड़ता है। अरहन्त परमेष्ठी को भी नमस्कार नहीं करना होता 
है, आचार्य को भी नहीं, साधु को भी नहीं, लेकिन वस्तुस्वरूप में अवस्थित 
सिद्धपरमेष्ठी को उन्हें भी (तीर्थकरों को) नमस्कार करना पड़ता है। अर्थात्‌ तीर्थकर 
उस हाईकोर्ट को नमोस्तु करते हैं जिससे ऊपर कोई नहीं। जिसके कोट में कालिमा 
नहीं है। जज कैसे कपड़े पहनते हैं? फक-सफेद। और वकील? काला कोट पहनते 
हैं भैय्या । इसलिए उनकी आज्ञा नहीं मानी जाती। जज की बात मानना आवश्यक 
ही नहीं अनिवार्य भी है। इसी तरह सिद्धरूप शुद्धतत्त्त की बात मानने में हमारा 
कल्याण होगा, वीतरागी की बात मानने मे कल्याण होगा, अन्य की मे नहीं। बिना 
माने हमारा कल्याण सभव नहीं। यड़ सब हमारे आचार्यो ने कहा है, उसी तत्त्व तक 
ले जाने की बात उन्होंने की है। 
बन्धुओ ! हमे शब्दों की ओर से भीतरी अर्थ की ओर झुकना है। कहाँ तक 
कहूँ कहा नहीं जाता। इन महान्‌ आचार्यों के हमारे ऊपर बहुत उपकार है। हम उनका 
ऋण तभी चुका सकते हैं जब हम उनके कहे अनुसार (जैसा कहा वैसा) बनने का 
प्रयास करेंगे। कुन्दकुन्ददेव के समान तो नहीं चल सकते और उस प्रकार चलने का 
विचार भी शायद नहीं कर सकते, यह माना जा सकता है परन्तु उनका कहना है 
कि बेटा ! जितनी तुम्हारी शक्ति है उतनी शक्ति भर तो २८ मूलगुणों को धारण 
केर। उसमे यदि कमी नहीं करेगा तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्‍न होऊँगा। तेरा उद्धार 
हो जाएगा, ऐसा समझो। तल्वार्थमृत्र मे एक सूत्र आता है- ““परस्परोपग्रहो 
जीवानाम्‌” इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि गुरु-शिष्य के ऊपर उपकार 
करता है और शिष्य गुरु के ऊपर। मालिक मुनीम के ऊपर उपकार करता है और 
मुनीम मालिक के ऊपर। शिष्य-गुरु से पूछता है कि हमारा उपकार आपके ऊपर 
कैसे हो सकता है? यह तो आपका ही उपकार मेरे ऊपर है जो कृपा की। तब आचार्य 
जवाब देते हैं कि गुरु का उपकार शिष्य को दीक्षा-शिक्षा देने में है और शिष्य का 
उपकार गुरु द्वार जो कताया है उस पर चलने में होता है। इसी तरह मुनीम का 
भी। जब तक उनके अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हम अपने बाप-दादाओं के, अपने 
गुरुओं के द्वारा किये गये उपकार को नहीं समझ सकते तथा उनके उपक़ार को 


समग्र खग्क/४ ह ५४६ 
प्रत्युपकार के रूप में सामने लाना है नहीं तो हम सपूत नहीं कहलायेंगे। 

“पूत्त के लक्षण पालने में'” सब लोग इस कहावत को जानते हैं। शब्दों की 
गहराई में आप चले जाइये, और बस्सुतः शब्दों की गहराई भें चले जाएँ तब कहीं 
जाकर अर्थ को पा सकेंगे। पूत का लक्षण है, माता-पिता-गुरु की आज्ञा को पालने 
का। जो लड़का“पूत माता-पिता-गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह तीनकाल 
में भी सपूत नहीं कहलायेगा। कहावत है- “पूत्र कपूत तो का धन संचय और पूत 
सपूत तो का धन संचय।'” अर्थ यही हुआ सपूत को कुल का दीपक माना गया 
है। देश की, वंश की, कुल की, परम्परा में जो कर चांद लगा देता है वही सपूतत 
है। हम अपने आपसे पूछ लें कि हम अरहन्त भगवान्‌ के पूत हैं, सपृत हैं या..। 
कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम उनकी आज्ञा का यथासंभव पालन कर रहे 
है, जो हमारा कर्तव्य है, हम जिस तरह भी कदम बढ़ाये, यदि माता-पिता-गुरुओं 
का वरदहस्त हमारे ऊपर रहेगा तो हम उस ओर अबाधित बढ़ते जायेंगे। 

आज १२.१३ साल हो गये, मालूम नहीं चला, कोई बाधा नहीं। पूज्य गुरुवर 
आचार्य श्री ज्ञाससागर जी महाराज का वरदहस्त सदा साथ रहा। और उनके ऊपर 
रहने वाले अनेक महान्‌ आचार्यो के वरदहस्त भी साथ हैं, ऊपर है। 

घबड़ाना नहीं, जिस समय चक्रवात चलता है तो नाव आगे नहीं बढ़ती और 
पीछे भी नहीं जाती। तब ताकत के साथ स्थिर रखना होती है हमे नाम नहीं करना 
जोरदार, काम जोरदार करना है। हमें अपनी नाव मजबूत रखना है, उसे चक्रवात 
से हटा के अलग नहीं करना है क्योंकि नाव की शोभा पानी में ही है। तथा उसको 
निश्छिद्र रखना है! जिस समय किसी छिद्र के द्वारा नाव मे पानी आ जाएगा तो 
नाव डूब जाएगी। हमें कागज की नावों में नहीं चलना है। कागजी नावो से आज 
सारा का सारा समाज, सरे प्राणी परेशान हैं। आज नावे भी सही नहीं हैं बल्कि 
आज नाच के स्थान पर चुनाव हावी होते जा रहा है, हमें अपने जीवन की नाव 
की भव-समुद्र में आये चक्रवात से रक्षा करके उस पार तक ले जाना है जहाँ तक 
अन्तिम मंजिल है। 

आज ऋषभनाथ महाराज आहार के लिये उठेंगे। आप सभी नवधा भवित से 
खड़े झेइये। १० भक्ति या ८ भक्ति नहीं करना है। नवधा-भव्ति ही जब पूरी-पूरी 
होगी तभी वे आहार ग्रहण करेंगे। आज हमें उनके माध्यम से दान की क्रिया, ज्ञान 
की क्रिया समझनी है, जो वस्तुत: भीतरी आत्मा के प्राप्त करने की एक प्रणाली है। 
दिगम्बर चर्या खेल नहीं है। बन्धुओ ! आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने इस चर्या के लिए महान्‌ 


प्रर० सका सम्ड/४ 
से नहानतम्‌ उपमाएं दी हैं- यही प्रग्नज्या है, यही श्रमणत्व है, यही जिनत्व है, यही 
चैंत्य है, यह चैत्यालय है, यही जिनागम है, यही सर्वस्व है, यही चलते-फिरते सिद्धों 
के रूप हैं। केवल ऊपर शरीर रह गया है, भीतर आत्मा वही है, जैसी कुन्दकुन्ददेव 
की है जैसी सिद्ध भगवान्‌ की है। कहाँ तक कहा जाए। यह पथ, यह चर्या ऐसी 
है, जिसका स्थान क्रमी भी आका नहीं जा सकता। अनमोल है यह चर्या, यह व्रत 
तो आज भी दिगम्बर सन्त पाल रहे हैं। अन्त मे आचार्य ज्ञाननागर जी को स्मरणपथ 
पर लाकर यह व्याख्यान समाप्त करता हैं। 
तरणि ज्ञानसागर गुरो ! तारो मुझे ऋषीश। 
करुणाकर करुणा करो, कर से दो आशीष |॥ 
000 


सका खच्द/४ हि 4. के 


जिस समय युग के आदि में वृषभनाथ को केवलज्नान हुआ, उसी घड़ी वहाँ 
पर दो और घटनाएं घटी थीं। “भरत'' प्रथम चक्रवर्ती माना जाता है, उसके पास 
एक साथ तीन दूत आकर के समाचार सुना रहे है। सर्वप्रथम व्यक्ति की वार्ता थी- 
प्रभो | आपका पुण्य कितना विशाल है, पता नहीं चलता। कामपुरुषार्थ के फलस्वरूप 
पुत्रर्ल की प्राप्ति हुई है। दूसरा कहता है कि- हे स्वामिन्‌ ! इसकी बात तो घर 
तक की सीमित है तथा यह अवसर कई बार आया होगा। अभी तक हम लोग सुना 
करते थे कि आप छह खण्ड के अधिपति हैं, लेकिन आज आयुधशाला मे एक ऐसी 
घटना घट गई, जैसे आप लोगो मे चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप मे खड़े होने 
की सभावना पर “फेंलाने को टिकिट मिल गया' ' ऐसा सुनकर जीप वगैरह की भागा 
दौड़ी प्रारम्भ हो जाती है। ऐसी ही स्थिति वहाँ पर हो गई थी। आयुधशाला मे चक्ररत्न 
की प्राप्ति हुई है, जो कि आपके चक्रवर्ती होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। तीसरा 
दूत कहता है- यह सब स्वार्थ की बातें हैं, हमारी बात तो सुनो ! मैं इन सबसे अद्भुत 
बात बताऊँगा। अर्थपुरुषार्थ करके कई बार इस प्रकार के दुर्लभ कार्य प्राप्त हुए 
हैं तथा कामपुरुषार्थ करके कई बार पुत्ररल की प्राप्ति हो गई, लेकिन धर्मपुरुषार्थ 
करके इस जीव ने अभी तक केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं की, पर आज आपके पिताजी 
मुनि वृषभनाथ जी को केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई है। 

इन तीनो में बड़ी बात कौन-सी है भैय्या' आप कहेंगे कम से कम लाला का 
मुख तो देखना चाहिए पहले। फिर दूसरी। अरे ! चक्ररल की प्राप्ति हो गई, हुकूमत 
और सत्ता ह्थ में आयी है। ल्रेकिन यदि सही सत्ता की बात पूछना चाहते हो तो 
तीन लोक में वही सही सत्ता मानी जाती है, जिस सत्ता के सामने साती सत्ताएं असत्ताएं 
हो जायें। केवलज्ञान-सत्ता ही दास्तविक सत्ता है, जिसके समक्ष अन्य सत्ताएं कुछ भी 
नहीं है। तीनों की वार्ता सुनी और उठकर चलने को तैयार हो गये, लेकिन रनवास 
की ओर नहीं गये और न ही आयुधशाला की ओर, उन्होंने कह यह सब तो बाद 
की बात है, सर्वप्रवम तो समस्त परिवारजन को तैयार क्रो, अष्टमंगलब्रव्य के साथ 


श्र सपने सर 8 
और हाथी को उप्त और ले चलो जहाँ वृषभनाथ भगवान के समृद्सरण की रचना 
हो चुकी है। हमें सुनना है कि भगवान्‌ अब क्या कहेंगे? पिताजी की अवस्था में 
' कुछ और बात कहा करते थे, अब तो कुछ भिन्‍न ही कहेंगे। अब मुझे बेटा भी नहीं 
कहेँगे वे, और मैं भी तो उन्हें पिताजी नहीं कहूँगा। अब वो ऐसे बन गये, ऐसे बन 
भये कि जैसे अनन्तकाल से आज तक नहीं बने थे। आज तक उस दिव्य-दीपक 
का उदय नहीं हुआ था। अनन्तकाल से वह शक्ति छिपी हुई थी, केवलज्ञानावरणी 
कर्म के द्वारा, जों आज व्यक्त हुई है। इस तरह के विचारों में निमग्न होते हुए 
समवसरण में पहुँचे। 

समवसरण में पहुँचते ही भरत चक्रवर्ती ने नमोंपस्तु कर भगवान्‌ की 
दिव्यध्वनि सुनी। सुनकर वे तृप्त हो गये। “मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरे जीवन 
में यह घड़ी, यह समय कब आयेगा, जब मैं अपने जीवन को स्वस्थ बनाऊँगा। 
भ्रगवान्‌ ने स्वस्थ बनने का प्रयास लगातार एक हजार वर्ष तक किया और आज 
वे स्वस्थ बन गये, आज उसका फल मिल गया। 

मोक्ष-पुरुषार्थ किए बिना, मोह को हटाये बिना, तीनकाल में केवलज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती, इसके उपरान्त ही मुक्ति मिलेगी। यह बात अलग है कि किसी को 
केवलज्ञान होने के उपरान्त अन्तर्मुहूर्त में ही मुक्ति मिल सकती है और किसी को 
कुछ कम पूर्वकोटी तक भी विश्राम करना पड़ता है। 

अब दिव्यध्यनि क्‍यों? या यह कहिए कि केवल ज्ञान होने के उपरान्त उनकी 
क्या स्थिति रहती है, जानने-देखने के विषय में? यह प्रश्न सहज ही उठता है क्योंकि 
जब श्रेणी में ही निश्चयनय का आश्रय करके वह आत्मस्थ होने का प्रयास करते 
हैं तो केवल ज्ञान होने के उपसन्त दुनिया की बातों को देखने में लगेंगे क्या? ऐसा 
सवाल तो तीन काल मे भी नहीं होना चाहिए ना, लैकिन नहीं। नियमसार में आचार्य 
कुन्दकुन्ददेव ने कहा है कि केवलज्ञान होने के उपरान्त केवली भगवान्‌ इस तरह जानते 
हैं, देखते हैं- 

जाणदि पस्सदि सब्ब॑ ववहारणयेण केवली भयवं। 
केवलणाणी जाणदि, पस्सदि णियमेण अध्पाणं।। 

भुद्धोपपींग अधिकार मे कहां है कि केवली भगवान्‌ नियम से अर्थात्‌ निश्चय 
से या यो कहें नियति से, अपनी आत्मा को छोड़कर के दूसरों को जानने का प्रयास 
नहीं करते। परन्तु व्यवहार से वे स्व और पर दोनों को अर्थात्‌ सबको-सब लोकालोक 
को जानते हैं, देखते हैं। 

यर्वक्त्व आत्या का स्वभाव नहीं है। यह उनके उज्ज्वल झान की एक फरिणति मजे 


समझ अब्छा8 है ह श्ट् 
है अतः ऑंबंहारंभय की अपेका से कहा जाता है कि ये सबकी जानते हैं औव-शायक 
सम्ब्ध तो बस्तुतः अपना, अपने को, अपने साथ, अपने लिए, अपने से, अपने में 
जानने-देखने से सिद्ध हुआ करता है, ऐसा समयतार/का व्याण्यात्र है। इस तरह का 
अंद्ान रखना-कनाना ही निश्ववसम्बस्दर्शन कहा है त़वा अन्यथा अद्भान को व्यवहार 
सम्यन्वर्शन कहते हैं इत्यादि। इसलिए- 
सकत्र होय-ज्ञायक तदपि, निजादभ्द रससीन। 
सो जिनेन्द्र जयवन्त नित; अरि रज जहस विहीन।। 
केवली भगवान्‌ सबको जानते हैं व्यवहार-की अपेक्षा से, किन्तु आनन्द का जो 
अनुभव कर रहे है बह किसमें ? अपने भीतर कर रहे हैं। यही वस्तुतत््च है! णियमेण 
अर्थात्‌ निश्चय से देखेंगे तो सबको नहीं देखेंगे, सबको नहीं जानेंगे। सबको 
जानने-देखने का पुरुषार्थ उन्होंने किया नहीं था। यद्वि सबको देखने-जानने का 
पुरुषार्थ कर लें तो गड़बड़ हो जाएगा। उनका ज्ञान स्वतन्ञ है, वे स्वतन्त्र हैं और 
उनके मुण भी स्वतन्त्र है। किसी के लिए उनका अस्तिल्ल, उनका वैभव नहीं, उनकी 
शवित नहीं। स्वयं के लिए है, पर के लिए नहीं। हमारे लिए वो केवली नहीं किन्तु 
स्वयं अपने लिए केवली है। इमारे लिए तो हमारा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान है, वही 
साथ-साथ रह रहा है किन्तु केवली का ज्ञान तो हमारे लिए आदर्श होगा। आदर्श 
से हम भी अपने मतिन्नान, श्रुतज्ञान को मियाकर केवलज्ञान मे परिणत कर सकते 
है, ऐसा आदर्श ज्ञान देखकर हमारे भीतर भी आदर्श बनना चाहिए। 
छद्मस्थावस्था में उपयोग हमेंश्ा अआर्थ-पदार्थ को ही लेकर चलता है। 
छद्मस्थावस्था का सामान्य लक्षण भी यही बनाना चाहिये कि,वहो जान पदार्थ की 
ओए मुड़कर के जानता है चह़ ज्ञान छद्मस्थ का है और जो पद्रार्थ की ओर मुड़े 
बिना अपने-जाप से अपने-आपको जानता है क्‌ अपने आप सें लीन रहता है यह 
केवतज्ञान प्रत्यक्ष पूर्णज्ञान है। चाहे मतिज्ञान हो' या श्रुतज्ञान, जवधिन्ञान हे सा 
मनः्पर्यव, चारों ही ज्ञान पदार्थ की ओर मुइुकर के जानते हैं।. यही आकुलता, है। 
फिर ज्ञान-की सिसकुलता क्या है? ज्ञान की. निरकुलता सही है क्रिबकह पदार्थ की 
और र्‌ मुंहकर के झपनी ओर, अपने में ही रहे। -केवलज्ञास ही एक: ऐसा झाब है 
जो प्रवार्थ कीं, पहीं मुड़्ता है, मक्का, ही ,आकुरता हैं। स्व-कों केड़कर के, पा 
'की ओर घुड़ा'जाक़ है और पढ़ को जेड़कर खा: की और मुड़ा जाता है।।हो:अकार 
: के मोड़ है। हफत मोड़ ओो दूसरे की होड़ कैलला! पह कीएओर गुड है। अपनी 
बसु को जड़का/निक्ात बाल; पर केमूलाकत के लिए लता जाजा-कैवह उूप॒त्व 


फट सका ख़ण्ड/४ 


का आकुलित ज्ञान, राम-द्वेषी का ज्ञान है। केवली का ज्ञान सब कुछ झलकते हुये 
. भी अपने-आप में लीन है, स्वस्थ है। 
ज्ञान का 
पदार्थ की ओर 
हुलक जाना ही 
परम-आर्त 
पीड़ा है, दुःख है 
और पदार्थ का 
ज्ञान में शलक आना ही 


हम दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहे है। दूसरो के लिए हमारा जीवन 
होता जा रहा है, लेकिन दर्पण जिस प्रकार बैठा रहता है उसी प्रकार केवलज्ञान बैठा 
रहता है। उसके सामने जो कोई भी पदार्थमालिका आती है तो वह झलक जाती 
है। यह केवलज्ञान की विशेषता है। सुबह मगलाचरण किया था जिसमें 
अमृतचन्दाचार्य जी ने कहा था देखो- “पदार्थमालिका प्रतिफलति यत्र तस्मिन्‌ 
ज्योतिषि तत्‌ ज्योति जयतु' '- वह केवलज्ञान-ज्योति जयवन्त रहे जिस केवलज्ञान 
मे सारे के सारे पदार्थ झलक जाते हैं लेकिन पदार्थों की ओर ज्योति नहीं जाती। 
दर्पण पदार्थ की ओर नहीं जाता और पदार्थ दर्पण की ओर नहीं आते फिर भी झलक 
जाते हैं। तो दर्पण अपना मुख बन्द भी नहीं करता। ज्ञेयों के द्वारा यदि ज्ञान में हलघली 
हो जाती है, आकुलता हो जाती है तो वह छद्मस्थ का ज्ञान है ऐसा समझना और तीनलोक 
के सम्पूर्ण ज्ञेय जिसमें झलक जाएँ और आकुलता न हो, फिर भी सुख का अनुभव करें, 
वही केवलज्ञान है। यह स्थिति छद्मस्थावस्था मे तीनकाल मे बनती नहीं है। इसलिए 
छद्मस्थावस्था में केवलज्ञान की किरण केवलज्ञान का अश मानना भी हमारी गलत 
धारणा है। क्योकि केवलज्ञान की क्वालिटी का ज्ञान छद्मस्थावस्था में मानने पर 
सर्वधाती प्रकृति को भी, देशघाती के रूप में अथवा अभावात्मक मानना होगा। जो 
कि रिद्धान्त-प्रन्थों को मान्य नहीं है। इस जीव की वह केवलज्ञान शक्ति अनन्तकाल 
से अभावरूप (अव्यक्त) है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में एक गाथा आती है- 
का वि अपुल्या दीसदि पुस्मलवब्बस्स एरिंलि सत्ती 
केवलणाणसहाबी विषासिदों जाइ जीवस्त।। 


समग्र खष्ड/४ ह ५९५ 


पुदूगलके पास ऐसी अद्भुत्त शक्ति नियम से है, जिस शक्ति के द्वारा उससे 
जीव का स्वभावभूत कैवलज्ञान एक प्रकार से नाश को प्राप्त हुआ है। कर्म सिद्धान्त 
के ग्रन्थों में कर्म के दो भेद बताए गये हैं। “जैन सिद्धान्त प्रवेशिका'” में पं० 
गोपालदास बरैया ने इसकी परिभाषा स्पष्ट की है, जिसे आचार्यों ने भी स्पष्ट किया 
है। थे दो भेद हैं- देशधाती और सर्वधाती। कैंवलज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव 
सर्वधाती बताया है। सर्वधाती प्रकृति को बताया है कि वह इस प्रकार होती है जिस 
प्रकार कि सूर्योदय के समक्ष अन्धकार का कोई सम्बन्ध नहीं, तथा अन्धकार के 
सद्भाव के साथ सूर्य का। अर्थ यह हुआ कि केवलन्नान की जो परिणति है उस 
परिणति की एक किरण भी बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय तक उद्घाटित नहीं 
होगी, क्योकि केवलज्ञानावरण कर्म की ऐसी “अपोजिट'' शक्ति है जिसको बोलते 
हैं सर्वधाती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुदूगल के पास भी ऐसी शक्ति है कि जो 
बारहवें गुणस्थान में जाने के उपरान्त जीव को अज्ञानी घोषित कर देती है। बारहवे 
गुणस्थानवर्ती छद्मस्थ माने जाते हैं, लेकिन वीतरागी इसलिए है कि मोह का पूर्ण 
रूप से क्षय हो चुका है। बड़ी अद्भुत बात है, मोह का क्षय होने के उपरान्त भी 
वहाँ पर अज्ञान पल रहा है, यह भग प्रथम गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान 
तक चलता है। चाहे वो एकेनद्धिय हो या पंचेद्धिय, चाहे पशु हो या देव, चाहे मुनि 
हो या आर्थिका, कोई भी हो बारहवें गुणस्थान तक, जब तक उसका पूर्ण विकास 
नहीं हो जाता तब तक अज्ञान रूप भंग उसके सामने से हट नहीं सकेगा। घातिया 
कर्मों को नष्ट किये बिना केवलज्ञान का प्रादुर्भाव तीनकाल में भी नहीं हो सकेगा। 
उस केवलज्ञान की महिमा कहाँ तक कही जाये। कितना पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने, 
उस पुदूगल की शक्ति का सहार करने के लिए ! बात बहुत कठिन है और सरल 
भी है कि एक अन्तर्मुहूर्त मेंआठ साल का कोई लड़का जो कि निगोद से निकल 
कर आया है, यहाँ पर उसने मनुष्य पर्याय प्राप्त की। आठ साल हुए नहीं कि, वह 
भी इतना बड़ा अद्भुत कार्य अपने जीवन में कर सकता है। इतना सरल है। और 
कठिनाई को तो आप जानते ही हैं कि १००० वर्ष तक कठिन तप किया भगवान्‌ 
वृषभनायथ ने तब कहीं जाकर के केबलज्ञान प्राष्त हुआ। 

जीव के पास भी ऐसी-ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिमसे कर्मों की चित्र-विचित्र 
शक्तियों को नष्ट कर देता है। भिन्‍्न-भिन्‍्न प्रकार के आठ कर्म होते हैं। आठ कर्मों 
में भी १४८ भेद और हो जाते हैं, यह संख्या की अपेक्षा है। परन्तु १४८ कर्म के 
भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद ही जाते हैं। किसके कर्म किस क्वालिटी के हैं-- 


प्र्प्र समग्र खण्ज४ 


जाति की अप्रेक्षा, नाम की अपेक्षा स तो मूल मे आठ होते हुए भी उनकी भीतरी 
. क्वालिटी के बारे में हम कोई अन्दाजा नहीं कर सकते, क्योकि हमारा ज्ञान 
छद्‌मस्थ“अल्प है। इसीलिए किसी को अन्तर्मुहूर्त मे केवलज्ञान होना सभव है और 
किसी को हजारों वर्ष भी लग सकते है 

कंवलज्नान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की निर्जरा करनी पडती है। निर्जरा 
अधिकार मे आचार्यो ने कहा है कि कर्म दो प्रकार के है पाप और पुण्य। इनकी 
निर्जरा किये बिना मुक्ति सभव नहीं, केवलज्ञान नहीं और कुछ भी नहीं। पहले-पहल 
पाप कर्मो की निर्जरा की जाती है, पुण्य कर्म की नहीं। पाप कर्मो से भी सर्वप्रथम 
घातिया कर्मो की निर्जरा की जाती है अधातिया कर्मो की नहीं, कुछ सापेक्ष रूप से 
हो जाती है यह बात अलग है। जैसे कुछ पौधो को बो दिया, लगा दिया, रोप दिया, 
खाद पानी दे दिया तो उसके साथ घास-पूस भी उग आया। तब घास-पूस को उखाडा 
जाता है लेकिन उसके साथ-साथ कुछ पौधे, जो कि रोपे गये थे उखड़ जाते है, उनको 
उखाड़ने का अभिप्राय नहीं होता। वस्तुत इसी तरह सापेक्षित रूप से कुछ अधातिया 
कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है, की नहीं जाती। सर्वप्रथम सम्यग्दृष्टि जीब निर्जरा 
करता है तो पाप कर्म की ही करता हे, यह जैन कर्म-सिद्धान्त है। मैने धवला मे 
कहीं नहीं देखा कि सम्यग्दृष्टि जीव पुण्य कर्म की निर्जरा करता है। बल्कि यह कथन 
तो धवला मे बार-बार आया है कि “सम्माइट्टी पसत्थकम्माण अणुभाग कदावि ण 
हणदि"' प्रशस्त कर्मो के अनुभाग की निर्जरा सम्यग्दृष्टि तीनकाल मे कभी भी नहीं 
करता, क्योकि जो बाधक होता है मार्ग मे, उसी की सर्वप्रथम निर्जरा की जाती है। 
इसी प्रकार हम पूछते है कि आसव और बन्ध की क्रिया मे भी वह कौन-सी पुण्य 
प्रकृति को बन्ध होने से रोक देता है? १० वे गुणस्थान तक की व्यवस्था मे जो प्रशस्त 
कर्म बधते है तो कर्म सिद्धान्त के वेत्ता बताए कि उनमे से कितने, कौन से प्रशस्त 
कर्मों को रोकता है? अर्थ यह हुआ कि कर्मों की निर्जरा किये बिना केवलज्ञान नहीं 
हो सकता, लेकिन कर्मो की निर्जरा का क्रम भी निश्चित है, वह कैसा है? यह देखने 
की बड़ी आवश्यकता है विद्वानो को, स्वाध्यायप्रेमियों को और 
साधको को। इस क्रम को देखकर के, जानकर के जब हमारा श्रद्धान बनेगा तब 
ही हमारा श्रद्धान सही होगा, तीन प्रकार के विपर्यासों से रहित होगा। तीन प्रकार 
का विपर्यस हुआ करता है- एक कारण विपर्यास, दूसरा स्वरूप विपर्यास और त्तीसरा 
भेदाभेद विपर्यास। कौन-सा कारण, किसके लिए बाधक है, इसका सही-सही ज्ञान 
नहीं है वह कह देता है- 


समग्र खण्ड/४ - ५५७ 


जिन प्रुण्य-प्राप नहीं कीना, आतम अनुभव चित दीना। 
तिनही विधि जआवत रोके, संवर लढ़ि सुख अवलोके 

सम्यर्दृष्टि पुण्य और पाप दोनों से परे होता है। न वह पुण्य करता है और 
मे ही पाप! तब कहीं आत्मिक सुख का अनुभव करता है। लेकिन यहाँ पर 
ध्यान रक्खो प दौलतराम जी संबर भावना का व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए पुण्य 
और पाप दोनो के कर्त्तव्य से भिन्‍नता की बात कही है। न कि कर्म-सिद्धान्त की 
अपेक्षा से। उन कर्मो की बन्धव्युकच्छित्ति आदि की अपेक्षा से भी नहीं। आगम का 
कथन नो है कि १०वें गुणस्थान तक पुण्य के आम्रव को रोकने का कहीं भी मवान 
नहीं। और दसवे गुणस्थान के ऊपर तो ना पुण्य कर्मो का और ना ही पाप कर्मो 
का साम्परायिक आख़व होता है यह सब वहाँ भावनाकार प दौलतराम जी क कथन 
में अविवक्षित है कारण कि वहाँ मात्र भावना की ही घिविक्षा है। कल पण्डिज्जी 
जो कह रहे थे कि “सम्यग्दृष्टि पूर्वबद्ध पुण्य-पाप कर्मों की निर्जगा करता है और 
नवीन पुण्य-पाप कर्मों को रोक देता है, जो पुण्याद्नव को रोकने का प्रयास नहीं 
करता, वह व्यक्ति सम्यग्दृष्टि नहीं है, वह तो अभी विपयसि मे पड़ा है। अब आप 
ही देख लीजिए कि विपर्यास में कौन है? बात ऐसी है कि जब हम इन (धक्‍चलादि) 
चालीस किताबो का अध्ययन करते हैं तो बहुत डर लगने लग जाता है कि थोडी-सी 
भूल से हम जिनवाणी को दोषयुक्त करने मे भागीदार हो जायेगे। बहुत ही 
सावधानी की बात है। सभाल-सभात्र कर बोल रहा हूँ भगवान्‌ यहाँ पर बैठे हैं, 
दिव्यज्ञानी है। 

प० दौलतराम जी ने बहुत मार्के की बात कही है “जिन पुण्य पाप नही कीना' ' 
इसका अर्थ हुआ कि साम्परायिक आस्रव १०वे गुणस्थान तक होता है। साम्यपगयिक 
का अर्थ होता है कषाय, जिसके माध्यम से आयत कर्मो मे स्थिति ओर अनुभाग 
पड़ जाता है। इसके उपरान्त ईर्यापथ आद्रव होता है बह भी एक मात्र सातावेदनीय 
का। जो दुनिया को साता देता है, उस साता के अभाव में आप तिलमिला जायेगे। 
केवल असाता-असाता का बन्ध कभी नहीं होता है, न ही संभव है। क््योक्रि 
साता-असाता दोनों आवश्यक है संसार की यात्रा के लिए। पुण्य और पाप दोनो 
चाहिए। अकेला पुण्य का आम्रव दसवें गुणस्थान तक कभी भी नहीं होता और अकेले 
पाप का भी नहीं। केबल साता का आस्रव ११.१२.१३ में गुणस्थान इन तीनो में होता 
है। इस कर्मान्नव (पृण्याखव) से हमास कोई भी बिगाड़ महीं होता। मुक्ति के लिए 
बिगाड़ फिर भी हैं, लेकिम क्रेवलज्ञान के-लिए यह कर्मास्रव (पुण्यास्रक्ष) बेड़ी नहीं 


प््प्च समग्र खण्ड//४ 


है, क्या कहा? सुना कि नहीं। केवलज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल घातिया कर्मों 
का नाश करना होता है, घातिया कर्मा मे, चाहे मूल प्रकृति हो या उत्तर प्रकृति, 
कीई भी प्रकृति प्रशस्त प्रकृति नहीं छोती। इसलिए जैनाचार्यों का कहना है कि 
सर्वप्रथम पाप कर्मो की निर्जग करके नवीन कर्मो की तू रोक ले पुण्य तेरे लिए कोई 
विपरीत काम नहीं करेगा, बाधक नहीं होगा। पुण्य को रखने की बात नहीं कही 
जा रही है, लेकिन निर्जरा का क्रम तो यही होगा कि सर्वप्रथम पाप का सबर करे, 
नवीन पापास्रव को रोके, पूर्वबद्ध कर्मो की निर्जगा करे और वर्तमान बन्ध को मिटा 
दे तो नियम से वह केवलज्नान प्राप्त कग टेगा। यह भी ध्यान रखना कि जब तक 
साता का आख़ब होता रहेगा तब तक उसे मुक्ति का कोर्ड ठिकाना नहीं है। केवलज्ञान 
होने के उपरान्त भी आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटि वर्ष तक भी बह रह सकता 
है। वैभाविक पर्याय म और केवल साता का आख़व होता रहता है। उस आख्रव 
को रोकने के लिए आचार्य कहते है कि तृतीय व चतुर्थ शुक्ल ध्यान आवश्यक है 
वे ही भीतर बैठे हुए अघातिया कर्मो का नाश करने मे समर्थ है। अधातिया कर्मों 
की निर्जग करने का नम्बर बाद मे आता है, लेकिन घातिया कर्मों की निर्जरा करने 
का प्रावधान पहले है। 

सवर के क्षेत्र मे, बन्ध के क्षेत्र मे भी इसी क्रम की बात आती है। इसलिए 
“जिन पुण्य पाप नहीं कीना'” इस दोहे का अर्थ- मर्म सही-सही वही व्यक्ति समझ 
सकता है जो कर्म सिद्धान्त क बारे मे सही-सही जानकारी रखता है। यदि इस प्रकार 
की सही सही जानकारी नहीं रखता हुआ भी वह कहता है कि सम्यग्दृष्टि पाप-पुण्य 
दानो प्रकार के कम॑स्रिव को रोक देता है, वह भी चतुर्थगुणस्थान में रोक देता है 
ता उसे तो अपने-आप ही बन्ध होगा और कोई छोटा बन्ध नहीं, बहुत बड़ा 
बन्ध माना जायेगा, क्योकि सामने वाला सोचेगा कि विकल्प तो मिटे नहीं फिर भी 
यह कह रहे है कि पुण्य नहीं होना चाहिए और हो रहा है तो इसका अर्थ है कि 
मेरे पास सम्यग्दर्शन नहीं है और धर्मात्मा भी नहीं हो सकता जब तक, तब तक 
कि पुण्य बन्ध को न रोक्यू। ऐसा करने वाले व्यक्ति के पास जब खुद के सम्यग्दर्शन 
का पतियारा (ठिकाना) नहीं है, तो चारित्र की बात करना ही गलत हो जाएगी। 
इस प्रकार यदि श्रद्धान बना लेता है तो दोनों ही संसार की ओर बढ़े चले जा रहे 
है- उपदेश सुनने वाला भी और उपदेश देने वाला भी। जैसा कि कहा है- 

“केचिठ्रमादान्नष्टाः केविच्याज्ञानाननष्टा, केचिन्नप्टेरपि भष्टा:? 
कुछ लोग प्रमाद के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग अज्ञान के द्वारा नष्ट हो 


समग्र खण्ड/४ ५६ 


जाते है और कुछ लोग नष्ट हो रहे लोगों के पीछे-पीछे नष्ट हो जाति है। हम सिद्धान्त 
का ध्यान नहीं रख पाते हैं इससे बातों -बातों में कितना गलत कह जाते है, यह पता 
भी नहीं चलता। इसलिए बन्धुओ! यदि आप स्वाध्याय का नियम लेते हैं तो दूसरों 
को सुनाने का विकल्प छोड़कर लीजिए, तभी नियम ठीक होगा। दूसरों को समझाने 
की अपेक्षा से भी नहीं। दूसरों को समझाने चले जाओगे तो लाभ कम होगा, हानि 
ज्यादा होगी। इसके द्वारा जिनवाणी को सदोष बनाने में और हाथ आ जायेगा। 
भीति लगती है कि ४० किताबों में कहां-कहां पर कैसे-कैसे भंग बनते है, यह भी 
पता नहीं चल पाता और अपनी तरफ से उसमें जजमेंट देने लगते हैं। जबकि हम 
उसके अधिकारी नहीं होते! इसलिए सोच लेना चाहिए कि चतुर्थ गुणस्थान मे 
सम्यग्दूष्टि को कौन-कौन से पुण्य कर्म का संवर होता है? १४८ ही तो कर्मों की 
सख्या है, और कोई ज्यादा नहीं है जो कि याद न रह सके। यहाँ दुनियादारी के 
क्षेत्र में तो हम बहुत कुछ याद कर लेते हैं लेकिन १४८ में से चतुर्थगुणस्थान में 
कौन-कौन से कर्म का आखव रुका, संवर हुआ, उनमें प्रशस्त कितने, अप्रशस्त कितने 
है? पाप कर्म कितने है, पुण्य कितने हैं, यह याद नहीं रह पाता? यदि इसको ठीक-ठीक 
समझ लें तो अपने आप ही ज्ञात हो जायेगा कि हमारी धारणा आज तक पुण्य कर्म 
को रोकने मे लगी रही, लेकिन आमम में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। 

बात खुरई की है जब आगम में निकला कि “सम्माइट्ठी पसत्थकम्मां अणुभाग 
कदावि ण हणदि'” तो देखते रह गये। वाह . ... .वाह! स्वाध्याय का यह परिणाम 
निकला! आप इस प्रकार के स्वाध्याय में लगे रहिये। ऐसा स्वाध्याय करिये, इसे 
मैं बहुत पसन्द करूंगा। इस प्रकार के सही-सही स्वाध्याय से एक-दो दिन में ही आप 
अपनी प्रतिभा के द्वारा बहुत-सी गलत धारणाओं का समाधान पा जायेंगे। लेकिन 
यह ध्यान रखना कि ग्रन्थ आर्बप्रणीत मूल संस्कृत और प्राकृत के हो उनका 
स्वाध्याय करना। उसमे भाषा सम्बन्धी कोई खास व्यवधान नहीं आयेगा। यदि कुछ 
व्यवधान आ भी रहे हों तो उसमें स्वाध्याय की कमी नहीं, हमारें क्षयोपशम की, 
बुद्धि में समझ सकने की कमी हो सकती है। आप बार-बार॑ पढ़िये, अपने आप 
समझ पैदा होगी, ज्ञान बढ़ेगा। महाराज जी ने एक बार कहा था कि “एक ग्रन्थ 
का एक ही बार अवलोकन करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर कितनी बार करना 
चाहिए? १०८ बार करना चाहिए कम से कम, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कि "तोता 
रटन्त पाठ करो"” किन्तु पहले की अपेक्षा दूसरी बार में, दूसरी की अपेक्षा तीसरी 
बार में आपकी प्रतिभा बढ़ती रहनी चाहिए, तर्कणा पैनी होनी चांहिए, ती अपने-आप 


५६० समग्र खण्ड/४ 


शक्राओ का समाधान होता चला जाता है। 

आज हमारी स्मरण शक्ति, बुद्धि १४८ कर्मो के नाम भी नहीं जानती और 
 आद्योपान्त ग्रन्थ का अध्ययन करना तो मानो सीखा ही नहीं, और हम चतुर्थगुणस्थान 
में पुण्य-पाप, दोनो कर्मों के आस्रव से उस सम्यग्दृष्टि को दूर कराने के प्रयास चालू 
कर देते है, लेकिन सफल नहीं हो पाते और न आगे कभी सफल हो सकेगे। 

बन्धुओ। यह बात अच्छी नहीं लग रही होगी। परन्तु मा जिनवाणी की ही है, 
मैं नहीं कह रहा हूँ। में तो बीच में मात्र भाषान्तरकार के रूप मे हूँ। जिनवाणी कह 
रही है आप सोचिए और प० दौलतगम जी को सही-सही समझने का प्रयास कीजिए। 
वे सवर के प्रकरण को लेकर के, सर्वप्रथम मुनियो की बात कह रहे है कि बारह 
भावनाओं का चिन्तन कौन करता है? आप कहेगे महाराज! क्‍या श्रावक नहीं कर 
सकते? नहीं। करना तो सभी को चाहिए, बात करने की नहीं। लेकिन भावना फलीभूत 
किसकी होगी? ठीक-ठीक किसकी होगी? तो उमास्वामी ने तत्वार्थसूत्र मे स्‍्व्य कहा 
है कि- 

“स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापतीषहजयचारित्रैः”” 

भावना सही-सही होनी चाहिए। भावना केवल पाठ न रह जाए, अत चारित्र 
को अगीकार करके परिषह्ो के साथ बारहभावनाओ का चिन्तन, धर्म को समीचीन 
बनाते हुए समितियों में सम्यक्पना लाते हुए, गुप्ति की ओर बढ़ना, यही एकमात्र 
सबर का यहाँ पर ताल्र्य परिफलित होता है। तो बारह भावनाओं का चिन्तन ज्यों 
ही तीर्थकरो ने किया, तो वन की ओर चले गए। उस समय ऊपर की ओर से कौन 
आते है? देवर्षि आते हैं। कौन होते है वे देवर्षि? लौकान्तिक देवो को कहते है देवर्षि, 
बालब्रह्मचारी होते हैं, पचम स्वर्ग के ऊपर उनकी कालोनी बनी है उनमे रहते हैं। 
द्वादशाग के पाठी होते है, सफेद वस्त्र धारण करते है, वहाँ कोई भी देवियाँ नहीं 
होर्ती तथा हमेशा बारहभावनाओ का चिन्तन करते रहते हैं। वे कहाँ से गए है? तो, 
जाते तो है वे मात्र भरत, ऐरावत एव विदेह क्षेत्र की कर्मभूमियों से, भोग भूमि से 
कोई नहीं जा सकता वहाँ पर! महाराज क्या सम्यग्दृष्टि वहाँ जा सकते है? हां 
सम्यग्दृष्टि ही जाते हैं लेकिन “अविरत सम्यग्दृष्टि लौकान्तिक देव नहीं हो सकते 
हैं। '” किसी एक व्यक्ति से कल हमने सुना- वह कह रहे थे कि महाराज! वहा 
पर रात्रि में चर्चा चल रही थी कि अविरत सम्यग्दृष्टि लौकान्तिक देव हो सकते हैं, 
लेकिन आप तो कह रहे थे कि मुनि बने बिना नहीं जा सकते हैं। कोन कहता है 
कि अविरतसम्यग्दश्टि लौकान्तिक देव हो सकता है? मैं तो अभी भी कह रह हैं 


समग्र ख़ष्द/४ | ५६१ 
कि प्रत्येक मुनि के पास भी लौकान्तिक बनने की योग्यता नहीं। जो रलप्रय को 
पूर्णछपेण निभाता है वह भावनाओं के चिन्तन में अपने जीबन को खपाता है, महाव्रतो 
का निर्दोष पालन करता है, इस प्रकार की चर्चा निभाते हुए अन्त में वह लौकान्तिक 
बनता है। तिलोयपण्णत्ति को उठाकर के देख लेना चाहिए। जो व्यक्ति मुनि हुए 
बिना चतुर्थगुणस्थान से लौकान्तिक देव बनने का प्रयास कर रहा है वह व्यक्ति इस 
ओर नही देख रहा है जो तिलोयपण्णत्ति मे कहा गया है। इस प्रकार की कई गलतिया 
हमारे अन्दर घर कर चुकी हैं। यदि अज्नान के कारण कोई बात अन्यथा हो जाए 
तो बात एक बार अलग है, क्षम्य है। लेकिन तल्सम्बन्धी जिसे ज्ञान भी नहीं और 
ऊपर से आग्रह है तो उन्हे इस प्रकार के उपदेश या प्रवचन नहीं देना चाहिए। प्रवचन 
देने का निषेध नहीं है किन्तु जिस विषय के बारे मे पूर्वापर ज्ञान हमे सही-सही नहीं 
है और उसका हम प्रवचन दे तो इममे बहुत सारे व्यवधान हो सकते है। यदि इसमें 
कषाय और आ जाए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मोक्षमार्ग बहुत सुकुमार 
है और बहुत कठिन भी। अपने लिए कठोर होना चाहिए और दूसरो के लिए सुकुमार 
होना चाहिए किन्तु कषायो की वजह से दूसरो को कठोर बना देते हैं और अपने 
लिए नरम बना लेना चाहते है। लेकिन मोक्षमार्ग है आप की इच्छा के अनुसार नहीं 
बनने वाला, भैय्या! 

भगवान्‌ के दर्शन अच्छे ढग से करो, उनकी भक्ति करो। भगवान्‌ की भक्ति 
करने से हमे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आचार्य कुन्दकुन्द जैसे आचार्य 
भी कहते हैं कि- 

अरिहंत गमोक्‍्कारो, भादेण य जो करेंदि पयड़मदी। 
सो सब्बदुक्सखमोक्खं, पादवि अचिरेण कालेण।। 

जो प्रयलवान्‌ होकर के अरहन्तो की भक्ति करता है, भावो की एकाग्रता के 
साथ करता है तो नियम से बह कुछ ही दिनों में, घड़ियो में सभी दुःखो से मुक्ति 
पा जायेगा। “भावेण'” यह शब्द बहुत मार्के का है। अर्थ यह है क्रि अरहन्त भक्ति 
करो पर “हेयबुद्धि से करना, इस पर मन कुछ सोचने को कहता है। कई लोग ऐसा 
व्याख्यान देते हैं कि भक्ति आदि क्रियाएं हेयबुद्धि से करना चाहिए, लेकिन वह मेरे 
गले नहीं उत्तरता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज! कम से कम अरहन्तभवित करते 
समय हमारी हेयबुद्धि कैसे हो? हम तो हैरान हो जाते हैं कि भैया! इस प्रकार का 
प्रश्ग लो आपने कर दिया हमारे सामने किन्तु इसके लिए दत्तर मैं कहाँ से दूंदू? 
और यदि इसका उत्तर समीचीम नहीं देता हूँ तो मुझे दोष लगेग़ा। आपको क्रुछ 


श्र समग्र खण्ड/8 


नहीं कहने पर आप और भी इस तरह की गलत धारणा बना लेंगे। दूसरी तरफ 
. आगम में ऐसा कुछ कहा भी नहीं जिससे आपका समाधान हो सके। अब तो फंदे 
में पड़ गये हम। किन्तु फिर भी दूंढता रहता हूँ कि कौन-सा शब्द कहाँ पर किस 
रूप में प्रयुक्त होता रहता है? मै मंजूर करता हूँ कि अरहन्त-भक्ति करते-करते किसी 
को भी केवलज्ञान नहीं हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अरहन्त-भक्ति के 
द्वारा सवर और निर्जरा भी नहीं होती। ऐसा कदापि नहीं मानना। सवर, निर्जरा 
नियम से होती है। इस सवर-निर्जरा के द्वारा साक्षात्केवलज्ञान नहीं होता। यह बात 
बिल्कुल अलग है कि जो केवलज्नान प्राप्ति की भूमिका में है और “अग्हन्त-भक्ति 
(अरहन्त-सिद्ध)' करता रहेगा तो उसे अरहन्त पद नहीं मिलेगा क्योकि उसकी स्थिति 
अभी पराश्रित है। 

समयसारादि ग्रन्थी में कहां गया है कि अरे। तू मुनि हो गया, अब भुद्धोपयोग 
धारण कर, शुद्धोपयोग मे लीन हो जा। यदि शुद्धोपयोग मे लीन हो जाएगा तो तू 
भी उसी के समान बन जाएगा जिसकी भक्ति कर रहा है। 

सुबह प्रार्थना मे भजन मे कोई सज्जन कह रहे थे कि “भक्त नहीं भगवान्‌ 
बनेगे। मैने सुना क्या बोल रहे है भजनकार? भैय्या यह तो बहुल गड़बड़ बात होगी 
कि जो भक्त तो नही बनेगा और भगवान्‌ बनेगा। भगवान्‌ तो बनना है लेकिन “भक्त 
बनकर भगवान्‌ बनेगे, ऐसा क्रम होना चाहिए। नहीं तो सारे के सारे लोग भक्ति 
छोड़कर भगवान्‌ बनने बैठ जायेगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रसंग को लेकर 
अर्थ को सही निकाला जाए तो कोई विसवाद नहीं, किन्तु उसी पर अड़ जाये तो 
मामला ठीक नहीं। भक्ति के द्वारा जो केवल ज्ञान माने, तो वह समयसार नहीं पढ़ 
रहा है और समयसार पढ़ते हुए यदि हम यह कहें कि “भक्ति से कुछ नहीं होता' 
तो भी समयसार नहीं पढ़ रहे है। आचार्य कुन्दकुन्ददेव कहते है कि- 

मश्गप्पहावणटूट, पवयणभत्तिप्पचोधिदेश मया। 
भणिय प्रवयणसार पंचत्तियसंगह सुत्त ।। 

प्रवचन भक्ति के द्वारा प्रेरित हुई मेरी आत्मा ने इस प्रवचन (आगम) के साररूप 
पचास्तिकाय संग्रह सूत्र को कहा। मार्ग की प्रभावना को दृष्टि मे रखकर ऐसी भावना 
उद्भूत हुई। भक्ति से ओतप्रोत होकर के जिनवाणी का एक ऐसी सैवा करने का 
ऐसा भाव यदि इस भूमिका में नहीं होगा तो कौन-सी भूमिका में होगा? क्या सप्तम 
भूमि में होगा? नहीं होगा। करुणा से युक्त हृदय वाले ही भक्ति कर सकते हैं। यदि 
कुन्दकुन्दाचार्य की अरहन्त भक्ति-श्रुतभक्ति नहीं होती तो यह जिनवाणी भी हमारे 


समग्र खच्द/४ श्द्रे 


सामने नहीं होती। आप भी तो बोलते है कि “तो किस भांति प्रदारब पांति, कहाँ 
लहते रहते अविचारी'”' हां हा ' जिनवाणी-भक्ति में क्‍या मार्मिक बात कही है, 
कि हमारा अस्तित्व कहाँ, यदि यह जिनवाणी न होती तो? किसी उर्दू शायर ने भी 
कहा है उसे भी याद ला रह्न हूँ, बहुत अच्छी बात कही- उनकी ये दृष्टि हो या 
न हो, लेकिन मैंने तो इसका इस प्रकार अर्थ निकाला है- 
नाम लेता हूं तुम्हारा जोग भुशे जन जाते हैं। 
मैं एक खोई हुई चीज हूं जिसका पता तुम हो। | 

मेग कोई “एड्रेस'” नहीं, पता नहीं। अगर कुछ है तो तुम ही हो ! तुम्हारी भरण 
छूट गयी तो हमारे लिये कोई शरण नहीं भगवानू। 

“अन्यथा शरण नास्ति ववमेव शरण मम' ' अरहते सरणं पब्व॑ज्जामि। है भगवान्‌! 
(पंचपरमेष्ठी) आपके चरण कमलों की शरण को छोड़कर के कौन-सी मुझे शरण 
है? भगवान्‌ की भक्ति करते हुऐ यदि हेयबुद्धि लाने का प्रयास करोगे तो बन्धुओ! 
ध्यान रक्खो “शुद्धोपयोग की भूमिका आपको नहीं मिलेगी और अशुभोषयोग की 
भूमिका छूटेगी नहीं।'” भक्ति शुभोपयोग मे हुआ करती है। लेकिन शुभोषयोग के 
द्वाय केवल बन्ध होता है, ऐसा नहीं है, शुभोपयोग के द्वारा संवर-निर्जरा भी होती 
है। सर्वप्रथम प्रवचनसार मे आत्मख्याति लिखते हुए अमृतचन्द्राचार्य ने गाथा की 
टीका में लिखा है कि- 

एसा पसत्थभूदा समणाणं वा घुणों परत्थाणं। 
चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोबखं।॥ 

यह प्रशस्तभूत्त जो श्रावको की अरहन्त-भक्ति, दान और पूजादि रूप प्रशस्तचर्या 
है इसके द्वारा “क्रमत. परमनिर्वाणसीख्यकारणलाच्च मुख्य: ” ये शब्द अमृतचन्दाचार्य 
के हैं। जयसेनाचार्य जी ने इसका और खुलासा किया है। सर्वप्रथम इन अध्यात्म 
ग्रन्थों में क्रमतः शब्द का प्रयोग किया है तो अमृतचन्द्राचार्य जी ने ही। जो व्यक्ति 
(अमृतचन्रचार्य) क्रमतः अर्थात्‌ प्रस्षरा से परम निर्वाण् के सुख को प्राप्त करने के 
लिए सरागवर्या और. जरहन्त-भक्ति को कारण मानते हैं. तो उसके लिए “एकान्त 
से सुंसार का ही कारण मानना ऐसा कह देना, आचार्य अमृतचन्द्राचार्थ को दुनिया 
से अपसित्ित कराना है|” 

शुद्धीययोगः के साथ कुछ भी आख़ब नहीं होला, बरिल्कुल'तीक है। परन्तु 
भुभोषयोग के द्वारा; क्ेत्रत आसंग्र ही होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए 


मुख्पर!/, 





श्द्ट्४ं समग्र खण्ड,'४ 


और कुन्दकुन्द भगवान्‌ क्या कहते है? “ताएव पर लहदि सोक्ख”” अर्थात्‌ उसी 
' संगगचर्या के द्वारा क्रमशः निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यदि मुनि कहे कि 
हम भी ऐसा ही करें, तो आचार्य कहते हैं कि- बाबला कहीं का ! तुम्हारी शोभा 
इसमें नहीं आती, तुम्हारी तो भूमिका शुद्धोपयोग की है। शान्ति से बैठ जा, और 
आत्मा का ध्यान कर ले तुम्हे क्रमश नहीं “साक्षात्‌'” की भूमिका है। लेकिन वर्तमान 
में बन्धुओ ! इस विवक्षा की नहीं समझोगे तो उस भक्ति को भी खो दोगे और 
उधर भी कुछ नहीं मिलेगा, तब कहों रहोगे? इस सब अवस्था को देखकर भगवान्‌ 
कुन्दकुन्द को कितना दुख होगा, अमृतचन्दाचार्य को कितना दु ख होगा? उन्होंने 
प्रयास किया लिखने मे, टीका करने मे और हम अर्थ निकालनेवाले ऐसा अर्थ निकाल 
रहे है? बेचारी इस भोली-भाली जनता का क्या होगा? इसलिए आचार्यो ने टीका 
के ऊपर टीकाए, कुजी, नोट्स ये वो राब कुछ लिखे है। लेकिन टीका की कीमत, 
कुजी की कीमत, तब तक ही है जब तक मून है,ताला है मूल नहीं तो टीका, कुजी 
का बड़ा-सा गुच्छा अपने पास रख ले तो भी कुछ (कोई भी) कीमत नहीं। 

आज किताब का तो अध्ययन कोई करता नहीं और कुजियो के द्वारा पास होने 
वाले विद्यार्थी बहुत है। उन विद्यार्थियों को देखकर ऐसा लगता है कि जब ताला 
नहीं मिलेगा तो कुजी का प्रयोग कहाँ करेंगे ये लोग? उस कुजी की कीमत तब है 
जब मूल किताब मे कहाँ पर क्‍या लिखा हे, उसको ठेखने मे “की'” लगा दो तो 
ठीक है, लेकिन जव नवग्बर और अप्रैल आ जाता है उम समय कालेज के भी विद्यार्थी 
पढ़ाई प्रारम्भ करते है तो पास कैसे होंगे? “की” पढ़कर ही जैसे भी हो वैसे पास 
हो जाये, बम यही सोचते है। कठाचित्‌ वे पास हो भी जाए लेकिन यहा पर ऐसा 
नहीं चलेगा भैय्या| यहा पर पूरा का पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है। 

आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने अरहन्त-भक्ति मे तो विशेष रूप से कमाल किया 
है, वे कहते हैं- 

न पूजयार्थस्तथि वीतरागे न निन्‍दया नाथ! विवान्तवैरे। 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु वित्त दुरितिजनेभ्य: ।। 

है भगवन्‌! हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और आपको स्मरण 
कर रहे हैं, इससे आपका कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योकि आप तो वबीतरागी हैं। 
हे भगवन्‌ कोई भी आकर, आपकी निन्दा करे, तो भी आपको कोई प्रयोजन नहीं, 
क्योकि आप वीतद्वेषी हैं। आपके चरणों में भक्ति कर रहा हूँ मैं, इससे आपको 
तो कीई लाभ-प्रयोजन नहीं किन्तु मेशा ही मतलब सिद्ध हो जाता है, कारण कि अभी 


समग्र खण्ड/४ 4.4 


तक बिगड़ा रहा, अब आज आपकी भक्ति के माध्यम से सुधर जाऊंगा, इसके लिए 
आप मना भी नहीं करते है। उन्होंने पाच कारिकाओं के द्वारा वासुपृूज्य भगवान्‌ 
की स्तुति करते हुए मात्र पूजा का ही वर्णन किया है। वे कहते हैं कि- 
पूज्यं जिन ल्वार्ययतों जनस्य, सावदलेशो बहुपुण्यराशी। 
दोषाय नाले कणिकाविषस्य, न दूषिका शीतशिवास्युराशी ।। 

है भगवन्‌ आपकी स्तुति, पृजापाठ आदि करतै-करते कोई श्रावक दोप का 
भागीदार नहीं होगा, सावध्य पूजन होने पर भी। क्योंकि पूजन के द्वारा इतना फल 
मिलता है- कर्मो की निर्जग होती है कि क्या बताऊं? और उसके साथ-साथ ०दि 
कुछ कर्मों का बन्ध भी हो रहा हो तो वह उसके लिए बाधक नहीं होगा। दोष के 
लिए सिद्ध नहीं होगा। क्‍या उदाहरण दिया है? समुद्र है, वह भी अमृत का, उसमें 
यदि विष की एक कणिका डाली जाय तो वह समुद्र को किसी भी प्रकार से विकृत 
नहीं बना सकती। मै पूछना चाहता हूँ कि बड़ी-बड़ी सिटियो से लोग आये होगे 
यहाँ पर। वहाँ पर आप सबकी दुकाने तो होंगी, भले ही घर की न हो, किराये से 
ले रखी हो। माल तो आपका ही होता है, मकान आपका नहीं लेकिन आप चाहते 
होगे कि दुकान चकराधाट पर या तीनबत्ती पर खुल जाए। ताकि हमारी दुकान 
चौबीसो घण्टो चलती रहे, ग्राहकों का ताता लगा ही रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता 
हूँ कि वहाँ पर दुकान मिलेगी कैसे? जो मांगे वह देने को तैयार है, हम दस लाख 
की पगडी देने को तैयार है, लेकिन मिल तो जाय॑ कम से कम। मानलो मिल गई 
ओर धड़ाधड़ चलने भी लगी, मालामाल हो गये। तो मालूम है किराया लेने वाला 
(मालिक) क्‍या कहता डै कि आपको किराया और बढ़ाना होगा? तब आप कहते 
हैं- बढ़ाओ कोई बात नहीं ल लो और ले लो, एक माह हुआ नहीं कि २६ तारीख 
के दिन ही निकाल करके रख देते है। आया नहीं कि दे दिया। क्योंकि गड़बड़ किया 
तो दुकान खाली करनी पड़ेगी, तब तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब कुछ देने 
को तैयार हो जाते हैं। दुकान अच्छी चल रही है। अपनी गांठ का देना होता तो 
थोड़े ही निकालते। जो आ रहा है। उसी में से थोड़ा सा दे दिया। ये स्थिति छोती 
है जिसकी निजी दुकान नहीं है, उसकी यह बात है, तंब॑ तो जिसकी दुकान भी घर 
की है जिसको कुछ भी, एक पाई भी न देना पड़े, खुद का घर, खुद की दुकान, 
नौकर भी नहीं, सब कुछ स्वयं करते हैं तो मालामाल हो जायेंगे। देने की आवश्यकता 
ही नहीं, मात्र लेना ही लेना है। हि 

इसी प्रकॉर अरहन्त-भव्ति में, पूजा में लाभ ही लाभ है। अतः भक्ति आदिक 


श्ष्द् समग्र खण्ड/४ 


धार्मिक कार्य “हयबुद्धि' ' से नही किये जाते किन्तु आचार्यो ने कहा है “परमभक्तया 
एवं अरहन्तभक्ति कुरु'” परम भक्ति के द्वारा अरहन्त भक्ति करो किन्तु उस भक्ति 
के द्वारा जो भी पुण्यबन्ध होता है, उस पुण्यबन्ध के उदय का जब फल मिलेगा तब 
उसमें आकाक्षा- रागद्वेय- हर्षविषाद नहीं करना। प० दौलतराम जी कहते है कि- 
चाप पुण्य फल मांहि हरख विलखो मत भाई। 
यह पुद्गल परजाय उपज दिनसे थिर नाई।। 

क्या कहते हैं वे? पुण्य और पाप के फल काल में न तो हर्ष होना चाहिये, 
न ही विषाद। किन्तु ससारी प्राणी का बिना इसके (हर्षविषाद के) चल नहीं सकता। 
फल के लिए जो व्यक्ति पुण्य करता है उसका वह पुण्य फापानुबन्धी पुण्य है और 
जो व्यक्ति अरहन्त भक्ति, सवर और निर्जरा के निमित्त करता है, कर्मक्षय के लिए 
करता है, वही सार्थक है। 

शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं है तब क्या करूं? तो आचार्य कहते है कि चिन्ता 
मत कर बेटा! मै कह रहा हूँ, रास्ता यही है तेरे लिए “क्रमत परमनिर्वाणसौख्यकारणत्वाच्च 
मुख्य” '। इस भव में नहीं तो ना सही, किन्तु मिलेगा तो परम आहलाद की प्राप्ति 
होगी नियम से। सभी को आहलाद पहुँचाने का प्रयास करो, जिसस व्यक्ति अरहन्त 
भक्ति करने लग जायेगा ऐसा प्रवचन दीजिये, ऐसा नहीं कि “भुक्ति की भक्ति' ' 
शुरू कर दे। “अर्हन्त भक्त” बनेगा तो नियम से वह मुनि बनेगा और अपनी आत्मा 
में स्वस्थ होगा। यह सब यदि करना चाहते हो तो नियम से अच्छे ढग से अरहन्त 
भव्ति करना चाहिए। 

अरहन्त भक्ति करते-करते प्राण निकल जाये, ऐसा आचार्य समन्तभद्र और 
कुन्दकुन्द भगवान्‌ का कहना है। सलल्‍लेखना के समय पर जिस व्यक्ति के मुख से 
अरहन्त भगवान्‌ का नाम निकलता है वह बहुत ही भाग्यशाली है। जिसके मुख से 
“अरहन्त”' नाम भी नहीं निकलता है, उसका तो कर्म ही फूट गया, खोटा है। महान्‌ 
बड़भागी होते है वे जो जीवन पर्यन्त उपाध्याय परमेष्ठी का काम करते है और अन्त 
में भी “णमोकारमन्त्र'” दूसरो को सुनाते जाते हैं, बहुत भाग्य की बात है। 
“अरहन्त-सिद्ध' मुख से नहीं निकलता, किन्तु कहते हैं- "हाय रे! जल लाओ, 
भीतर तो सभी कुछ जला जा रहा है? '। जीवन भर समयसार भी पढ़ लो गोम्मटसार 
भी रट लो, प्रवचनसार के प्रवचन भी कर लो, लेकिन जब अन्तसमय प्राणपखेरू 
उड़ने लग जाते हैं तो “अरहन्त'” कहते नहीं पाये जाते, ऐसे भी.कई उदाहरण आग 
में दिये गये हैं। ४८ मुनियों को वैय्याबूलि में लगाया जाता है और बार-बार कहा 


समग्र घंज्ड/ह४ है श्र 
जाता है कि “आपके मांध्यम से हमे मार्ग मिला है'” और आप कह रहे हैं कि जल 
लाओ, भोजन लाओ। रात तो देखो, अपनी अवस्था को भी देखो, आप किस अवस्था 
में हैं और यह क्या कह रहे हैं। पूर्व की याद करो! नरकों की याद करो, जहाँ- 
सिन्धु नीर तें प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाय 

यह प्यास, भूख तो अनन्तकाल से साथ दे रही है। अब तो केवली भगवान्‌ 
की बात सुनिए- घबडाओ नहीं, अरहन्त-भक्ति को याद रखो, आज भी नियमपूर्वक 
विधिपूर्वक सल्ललेखना करने वाला जघन्य से ३ भव और उत्कृष्ट से ७.८ भव मे 
मोक्ष जाता है। 

प० दौलतराम जी कहते हैं कि यदि तू मुनि नहीं बन सकता तो कम से कम 
श्रावक के व्रत तो पालन कर“धारण कर। दो ही धर्मो का व्याख्यान शास्त्रों मे आता 
है- एक अनगार, दूसग सागार। तीसरा कोई धर्म नहीं है। आप कहीं भी चले जाये, 
दो ही धर्म मिलेगे, दोनों मे चलने को कहा है। एक बात्त और कहना चाईँगा कि 
अमृतचन्द्राचार्य जी ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहा है आप लोग बहुत पढ़ते है उसका, 
जब भी उपदेश देओ तो सर्वप्रथम मुनि बनने को उपदेश देना, बाद में श्रावक 
धर्म का” क्योकि सामने वाला यदि मुनि बनने की इच्छा से आया है और आप 
उसे गृहस्थाश्रम के योग्य धर्म का उपदेश देगे तो दण्ड के पात्र होगे। केवल एक 
धर्म का कभी भी वर्णन नहीं होना चाहिये। मात्र सम्यग्दर्शन कोई धर्म नहीं है किन्तु 
सम्यग्दर्शन-सम्यग्झान और सम्यक्चारित्र, तीनो मिल्राने पर ही धर्म बनते है, एसा 
आचार्बो का कहना है। 

बन्धुओ! या तो श्रावक बनो या मुनि बनो, तीसरा कोई उपायें नहीं है। यदि 
धर्म का पालन नहीं कर सकते तो, भाव तो रक्खो मन मे कम से कम। इस प्रकार 
की भावना होना भी मह्नदुर्लभ है। 

कृष्णजी के सामने समस्या आ गई। वे कह देते है प्रदुम्म आदि सब लोगो को 
चले जाओ, सबको हमारी तरफ से छुट्टी है मुनि बनने की, दीक्षा लेने की। बेटे 
ने कहा- आप भी चलेगे पिताजी। मेरी भावना नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही 
है पिताजी? कितने मार्के की बात है देखो, “सिद्धान्त कहता है कि जिस जीव को 
मनुष्यायु, तिय॑चायु या नरकायु का बन्ध हो चुका है उसको कभी भी सयम लेने 
की भावना तक नहीं होती। लेकिन वह सम्यग्दृष्टि है तो दूसरे को दीक्षा लेने में कभी 
व्यवधान नहीं डालेगा।”” जो व्यवित शिक्षा-दीक्षा का निषेध करता है वह व्यक्ति 
नियम से संयम के प्रतिपक्षी होने के कारण मिथ्यादुष्टि है। बन्धुओ! यह ध्यान रच्खो, 


श्ष्द समग्र खण्द/३ 


खुद मोक्षमार्ग पर नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं किन्तु “तुम चलो बेटा, तुम 
चलो बेटा, तुम चले जाओ। हम बाद में आ जायेंगे, जब कभी हमारी शक्ति आ 
जायेगी तब, ऐसा प्रोत्साहन तो देता है। “मैं नहीं चल रहा हूँ इसलिए तुम कैसे आगे 
पहुँच सकते हो” इस घमण्ड से दूसरो के मार्ग मे बाधक का कार्य नहीं करो, “आज 
मोक्षमार्ग पर कोई नहीं बढ़ सकता' ', ऐसा भी कभी मत कहना, क्योंकि नियमसार 
की एक गाया है आचार्य कुन्दकुन्ददेव की- “अनेक प्रकार के भाव होते हैं, अनेक 
प्रकार के कर्म होते हैं, अनेक प्रकार की उपलब्धिया होती हैं। इसलिए आपस में 
इस प्रकार का संघर्ष, कषाय करके “स्व'” और “पर'' के लिए कभी भी ऐसे बीज 
मत बोओ, जिसके द्वारा विषफल खाना पड़े। और नरक-निगोद आदि गतियों मे 
जाना पड़े। 
दिव्यध्वनि मे भगवान्‌ ने दो ही धर्मो का वर्णन किया है और सम्यग्दर्शन के 
साथ दोनो धर्म हुआ करते है। इनमें से एक परम्परा से मुक्ति का कारण है और 
एक साक्षातु। मुनिधर्म साक्षात्‌ मुक्ति का कारण है और श्रावकधर्म परम्परा से, परन्तु 
आज तो दोनो ही धर्म परम्परा से हैं क्योकि आज साक्षात्‌ केवलज्ञान नहीं होगा। 
इसलिए इस सत्य को, इस तथ्य को सही-सही समझकर के अपने मार्ग को आगे 
तक प्रशस्त करने का ध्यान रखिये। क्योकि- 
ज्ञान ही दुःख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। 
राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल।। 
चुन-चुन इनमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। 
सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल।। 
पाए 


समग्र घष्पा/४ * है 


अभी-अभी बोलियां हो रही थीं। मैं सोच रहा था कि बोली लेने वाले यह जानते 
हैं और करने वाले भी जानते हैं कि पैसा अपने से बिल्कुल भिन्‍न है। तब भी मुझे 
समझ में यह नहीं आ रहा था कि २.२ ३३ बार बोनमे के उपरान्त जैसे क्रेन के 
द्वारा कोई बड़ी वस्तु उठती है धीरे-धीरे, ऐसी ही बोलिया उठ रही थी, ऐसा क्‍यों? 
जबकि धन विभिन्‍न पदार्थ है। उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं फिर भी ऐसा 
लग रहा था कि जेसे गोद से आपका और उन नोटो का गठबन्धन हो गया है। नोट 
ट्रेजगी मे हैं और आप यहाँ आकर बैठे हैं, फिर भी नहीं निकल रहे हैं। बोली लेने 
वालों के तो नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें मोह है, लेकिन यहाँ जो बोली करा 
रहे थे वह भी दो के साथ-साथ ढाई बोल रहे थे यानि उनका भी मोह और बढ़ 
रहा था। 

आज मोह को छोड़कर ही शरीरातीत अवस्था प्राप्त हुई। कितना घनिष्ठ 
सम्बन्ध है आत्मा के साथ, देख लीजिए। आज द्र॒व्य कर्म से, भावकर्म से और नोकर्म 
से, इन तीन कर्मों से अतीत होकर के उस आत्मा का जन्म हुआ है। सिद्धपरमेष्ठी 
की ही सही जन्म जयन्ती है आज के दिन। अनन्तकाल के लिए यह जन्म, ज्यो का 
त्यों रहगा। अनन्तकाल के लिए मरण का मरण हो चुका अब। ऐसा उत्पाद हुआ, 
और ऐसा उत्पात हुआ कि कहना संभव नहीं। यह तो ऋषभनाथ ही जान सकते 
हैं। हम नहीं जान सकते। 

आज इस बात को देखने (निर्वाणकल्याण) मे इतना आनन्द आता है कि जितना 
कि अन्य में नहीं आता। निर्वाण कल्याणक में मुझे विशेष ही आनन्द आता है। 
हालांकि दीक्षाकल्याणक, केवलज्ञानकल्याणक्र भी कल्याणक हैं, लैकिन निर्वाण 
कल्याणक को देख अपूर्व ही आनन्द उमड़ता है। कल तक तो समवसरण की रचना 
थी, अब समवसरंणे बिखर गया। वृषभनाथ भगवान का समवसरण लगभग २६ दिन 
पहले ही बिखर गया, मुक्ति पाने से पहले। यानि २६ दिन तक समवसरण के बिना 


2७० समग्र घण्ड/४ 


रहे वे। समवसंरण मे विराजमान होते हैं तो अर्हन्त परमेष्ठी माने जाते हैं। छत्र, 
चबर, सिंहासन और कमल के चार अंगुल ऊपर अधर मे बैठे रहते हैं। अर्हन्त परमेष्ठी 
एक प्रतिमा जैसे हो जाते हैं। समवसरण में जब तक विराजमान रहेंगे तो उन्हें 
केवलज्नान तो भले ही रहा आवे, लेकिन मुक्ति तीनकाल मे मिलने वाली नहीं। किसी 
को भी आज तक कुर्सी पर बैठे-बैठे, किसी ससथा के सचालक को मुक्ति नहीं मिली। 
केवलज्ञान होने मे तथा मुक्ति में उतना ही अन्तर है, जितना कि १५ अगस्त और 
२६ जनवरी मे। केवलज्ञान हुआ यह स्वतन्त्रता दिवस है और मुक्ति गणतन्त्र दिवस। 
यह बिल्कुल नियम है कि स्वतन्त्रता के लिए पहले बात होती है, और कह दिया 
जाता है कि तुम्हे स्वतन्त्रता मिलेगी-दी जाएगी। लेकिन सत्ता जो है वह गणतन्न्र 
दिवस के दिन आती है। आज भगवान को अपनी निजी सत्ता हाथ लगी, जो कि 
पर के हाथ चली गई थी, उसके लिए उन्होने बहुत कोशिश की, अनशन भी प्रारम्भ 
किये, तब कहीं जाकर के सत्ता मिली है। आप सोचते है सत्ता को ले लेना आसान 
है, लेकिन नहीं दूसरो की सत्ता पर अधिकार नहीं करना है। अपनी सत्ता को प्राप्त 
करने के लिये आचार्यो ने कहा है कि अन्तर्मुहूर्त पर्याप्त है, पर यह सब व्यायाम 
करना आवश्यक है तभी जो ग्रन्थिया है छूट सकेगी, जो कि आपकी नहीं है। उसी 
साधना मे कठिनाई है। इसलिए साधु की यह विशेषता होती है कि वह केवल 
आत्मसाधना करता है। वही साधु हुआ करता है। कुछ इससे आगे के होते है जो 
अपनी साधना को करते हुए भी दूसरो को उपदेश दे देते है वे उपाध्याय परमेष्ठी 
कहलाते है। यदि कोई उपदेश ग्रहण कर मार्ग को, पथ को अपनाना चाहता है तो 
उसे शिक्षा-दीक्षा देकर के पथ के ऊपर आरूढ़ करा देते है। “चरति आचारयति 
वा इति आचार्य” '। वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते है। और “मोक्षमार्गस्य नेतार 
भेत्तार कर्मभूभृताम। ज्ञातर विश्वतत्वाना वन्दे तदगुणलब्धये' '।। अरहन्त परमेष्ठी 
वे माने जाते है जो कि हितोपदेशी होते हैं, सर्वज्ञ होते है, मोक्षमार्ग के नेता होते 
है। 

अरहन्तो मे तीर्थंकर भी होते हे जो कि लिद्ध परमेष्ठी को नमोस्तु करते हैं। 
ऐसा क्यो? सभी के आराध्य देवता तो सिद्ध ही हुआ करते हैं। शेष सारे के सारे 
आराधक हैं, अरहन्त परमेष्ठी को मुनि माना जाता है। सिद्ध परमेष्ठी मुनियो की 
कोटि मे नहीं आते। वे तो मुनियो से पृज्य है, शाश्वत सत्य हैं। अर्हन्त परमेष्ठी ' 
को भी साधु-जीवन की उपासना करनी पड़ती है। तब यह पद लिया ही क्यों उन्होने? 
पूर्व जीवन मे उन्होने भावना भायी थी कि “क्षेम सर्वप्रजानां' '। दर्शनविशुद्धि आदि 


समग्र खफ़/४ .. €७१ 
षोडशभावनाए, जिनमें “सबका कल्याणहो, संसार मे तिलतुष मात्र भी सुख नहीं, 
सभी को सही-सही दिशा बोध मिले, इन्हीं क्रा तों फल है। प्रत्येक सम्यग्दृष्टि को 
भी ऐसी भावना नहीं हुआ करती, यदि होने लग जाए तो सभी को तीर्थंकर पद के 
साथ मुक्ति मिले। पर ऐसा असम्भव है। असख्यातो में एक-आध ही सम्यग्दृष्टि 
ऐसी भाबना वाले होते है। 

अरहन्त परमेष्ठी की अवस्था कोई भगवद्‌ अवस्था नहीं है। उन्हे उपचार से 
भगवान्‌ कह देते है। उनके चार घातियां कर्मों के नाश हो जाने पर, अब जन्म से 
छुट्टी मिल गई, इसी अपेक्षा से या उपचार से कह देते हैं। दूसरी बात और कहूँ- 
उनको (अरहन्त) मुक्ति कब मिलती है? अरहन्त परमेष्ठी को मुक्ति तीनकाल में 
नहीं मिल सकती। आचार्य परमेष्ठी क्रो भी नहीं मिल सकती, 
उपाध्याय परमेष्ठी की भी नहीं मिल सकती। मुक्ति के पात्र साधु परमेष्ठी हैं। 
मोक्षमार्ग के नेतृत्व को अपनाये रहेगे जब तक, तब तक मुक्ति नहीं। उनके समवसरण 
में बैठे-बैठे कोई उपदेश सुनकर के भावलिगी मुनि को मुक्ति हो सकती है, पर 
समवसरण के सचालक (तीर्थंकर) को मुक्ति नहीं होती। कितनी बड़ी बात है। हम 
लोग कम से कम कुर्सी का तो मोह छोड़ दे, कुर्सी मिल भी नहीं रही है सबको। 
लेकिन सभी झगड़ा करते हैं कुर्सी के लिए मात्र उस मोह के कारण। चुनाव भी लड़ते 
हैं। आज तो तीर्थंकर प्रभु की भी कुर्सी (सिहासन) छूट गयी। तीन लोक में कहीं 
भी ऐसी सम्पदा नहीं मिलती हैं। इन्द्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा समवसरण की 
रचना होती है, सारे भण्डार को खाली करके। समवसरण की रचना केवलक्नान उत्पन्न 
होने के उपरान्त क्यो हुई? सारी की सारी सम्पदा पहले भी कुबेर के भण्डार में थी, 
वह अपने लिए अथवा इन्द्र के लिए स्रमवसरण की रचना क्‍यों नहीं कर सकता? 
नहीं। यह तो मात्र तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट पुण्य का विपाक हैं उन्हीं के लिए यह 
सब कुछ सम्पदा मिलती है। 

आचार्य परमेष्ठी भी जब तक आचार्य परमेष्ठी बने रहेंगे तब तक श्रेणी में 
आरोहण नहीं हो सकता। उपाध्याय परमेष्ठी को भी श्रेणी नहीं मिलेगी। और यहाँ 
तक की तीश्रेकर को भी, जब तक अर्ईन्त परमेष्ठी के रूप में रहेंगे तब तक मुक्ति 
नहीं। सब कुंछ यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। सारा का सारा ठाट-बाट यहीं पर धरा 
रह जायेगा। आठ कर्मी को भी यहीं छोड़ जायेंगे और जाकर ऊर्ध्यलोक में विराजमान 
हे जाएंगे, अनन्त॒काल के लिये। 

इससे सिद्ध ही गया कि साधु की साधना छठ्वें गुणस्थान से प्रारम्भ होकर चौदहवें 


श्क्र्‌ सभा सण्द/ ४ 


गुणस्थान तक चलती है। आप लोगों के यहाँ भी चौदह कक्षाये होती हैं। उनमें एक 
.. स्नातक और एक स्मातकोत्तर। ये चौदह गुणस्थान संसारी जीव की चौदह कक्षाएं 
हैं। एक-एक गुणस्थान चढ़ते-चढ़ते अर्हन्त परमेष्ठी स्नातक हुए हैं और तेरहवें 
गुणस्थान में प्रवेश हुआ और वहाँ पर अन्तर्मुहूर्त रह करके स्नातकोत्तर हुए। ज्यों 
ही स्नातकोत्तर हुए तो निरुपाधि अवस्था की उपलब्धि हो गई उन्हें। जब तक कक्षाएं 
शेष रहती है तब तक छात्र ही माना जाता है। इसी प्रकार चौदहवे गुणस्थान तक 
तो सभी मुनि महाराज माने जाते हैं। किन्तु चौदहवे गुणस्थान के ऊपर चले जाते 
हैं तो वे नियम से सिद्ध परमेष्ठी होते है, शाश्वत सिद्धि प्राप्त हो जाती है उन्हें। 
धन्य है यह दिन, इस प्रकार से आत्मा का विकास करते-करते अन्त मे उन्हे इस 
पद की उपलब्धि हुई जो कि आत्मोपलब्धि कही जाती है। उन्होने अपना कुछ भी 
नहीं छोड़ा । जो पराया था वह सारा का सारा यहीं पर रह गया। जो निजी था 
वह शाश्वत सत्य बन गया। एक उदाहरण देता हूँ कि अरहन्त और सिद्ध परमेष्ठी 
में कितना अन्तर है। 

दूध है और घृत है। दोनो एक दूध में विद्यमान रहते हैं। पर जब आप 
दूध पीते हैं तब घृत का स्वाद नहीं आता आपको। घी, दूध मे ही है परन्तु घी का 
स्वाद नहीं आता। घी का स्वाद अलग है और दूध का अलग। इसी तरह 
दूध की गन्ध और घी की गन्ध की बात है। दूध की गन्ध दूर से नहीं आती जबकि 
घी की महक तो कहीं रखो अर्थात्‌ दूर से भी आती है। दूसरी, दूध के द्वारा अर्थात्‌ 
दूध से भरे बर्तन मे आप अपनी मुखाकृति को नहीं देख सकते जबकि घी में आपकी 
मुखाकृति स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। दूध में कभी भी मुख नहीं झलकेगा। यह बात 
अलग है कि मुख का मात्र बाहरी आकार ही दिखे। यदि दूध में आपका अवत्तरण 
नहीं हो सकता। तीसरी बात, दूध हमेशा कच्चा होता है अर्थात्‌ कभी पर्यायान्तर 
(दही, तक्र) को प्राप्त हो जाता है, लेकिन घी मे अवस्थानन्तर अब संभव नहीं, क्योंकि 
वह पूर्ण शुद्ध हो गया है। चौथी बात, दूध से कभी भी प्रकाश नहीं किया जा सकता 
अर्थात्‌ दीपक में भरने पर प्रकाश नहीं देता जबकि घी सदा ही प्रकाश देता है जब 
आप चहें। इसीलिए घी से आरती भी उतारी जाती है, दूध से नहीं। पांचवी बात, 
दूध में देखें तो उसकी पूर्णता (गहराई) नजर नहीं आती, जबकि घी में देखने पर 
उसकी सतह तक स्पष्ट दिखाई देता है। उससे पता चल जाता है कि कितना घी 
है। ऐसा ही अन्तर सिद्ध और अ्हन्त में होता है। क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी शुद्धतत्त्व 
रूप से परिणमन करने लगे। एक कांच होता है और एक दर्पण। दोनों में जितना 


समग्र सष्य/४ 2७३ 


अन्तर है उतना ही सिद्ध और अह्हन्त में है। सिद्ध परमेष्ठी कांच होते है, अर्हन्त 
परमेष्ठी दर्पण। कांच तो शुद्ध साफ होने से जो कुछ भी आर-पार है स्पष्ट दिखा 
देता है परन्तु दर्पण हमारी दृष्टि को पकड़ लेता है, हम उस पार नहीं देख सकते 
दर्पण से। 

इस प्रकार होने पर, णमो “अरहताण'” ऐसा क्‍यों हो जाता है पहले? कारण 
यही है कि सिद्ध परमेष्ठी हमें दिखते नहीं और अर्हन्त परमेष्ठी हमें दीखते हैं, उपदेश 
देते हैं। सिद्ध प्रभु हितोपदेशी नहीं। सर्वज्ञ तो हैं, कर्मों से मुक्ति भी है पर हितीपदेशी 
नहीं। हम तो स्वार्थी हैं। जिसके द्वारा हमारा काम निकले उन्हीं को हम पहले याद 
कर लेते है। अर्हन्त परमेष्ठी के द्वारा हमे स्वरूप का उदबोधन मिलता है, एक प्रकार 
से नेतृत्व भी करते है और चल भी रहे है। इसलिए अर्हन्त परमंष्ठी को इन मूर्त 
आखो से देख सकते हैं। सर्वज्ल्वल को हम देख नहीं सकते, यह भीतरी भाव है। 
हम भगवान्‌ के दर्शन करते हैं, लेकिन उनके अनन्तगुणो मे से एक के अलावा शैष 
गुणो को देख नहीं सकते है। मात्र वीतरागता वह गुण है जो दिखे बिना रह भी 
नहीं सकता। वीतरागता हमारी आखों मे आ जाती है। भगवान्‌ को देखने से उनके 
कोई भी ज्ञान का पता नहीं चलता कि उनके पास केवलज्ञान है कि नहीं अथवा 
श्रुतज्ञान वा मंतिज्ञान। कुछ भी नजर नहीं आता मात्र नासादृष्टि पर बैठे वीतरागमुद्रा 
के। केवलेज्नान हमारी दृष्टि का विषय भी नहीं बन सकता, वह मात्र श्रद्धान का 
विषय है। लेकिन मुद्रा के देखने से ज्ञान हो जाता है कि हमारे प्रभु कैसे हैं? हमारे 
प्रभु वीतरागी हैं। वीतरागता आत्मा का स्वभावभूत गुण है। वीतरागता के बिना हमारा 
कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सम्यग्दृष्टि की दृष्टि में केवलज्ञान नहीं झलकता, 
सर्वज्ञत्व नहीं झलकता, किन्तु मिथ्या दृष्टि की दृष्टि मे भी में भी भगवान्‌ की 
वीतरागता झलकती है। इसलिए वह भी बिना विरोध के वीतराग के चरणों मे 
नतमस्तक हो जाता है। यदि अरहन्त भगवान हमारे लिए पूज्य हैं तो वीतरागता की 
अपेक्षा से ही। पूरा का पूरा संसार आकर उनकी पूजा करता है। कौन से भगवान 
सही हैं? तो हर कोई कहेगा- जो रागी है, वह सही नहीं, जो द्वेषी है वह भी नहीं, 
जो परिग्रही वह भी नहीं। लेकिन जो बीतराग हो बैठे हैं, इनके पास कितना ज्ञान 
है, इससे किती को कोई मतलब नहीं। वीतंरागता जहाँ कहीं नहीं मिल सकती है। 
इसलिए धन्य है वह घड़ी आदिनाथ के लिए, जब उन्होंने अपने आपको इस संसार 
से पार कर लिया तथा हमारे लिये एक आदर्श प्रस्तुत किया। युग-युग व्यतीत हो 
गये, इस प्रकार का कार्यक्रम किये। यधपि संसार अनांदिकाल से चल रहा है तो 


५७४ समग्र खण्ड/ ढ 


सिद्ध होने का क्रम भी अनादि ही है, फिर भी हम लोगो का नम्बर सिद्धों मे नही 
आ पाया। अत हमे अब इसके लिये पुरुषार्थ करना होगा। एक ही पुरुषार्थ है, 
मोक्ष पुरुषार्थ जो आज तक नहीं किया। 

जानने के लिये तो तीन लोक है, परन्तु छद्मस्थ के ज्ञान से यह कार्य नहीं बनने 
बाला। और छोड़ने को मात्र यग, द्वेष और मोह, ये तीन हैं। इन ग्रग़, द्वेष और 
मोह को छोड़े बिना हमारा ज्ञान सही नहीं कहलायेगा। इसलिए सघर्ष करो, और 
जो कुछ भी करना पडे करो, मात्र राग-्वेष-मोह छोड़ने के लिये। जिसने सघर्ष किया, 
वह अपनी आत्मसत्ता को लेकर के बैठ गया। उसका साम्राज्य चल गया। आज 
तक जो नौकर था, वह सेठ बन गया। जो सेठ था वह नौकर की चाकरी कर रहा 
है, गुलामी कर रहा है। इस अगर के पीछे क्या-क्या अनर्थ करना पड़ता है इस आत्मा 
को। कैसे-कैस परिणाम करता रहता है। आप्तपरीक्षा मे विद्यानन्द जी महाराज ने 
लिखा है कि- 

ततो नेशस्य देडो5स्ति प्रोक्‍्तदोषानुषडू गगः। 
नापि धर्मविशेषोउस्य देहाभावे विरोधतः।। 

उन्होंने इसको (शरीर को) जेल बताया है। इसीलिये कल तक भगवान्‌ को 
अनन्तसुख था लेकिन अव्याबाध नहीं था। कुछ लोग पूछते है मुझसे - महाराज! 
अनन्तसुख और अव्याबाधसुख में क्‍या अन्तर है? बहुत अन्तर है। मैं कहता हूँ- 
जैसे जेल मे किसी को कह दिया “कल तुझे जेल से छुटकारा मिल जाएगा। '” अभी 
नहीं मिला है। जब तक जेल से बाहर नहीं जायेगा तब त्तक बस्तुत सुख नहीं है। 
मुखानुभव के लिये तो जेल से बाहर आना होगा। जिस प्रकार जेल से बाहर आते 
समय, जेल का जो ड्रेस होता है, एड्रेस होता है, सबका सब उतार दिया जाता है। 
उसी प्रकार यह ससार का ड्रस है, इसका छोड़ने पर ही सही सुख, अव्याबाध-सुख 
मिलता है। यही अन्तर है अनन्तसुख और अव्याबाधसुख में। लेकिन हम हैं कि एक 
ड्रेस के ऊपर और ड्रेस पहनते जा रहे हैं। और यू सोचते है कि तुम्हारे पास तो 
ऐसा ड्रेस ही नहीं, ऐसा मुझे अभी तक मिला ही नहीं था। उन सबको छोड़कर आज 
ऋषभनाथ सिद्ध हो गये। और क्या-क्या छोड़ दिया उन्होंने? तीनो कर्मों को छोड़ 
दिया और साथ-साथ। “औपशमिकादिभव्यत्वाना च'' औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक 
भाव आदि भी छोड़ दिया। इतना ही नहीं जो पारिंणामिक भाव मे भव्यत्व भाव था 
उसको भी छोड़ दिया। क्या मतलब है महाराज? मतलब समझाते हैं जैसे- 

आप स्टेशन पर चले गये। आपको देहली जाना है। रेल का टिकिट ले लिया, 


समग्र खण्ड ४ 9084 
जितने पैसे मागे उतने दे दिये। टिकिट लेकर रख लेते है। कहाँ रखते हैं! वहाँ रखते 
हैं महाराज! जहाँ गुम न हो सके। सब कुछ सामान गुम जाए सभव है लेकिन टिकिट 
गुम जाए तो क्या होगा? कम से कम दोनों कान पकड़ी और उठठक-बैठक करो 
स्टेशन पर, (आजकल यह नहीं होता) तलाशी होगी, कहाँ से आये, क्यों आये, कहाँ 
जा रहे हो, ये सभी प्रश्न और उसके साथ सजा या जुर्माना। अतः अच्छे ढंग से 
रख लेते हैं। ज्यों ही स्टेशन आ गया, प्लेटफार्म आ गया। गाड़ी रुकी और उतर 
जाते हैं, उस समय वह टिकिट, टिकिट-चेकर के हाथ में थमा देते हैं और गेट के 
पार हो जाते हैं। टिकिट नहीं देले है तो बाहर नहीं जाने देगा। क्योंकि टिकिट यहीं 
तक के लिये था। बाहर चले जाने पर टिकिट का कोई काम नहीं। चेकर टिकिट 
को लेकर फाड़ देता है! वह जब फाड़ता है तब आप रोते नहीं, दुःखी नहीं होते। 
कारण, अब फाड़ो या अपने पास रखो, यह सभी कुछ तुम जानो। हम तो अपने 
स्थान पर आ गये। 

इसी प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की अभिव्यक्ति का कारणभूत जो भव्यत्व 
परिणाम उत्पन्न हो गया था वह इनके साथ ही समाप्त हो गया, हो जाता है। जिस 
तरह टिकिट स्टेशन पर। चौदहवे गुणस्थान की वार्डर आते ही यह रलत्रय की टिकिट 
को कोई भी ले ले, क्योंकि ससार की अपेक्षा से है। मेरा ज्ञायक तत्त्व तो कोई भी 
ले नहीं सकता। ऐसे में एक समय मे सात राजु पार करके फिर वहाँ लोक के शिखर 
पर जाकर विराजमान हो जाते है। 

यहाँ पर यह शका हो सकती है कि ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव है, जो स्वभाव 
होता है वह अमिट होता है, अनन्त होता है फिर वहीं तक जाकर क्‍यों रुक गये 
सिद्ध भगवान्‌? भगवान्‌ कुन्दकुन्ददेव ने नियमसार में कह्म है धर्मास्तिकाय के अभाव 
के कारण, लोक के शिखर पर जाकर के वे सिद्ध प्रभु विराजमान हो जाते है। उनकी 
मात्र वह सात राजु की योग्यता नहीं, किन्तु उनकी योग्यता तो अनन्त है, किन्तु 
धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण आगे गमन नहीं होता। 

इस प्रकार तो उन्होने अपनी गति को प्राप्त कर लिया। अब आप भी फेरी के 
बाद अपनी-अपनी गति पकड़ेंगे। किसी की मोटर पर, किसी की मोटरसाइकल पर 
तो किसी की साइकल पर। आप पूछ सकते हैं कि महाराज! आप भी तो गति करेंगे, 
कौन-सी और किस ओर करेंगे? भैय्या हमारी सदागति रहती है। कहीं टिकती ही 
नहीं। ना हमारे पास ड्रेस है और ना ही एड्रेस। भगवान का कहना है कि “ड्रेस 
रखोगे तो पकड़ में आ जाओगे। एड़ेस रखोगे ती पुलिस आ जायेगी। इसलिए बिना 


श्शश समग्र खण्ड,४ 
ड्रेस, एड्रेस के रहो''' | इसलिए अनियत विहार करता हूँ, पता नहीं पड़ता। सदागति 
तभी तो होती है। ऐसा होना भी आवश्यक है। 
आंप सभी ने पांच-छह दिनों में जो कुछ भी देखा, सुना, अध्ययन किया, मनन 
किया, भावना की वह वस्तुत' दुनिया मे कहीं भी चले जाये, मिलने वाली नहीं। 
कई दुकानें मिलेगी, लेकिन इस प्रकार की चर्या, दृश्य कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ 
पर कोई कडीशन (शर्त) नहीं है। “विदाउट कडीशन'' ही आत्मा का स्वभाव है। 
कंडीशन से ही दुख का अनुभव हो रहा है। उस भव्यत्व की टिकिट को छोड़कर 
के भी उन्होने मार्ग को पूरा कर लिया और मजिल पर ली। धन्य है यह मोक्षमार्ग, 
धन्य है यह मोक्ष और धन्य हैं वे, जिन्होंने मोक्ष और मोक्षमार्ग का कथन किया। 
यह स्वरूप अनन्तकाल से चला आ रहा है, आज हमें भी उसका पाठ पढ़कर के 
अपने जीवन में उपलब्ध करने का प्रयास करना है। 
छाए 


१० 

बन्धुओ! जैसी भावना की थी, आज उससे भी बढ़कर के फल मिल गया है। 
ऐसी स्थिति मे किसे अपार आनन्द की अनुभूति नहीं होगी? नियम से होगी। जब 
कोई एक छात्र ३६४ दिन अध्ययन करता है और अन्तिम चार-पांच दिनो में उत्तीर्ण 
हो जाता है, उस समय उसे खान-पीने की चिन्ता नहीं रहती, किन्तु अपनी मित्र मण्डली 
को खूब मिठाई बाटने मे लग जाता है। इसी मे उसे आनन्द आता है। इसी प्रकार 
मुमुक्षु सम्यग्दृष्टि की वात है। जब कोई धर्मिक अनुष्ठान करता है तो उसके दिल 
में (हृदय मे) आनन्द की ऐसी बाढ़ आती है। ऐसे महान्‌ विषम पंचमकाल में भी 
इसी प्रकार का महान्‌ सत्युग योग्य कार्य हो जाता है तो सहज ही आनन्द का अनुभव 
हो जाता है। 

मैं आज आपके सामने यह बात कहना चाह रहा हूँ, जिसकी प्रायः करके जैनियो 
के यहां कमी रह गई, क्योंकि हम यदि पूरी की पूरी “शबासी'' द दें लो आप लोगो 
की गति के रुकने की पूर्ण सम्भावना हो सकती है, लेकिन यह बात हो ही नही सकती। 
इसीलिए जैनियों को यह नहीं समझना चाहिए कि केबल हम जैनियों की सीमा तक 
ही धर्म का प्रचार-प्रसार करे। आज मैं लगभग बीस साल से दक्षिण से उत्तर की 
ओर आया हूँ। दक्षिण में प्रय' करके जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें निमन्त्रित 
जनता सभी आती है उसमें इसका भी पता नहीं चलता कि कौन जैन है और कौन 
अजैन। 

आज यहां इस गजरथ महोत्सव में भी मात्र जैन ही नहीं आये हैं- सभी आये 
हैं। इस सम्दर्भ में जैनाचार्यों ने यड़ बात कही है कि जब कोई भी धार्मिक आयोजन 
सम्पन होता है तो यह ध्यान रखना कि सर्वप्रथम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सब 
की नियुक्ति होना अनिवार्य है। हम जड़रूप काल की तो प्रशसा कर लेते है, जैसे 
अभी पण्डित जी ने कहा कि-- “क्रमबद्धपर्याय काल के अनुसार हो जाए' ' इत्यादि 
हम अचेत्न की प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं। जो वेतन जीव हैं, जिसके द्वारा हमें 
संयोग प्राप्त होता है, उप्तके संयोग को भ्री ब्िस्मृत नहीं किया जा -सकता। 


श्फ८ समग्र खणा/४ 


आचार्यो ने अपनी मागलिक लेखनी के माध्यम से शास्त्रों की रचना करके लिखा 
. है कि एक आचार्य परमेष्ठी अपने जीवन काल मे तपस्या के माध्यम से, शिक्षा-दीक्षा 
के माध्यम से धर्म की जो प्रभावना करते है, उसका छठवां भाग उस क्षेत्र के नेता 
(राजा) को प्राप्त हो जाता है। सुना आप लोगों ने। मैं यह कह रहा हूँ कि कोई 
भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, धर्म कार्य करता है तो उस क्षेत्र के नेता को छठा 
भाग चला जाता है। उन लोगो का सहयोग यदि नहीं मिलेगा तो आज इस धर्म-निरपेक्ष 
देश मे जो धार्मिक बात मच लगा करके कर रहे है, वह सब नहीं कर सकेगे। क्योकि 
देश के सामने विदेश का आक्रमण, विदेशी आक्रमण के लिए उन्हे क्या-क्या करना 
पड़ रहा है मालूम है आपको? नहीं! जो व्यक्ति राजकीय सत्ता का अतिक्रमण करके 
कोई कार्य करता है तों वह अपनी तरफ से धार्मिक कार्य में बाधा उपस्थित करता 
है। शास्त्रों मे आचार्यो के ऐसे कई उल्लेख हैं। इसलिए हमे यह सोचना चाहिए कि 
अहिंसा ही विश्व धर्म है। 

पुराण ग्रन्थों मे, शास्त्रों मे उल्लेख किया गया है कि जो धर्म से स्खलित है, 
पथ से दूर है, उन्हें धर्ममार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। बीस साल से मै 
देख रहा हूँ कि सम्यरदृष्टि को ही उपदेश देना चाहा जा रहा है। लेकिन सम्यश्दर्शन 
होने के उपरान्त उपदेश दने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहा पर अन्धकार 
हो, वहा पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश मे यदि आप लाइट जलाते 
हैं तो देश को- धर्म को खतरा है सभी को खतरा है। मतलब यह हुआ कि जहा 
पर जिसकी उपयोगिता है वहा पर उसको करना चाहिए। दूसरी बात धर्म प्रभावना 
की है, तो जो पतित से पतित है, आचार-विचारों मे उन्हे जाकर के गले लगाना 
चाहिए। आज कल तो ५ ६ व्यक्ति बैठ जाते हैं। एक मीटिंग कर लेते है और कहते 
हैं कि हम अखिल भारतीय दिगग्बर समाज की कमेटी वाले हैं। ऐसी कमेटियां समाज 
में बहुत सागे हैं, किन्तु इन पार्टियों से कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। जो 
धर्म करता है उसे सोचना चाहिए कि जो अधर्मात्मा है, जो मानव जन्म को प्राप्त 
करके भी भीतर की चीज को पहचान नहीं पा रहा है, उसके पास जा करके, उसकी 
कमियों को देख करके, उसकी आवश्यकता को पूर्ण करके उसे आकृष्ट किया जाना 
चाहिये। 

दान के बिना अहिंसाधर्म की रक्षा ना आज तक हुई है और न आगे होगी। 
यदि पैसे वाला, पैसे वाले को दान दे, तो कुछ नहीं होगा। जैनाचार्यों का कहना 
है कि जो सेठ है, साहूकार है उन्हे, गरीबों के पास जाकर के अपनी सम्पदा का 
उपयोग-प्रयोग करना चाहिए। भूदान, आवांसदान, शैक्षणिक दान आदि-आदि जो 


शमआ खा ५ श्ण्द 


अनेक प्रकार के दानो के विधान किये गये हैं वे आज जभियो के यहा से प्राय' कर 
निकल चुके है। चार दानो में, अभयदान भी हमारे यहा मामा गया है, लेकिन आज 
तो जो दान के नाम से केवल अननदान या शास्त्रदान को ही समझते हैं, उन जैनी 
भाईयो से मेरा कहना है कि वह जभी दान की नामावली भी नहीं जानते है। 

दान कितने हाते है- मालूम 8 आपको? सर्वप्रथम कहेगे शास्त्रदान। शास्त्रदान 
नाम का कोई दान नहीं हे। उपकरण दान कहा गया है। ज्ञास्त्र भी एक प्रकार का 
उपकरण है। आज एक सज्जन न अपने वित्त का उपयाग करके एक चैत्यालय का 
निर्माण किया। जिनबिग्ब का निर्माण कराया। हजारो-लाखा व्यक्तियों को जा दर्शन 
दिलाने में निमित्त हुआ, वह भी उपकरण दान है। कल या परसी हमने एक बात 
कही थी कि जो व्यक्ति अपने दर्शन-धर्म-विचारों से दूसरो का आकृप्ट करना चाहता 
है। तो उसका कर्तव्य है कि, उसकी कमियां कया हैं? यह जाने। यदि बच्चा रोता 
है तो उसे खिलाने की आवश्यकता है या पिलाने की या खेल खिलाम की आवश्यकता 
है, यह जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब वह रोने लग जाए तो उसे केवल 
खाना खिलाये और दूध पिलाये। किन्तु वह आपकी गोद मे बैठना चाहता है और 
आप उसे नीवे रख दे तो उसका पेट भरा होने पर भी रोने लग जाएगा। यही स्थिति 
धार्मिक व्यक्तियों की हुआ करती है। इसलिए आज दिनो-दिन जैनियों की बहुत 
कमी होती जा रही है। आज तक कभी भी सुनने मे नहीं आया कि जो व्यक्ति 
बिल्कुल अभक्ष्य-भक्षी है उसे भक्ष्य-भक्षी, शाकाहारी बनाने का भी कोई उपक्रम किया 
जा रहा है। 

भारतवर्ष शाकाहार प्रधान देश माना जाता है। विश्व में कई देश हैं। उन टेशों 
मे गणना करने पर €०% जनता मासाहारी सिद्ध हुई और केवल १० % ही शाकाहरी 
बच रही, उसमे से छुप-छुप कर मासाहार करने वालों की बात सामिल नहीं है। आज 
“डायरेक्ट'' खाने वाली वस्तुओ में शाकाहार जैसी कोई वस्तु नहीं रह गई है। 
इसलिए बर्तमान मे अहिंसा की मुख्यतया देकर- अहिंसा ही हमारा धर्म है, अहिंसा 
ही हमारा उपास्य देव है, उसकी रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम कदम बढ़ाना चाहिए। 

आज भारतवर्ष में कई स्थानों पर अनेक प्रकार की हत्याओं के माध्यमों से 
औषधिया और प्रसाधन सामग्री निर्मापित की जा रहीं है (बनाई जा रही है) और 
“इन्डायरेक्ट' ' रूप से आप लोग ही उसका उपयोग करते हैं। अभी सर्वप्रथम पण्डित 
जी ने कहा था कि यह बुन्देलखण्ड है, लेकिन बुन्देलखंण्ड मे भी ऐसी हवा आमे 
लगी हैं जहां पर जनेक प्रकार की आचार-विचार विधान की व्यंवंस्थाएं थीं, लेकिन 
वहां पर भी ऐसी सामग्री आने लगी है। समझने के लिए साबुन को ले लीजिए। 


आक्कण कक ऑल  पकनत चना कर: 


पहले साबुन को जेनी लाग नही बचते थे। बीडिया बगेरह भी नही बेचते थे। तम्बाखू 
की बिक्री करते थे, तो अष्टमी-चतुर्दशी को इसे भी बन्द कर दिया जाता था। 
सोडा-साबुन अष्टमी-चतुर्दशी और अन्य पर्वो के दिनों में उपयोग नहीं करते थे। 
आज के साबुन में तो अनेक प्रकार की चर्बिया आ गई हैं। साबुन में ही क्या? 
खाने-पीने की चीजो मे भी चर्बिया आ चुकी है, भले ही आप लोगो को ज्ञात ना 
हो। पहले दिन ही मैन कहा था कि “मद्य-मास-मधु का त्याग' ' इस त्याग का मतलब 
मात्र “डायरेक्ट' ' सेवन त्याग से नहीं है, किन्तु ऐसी-ऐसी वस्तुएण आपके खाने-पीने 
में आ चुकी है, जिनम बहुमात्रा मे मद्य का, मास का, मधु का पुट रहता है। इन 
चीजो को त्यागकर ही अहिसा धर्म की रक्षा कर सकते है, अन्यथा नहीं। 

दूसरी बात, शिक्षणप्रणाली भी ऐसी आ चुकी है कि आज का लड़का, जो 
पढा-लिखा है वह हमारे सामने आकर के कहता है- महाराज! अण्डा तो शाकाहार 
है और दूध तो अभक्ष्य है। मास के अन्तर्गत आता है। आप सोचिये। जीवन कितना 
परिवर्तित होता चला जा रहा है, अब केवल “सम्यग्दर्श . सम्यग्दर्शन'” ऐसा 
चिल्लाने से कोई चीज प्राप्त होने वाली नहीं है। जो व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ 
रहा है, वह प्रभावना नहीं कर रहा है, बल्कि अप्रभावना की ओर जनता को आकृष्ट 
कर रहा है। “खाना-पीना, क्रियाकाण्ड की बात है”” ऐसा कह करके टालना, एक 
प्रकार से अहिसा देवता को धक्का लगाना है। 

मैं कह रहा था कि आचार्य जो कि जीवन पर्यन्त तपस्या करते हैं तो उसका 
छठवा हिस्सा एक राजा को मिला करता है। भले ही वह राजा धार्मिक कार्य कुछ 
भी न करता हो, लेकिन रात-दिन उसकी दृष्टि में रहता है कि राजकीय सत्ता की 
सुरक्षा हो, अन्य देशो की सत्ता का आक्रमण न हो। यदि सत्ता पलट जाए और 
विदेशी आ जाए तो आप को एक घण्टे क्या, एक समय के लिए भी धर्मध्यान करने 
का अवसर न मिले। 

आज भारतीय सेना “बार्डर'” पर खड़ी है अपने शस्त्रों को लेकर। आप सोचेंगे 
कि इन भस्त्रो को लेना हिंसा है? लेकिन शस्त्रों को लेना हिंसा नहीं है किन्तु आप 
सभी के अहिंसाधर्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने ह्थों में शस्त्र ले रखे हैं। ध्यान 
रक्‍्खो? इनकी प्रशंसा, उनके गुणगान यदि करते हो तों आप अहिंसक माने जाएंगे। 
यह बात्त अलग है कि वे कैसी दृष्टि वाले हैं? हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं, 
लेकिन वस्तुस्थिति तो यही है कि जिस जीव की जीवों के ऊपर उपकार करने की 
दृष्टि है जीवो की पीड़ा में सुख-दुख में पूरक बनने की दृष्टि है बह सम्यन्दृष्टि है, 
ऐसा समझता हूँ। उस सम्यग्दृष्टि की देवता लोग भी आरती उतारते हैं। आप लोगों 


समग्र खण्ड? शव 
को इस बात का विशेष ध्यान रखना झोगा कि सम्यन्दर्शन कोई खिलौना नहीं है जा 
बाजार से खरीद सकें अथवा समयसारादि ग्रन्धों को पढ़कर प्राप्त हो जाए और यह 
भी नहीं है कि मन्दिर में बैठने से या मात्र सन्‍्तसमागम से ही वह प्राप्त होता है। 
किन्तु सम्यग्दर्शन की स्थिति बड़ी विचित्र है, वह कब,किसे, कैसे प्राप्त हो जाए कुछ 
कह नहीं सकते। क्योंकि धर्म किसी की बपौती नहीं है। 

कुछ लोगों की धारणा होती है कि जैनधर्म, जैन जाति से सम्बन्धित है। लेकिन 
जाति जो होती है, वह शरीर से सम्बन्ध रखती है, जबकि धर्म का सम्बन्ध भीतरी 
आला, भीतरी उपयोग से होता है। एसे ही धर्म का आदिनाथ स्वामी से लेकर महावीर 
भगवान्‌ के द्वारा तीर्थ का सचालन हुआ है। आज हम लोगों के पाप कर्म का उदय 
है, जो ऐसे साक्षात्‌ सीर्थकरो का दर्शन नहीं हो पा रह्म है, किन्तु आज भी उनका 
तीर्थ अवशिष्ट है, सच्चे देव-गुरु-शास्त्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, यही 
सौभाग्य है। 

जड़ के प्रति तो राग सभी रखते है और जड़ की रक्षा के लिए अपने जीवन 
को बलिदान भी कर देते हैं। किन्तु जो व्यक्ति चेतन-आत्मा की बात देखकर दुखी 
जीवों को देखकर यदि आंखो में पानी नहीं लाता, उस पत्थर जैसे हृदय से हम कभी 
भी धर्म की अपेक्षा नहीं रख सकते। हमारा हृदय कोमल होना चाहिए। जिसके ऊंपर 
“एटमबम' ' भी फोड़ दिया जाये तो भी भीतर के रलत्रय धर्म को सुरक्षित रख 
सके। राम का जीवन देख लीजिए, पाण्डवों क्रे जीवन को देख लीजिए। उसके 
साथ-साथ कौरवों और रावण के जीवन को देखियसे। रागी-विषयी, कषायी पुरुषों 
के जीवन का कैसा अबसान हुआ? किस रूप में जीवन का उपसहार हुआ? तथा 
वीतरागपुरुषों के जीवन का, धर्म की रक्षा करने वालों का क्या उपसहार हुआ। वन 
में रहकर भी राम ने प्रजा की सुरक्षा की और भवन में रहकर के भी रावण प्रज्ञा 
के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। 

आज हम केवल चर्चा वाला धर्मध्यान करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं 
है। ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है कि जब निर्ग्नन्थ साधु यत्र-तन्न विचरण करते हैं त्तो 
वहां के जीव आपस में बैरभाव की छोड़कर, उनके चरणों में बैठ जाते हैं। यह किसकी 
महिमा है? आचार्य कहते हैं-- यह बीतरायता की मंहिमा है, प्रेम का, वात्सल्य का 
प्रभाव है। जीवों को देखकर के हमें आहलाद पैदा झेना चाहिए, लेकिन हम कैसे 
हैं? हमारी दृष्टि कैसी है? जैसे कि नेविला और सर्प के बीच में हुआ करती है, बस 
वैसी ही है। ऐसे वातावरण में हम धर्माला बनना चाहते हैं जों कि अतम्भव है। 

जैनधर्म की विशालता यही है कि वह व्यक्ति को जम्म से जैन न होते हुए भ्री 


शप्प्रर्‌ सथभ्र खाष्ड/ छठ 


उसे कर्म से जैन बनाता है। आठ साल तक वह एक प्रकार से पशुओं जैसा आचरण 
कर सकता है, इसके बाद यदि वह धार्मिक सस्कार पा लेता है तो, उसके जीवन 
में धर्म आ सकता है। चेतन की परीक्षा करने की चेष्टा करिये। कहां पर कौन दु खी 
है, पीडिंत है, इसको देखने की आवश्यकता है। ऐसे फोन लगा लीजिए, कैसे फोन? 
बिना तार के बिना “वायरलेस'' के ही दुखी प्राणियो तक आपका उपयोग पहुच 
जाए और मालूम हो जाये कि कौन-सा जीव कहां पर पीड़ित है। कौन-से जीव को 
क्या आवश्यकता है। ऐसा भी कभी हो सकता है? हा, हो सकता है एक उदाहरण 
दू आपको। 

एक बार की बात, एकदम हिचकिया लग गई। एक व्यक्ति ने कहा कि पानी 
पीला, पानी पियेगे तों हिचकिया आना बन्द हो जाएगा। मैने पूछा- वह हिचकिया 
आती क्यो है? उसने कहा- तुम्हें इस समय किसी ने याद किया होगा। दूर स्थित 
व्यक्त ने याद किया वहा और हिचकियो की प्रक्रिया यहा चालू हो गई। ऐसा सुनकर 
में सोचता रहा, विचार करता रहा। इसी प्रकार धार्मिकभाव को लेकर के अपने उपयोग 
को भेज दो, जहा कभी भी दुखी जीव हों, नियम से उन पर प्रभाव पडेगा। उन 
विचारों के अनुरूप कल्याण का मार्ग मिलेगा। बस ऐसा करने की चेष्टा प्रारम्भ करिये 
फल अवश्य मिलेगा। 

आज करोड़ो रुपया बरसाया जा रहा है, लेकिन गरीब व्यक्तियो को, पतित 
विचारवालों को धार्मिक बनाने का भाव किसी के मन मे नहीं आ रहा है। इसलिए 
इस प्रकार (पचकल्याणक महोत्सव) के आयोजनों के माध्यम से, उस प्रकार के 
कार्यक्रम आज से ही प्रारम्भ किये जाये। जो गरीब है, अशिक्षित है, अनाथ है, उसके 
लिये सनाथ बनाने का प्रयास किया जाए। बाद मे उन्हे धार्मिक शिक्षण देने का प्रयास 
करो तो आज का यह आयोजन ठीक है, अन्यथा नाममात्र के लिए ही आयोजन 
रह जाएगा। दस व्यक्ति बैठकर इसकी प्रशसा करने लगें, करे लेकिन मैं इस सिंघई 
पदवी का समर्थन-प्रशंसा नहीं कर सकूँगा। एक जमाना था जब इस प्रकार का 
आयोजन कर उपाधियां दी जाती थीं पर आज़ यह जरूरी नहीं है। 

इन उपाधियो का मैं निषेध कर रहा हूँ किन्तु इनके माध्यम से अड़ोस-पड़ोस 
में जब तक सौहार्दमय व्यवहार नहीं बढता तब तक इन उपाधियीं का क्‍या प्रयोजन? 
हमारे भगवानों ने तो कहा है कि- आधि, व्याधि और उपाधियां संसार में भटकने 
वालीं है। अत. उपाधियों से दूर हो समाधि की साधना करे, तो वृषभनाथ भगवान्‌ 
की जय जयकार करने मे सार्थकता आ जायेगी। अन्यथा मात्र प्रशंसा से कुछ भी 
सार्थकता नहीं होने वाली। 


समग्र ख़ण्ड/ ६8 व 

विश्व मे क्या हो रहा है? इसको देखने की चेष्टा करो। धर्म कहां नहीं है? हमारे 
पाप्त धर्म है, दूसरे के पास नहीं। हम सम्यग्दृष्टि हैं दूसरे मिथ्यादृष्टि। हम जैनधर्म 
की ज्यादा प्रभावना कर रहे हैं, दूसरे नहीं। इस प्रकार के भाव जिसके मन में हैं 
वह अभी जैनधर्म की बात समझ ही नहीं रहा है। वह जैनधर्म से कोंसो दूर है। 

“न धर्मों धार्मिकेबिना'! 

दो हजार वर्ष लगभग हो चुके हैं आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने डंका बजाया था। 
बन्धुओ ५जो मद के आवेश में आकर धर्मात्माओं के प्रति यदि अनादर का भाव 
व्यक्त कर रहा है तो बह अपने शुद्ध अहिसा धर्म की ही हत्या कर रहा है। क्योंकि 
“न धर्मो धार्मिकर्बिना'' कह है। हमारे अन्दर संकीर्णता आ चुकी, आती जा रही 
है। सनन्‍्तो का कहना है कि “वसुधैव कुटुग्बकम्‌' '। आज जैनी-जैनी, हिन्दू-हिन्दू भी 
एक प्रकार के दायरे “सीमाओं मे बधते चले जा रहे हैं। यह संकीर्णता धर्म का परिणाम 
नहीं हे, इसे ध्यान रखिये। बातो से धर्म नहीं होता, कारण कि जो बहिरा है वह 
भी धर्म कर रह्मशसकता है। जो अन्धा है, लूला है वह भी धर्म को कर सकता है। 
परन्तु जो पंचेद्धिय होकर के हाथ-पैर अच्छे होकर भी, मात्र ऊपर-ऊपर बातें करता 
है तो वह कर्मसिद्धान्त से अभी भी सौ कोस दूर है। पास आने की चेष्टा करनी 
चाहिए उसे। एक बार तो कम से कम, गरीबों की ओर देखकर दया का अनुभव 
करो। धर्मात्मा यही सोचता रहता है, ऐसा सोचना ही अपायविचय धर्म ध्यान है। 

अपाय विचयधर्मध्यान का अर्थ क्या है व उसका क्या महत्व है? आचार्य कहते 
है कि जितना आज्ञाविचय धर्मध्यान का महत्व है उतना ही अपायविचय धर्मध्यान 
का है। जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लघन नहीं करना, सर्वज्ञ की आज्ञानुसार चलना 
यह आज्ञाविचय धर्मध्यान है। इसकी सच्चाई से अपायविचय धर्भ्रध्यान की महत्ता 
कहीं अधिक है। “ससारी प्राणी का कल्याण हो, इनका दुःख दूर हो, सभी मार्ग का 
अनुसरण करे'” ऐसा विचार करना अपायविचय धर्मध्यान है। इस प्रकार की ही 
भावना में जब वृष्रभनाथ भगवान्‌ की पूर्वावस्था की आत्मा तल्लीन हुई थी, उससमय 
तीर्थकरप्रकृति का बन्ध हुआ था। उसी का परिणाम दूसरे जीवन में असंख्यात जीवों 
का कल्याण, एक जीव के माध्यम से हुआ। सुभिक्ष हुआ दिशाबोध दिया और 
सर्वोस्तर्वा बने। आज भी उनके नाम से असंख्यात जीवों का कल्याण हो रहा है। 
ऐसा कौन-सा कमाल का काम किया उन्होंने? यही किया जो उनके दिव्य-ठपदेश 
सेस्पष्टहै- , 
दया शर्म का भूल है, धाप, बूल अभिषात्र। 
पुलसी दया या छोड़िये, जब सौ घट में प्राण।। 


अर पन्तञ फपबतक/ ७ 


क्या कहता है यह दोहा? जब तक इस संसार में रहें, घट में प्राण रहे तब तक 
दया धर्म करो, तभी सबका, स्व-पर का कल्याण हो सकता है। यदि दया की जगह 
अभिमान घट में आया हुआ है तो तीन काल में भी कल्याण होने वाला नहीं। पाप 
का मूल अभिमान है। लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति अन्याय-अत्याचार के साथ वित्त 
का सग्रह करता है और मान के वशीभूत होकर यदि दान करता है तो वह कभी 
भी प्रभावना नहीं कर सकता, ना ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। सबसे 
पहले नीति-न्याय से वित्त का अर्जन करे, फिर दानादिकार्य के माध्यम से 
अड़ोस-पड़ोस की सहायता करे, जैन आयतनो की रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाय॑। 
इस प्रकार करना प्रत्येक सदगृहस्थ का कर्तव्य है- ऐसी सन्‍्तो की वाणी 8। इस 
वाणी का जब तक अनुसरण होगा, धर्म का अभाव नहीं होगा, लेकिन जिस दिन 
जिनवाणी का अनुसरण बन्द हो जायेगा और अभिमान के वशीभूत हो जायेंगे उस 
दिन रावण-राज्य आने में देरी नहीं। 

एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसमे धर्म क्या है? कैसा है? क्या तिर्यच धर्म शास्त्र 
का स्वाध्याय करते हैं? क्या कभी तिर्यच आपके सामने आपके ऊपर उपकार करते 
है? क्या वे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं? कभी मन्दिर भी आते-जाते है? यदि 
आ जाते है तो उन्हें धर्मलाभ होता है क्या? आचार्यों ने कह्- धर्मलाभ हो यह 
कोई नियम नहीं। अभी पण्डित जी ने भी कहा था- आयोजन जितने भी है सभी 
साधन के रूप मे हैं, साध्य के रूप में तो धर्म रहेगा। ये साधन हैं इनमें उलझे रहे, 
उपाधियों में उलझे रहे तो तिर्यंच हमसे कहीं आगे बढ़े हुए होंगे, जो इनसे सर्वथा 
दूर है। 

रामायण आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। पद्मपुराण मे भी यह कथा आती है। 
जयटायू पक्षी की वह कथा जिसने रामायण की पृष्ठभूमि बना दी है। राम जब बनवास 
पर थे। सीता और लक्ष्मण भी साथ-साथ है। जंगल में अपना काल व्यतीन कर रहे 
हैं। एक दिन की बात, एक सन्त आये। सभी ने आहार दान दिया। आहार दान 
के समय सन्त के पैर धोए गये थे। उस जल मे एक जीव आकर बैठ गया और 
उसमें लोट-पोट करते ही, उसका सारा का सारा बदन व बाल स्वर्ण के हो गये। 
उसकी सभी ने प्रशंसा की। सभी एक पेड़ पर बैठा जटायु पक्षी यह दृश्य देख रहा 
था। सन्त चले गये और बात भी जाती रही। ...... एक दिन की बात। सीता को रावण 
हरणकर ले जाने वाला है तो जटायु पक्षी सोचता है- एक अबला, उसको हरण 
कर रहा है, उसके ऊपर' प्रह्मर कर रहा है। और मैं यहाँ बैठा देख रहा हूं। जबकि 
मैं सकल्पित हूँ- 


सका सच्द/हं है पद 
“सघुकुल रोति सवा चली आई। प्राण जायें पर कक्‍न ने जाई।”” 
राम ने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई कि अनाथ के ऊपर यदि किसी का हाथ उठता है 
तो देखते न बैठना। हम लोग नश्वर जीवन को नहीं समझ रहें हैं, इसे अधिनश्वर 
बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय किसी धर्मात्वा के ऊपर संकट आ जाता 
है उस समय दूसरा धर्मात्मा यदि छुपने का प्रयास करता है तो बह कायर है। उसे नश्वर 
जीवन के सदुषयोग के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए आना चाहिए। मुश्ने कोई 
भय नहीं। जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। यही मेंस धर्म है, यही जीवन। 
धर्म सदा ही मेरे साथ रहेगा। मैं जीवित रहूं या नहीं। यह सोच वह आक्रमण करने 
के लिए तैयार हो जाता है। वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है। 
धर्मात्मा के ऊपर आज पहाड़ टूट रहे है और हम देख रहे है, फिर भी अपनी 
आत्मा को धर्मात्मा मानते हैं। उसे मैं तो जीवित भी नहीं मानता। जड़ का धर्म मानना 
भले ही स्वीक्रार कर लूंगा। आप लोग जिस प्रकार श्वन की रक्षा करते हैं, उससे 
भी बढ़कर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म के द्वारा ही जीवन बन सकता है। यदि 
धर्मात्मा का अनादर मन से, वचन से, काय से, कृत-कारित-अनुमोदन से स्वप्न में 
भी करते हैं, तो उसके धर्म का नहीं, वरन्‌ स्वयं के अहिंसा धर्म को अनादृत करते 
हैं, ऐसी गर्जना इसयुग में आचार्य समन्तभद्र स्वामी जैसे महान्‌ आचार्यों ने की है। 
मान बहुत बढ़ता जा रहा है, यह सब पचम काल की देन है। हमारा जीवन ऐसा 
बनना चाहिए, जैसी सिगड़ी के ऊपर भगीौनी का। उसमे दूध तप रहा है दो किलो। 
तीन किलो और भी हो सकता है उसमें। लेकिन उतना ही दूध तपने के उपरान्त 
ऊपर आने लग जाता है। तपन के कारण वह ऊपर आता रहता है। ज्यों ही ऊपर 
आता है, त्यों ही तपाने वाला दूध समाप्त न हो जाए, इस भय से पास आ जाता 
है और क्या करता है उस समय? उस समय वह जल्दी-जल्दी शान्तिधारा छोड़ देता 
है, दूध नहीं ढांकता, बल्कि एक चम्मच जल पटक देता है। पटकते हीं दूध नीचे 
चला जाता है। इसका क्‍या मतलब हुआ? मतलब त्तो ये हुआ कि जब अग्नि ने 
दूध में जो जल था उसे जलाया तो दूध ने भी सोचा कि जब मेरे मित्र, दोस्त, मेरे 
सहयोगी के ऊपर यदि अग्नि ने धावा बोला है, तो मैं भी इसे समाप्त करूंगा। यही 
सोचकर बड़ उबलता हुआ, अग्नि की ओर आने लंगा। लेकिन दूध खाने बाले ने 
डर करके के अग्नि के प्राणन निकल जाए, शान्तिधारा छोड़ दी। अरे भैय्या ! तुम्हारे 
मिंत्र को हम दे देसे हैं, सुम बैठ जाओ। तो दूध बैठ जाता है। ' 
' ऐसी होगी चाहिए मिज्नंक्ना। उसको हीं मित्र, दोस्ती, साथी और सहयोगी कहते 
हैं, जो विपत्ति के समय पर, प्रेसेंग पर साथ दें। अन्यथा ना तो वह साथी माना जाएगा, 


हक ऋआनफत प्राका/ धा 


ना धर्मात्मा ही। बन्धुओ ! मान प्रतिष्ठा के लिए संसारी प्राणी सब कुछ त्याग कर 
देता है, लेकिन अपने आत्मोदय के लिए कुछ भी नहीं करता। मैं इन सभी कार्यक्रमों 
की प्रशंसा तभी करता हूं, जब आप लोगों के कदम इस दिशा की ओर भी बढ़ते 
हैं। यह जीवित कार्य है। इस युग में यह कार्य हुआ की नहीं है। हुआ भी है तो 
बहुत कम हुआ है। 

विनोबा जी, जिस समय दक्षिण की ओर भूदान को लेकर के आए थे, तभी 
मुझे महापुराण के भूदान की बात याद आ गई। वहां पर गहस्थों क॑ चार धर्मों में 
पूजा भी रखी है। पूजा का अर्थ भूदान लिखा गया है। जी हाँ ' महापुराण का उल्लेख 
है। जो व्यक्ति खाने के लिए मुहताज हो रहा है, उसके लिए आश्रय दे दीजिए तो 
वह नियम से धर्म को अपनायेगा-अपनायेगा। आज हम तात्कालिक उपदेश तो दे 
देते हैं। उसके द्वारा ही उसके कार्य की पूर्ति होने वाली है। इस कारण वह धर्म के 
प्रति जल्दी आकर्षित नहीं होता। युग बठल चुका है। विनोबा जी की बात को सुनकर 
मैंने सोचा- छा, आज भी भूदानयज्ञ की बात जीवित है जो कि जैनाचार्य के द्वारा 
घोषित की गई थी। 

आज कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आवासदान देने को तैयार है। कभी आपने 
सोचा जीवन मे कि जो गर्मी-सर्दी से पीड़ित है उसे आवास दान दे, एक मकान बनवा 
दें। आवास देने के उपरान्त उनको ऐसा ही नहीं छोड़ा जाए, किन्तु उन्हे कह दिया 
जाए कि देखो भैय्या ! तुम्झरी आवास सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति तो हो गई, 
अब कम से कम धर्म-कर्म करना चाहिए। 

राजस्थान की बात है। जहा पर सेठ जी ने एक फैक्टरी (मिल) खोली थी। 
उसमे जो गरीब-गरीब व्यक्ति थे। उनको काम पर लगाया और उनकी सारी की सारी, 
वेतनादि की भी रक्षा कर दी गई। फिर कहा गया- हमने इतना सारा प्रबन्ध आपका 
कर दिया है अब प्रत्येक व्यक्ति को रात्रिभोजन, मद्य, मांस, मधु का त्याग और देवदर्शन 
के उपरान्त ही मिल मे काम करना चाहिए। जब तक वे रहें, तब तक तो कार्यक्रम 
वैसा ही चलता रहा, बाद में वह समाप्त हो गया और मिल भी उनके हाथ से निकल 
गया। 

बन्धुओ ! जो कोई भी कार्य किया जाता है। धर्म के लिए किया जाता है। वह 
भी क्रम से, विधिपूर्वक करना चाहिए। मात्र जय-जयकार करने से कुछ नहीं होगा। 
अभी मैं देख रहा था कि, जुलूस प्रारभ हो गया, रथ भी प्रारभ हुआ हम आगे-आगे 
चल रहे थे। इस आयोजन की देखने के लिए हजारों -लाखों की जनता आई पर 
चलने वाले लोग प्रशस्त चाल से नहीं चल रहे थे, साथ में लाठी काले तो घूल भी 


सबंग्र खण्ड/४ ५ श्द्ष 
उड़ा रहे थे, जिसमें दृश्य देखना ही बन्द हो गंया था। यहाँ इन अवसरों पर ऐसी 
व्यवस्था होगी चाहिए कि जो दूर-दूर से व्यक्ति आयें हैं, उन्हें भी पूरा-पूरा लाभ मिले। 
यहीं प्रेम है, वात्सल्य है। उन्हें पहले व आगे बैठना चाहिए। लेकिन हम आगे बैठ 
जाते हैं। वे हमारे सर्वप्रथम अतिथि हैं, उनका सत्कार-सम्भान करना चाहिए। हम्‌ 
तो यहीं के हैं। इस प्रकार का वातावरण हो जाए तो इसी का नाम राम-राज्य है। 

आज हम कहते तो हैं कि राम-राज्य आ जाये। भगवान्‌ महावीर स्वामी का 
राज्य आ जाये। महावीर भगवान का सन्देश मिल जाए, लेकिन कहने मात्र से तीन 
काल में भी मिलने वाला नहीं। बातो के जमा-खर्च से कभी कुछ नहीं होतां। जिस 
प्रकार दूध में ज्यों ही पानी डाला, वह शान्त हो गया। उसी प्रकार हम भी यदि अपने 
साधर्मियो के प्रति वात्सल्य रखेगे सद्व्यवहार करेंगे तो मैं कहता हूं कि स्वण में 
भी किसी के ऊपर कोई सकट आने वाला नहीं। अभी पण्डित जी ने कहा था- 
धर्मसकट में है, धर्मगुरू सकट मे हैं। जिनघाणी भी सकट मे है। किन्तु मैं कहता 
हूँ कि ये तीनों संकट मुक्त हैं तभी मुक्ति के साधन है। संकट तो हमारे ऊपर है। 
संकट तभी आते हैं जब हमारे भीतर ये तीनों जीवित नहीं रहते। धर्म-कर्म से हमारा 
कोई भी सम्बन्ध नहीं रहेगा तो जीवन बिना संकट के रह नहीं पायेगा। इनकी रक्षा 
की जाए तो कोई आपत्ति नहीं। इनकी रक्षा का अर्थ यही है कि हम धर्म को ही 
जीवन समझ ले। मात्र लिखना-पढ़ना धर्म नहीं है, धर्म तो जीवित वस्तु का नाम 
है 

हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते है, “अहिंसा अमर हो'” ऐसा कहते 
हैं। लेकिन गांधी जी ने, जिनके पास मात्र दो सूत्र थे, अहिंसा और सत्य। इन दोनों 
सूत्रों के माध्यम से दाई सौ वर्षों से आई हुई ब्रिटिश सत्ता से बिना, शस्त्र, पिस्तौल, 
बिना रायफल, तलवार, दाल, तोप और बिना एटमबम के ही स्वतन्त्रता दिलाई। 
उन्होंने सत्थ, अहिंसा का ऐसा “एटमबम'” छोड दिया कि सभी देखते रहे गये 
औरंसोचते रहे, ऐसी कैसी खोपड़ी है। हम लाखों रुपये भी दे दें तो भी नहीं मिलने 
वाली। लाख क्या? कई लाखों में भी मिलने वाली नहीं। यह अहिंसा की उपासना 
है, उसी का यह प्रभाव है कि ब्रिटिश सरकार को यहां से भागमा पड़ा। आज ३५. 
४० वर्ष हो गये स्वतन्त्रता मिले इस देश को लेकिन इसका सदुपंयोग, सही-सही नहीं 
हो रहा है। आज हम आपस में लड़ रहे हैं क॒र्शी के लिए। ऐसी-ऐसी भी' लड़ाई 
हमने देखी-सुनी है कि एक कुर्सी के लिए दस व्यक्ति लड़ रहें है ती कुर्सी नियम 
से टूटेगी ही। पहले तो ऐसा नहीं था किं-- कहते थे कि कुर्सी पर आप बैठिये, आप 
ही इस पर बैठने के पात्र हैं। हम तो आपके निर्देशन के अनुसार चलेंगे। पर आज 


6० 8 द0 + अज़ प्कृलाकु.. आय ताकफा चण 


प्रत्येक व्यक्ति नेता बनना चाहता है। कोई पीछे चलना नहीं चाहता। फल भी हमेशा 
जागे चलता है उसके पीछे इसने वाला। पागल कभी भी हंसता नहीं। क्या नेता बन 
जाएगा वह? नहीं ऐसा, तीन काल में भी नहीं हो सकता। कुर्सी केवल एक निमित्त 
है। उस कुर्सी का प्रयोजन इतना ही है कि उस पर बैठकर अपनी आंखों से देख 
सकें कि- कहा पर, कैसे-कैसे रह रहे हैं। हम उनके दुःख-दर्द को समझ सके और 
मिटाने का प्रयास रात-दिन करें। एक जगह लिखा है- 
“परिहर्तुमनागसि' ! 

जो निरपशाध जीव है, उनके ऊपर प्रह्मर करने के लिए क्षत्रियो के हाथ म तलबार 
नहीं दिए गये। किन्तु अपराधियों को मारने नहीं। अपराधियों को भयभीत करने 
के लिए शस्त्र दिये गए है। उपदेश भी इसीलिए होता है कि दु.ख दूर हो और शान्ति 
की प्रस्थापना हो। 

आप लोगो का कार्य आगे होने वाला है। मैं भगवान्‌ से यही प्रार्थना करता 
हूँ, कि आपकी भावना, धर्म के प्रति दिन दूनी रात चौगुनी निष्ठा के साथ बढ़ती 
रहे। तीन घण्टे हो गये किसी को भी ना खाने की चिन्ता है, ना पीने की। पीछे क्या 
हो रहा है इसका ख्याल भी नहीं रहा। गर्मी में भी सभी लोग पैदल चल रहे हैं, उस 
पर भी नग्न पैरों। फिर भी सभी के मुख पर आनन्द की लहरे दिखाई दे रहीं है। 
मुझे देखकर यही लगता है कि आज भी अटूट श्रद्धा है, ऐसी ही बनी रहे यही भगवान्‌ 
से प्रार्थना करते है। कैसा भी युग आ जाये, उसको भी शान्ति के साथ, वात्सल्य-प्रेम 
के साथ निभाये। रूखी-सूखी रोटी हो, इसकी भी कोई परवाह नहीं, बस ! प्रेम के 
साथ दो व्यक्ति मिलकर एक रोटी भी खाते हैं तो पहलवान बन जाते हैं। एक अकेला 
ही व्यक्ति दस रोटी भी ईर्ष्या के साथ खाता है तो उसे अस्पत्ताल जाने की आवश्यकता 
पड़ती है। बाजरे की सूखी-रूखी खाओ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए धर्मात्मा बन 
कर खाओ। तीन काल में भी आपको कष्ट नहीं होगा। देव आकर आपकी रक्षा 
करेंगे। दानव जब उपसर्ग करेंगे तो देव आकर हटायेंगे, खबेड़ेंगे और रक्षा होगी। 

अहिंसा धर्म एवं धर्मात्मा की रक्षा करना देवताओं क्रा काम है। इसीलिए उन्हें 
शासनदेवता भी कहते हैं। जब हम धर्म करते हैं- उसमें दृढ़ रहते हैं तो बे ऊपर 
से आ जाते हैं। वे भी देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जैसे पुलिस लड़ते 
हुए व्यक्तियों क्रे बीच नहीं आती और ना ही आने की आज्ञा आसन की है। 
लड़-भिड़कर गिर जाते हैं, जब उठाना भी मुश्क्रिल हो जाता है, उस सम्रय पुलिस 
पहुंचकर पकड़ती है। कॉलर पकड़कर कहती है क्या क्वर रहे; हो ! 
अपराधी कहते हैं आप जो कह्े मैं वह करने को अब जैयार हूं। इसी प्रकार देवता 


समग्र खणा,/ द डे च 
लोग भी आकर सहायता करते हैं। यदि आपका कार्य ठीक-ठीक चल रहा है तो 
उनके सहयाग की आने-जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उस समय तो वह अपनी 
प्रशंसा करके वदना करेंगे और अपने आपको कृतकृत्य मानेंगे। 
धन्‍या है यह नर साधना 
इन्द्र पद ने भी को हो, जिसकी आरापना। 
ऐसे इन्द्र भी, आप लोगो की प्रशसा के लिए आयें। अतः धन्य हैं। अन्तिम 
मगलाचरण के रूप में यह दोहा आपके सामन॑ है- 
यही प्रार्थना वीर से, अनुनव से कर जोड़। 


हरी-भरी दिखती रहे, धरती चारों ओऔर।॥ 
07 





स्रमा?४/२६२ 
[0 प्रारम्भ 


दस्वार में आसीन है चक्रवर्ती सिंहासन के ऊपर प्रसन्न मुद्रा में एक सेवक आनंद 
बिधोर झोता हुआ नतमस्तक होकर कहता है कि प्रधो। आपका पुण्य अतुलनीय है आप 
[महान भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं कि आप जैसी भाग्यशाली पुण्य का 
“उपभोग करने वाली आश्मा को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तब चक्रवर्ती पूछते 
हैं कि बताओ आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी घटना घट गयी, तो सेवक कहुंसा 
है कि आपको काम पुरुषार्थ के उपरान्त वह सफलता प्राप्त हुई है कि आपको पुत्र-ल 
की प्राप्ति हुई है। आप आदेश दीजिये कि हम उत्सव मना सकें और क्षणभर व्यतीत 
“हुआ कि दूसरा सेवक उससे भी ज्यादा प्रशंसा के साथ गद्गद होता हुआ आकर कहता 
है कि यह तो महलों के भीतर की बात हो गया। हम तो बताने आये हैं कि आपका 
यश आपकी कीर्ति आपकी ख्याति सब ओर फैलने वाली है। 
आयुध शाला में अर्थ पुरुषार्थ के फनस्वरूप आपको चक्ररल की प्राप्ति हुर्ड है। 
*अब आप चक्रेश हो गये, नरेश हो गये। अभी तक सुनते थे हम कि ३२ हजार मुकुट 
बद्ध राजा जिनके चरणों में आकर अभिवादन करते हैं, वह चक्रवर्ती कहलाते हैं आप 
'ऐसे ही चक्रवर्ती हो गये। 
और अगले ही क्षण भागता-भागता हुआ एक सेवक आ जाता है कि क्या बतायें 
हम शास्त्रों में पढ़ते थे सुनते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि आँखें उस दुष््य 
को साक्षात्‌ देखकर कब पवित्र होंगी। साक्षात॒ दिव्य ध्वनि सुनकर कान कब पवित्र होंगे। 
“आप भाग्यशाली हैं कि आपके जीवनकाल में ऐसा महोत्सव देखने को मिल रहा है। 
,मुवित मानो साक्षात्‌ आकर खड़ी हो गयी है। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त 
हो गया है। (तालियां) । 
* आपतालियां बजाकर हर्ष प्रकट कर रहे है। ठीक भी है। एक भव्यात्मा को केबल 
'झान प्राप्त हो जाता है तो उसके प्रकाश में सारा अंधकार भी अंतर्धान हो जाता है और 
[चलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अभी तक तो उस प्रकाश की बात सुनी थी आंज 
तीअकऑॉओे में फश्ैपित होने का अवसर आया है। केवल ज्ञान से विभूषित होकर ऑब 
अत्यकेपिता (उबवहार की अपेक्षा कह रहा हूँ) जगत्‌-फितता हो गये हैं। आतिम लीर्धकर , 


] हे कि] 
५ 





सर्च !' 
ह की समय चक्रवर्ती ने कह कि चली संपरिवार धूमध्ष ते सरमकान 
के समवजञरब् कै काम तो बाद में होते रहेगे। (288७ और 
दृष्टि है ने संतान की और दृष्टि है अभी तो बॉसगुण को हरी है सेसकी एक संतान 
की शुद्ध पर्याथ जो. अभी तक प्राप्त नहीं हुई बह वास्तविक संतान है जो दुनिया को 
प्रकोशित करेगी) उसी का दर्शन करेंगें। “तम्जयतिपपर ज्यीति:, संम॑ 
दर्पणतल इव संकल्ली, प्रतिफलति पदार्थमालिका यंत्र /' ' - वह क्रैवल्य ज्यीति जयवन्त 
हो जिसमें दर्पण के समान सभी एदार्य अपने अन॑त पर्योयों सहिंत प्रतिंबिग्बित होते है 
सम्यग्दूष्दि को अपनी संतान की इतनी चिन्ता नहीं रहती अपने घन के बारे में भी 
कोई चिन्ता नहीं रहती और हुकूमत चलाने में भी विज्लेष॑ उल्लास नहीं होता। सम्यन्दृष्ट 
को अपनी आत्मा के बारे में सुनने का उल्लास अधिक होता है। यह अपेक्षकृत बात 
कह रहा हूँ और सभी बातों की अपेक्षा अधिक उल्लास तो धर्म की बात का ही हीता 
है, चक्रवर्ती सोचता है कि हमें अभी केवलञ्ान नहीं हुआ कोई बात नहीं लेकिन वृषभनाव 
को केवल ज्ञान हुआ वहाँ समवश्रण की रचना होंगी और हमें अपने भविष्य के बारे 
में अपने धर्म के बारे में, अपनी आम्मा के बारे में सुनने का अवसर मिलेगा। यह घड़ी 
धन्य है और वह सभी बातों की गौण करके केवल जान की पूजा करने चला जाता है। 
वह अपना द्रव्य अपना तन मन धन सभी कुछ लगा देता हैं और पूजा करके अपने 
आप को कृतकृत्य अमुभव करता है। धन्य हैं यह अवंसर। आप दुनिया की बातें करते 
हो, आता की बात करनी चाहिये। आप दूसरे की बात करते हो अपनी बात करनी 
वाहिये और अपनी भी मात्र ऊंपर ऊपर की नहीं भीतरी, बात करनी चाहियें। आनंद 
वाहर नहीं भीतर है। आँख के अभाव में ज्ञान के अभाव में भीतरीद्वुश्य का अवलोकन 
नहीं हो पा रक्ष। आत्मा का पैभव इस भंत्र में रचे-प्रचे झेने के कारण लुटा हुआ है। 
उज्ज्वल है बहुत साफ है कर है लेकिन अंपना मुख, उसमें जो 
प्रतित्रिग्ित हुआ है, उसका भी उज्ज्वल हीना महत्वपूर्ण पहले हैं, दर्पण की धूल हम 
हटाते हैं साफ करते हैं उऱुचल बनाते हैं इसलिये कि अपना मुख देंख् सकें। अपने 
.आए की देखना मुख्य उद्देश्य हैं। दर्पण सह्दयक है इसी पैकार परमालल पद की. हों 
प्राप्त कररा है हो देखकर हुई प्रयास करें! केवल कार ह 
प्रातकरना ै्े जि 0९/५४३०६:५४५७/६ दाणी को भवन करके वरसमृ 
७8 







के 







समा ४2९६४ 


श्रोता-श्रावक के रूप में हजारो प्रश्न करके अपनी भीतरी जिज्ञासा शान्त की। आप बाहरी 
बात पूछते है। भविष्य की बात पूछ लेते हैं नेकिन चक्रवर्ती ने आत्मंतत्त्व की गहराई 
की बात पूछी। जो चक्रवर्ती अभी रागी है वीत्तरागी नहीं है। गृहस्थ है सन्यासी नहीं है। 
असंयमी है सयमी नहीं है लेकिन संयम की ओर संयम की गंध का आस्वादन करने 
के लिये भ्रमरवत्‌ अपनी वृत्ति रखने वाला है। रागद्वेष मे कमी करता हुआ आत्मा के 
रहस्य को सुनने का भाव रखने वाला है। यही विशेषता स्वभाव की ओर दृष्टि रखने 
वले प्रत्पेक मुमुक्षु की होनी चाहिये। 

बधुओ ' आज ध्वजारोहण का कार्य सपन्‍न हुआ है जो अभी पचकल्याणक हो गे। 
आज उसकी भूमिका बन रही है। युग के आदि मे कैसे कैसे यह पचकल्याणक की 
घटना घटित हुई होगी उसको आज से एक-एक दिन उसी रूप मे चित्रित किया जायेगा। 
इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम निर्मोही बने। हम वीतरागी बने। हम असयम से 
सयम की ओर चले और सयम के बल पर अपने भीतर बैठी हुई मोह की सत्ता पर 
प्रहार करते चले जाये। हमे मोहाविष्ट नहीं होना किन्तु मोह को वश में करना है। मन 
के काबू मे नहीं रहना, मन को अपने काबू में रखना है। इन्द्रियो के वशीभूत नहीं होना, 
इन्द्रियो को अपने वश मे रखना है। यह सब हमारे आधीन है। 

यह सब हमारे साधन है और हम अपने साध्य स्वय है। इस श्रद्धान के साथ हमे 
आगे बढ़ना चाहिये। धन्य हैं वह चक्रवर्ती का जीवन जिनकी दृष्टि कितनी पैनी होगी 
कि अर्थ की ओर नहीं गये। काम के फल की ओर नहीं गये किन्तु एकमात्र केवलज्ञान 
से प्रकाशित सूर्य के दर्शन के लिये गये। यह चित्रण (उदाहरण) आप अपने सामने रखकर 
देखिये। आप कितने सांसारिक प्रलोभन से ग्रसित है। आप कितने संसार के लोभों से 
अकृष्ट हैं। आप कितने विषयो की ओर झुक हुये है। एक बात और ध्यान मे लाइये 
कि छयान्‍नवे हजार रानियॉ जिनके साथ है जिनके हजारों पुत्र और अपार सम्पदा, हाथी , 
घोड़े, नव निधियाँ और चौदह रल हैं। बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजा और स्वर्ग से 
नीचे उतरकर आया हुआ दिव्य वैभव जिनके चरणों मे पड़ा है। जिन्हें आदिम तीर्थंकर 
के आदिम पुत्र होने का गौरव प्राप्त है लेकिन जब भीतरी बात आती है तो ऐसा लगता 
है कि किस कोने में बैठा हुआ है वह आत्मन्‌ और वहाँ से पूछ रहा है कि तेरा वैभव 
क्या है? तेरा स्वभाव क्या है? तेरा वास्तविक रूप और लावण्य क्या है? और तू 'पर' ' 
के ऊपर क्यों इतना मुग्ध हुआ है। ऐसा विचार आते ही कभी-कभी विस्मय हो जाता 
है। कभी-कभी खेद खिन्‍नता भी आ जाती है और कभी-कभी स्वभाव की ओर दृष्टिपात 
होने से यह सब बाहरी तरंगे हैं लहरें हैं ऐसा मालूम पड़ने लगता है। 

स्वभाव तो यथावत्‌ चल रहा है अनादि अनिधन। थोड़ा हवा का झौंका आ जाता 
है तो ध्वजा लहरदार हो जाती है। वस्तुतः ध्वजा लहरदार नहीं है। इसी प्रकार मोह 


समब/४/९६५ 


का प्रवाह चलता है, झोंका आ जाता है तो संसारी आत्मा में, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, 
मैं ग़ज़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, या मै छोटा हूँ, आदि आदि अनेक लहरे, संकल्प-विक़ल्प उत्पन्न 
हो जाते हैं और जैसे ही तत्त्वज्ञान की भूमिका मे अपने आपके स्वरूप पर दृष्टिपात 
कर लेते हैं तो वहाँ सरोवर तो सरोवर है ध्वज़ा तो ध्वजा है सब एकदम शान्त, निर्मल 
और निस्तरग। 

स्वभावनिष्ठ वह भगवान हमारे सामने हैं। उनमे आप स्त्रयं को देखें, वहां तरंगे 
नहीं हैं, मात्र अंतरंग हैं, शान्त स्तब्ध एकमात्र स्वभाव का साम्राज्य फैला है। जो अधाह 
अगम्य ह। और वही स्वरूप की दृष्टि से देखा जाये तो हमारे पास भी विद्यमाम है। 
उसे देखने की आवश्यकता है उस पर श्रद्धान करके उसे प्राप्त करने की आवश्यकता 
है। भरत चक्रवर्ती सम्यग्दृष्टि है इसलिये उनके जीवन भे इतनी गंभीरता और इतनी सादगी 
है जो अपार वैभव मिलने के उपरान्त भी कायम है। 

थोड़ा सा वैभव मिल जाता है तो वही बात होती है कि अधजल गगरी छलकत 
जात या कहो उछलत जात। आधा भरा कुम्भ हो तो छलकता जाता है और वही जब 
भरपूर हो जाता है तो कुछ बोलता नहीं। स्वभाव निष्ठ हो जाता है। “आवाज निकलने 
से अर्थात्‌ व्याख्यान देने मात्र से स्वरूप का भान होता है” - यह गलत धारणा है। 
धारणा तो यह होनी चाहिये कि भरपूर होने के उपरात ही स्वरूप का व्याख्यान प्रारभ 
हो जाता है। स्वभाव हमेशा उमड़ता रहता है। उसे सप्रयास लाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती। 

जब सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा, भगवान के स्वरूप को जानने वाला मुमुक्षु इस स्वभाव 
को परिचय में लाता हैं। प्रभु के दर्शन से या इस प्रकार के धार्मिक्र आयोजनों के 
माध्यम से तब उसे लगता है कि मेरे भीतर भी यही एकमात्र मानसरोबर है जिसमें अनन्तता 
छिपी हुई है और वह अपने इस शांत स्वभाव में ठहर जाता है किसी भी प्रकार की 
आकुलता नहीं होती, और इस प्रकार जितना जितना अपने भीतर जाने का उपक्रम, प्रयास 
चलता है उतनी उतनी शाति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। आप जितने सतह क्री ओर, 
बाहर की ओर आयेगे उत्तनी ही आपको आकुलता सताने लगेगी। इन बाह्य आयोजनो 
के माध्यम से अंतर्मुखी दृष्टि आ जाये, यही उपलब्धि है। , 

दृष्टि के ऊपर ही हमारे भाव निर्भर हैं। जैसी हम दृष्टि बनाते हैं वैसा ही भावों 
के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे-जैसे अंतर्दृष्टि होती जाती है भाव भी अपने आप शांत 
होते चले जाते हैं। उब्र॒लता, उफनता हुआ दूध हानिकारक है लेकिन तपने के उपगंत 
वही जब स्वस्थ/शात्त हो जाता है तो लाभप्रद ही जाता है। आज विश्व में कषायों की 
तपन और उद्देम बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्तित के जीवन में बढ़ता हुआ कष्राय का 
उद्वेग विश्व में. प्रलय लाने में कारण बन सकता है,वहीं यदि एक व्यक्ति का मन मानसगेबर 


समग्र/४/ ५६६ 


की तरह शांत और निर्मल हो तो उसके तटों पर बहुत दूर-दूर से आये भव्य जन रूपी 
हंस बैठकर शाति का अनुभव कर सकते है। एक की शानि अनेको मे क्षोभ को शातत 
करने क॑ लिये पर्याप्त है और एक का क्षोभ अनेको की शांति को भंग करने में निमित्त 
बने सकता है। इसलिये बंधुओ! स्वभाव की ओर दृष्टि लानी चाहिये जिससे भावों मे 
शांति आये। 

जिसके जीवन में स्वभाव से अभी परिचय नहीं हुआ है उसी के जीवन में आकुलता 
होती है। एक हाथी उन्मत हो जाये, स्वभाव से च्युत हो जाये तो उसके सामने खड़े 
होना सभव नहीं है, लेकिन जब वह अपने आप में शात हो जाता है और अपनी मद 
चाल से चलन लगता है तो बालक और बूढ़े सभी उसक सामने नृत्य करने लग जाते 
है। उस पर बैठ भी जाते हैं। स्वस्थ और उन्मत्त हार्था- यह दोनो कषायों के उपशमन 
और उद्वंग के प्रतीक है जो स्वभाव से अपरिचित है वह प्रलय मे कारण बनता है और 
जो स्वभाव में लीम है तो उस लय मे अनत जीव अपना कल्याण कर लेते है। 

धर्म का प्रवाह आज का नहीं। जब से ससार है तब से अबाध चल रहा है। पूरे 
के पूरे ससार का कल्याण हो ऐसी भावना भायी जावे ता आज भी ऐसी लहर उत्पन्न 
हो सकती हे जो हमारे कल्याण मे निमित्त बन सकती है। सर्व कल्याण की पवित्र भावना 
भाने वाले, वे आर्य, वे सदपुरुष, वे महामानव युग के आदि मे ऐसे कार्य कर गये जो 
आज भी लोगों के लिये आदर्श बने हुये हैं। आदर्श का एक अर्थ दर्पण भी होता है। 
दर्पण में देखकर, आदर्श (भगवान) के दर्शन करके हमे ज्ञात छो जाता है कि हमारा 
कर्तव्य क्या है? हमारा स्वभाव क्‍या है? हमारे प्रभु कौन है? और हमारे लिये उन्होंने 
क्या संदेश दिया है। इतना यदि हम समझ ले त्तो जीवन कृतकृत्य हो जायेगा। 

आज इस पंचमकाल में भी हम कृत्कृत्यता का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि अलीकिक 
कार्य की शुरूआत में भी तृप्ति का अनुभव होता है। आम जब पक जाते हैं तो रस 
निकालते है पीते हैं तृप्ति मिलती है यह तो ठीक है लेकिन जिसे अधपके/गदरे आम 
आप बोलते हैं उसका अपने आप में अलग स्वाद होता है। खटमिट्ठा भले ही रहता 
है पर वह भी तृप्तिकर लगता है। इसी प्रकार तृष्ति का अनुभव मुक्ति में तो यह आत्मा 
करेगी ही लेकिन जिस समय वह सम्यक्‌ अद्धान के साथ मोक्षमार्ग पर अपने कदम रखता 
है उस समय मार्ग में भी उसे अलग आनंद और तृप्ति का अनुभव होता है। 

जैसे धर में भोजन करों और वन में जाकर पिकनिक में भोजन करो तो उसका 
अलग आनंद आता है। भूख नहीं भी लगी हो तो खाने का मन हो जाता है। यह क्‍यों 
होता है? क्योंकि वातावरण ब्रेन्ज होने से भावों में भी अन्तर आ जाता है। इसी प्रकार 
ज़िल्हें केवलज्ञान हो गया हो उनकी छांव में जाकर उनके प्रक्चन सुनने और दर्शन करने 
से जो एक तृप्ति का अनुभव होता है वह भी अपने आप में अलौकिक हैं। 


घ 


धर ७ 

बंधुओ ! मदी“सरिताये सागर से मिलने को आतुर हो जाती हैं लेकिन बाल ऐसी 
है कि सागर भी मिलने को आतुर था आज। अभी-अभी हमने देखा था। सागर तरस्थ 
नहीं था, बड़ रहा था। बहता हुआ सागर कौन स्रा है यहाँ, और कहाँ जाकर मिलना 
चाहता है? यह निश्चित है कि सागर यदि बहता है तो वह मीठा हो जाता है। ग्रदि 
तटस्थ रहता है तो प्रसिद्ध है कि खारा तो बह है ही। बहता हुआ सागर यही है कि 
सारा सागर-नगर धर्म की ओर बह रहा है। धर्मामृत को पीने के लिये आतुर है। यही 
तो वे क्षण हैं जब आबालवृद्ध हर्षित होकर उसमें डूब जाते हैं। यह क्षण बहुत दुर्लभ 
होते हैं यह पैसे खर्च करने से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित करने से नहीं, 
कोई मेवा-मिष्ठान खाने से भी नहीं किन्तु भावों की निर्मलता से आते हैं। 

जब आप अपने आपको “अपने अहकार को भूल जाते हैं और मात्र आदर्श सामने 
रह जाता है और उसी में लीनता आ जाती है तो सभी का मन उल्लास से नाचने लग 
जाता $। युवकों और बालकों के साथ वृद्ध भी झूमने लगते हैं। दादाजी के पैर भी नाती 
के साथ नृत्य के लिये उठ जाते है। हमारी अहकार वृत्ति, हमारी दीनता, हीनता, हमारी 
जा भी कमिया है सारी की सारी समाप्त हो जाती है। धर्म में लीनता जब आती है तो 
दीनता-हीनता चली जाती है। अभी विषयों में आपकी लीनता है इसलिये आप दीनहीन 
बनते जा रहे है। अहंकारी बनते जा रहे हैं। 

जब हम देखते हैं उस अपार को और विगट की ओर दृष्टिपात करते हैं तब 
अपने आप की लघुता हमें प्रतीत हो जाती है। जब सागर में मिलने के लिये बड़ी गंगा, 
सिधू, ब्रह्मपुत्र जैसी नदिया जिनमे बड़े-बड़े जहाज चलते हैं मिलने के लिये आ जाती 
है। उस समय अपने आपको देखती है तो बहुत पतली बहुत छोटी, नहीं के बराबर 
मालूम पड़ती है। अपारता का दर्शन इसी प्रकार हमें भी करना है। 

इस अपारता के माध्यम से ही हम पार पा जायेंगे। हमारी लघुता समाप्त हो जायेगी 
उस विराटता में। धन्य हैं वे प्रभु जिन्होंने हमारे अधूरेअपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्ण होने 
का संदेश दे द्विया। उनका दिया उजाला हम लोगों के लिये पथ प्रदर्शम बन गया। 

अंत में इतना ही कहना चाइूंगा कि चक्रवर्ती के समान भावना हमारे “आप लोगों 
के जीवन में भी आये। आज जो स्थिति है वह कर्म के उदय में है उसमें रचे-पचे नहीं, 
यथावत्‌ उसको देखने का प्रयास क़रें। पुरुषार्थ अधिक से अधिक आप करें। अर्थ के 
क्षेत्र में, काम पुरुषार्थ के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को अपने सामने 
रखकर पुरुषार्थशील बने। जिस महान पुरुषार्थ के फलस्वरूप वृषभनाथ भगवान को 
केवलज्ञान प्राप्त हुआ उसी प्रकार जीवन में भी वह शुभ घड़ी आयेगी, ऐसा सत्‌-घुरुषार्थ 
हम करें जिसके द्वारा कैवल्य की उपलब्धि हो। धर्म की ध्वजा फहराती रहे। 


समत्र/४/श्दच्द 
0 श्रेष्ठ संस्कार 


सुनते हैं कई प्रकार के मोत्ती होते है। जल की बूदें मोती के रूप में परिणित हो 
जाती हैं। वह जल की बूँदे धूल मे मिलकर अपने आप के जीवन को समाप्त न करके 
एक मोती का रूप धारण कर लेती है तो वह कठहार वन जाती है। कभी सोचा आपने 
कि जब जल मोती बन सकता है तो जो अविरल धारा बहती रहती है वर्षा ऋतु मे, 
वह जल मोती का रूप धारण क्यो नहीं करता। उपादान जल है तो वह मोती के रूप 
में परिवर्तित हो जाये लेकिन बिना निमित्त क ऐसा सभव नहीं है। इसलिए निमित्त की 
सार्थकता को ओझल नहीं किया जा सकता। 

मोती एकेन्द्रिय है पृथ्वीकायिक है और जल भी एकेन्द्रिय है जलकायिक है लेकिन 
जब सीप जल की बूंदों को स्वीकार कर लेता है तभी वे मोती का रूप धारण करती 
हैं। निमित्त की यही विशेषता है। उपादान जो भीतरी की शक्ति है उसका प्रस्फुटन उसकी 
अभिव्यक्ति सामने तब आती है जबकि योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि निमित्त जुट 
जाते है। अन्यथा वही बूदे नीम की जड़ मे चली जाती है तो कटुता का अनुभव करने 
लग जाती है। बबूल की जड़ मे चली जाती है तो काटे का रूप धारण कर लेती है। 
सर्प के मुख को प्राप्त हुई वही बूद हालाहल का रूप धारण कर लेती है। सूर्य के ताप 
को वह प्राप्न कर लेती है तो वाष्प बनकर उड़ जाती है। वस्तु का परिणमन बड़ी अद्वितीय 
भक्ति को लेकर चलता रहता है। 

आज जो जीव गर्भ मे आया है वह कहाँ से आया? वह क्यों तीर्थंकर बना और 
कैसे? किन परिणामो के द्वारा माता-पिता ने उसे धारण किया? तो उत्तर मे यही कहा 
जायेगा कि यह सब सस्कार की देन है। आज यह दिन भी सस्कार का दिन है। एक 
ऐसा जीव सीप में प्रवेश करेगा तो कालान्तर मे मोती का रूप धारण कर लेता है। इसकी 
अधिकारी वही सीप होगी जो जल को बड़ी सावधानी से ग्रहण करती है। प्रत्येक भीप 
मे मोती बने यह नियम नहीं है। स्वाति नक्षत्र में जब कोई सीप अपना मुख खोलती 
है और ऊपर मेघों से गिरती जल की बूद भीतर प्रवेश करती है तब॑ सीप अपने मुख 
को बंद करके सागर के नीचे चली जाती है। ऐसा यह नैसर्गिक संस्कार का कार्य होता 
है। परिष्कार का कार्य होता है तभी मौती की उपलब्धि होती है। 


सछा४/२ ६६ 


आज परिष्कार की बात तो चलती है लेकिन संस्कार की बात नहीं होती। एक सीप 
के संस्कार को देखो। कैसा सस्कार डाला भीतर कि वड्ठ बाहर का जल जो खारा था 
भीतर वही मोती का रूप धारण कर गया। जल का उपादान, इस भीतरी संस्कार के 
कारण मोती के रूप में परिवर्तित हो गया। जब किसी के लिये बुखार टाइफाइड हो 
जाता है जिसे हिन्दी मे मोतीझरा बोलते हैं तो एक दो मोती पानी मे उबालकर दिये 
जाते हैं तो वह पानी भीतर के बुखार को निकालने में सक्षम हो जाता है। मोती से मोतीझरा 
बुखार भी झर जाता है। साधारण पानी में यह गुण नहीं होता। मोती के द्वारा सस्कारित 
होने पर यह क्षमता आ जाती है। 

इसी प्रकार तीथकर होने वाले जीव को अपने गर्भ मे प्रवेश होने के पूर्व में माता 
पिता ने कितनी निर्मल भावना भायी होगी। तीन लोक का कल्याण जिसके ऊपर 
निर्धारित है ऐसा वह महान्‌ जीब आने वाला है। उसे आधार देने वाला भी कितना 
कल्याणकारी होगा। यह बात बहुत कम लागा को समझ में आती है। लेकिन जो वस्तु 
के उद्गम स्थान की ओर दृष्टिपात करते है तो ज्ञात ढोता है कि वर्तमान, वर्धमान तभी 
बनता है जब अतीत भी उज्ज्वल होता है। जड़ें मजबूत होती है तभी वृक्ष विकास पाता 
है। संस्कार की ओर अर्थात्‌ मूलभूत जड़ो की ओर भी देखना आवश्यक है। आज तो 
कलम (क्रास वीड) का युग आ गया। आम की मुठली नहीं बोयी जाती। आम की कलम 
लगा दी जाती है। सस्कार नहीं दिया जाता मात्र बाहर से थोड़ा परिष्कार कर दिया 
जाता है। आम भले ही बहुत आते हो लेकिन खाने का स्वाद और पौष्टिकता नहीं मिल 
पाती। 

जो पहले से सस्कार डालना प्रारभ कर देता है भावो के माध्यम से कि हमारे निमित्त 
से कोई लोकोत्तर जीव आ जाबे जो तीन लोक को दिशा बोध दे सके। तो हम धन्य 
हो जायेगे। यह भी एक उज्जवल भावना है। धन्य हैं वह मात्ता और वह पिता। आए 
लोग तो आज क्या भावना करते हैं कि हमारा लड़का वकील बन जाये, इजीनियर 
बन जाये, डाक्टर बन जाये, प्रोफ़ेसर बन जाये। कुछ भी बन जाये लेकिन कमाऊ बन 
जाये, साधु न बने जाये (हसी) 

यैः शान्तरागरूचिभि: परपाणुभिस्वं - हे भगवान्‌ शांति के जितने भी परमाणु थे 
आपकी देह उनके द्वारा निर्मित हो गयी। आप इसी से अद्भुत हैं। ऐसी शक्ति के 
परमाणुओं से निर्मित देह की भावना भाने वाले विरले ही मासा पिता होते हैं। भारतीय 
सस्कृति में प्रत्पेक क्षण संस्कार के साथ बीते, इस बात-की महत्व दिया गया है। प्रत्येक 
क्रिया संस्कार के साथ चलती है। विवाह संस्कार मात्र वासना की पूर्ति के. लिये नहीं 
है बल्कि संत्राम की उत्तत्ति और धर्म क्ी-परम्परा को अक्षुण्ण बयाये रखने के लिये 


सबड॥न्‍अ/४/६०० 


किया जाता है। ऐसा महापुराणादि ग्रन्थों में आप देख सकते हैं। कब कैसे संस्कार डाले 
जाये। मन वचन काय वी प्रवृत्ति कैसी रखी जाये, कितने बार खाया जाये, कब खाया 
जाये, क्‍या खाया जाये और क्यों खाया जाये। इन सभी बातों की सावधानी रखी 
जाती है। 

ससस्‍्कार ऐसे हो कि जिससे आने वाली संतान धार्मिक“सात्विक जीवन का सस्कार 
लेकर आये। उसका नामसिकता की ओर झुकाव न हो। जब विभिन्‍न प्रकार के 
सुगधित फूलो की प्रजातियों को पैदा करते समय आवश्यक हवा, पानी और वातावरण 
आदि की सावधानी रखी जाती है तो आप विचार करें कि जिसके द्वारा तीन लोक में 
सुगधमय वातावरण बनेगा ऐसा जीव यहाँ गर्भ में आया है तो कितनी सावधानी रखी 
गयी होगी। कैसे अद्भुत पवित्र सस्कार किये गये होंगे। तीन लोक के सकल वराचर 
पदार्थों को अपने मे धारण करने की क्षमता जिसके ज्ञान में आ जाये, जो प्राणिमात्र 
के दुख दारिदूय को दूर करने मे निमित्त बन जाये। यह सब सस्कार का ही प्रतिफल 
ह्े| 

साधना अभिश्ञाप को ग्रदान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती 
है। पर आज का युग स्वयं एकदम भगवान बनना चाहता है। साधना के नाम पर कुछ 
करना नही चाहता। महान आत्माओ के चरणों मे झुकना नहीं चाहता। सब समय के 
भरोसे छाड़ देता है। बधुओ। साधना भगवान बनने से पूर्व की बात है और अनिवार्य 
है। भगवान बनने के उपरान्त साधना नहीं की जाती। फल पक जाने क॑ उपरान्त पानी 
का सिचन नहीं किया जाता। माधना से ही सस्कार पड़ते है। 

पहले मत्रों के द्वात सहज ही कार्य सिद्ध हो जाते थे, इसका कारण है कि मंत्र 
सिद्ध होने के उपरान्त ही कार्य सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध न हो, मत्र की साधेना 
न हो तो मत्र पढने मात्र से कार्य संपन्‍न नहीं होता। साधना पहले आवश्यक है। जीवन 
को वासना से दूर रखने की साधना की जाये तभी आने वाली सतान, आत्मा की उपासना 
करने मे सक्षम होगी, उपादान की योग्यता के साथ-साथ निमित्त का भी प्रभाव पड़ता 
है। 

गाधी जी ने नहीं कहा लेकिन लोगो ने स्वयं उन्हें महात्मा गांधी कहा। वे तो अंत 
तक यही कहते रहे कि मेरी महानता तो माता-पिता के ऊपर निर्धारित है। उन्होंने ही 
मेरे ऊपर सस्कार डाले। विदेश में जा रहे हो तो ध्यान रखना माँस-मंदिरा का सेवन 
मत करना। यह गांधी जी के जीवन की घटना है। विदेश जाते समय उनकी माता ने 
यह शपथ दिलायी थी। 

आयुर्वेद में औषधियों की शक्ति भावना पर ही आधारित है। जितना ज्यादा 


समग्र/४/६०७१ 


औषधि को भावित किया गया होगा भावना दी गयी होगी, पुट दिया गया होगा उतनी 
ही बह शक्तिशाली होगी। जैनाचार्यों ने इस शक्ति को अनुभाग कहा है। जिस भावना 
के साथ जो कर्म आ जाता है उनमें ऐसी शक्ति पड़ जाती है कि दुनिया की कोई शक्ति 
आ जाये पर उसे समाप्त नहीं कर सकती। पुण्य कर्म की स्थिति तो ऐसी है कि यदि 
उसे मिटाना “हटाना चाह त्तो जितना उससे बचने के लिये जायेंगे उतनी ही उसकी शक्ति 
और बढ़ जायेगी। पापों से मुक्त होकर जो पुण्य में लग जाते हैं और पुण्य के फल 
का त््याग करते जाते हैं उन्हें और अधिक पुण्य का संचय होने लगता है। 

स्वर्ण यदि असली हो तो उसको आप कित्तनीं ही बार कसौटी पर परखो वह खरा 
ही उतरेगा। उसे जितना नपाओ समाप्त करना चाहो वह उतना ही उज्ज्वल हो जाता 
है। कंचन तो कवबन ही है यह भावना का फल है। साधारण पीपल नहीं यदि चौंसठ 
प्रहरी पीपल हो तो क्षय गेग को भी दूर करने में सक्षम होता है। चौंमठ प्रहर तक मूसल 
की चोट जिस पीपल के ऊपर पड़ती है वह पीपल आयुर्वेद मे चींसठ प्रहगी पीपल कहलाता 
है। पल पल उस पीपल ने चौंसट प्रहर के प्रह्मरों को अपने में पी लिया। वह संस्कारित 
हो गया। आप मशीन के द्वारा एक घंटे में उतनी ही चोट डाल दो वह शक्ति नहीं आयेगी, 
ध्यान रखना क्योकि वहाँ चोट तो जुड़ी है लेकिन भावना नहीं जुड़ी। एक में व्यवसाय 
है एक में साधना स्वाध्याय है। 

बधुओं ! तीन लाक का दारिदूय जो मोह के कारण है उस यदि दूर करना चाहते 
हो तो वित्त के द्वारा नहीं, धन सपदा के द्वारा नहीं बल्कि चेतन भावों के द्वारा ही, वीतराग 
भावों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। लोक कल्याण की भावना का यह संस्कार 
अदूभुत है। धन्य है वह माता पिता जो अपनी संतान में ऐसे भाव पैदा करने के लिये 
प्रवास करते है। हमे मन चचन काय की ऐसी चेष्टा करनी चाहिये ताकि विश्व का कल्याण 
है। 

भावों में ऐसी उज्ज्वलता लायें जैसे मोती के लिये सीप प्रयासरत है। सीप मे मोती 
भले ही एक हो जैसे तीर्यकर अपने माता पिता के एक ही होते हैं पर सारा लोक आकृष्ट 
हो जाता है। एक मोती ही पर्याप्त है। एक तीर्थंकर की योग्यता वाल पुत्र ही पर्याप्त 
है। हमारा पुत्र हमारे लिये ही नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिये हो ऐसी भावना 
बिरला ही कोई कर सकता है। इतना ही नहीं उस पुत्र को लोक के लिये समर्पित करके 
आनंदित भी होता है। उसे स्वयं से अधिक समझदार मानता है। नाभिराज और मात 
मरूदेवी किसी के कुंछ पूछने पर उसे समाधान के लिये अपने पुत्र आदिकुमार के पास 
भेज दिया करते थे। यहाँ पर्याव बुद्धि छोड़नी पड़ती है। छोटा“बड़ा कीई उग्र से था 
शरीर से नहीं मापा जाता अंसरंग यौग्वता देखनी चाहियें।.." 


संमग्र/४/६०२ 


आप इन कार्यक्रमों को लौकिक कार्यक्रम न समझे। किन्तु पारलीकिक आत्मा की 
और ले जाने के लिये प्रतीक माने, प्रेरणा ले। आप भी माता-पिता है आपके भी सतान 
है उसे सस्कारित करें। अतर्दृष्टि दे और स्वय भी सस्कारित हो जिससे सबका भविष्य 
उज्जवल बने। 

एक दीप हजारो दीपक जलाता है। एक दीपक के साथ बुझे हुये हजार दीपक 
अपने आप जल जाते है। परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती और एक बह भी दीपक 
होता है जो रत्न दीपक कहलाता है। इस माटी के दीपक में तो बाती होती है नेल डाला 
जाता है और वह बुझ भी सकता है लेकिन रत्न दीपक क॑ लिये बाती और तेल की 
आवश्यकता नही होती वह हवा के द्वारा बुझता भी नही है। किसी को जलाता नहीं 
स्वय जलता रहता है ऐसे रल दीपक से भी श्रष्ठ दीपक गर्भ म आ चुका है। उसकी 
पात्रता को ध्यान में खखकर कल पूर्व॑पीठिका क॑ रूप में सीप और मोती की बात 
कही थी। 

आज उस श्रेष्ठ दीपक की बात करना चाहता हूँ जिसके गर्भ मे आते ही सब ओर 
शाति का वातावरण बन जाता है। मगल छा जाता है और आत्मा का महात्य सुनाई 
देने लगता है। एक विकासमान दीपक एक प्रकाशमान दीपक जो विश्व को शान्ति प्रदान 
करने वाला है, बह गर्भ मे भले ही है लेकिन अपनी प्रभा को बाहर बिखेर रहा है। 
कैसी अद्भुत भावना पूर्व जीवन में भायी होगी कि जो आज गर्भावस्‍था में रहकर भी 
विश्वप्रिय है। सब आतुर है कि कब भगवान का दर्शन होगा? पर्याय की दृष्टि से देखे 
तो वे कुमार की त्तरढ्ठ जन्म लेगे, अभी भगवान नहीं हैं लेकिन अतर्दृष्टि से देखा आये 
तो प्रत्येक आत्मा भगवान है। 

एक ऐसी आत्मा जो इसी पर्याय से अपनी आत्मा को जगमगायेगी। जिसके 
माध्यम से तीन लोक अपने आप के स्वरूप को पहचानेगा। ऐसी आत्मा“पर्मात्मा के 
प्रभाव से उनके परिवार का ही नहीं सभी का दारिद्र दूर हो जाता है मात्र शारीरिक गेग 
ही नहीं, भव रोग का भी अत होने लग जाता है और दिन रात शुद्धात्मा की चर्चा “अर्चा 
प्रारभ हो जाती है। पूरा का पूरा परिवार राग से बीतरागता की ओर चला जाता है। 
यह सब पूर्व भव मे इस जीव के द्वारा स्व और पर के कल्याण की भावना का 
परिणाम है। 

इस तरह जिस आत्मा का गर्भ मे आना कल्याणकारी होता है और इतना ही नही 
बल्कि अब इस जीव को दुब्रारा गर्भ में नहीं आना पड़ेगा और न ही उम्रकी माँ को 
अधिक गर्भ धारण करने होगे वह भी एकाध दो भव में मुक्ति का भाजन बनेगी। इसलिये 
भी यह गर्भ कल्याण रूप है। गर्भ मे आना भी कल्न्याणक के रूप्र में मनाया जाता है। 

किसी कवि ने छोटी सी कविता लिखी है कि "मैं एक अवयस्क वृद्ध हूँ।' कविता 


समंध्र//४/६७३ 


का रहस्य अपने आप में बहुत है। अभी जीव गर्भ में आया है लेकिन उसका अनुभव 
वृद्धत्व का प्राप्त है जैसे दीपक छोटा सा लगता डै लेकिन रात्रि के साम्राज्य को छिन्‍म 
भिन्‍न करने में सक्षम है फिर यह कोई सामान्य दीपक नहीं है जिसके तले अंधेरा हो। 
यह सामान्य रल दीपक भी नहीं है बल्कि विशिष्ट चैतन्य रतन दीपक है। इसकी गरिमा 
शब्दों मे नहीं कही जा सकती। शब्द बहुत बौने पड़ जाते हैं। शब्दों में विशाटता का 
वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है लेकिन भावी की उमड़न रुक नहीं पाती जिससे बार-बार 
गुणानुवाद का मन हो जाता है जैसे सूर्य की आरती दीपक से की जाती है। 

हीरा बहुमूल्य होता है लेकिन आत्मतत्त्व रूपी हीरा तो अमूल्य है। अद्वितीय है। 
इस एक आत्म तत्त्व के प्रति अपने आपको समर्पित करने वाली यह महान्‌ आत्मा 
धन्य है जिसने अतीत में भी रलत्रय की साधना की, और आगे भी रलत्रय की 
आराधना करके मुक्ति को पायेगी। जन्म के उपरान्त देखने मे भले ही कोमल बालक 
दिखेगा लेकिन तीन लोक का पालक होगा। आज का प्रत्येक बालक कल का नागरिक 
बन सकता है लेकिन प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपिता नहीं बन सकता। उसके लिये अलग 
योग्यता चाहिये। फिर यह गर्भस्थ शिशु तो मात्र राष्ट्रपिता नहीं बल्कि तीन लोक का 
नाथ बनने वाला है उसकी योग्यता कितनी होगी। यह इस अवसर पर विचार करना 
चाहिये। 

आज की यह धर्मसभा गर्भसथ आत्मा का कल्याणक मनाने के लिये आतुर है वहीं 
दूसरी ओर विज्ञान के माध्यम से यह परीक्षा की जाती है कि गर्भस्थ आत्मा लड़का है 
या लड़की है। यदि लड़की है तो हटा दो। लड़का है तो रहने दो। कौन-से ऐसे 
सविधान में लिखा है, किस देश की संस्कृति इस जघन्य अपराध को इस पाप को ठीक 
मानती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह कहाँ का न्याय है, यह तो अन्याय है। 
यह विज्ञान का दुरुपयोग डै। आप धर्म की बात सुनना चाहते हैं लेकिन गर्भस्थ शिशु 
की पीड़ा को नहीं सुनना चाहते। 

गर्भस्थ शिशु पर किये गये इजेक्शन और दवाईयों के प्रयोग से उसे जो ममान्तिक' 
पीड़ा होती होगी वह आप देखना नहीं चाहते। ऐसा जघन्य काम हो! रहा है इस भारत 
वर्ष में और लोग चुप हैं। दंड की बात दूर है धन के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है।' 
मैं आलोचना नहीं कर रहा हैँ आपके लोचन खोलना चाह रहा हूँ। आज गर्भ क॑ल्याणक 
के अवसर पर इस धुग की यह समस्या विचारणीय है। 

क्षेत्रियों का धर्म ती यही है कि अबोध बालक-बालिका पर, उन्मत्त> पामल व्यक्ति 
पर, नारी के ऊपर और नि:शस्त्र योद्धा के ऊपर प्रह्झर कभी न किया जाये। लेकिंन 
आज क्या हो रहा है दोनों कुंलों के यश को वृद्धिगत करने बाली बालिका पंर प्रहर' 
किया जा रहा है। नारी जगत ने इतिहास में कितना कुछ किया है और आगे भी करने 


समग्न//४/६०४ 


की क्षमता रखती है। यह किसी से छिपा नहीं है। जीव का परिणमन है। शरीर को 
लेकर कर्म प्रकृति को लेकर अतर सभव है लेकिन आत्मा जो सभी में बही है। अनंत 
शक्तिवान है, बधुओ, सब्बे सुद्धा हु सुद्णया अर्थात्‌ सभी जीव अत्तर्दृष्टि से देखा जाये 
तो शुद्धल को प्राप्त करने की क्षमता वाले हैं। अपने आपको सम्यग्दृष्टि मानने बालो 
थोड़ा तो विचार करो। 

यदि आप जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो आपको जीवन लेने का क्या अधिकार 
है? वह जीव तो स्वयं जीवन लेकर आया है। उसका कल्याण वह स्वयं करेगा। भगवान 
महावीर की धरती पर, भगवान वृषभनाथ की धरती पर, भगवान राम की धरती पर, 
माता मरुदेवी और राजा नाभिराज की धरती पर यह जघन्य कृत्य ठीक नहीं है। इसका 
समर्थन शासन क्यों करता है, शासन तो आपके ह्यथ मे है प्रजातत्र हु आप ही शांसक 
हैं और शासित भी आपको होना है। लोकतत्न में “टके सेर भाजी टके सेर खाजा, 
अंधेर नगरी और चौपट राजा' ' यह नहीं चलेगा। आत्म गौरव होना चाहिये। स्वाभिमान 
होना चाहिये। अपनी उज्ज्वल सस्कृति का ख्याल होना चाहिये। 

ऐसा आज कोई अहिंसा को मानने वाला जैन क्यो नहीं है जो खुले आम निडरता 
से इसे बद कराने का प्रयास करे“ होना चाहिये। आप सोचते हैं, अकेले धार्मिक कार्य 
करने से पुण्य संचित होता है ऐसा एकान्त नहीं है। पुण्य संचय तो सादगी पूर्ण जीवन 
से, संयत जीवन जीने से होता है। दुशासन का शासन भी भंग हो गया था, द्रौपदी के 
आत्मानुशासन के सामने। भरी सभा में दु.शासन ने द्रोपदी को निरावरित करना चाहा 
था लेकिन पसीना पसीना हे गया था पर वस्त्र हट नहीं पाया। ऐसी शीलचान द्रोपदी 
की कथा आप पढ़ते हैं और गर्भस्थ बालक पर प्रहार करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। 

गर्भस्थ शिशु का भविष्य कैसा है। यह कोई नहीं जानता। क्‍या पता कौन सा शिशु 
महात्मा गांधी बन जाये। कौन अकलक निकलंक जैसा धर्म रक्षक बन जाए। कौन जिनसेन 
स्वामी जैसा महान्‌ बन ज़ाये और कौन बालिका चंदनबाला जैसी आर्थिका बनकर संघ 
का नेतृत्व सभालकर युग को सबोधित करे। आपके सागर नगर से क्षमा सागर जी, 
सुधासागर जी, जैसे मुनि निकले हैं और दृढ़मती जैसी आर्थिका गणिनी भी है जिसके 
अनुशासन में पच्चीस, तीस-तीस आर्यिकायें हैं। 

बधुओ! सब अपने-अपने कर्म लेकर आते हैं। संसार में किसी का पालन पोषण 
हमें करना है- ऐसा व्यर्थ है। कर्म सिद्धान्त पर अगर आपको विश्वास है तो संकल्प 
कीजिये कि हम अपने जीवनकाल में कभी यर्भस्थ शिश्ु की हत्या नहीं होने देंगे। जीवनदान 
बड़ा महत्वपूर्ण दान है। एक महान आत्मा का जन्म ही सारे विश्व में उजाला करने 
के लिये पर्याप्त है। धर्मात्मा यदि बचा रहेगा तो सारी प्रऔति धर्ममय बनी रहेगी। सब 
ओर सुख शांति होगी। का! 


समझ ४६७५ 
(0 अन्य भरण से परे 


संत का नाम सुना था। आज उनके चरणों में आकर वह अबला से रही है। अपने 
दुख की अभिव्यक्ति कर रही है। वह क्या माग रही है, अभी यह भाव खुल नहीं पाया 
है। वह कह रही है कि जब आपने दिया था तो बीच में ही चापिस क्यों ले लिया। 
एक अबला के साथ यह तो अन्याय हुआ है। हम कुछ और नहीं चाहते जैसा आपने 
दिया था वैसा ही वापिस कर दीजिये। क्योंकि हमने सुना है आप दयालु हैं। प्राणों की 
रक्षा करने वाले है। पतितों के उद्धारक हैं और इस तरह अपना दुख कहकर दखी होकर 
वह अबला वहीं गिर पड़ी। 

सत जी उसका दुख समझ रहे हैं उठका एक ही बेटा था। आज अकस्मात्‌ वष्ट 
मरण को प्राप्त हो गया है। यही दुख का कारण है। सत जी ने उसे सात्वना दी लेकिन 
अकेले शब्दों से शान्ति कहाँ मिलती है। वह कहने लगी कि आप तो हमारे बेटे को 
वापिस दिला दो। सत जी ने अब थोड़ा मुस्कराकर कहा बिल्कूल ठीक है। पूर्ति हे जायेगी। 
बेटा मिल जायेगा। लेकिन सारा काम विधिवत्‌ होगा। विधि को मत भूलो। सबके लिये 
जो रास्ता है वही तुम्हें भी बताता हूँ। 

वह अबला तैयार झे गयी कि बताओ क्‍या करना है? अपने बेटे के लिये सब 
कुछ करने को तैयार हूँ। बेटा जीवित होना चाहिये। सत जी ने कहा ऐसा करो कि अपने 
अड़ोस-पड़ोस में जाकर कुछ सरसों के दाने लेकर आना। मैं सब ठीक कर दूँगा। इतना 
सुनते ही वह बुढ़िया अबला जाने को तैयार हो गयी तो संत जी ने रोककर कहा कि 
सुनो। मैं भूला जा रह्म था एक शर्त हैं कि जिस घर से सरस्नों लेना वहाँ पूछ लेना कि 
तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। जहाँ कोई कभी नहीं मरा हो वहाँ से सरसों ले 
आना बस। 

अबला ने सोचा कि दुनिया में एक मैं ही दुखी हूँ और शेष सारे के सारे सुखी 
हैं। मरण का दुख मुझे ही है। शेष किसी के यहाँ कोई नहीं मरा और वह जल्दी से 
पड़ोस में गयी और जाकर कहा कि संतजी ने कहा है कि तुग्झारा बेटा वापिस मिल 
जायेगा लेकिन एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। तुम मुझे मुट्ठी भर सरसों दे 
दो और पड़ोसिन से सरसों लेकर वह जल्दी-जल्दी चार कदम भाग गई पुनः वापिस 


समग्र ४/६०६ 


लौटकर आयी और कहा कि पहले यह तो बताओ कि तुम्हारे घर मे कीई मरा तो नहीं। 
तो पहासिन चोली अभी फिलहाल कोई नहीं मय लेकिन तीन वर्ष पहले आज के दिन 
' हीउनकी मृत्यु हो गयी थी । अरे तब ऐसे सरसो तो ठीक नही ऐसा सोचकर वह बुढ़िया 
सरसों वापिस करके दूसरी सहेली के पास चली जाती है। 

वहाँ भी ऐसा ही हुआ। सरसो लेकर चार कदम आगे बढ़ी कि गुरू के वचन याद 
आ गये कि जहाँ कोई मरण को प्राप्त न हुआ हो वहाँ से सरसो लाना। 

बधुओं |मोक्षमार्ग में भी गुरुओं के वचन हमेशा-हमेशा काम मे आते हैं। “उवयरणं 
जिणमग्गे लिग जहजादरूवमिदि भणिदं। गुरुवयण पिय विणओ, सुत्तज्ञाण च 
निद्टिठ।! ”” आचार्य कुंढकुंद स्वामी ने हम लोगों के लिये जो मोक्षमार्ग मे आरूद हैं 
कहा है कि मोक्षमार्ग में चार बातों का ध्यान रखना तो कोई तकलीफ नहीं होगी। पहली 
वात यथाजात रूप अर्थात्‌ जन्म के समय जैसा बाहरी और भीतरी रूप रहता है। बाहर 
भी वस्त्र नहीं भीतर भी वस्त्र नहीं। वैसा ही नि्ग्रेथ निर्विकार रूप हीना चाडिये। 

पहले आठ दस साल तक बच्चे निर्वस्त्र निर्विकार भाव से खेलते रहते थे। ऐसा 
सुनने में आता है कि ऐसे भी आचार्य हुये हैं जिन्होंने बालक अवस्था से लेकर मुनि 
बनने तक वरत्र पहना ही नहीं और मुनि बनने के उपरात तो निगग्रंथ रहे ही। आचार्च 
जिनसेन स्वामी के बारे मे ऐसा आता है, दूसरी बात गुरू वचन अर्थात्‌ गुरू के वचनो 
का पालन करना। गुरूमत्र का ध्यान रखना, शास्त्र तो समुद्र हैं शास्त्र से ज्ञान बढ़ता 
है लेकिन गुरू के वचन से ज्ञान के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है। गुरू, शास्त्र का 
अध्ययन करके अपने पूर्व गुरू महाराज की अनुभूतियों को अपने जीवन में उतार करके 
और स्वय की अनुभूतियो को उसमें मिलाकर देते-हैं, जैसे- मां, बच्चे को दूध में मिश्री 
घोलकर पिलाती है और कुछ गाती बहलाती भी जाती है। 

तीसरी बात है विनय, नम्रता, अभिमान का अभाव। यदि विनय गुण गुम गया तो 
ध्यान रखना, शास्त्र-ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होगा। अत में रखा है शास्त्र का अध्ययन, 
चितन, मनन करते रहना, जिससे उपयोग में स्थिरता बनी रहे, मन की चंचलता मिट 
जाये। तो गुरुओं के द्वारा कहे गये वचन बड़े उपकारी हैं। 

उस अबला बुढ़िया को सरसों मिलने से खुशी हो जाती लेकिन जैसे ही मालूम 
पड़ता कि इस घर में भी गमी हो गई है तो वह आगे बढ़ जाती। ऐसा करतते-करते उस 
बुढ़िया को धीरे-धीरे आने लगी बात समझ में “अनागत कब मरण में, अतीत कब 
विस्मरण मे ढल चुका पता नहीं, स्वसंवेदन यही है,' ” संसार में इसी स्वसंवेदन के अभाव 
में संसारी प्राणी भटक रहा है। यहां कोई अमर बनकर नहीं आया। ऐसा सोचतै-सोचते 
वह बुढ़िया संतजी के पास लौट आयी। 


समग्र/४/६०७ 


संतजी ने कहा- कि विलग्ब हो गया कोई बात नहीं। लाओ सरसों ले आयी। मैं 
तुम्हारा बेटा तुम्हें दे दूंगा। बुढ़िया बोली- संत्तजी आज तो हमारी आंखें खुल गयी। 
आपकी दवाई तो सच्ची दवाई है। आपने हमारा मार्म प्रशस्त कर दिया। आपका उपकार 
ही महान उपकार है। मेरा बेटा जहाँ भी होगा वहाँ अकेला नहीं होगा क्योंकि 
अडौसी-पड़ीसी और भी हैं जो पहले ही चले गये हैं। यह संसार है यहाँ वह आना-जाना 
तो निरंतर चलता रहता है। 

आप लोग सैनराइज कहते हैं। सनंवर्थ कोई नहीं कहता और सनसेड सभी कहते 
हैं लेकिन सैनडेथ कोई नहीं कहता, यह कितनी अच्छी बात है। यह हमें वस्तुस्थिति की 
ओर वास्तविकता की ओर ले जाने में बहुत सहायक है। सैनराइज अर्थात्‌ सूर्य का उदय 
होना और सँनसेड अर्थात सूर्य का अस्त हो जाना। उदय होना, उगना कहा गया, उत्पन्न 
होना नहीं कहा गया। इसी प्रकार अस्त होना, डूबना कहा गया, समाप्त होना नहीं कहा 
गया। यही वास्तविकता है। आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही मरण होता है। वह 
तो अजर-अमर है। 

ससारी दक्षा में जीव और पुदूगल का अनादि संयोग है और पुद्गल तो पूरण गलन 
स्वभाव वाला होता है कभी मिल जाता है कभी बिखर जाता है। उसी को देखकर आत्मा 
के जनम-मरण की बात कह दी जाती है। केवलज्ञान के अभाष में अज्ञानी संसारी प्राणी 
शरीर के जन्म होने पर हर्षित होता है और मरण मे विधाद करता है और यही अज्नानता 
संसार में भटकने में कारण बनती है। 

आज यह बात वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं कि जो नहीं है उसे उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता और जो है उसका कभी नाश नहीं हो सकता उसकी रूपात्तण अवष्य 
हो सकता है। रूपांतर अर्थात्‌ पर्याय का उत्तन्‍न होना या मिट जाना भले ही हो लेकिन 
वस्तु का नाश नहीं होता। बंधुओ! जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसका मरण अनिवार्य है 
किन्तु ऐसा मरण आप धारण कर लो कि जिसके बाद पुनः मरण नम हो। और ऐसी 
सिद्ध पर्याय को उत्नन्‍्न करे लो जो अनंतकाल़ त्तक नाञ्ञ को प्राप्त नहीं होती। 

आज जिसका जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है चह़ ऐसी आत्मा का जन्म है जिसे 
अब आगे बार-बार जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। यह अंत्तिम जन्म है। शरीर के जन्म 
को हम आत्मा का जन्म न माने और न ही शरीर के मरण को अपना मरण माने बल्कि 
आत्मा के अजर-अमर स्वरूप को पहचानकर उसे प्राप्त करने के लिये कदम बढ़ायें। 
यही इस जन्म कल्याणक की उपलब्धि हेगी। जि 


समग्र/ ४/६०८ 


0 समत्त्व की साथना 


समय अत्यल्प रह गया है। आज अभी-अभी भगवान की दीक्षा के उपरान्त आर्थिका 
दीक्षायें सम्पन्न हुई हैं। भगवान ऋषभदेव के समय जब भगवान का वहाँ दीक्षा-कल्याणक 
महोत्सव मनाया जा रहा है तो पूरी नगरी मे उन्लास छाया हुआ है। सब अपने अपने 
कर्तव्य में लगे हुये हैं। सबका मनोयोग उसी मे लगा हुआ है। आज कैसा भावों का 
परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक जो आदि कुमार राजा सभी के स्वामी थे अब अपने 
स्वय के स्वामी बनने जा रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र और काल का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण 
नहीं है जितना भावों का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। आज भावों के परिवर्तन का दिन है। 

किसी को यह अच्छा भले ही न लगे (पराभिप्राय निवृत्तयशक्यल्वात्‌ दूसरे के 
अभिप्राय का निवारण करना वैसे भी अशक्य है। ) किन्तु मोक्षमार्ग में भावों की प्रधानता 
है। अभी तक राजसत्ता थी। दडसहिता चल रही थी साम-दाम, दंड भेद की बात चलती 
थी किन्तु अब तो अभेद की यात्रा प्रारभ हो रही है। अब कोई आज्ञा मागे तो भी आज्ञा 
नहीं दी जायेगी। अब तो 'दुःखे-सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगेवियोगे भवने वने वा। निराकृता 
शेष ममत्वबुद्धि, सम॑ मनो मेस्तु सदापि नाथ। | ' 

अब तो सभी के प्रति ममत्वबुद्धि को छोडकर आत्मा समत्व में लीन होना चाह 
रही है। भीतर से वैराग्य उमड़ रह्म है। यह घटना आत्मोन्‍नति के लिये प्रेरणादायी है। 
भारत की सस्कृति आज जीवित है तो इन्हीं आत्मोन्‍नति की घटनाओं के माध्यम से जीवित 
है। धन सम्पदा के कारण नहीं। ज्ञान-विज्ञान के कारण नहीं बल्कि त्याग, तपस्या के 
कारण भारतभूमि महान है। 

वैभव तो “बै'” अर्थात्‌ निश्चय से “भव'' यानी संसार ही है। इसलिये वैभव, 
वैरागी को नहीं चाहिये। उसे तो भव से दूर होने के लिये चरित्र वृक्ष की खंव चाहिये 
है। 'स भव विभव हान्ये नोउस्तु चारित्रवृक्ष' -भव भव की पीड़ा समाप्त हो जाये इसीलिये 
चरित्ररूपी वृक्ष का सहारा लिया जाता है। 

कुछ लोग वैराग्य के आदर्श के रूप में आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती 
का नाम लेते हैं। मुझे तो लगता है कि वैराग्य के आदर्श पात्र यदि कोई है तो रामचंद्र 


समग्र/४/६४०३ 


जी के छोटे भ्राता भरत हैं। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शान को, राजा दशाथ 
के वंश की और अपनी माता की कोख को भी शोभा प्रदान की है। जिडहें सिंहासन की 
भूख नहीं थी। वैशग्य की भूख थी। उन्हें भवन नहीं चाहिये वन चाहिये था। उनके आग्रह 
को सुनकर सम ने कहा कि “भइया मुझे पिताजी की आज्ञा है वन जाने के लिये और 
तुम्हें पिताजी की आज्ञा से सिंहासन पर बैठना है। तुम राज्य मुझे देना चाहते हो सो 
ठीक है। मैं तुम्हारा बड़ा भ्राता वह राज्य तुम्हें सौपना चाहता हूँ। 

एक तरफ पिताजी की आज्ा और ज्येष्ठ भ्राता जो पिता तुल्य है उनकी आज्ञा 
और दूसरी तरफ भीतर मन में उठती वैराग्य की भावना। मुनि बनने की प्यास। परीक्षा 
की घड़ी है और अंत में भरत जी ने कह कि भट्या जैसी आपकी आज्ञा। मैं सब मंजूर 
करता हूँ। मैं यहाँ पर रहूँगा आपका कार्य करूँगा। आपका जैसा निर्देशन मिलेगा वैसा 
ही करूगा। लेकिन आपके चरण चिहन इस सिंहासन पर रखना चाहता हूँ। 

कैसी अद्भुत घटना है यह इतनी त्याग-तपस्या घर में रहकर भी। यह है राजनीति, 
कि राजा बनना पड़ता था, बनाया जाता था। राजा बनने की इच्छा नहीं रखते थे क्योकि 
क्षत्रिय कभी पैसे के भूखे नहीं रहते। अब तो वैश्य वृत्ति आ गयी। पैसे और पद का 
राग बढ़ गया है। सिंहासन के ऊपर ज्येष्ठ भ्राता के चरण चिहन रखकर उनकी तिलक 
लगाकर उनकी चरण-रज माथे पर लगाकर प्रजा के संरक्षण के लिये एक लघुभ्राता और 
पिता की आज्ञा से बन जाने वाले एक ज्येष्ठ भ्राता की बात अब मात्र पुराण मे रह 
गयी है। रामायण में रह गयी है। 

इस दीक्षा कल्याणक के आयोजन में कि जिसमें मुकुट उतारे जा रहे हैं सिंहासन 
त्यागा जा रहा है। वैराग्य की बाढ़ आ रही है सब कुछ देखकर भी आपकी सत्ता की 
भूख शासन की भूख बढ़ती जाये तो क्या कहा जाये। बंधुओ ! उन राम को याद करो। 
लघुभाता भरत को याद करो। अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे-पीछे चलने वाले लक्ष्मण और 
महलों में रहने वाली रानी सीता के त्याग को याद करो। सारे प्रजाजनों की आंखों में 
आंसू है लेकिन राजा राम अपने कर्सव्य में अडिग हैं। 

कैसी विनय और वैराग्य का आचरण है। यह वैराग्य की कथा आज के श्रमणों 
को भी आदर्श है, गृहस्थों के लिये तो आदर्श है ही। श्रमण की शोभा राग से नहीं, वीतराग 
निष्कलंक पथ से है। दैगग्बरी दीक्षा ही निष्कलंक पथ है। राष्ट्रकवि मैधथलीशरण गुप्त 
ने कहा है कि-- “मेदनी पति भी यहाँ के भक्त और विरक्त थे। होते प्रजा के अर्थ 
ही रोज कार्यासक्त से'” प्रजा के लिये राजा होते ये मात्र सिंझसन पर बैठने के लिये 
या अहंकार प्रदर्शित करने के लिये नहीं। उनकी प्रभुभक्ति और संसार से विरकित हमेशा 


खमग्र/४/६१० 


बनी रहती थी। आज भी ऐसे ही नीति-न्यायवान्‌, भक्त और विरक्‍्त भरत और राम 
के आये बिना शांति आने वाली नहीं है। 
अंत में यही कहना चाहता हूँ। धन्य हैं वे वृषभनाव भगवान जिड्होंने राष्ट्र पद्धति 
को अपनाते हुये प्रजा को अनुशासित किया और बाद में स्वय आत्मानुशासित होकर 
दीक्षा लेकर वन की ओर बिहार कर गये। भरत चक्रवर्ती आदि भी उनकी आज्ञा के 
अनुसार प्रजा का पालन करते हुये मुक्त हुये। हमें क्षात्र-धर्म की रक्षा के लिये और 
दिगम्बरत्व की सुरक्षा के लिये वीतरागता को ध्यान मे रखना चाहिये। जंगल में भले 
ही न रह पाये लेकिन जगल को याद रखना चाहिये। वीतरागता के बिना न शिरपुर 
मिलेगा और न ही शिवपुर ही मिलेगा। वीतरागता की उपासना ही हमारा परम कर्त्तव्य 
है। वही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। 
ण्ए 


समग्र/४/६११ 
0 धर्म-देशना 


रथ आगे बढ़ता जा रहा है। अश्वगतिमान है। गन्तव्य तक पहुँचना है। मंगल का 
अवसर है। जीवन में वह अवसर वह घड़ी एक ही बार आती है। उस घड़ी की प्रतीक्षा 
में लाखों जनता लगी हुई है। यात्री पथ में डै, और अबाधित पथ को लाघता हुआ चला 
जा रहा है। अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु सकल्प उसके पास है। लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिये वह आतुर है। लेकिन सयत होकर अपने कदम बढ़ा रहा है और कूछ ही दूरी 
रह गयी है पर लग रहा है कि सकल्‍्प पूरा नहीं हो पायेगा। सकल्प परिवर्तन के योग्य 
भी नहीं है क्योकि सकलल्‍प तो जीवन की उन्नति के लिये जीवन के उत्थान के लिये किया 
जाता है। 

संकल्प मात्र जीवन निवहि के लिये नहीं होता वह तो जीवन के निर्माण के लिये 
होता है। लेकिन मुक्ति के स्थान पर बंधन नजर आने लगे। जीवन परतंत्रता में फसता 
चला जाये तो वह सकल्प ठीक नहीं माना जायेगा। आनंद के स्थान पर चीत्कार सुनाई 
पड़े तो ठीक नहीं। यही बात हुई और उस पथिक ने कहा - कि रोकिये, रथ को रोकिये। 
रथ रुक जाता है। वह यात्री नीचे उतर जाता है और कहता है कि ठहरिये आप लोग 
यहीं पर। मैं अकेला जा रहा हूं और वह अकेला ही आगे बढ़ जाता है। 

कोई उसके पीछे जाने का साहस नहीं कर सका। अब क्या संकल्प उसके मन मे 
आया है। यह तो वही आत्मा जानता है या तीन लोक के नाथ जानते हैं। इतना अवश्य 
सभी के समझ मे आ रहा है कि रास्ता बदल गया है। यह क़ार्ता हवाओ में फैलती 
चली गयी। सभी चकित हैं कि यह कैसा हुआ। हमने बहुत सोच समझकर मुहुर्त निकाला 
था लेकिन यह अकस्मात परिवर्तन कैसे झे गया। सब किकर्तव्यविमूढ हैं। आप समझ 
गये होंगे। विवाह का मंगल अवसर था और पशुओ का क्रन्दन सुनकर उन्हे बंधन में 
पड़ा देखकर नेमिनाथ कुमार ने पद्च परिवर्तित कर लिया। 

अब जीवन का लक्ष्य बंधन मुक्त होना है। जीवन आज तक बंधनमय रहा अब 
बधन का सहारा महीं झहिये। अब आजादी के स्वर कानों में प्रविष्ट हो रहे हैं। मूक 
पशुओं की आजादी के साथ अपनी कर्म बंधन से आजादी की बांत आ गयी है। निमित्त 
मिल गया। निम्मित्त हमें भी मिलता है लेकिन हमारा प्रय परिवर्तित नहीं होता और सारी 


समंग्र/४ /६१२ 

बात सुनकर वहाँ एक दूसरी आत्मा भी उसका अनुकरण करती चली जाती है। वह रास्ता 
- चला गया है गिरनार की ओर गिरनार पर्वत का नाम पहले उर्जयन्त था बाद में गिरनार 

पड़ा) शजुल ने जहाँ गिर गिरकर भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। केवल स्वार्थ सिद्धि 

के लिये पथ बदलने वाली वह आत्मा नहीं थीं। 

जो अहिसा का उपासक है वह उसी पथ पर बढ़ता है जिस पथ में अहिंसा का 
पोषण होता है। गिरनार के झाड़ झंखाड़ में भी उसे मार्ग प्रशस्त अनुभव हुआ। अहिंसा 
के पथ का पथिक अपने पथ का निर्माण स्वयं करता चला जाता है। पथ का निर्माण 
तो चलने से ही होता है। महाव्रती ही अहिंसा के पथ पर चल सकता है। महाव्रती इसीलिये 
कहा जाता है कि वह अकेला ही महान पथ पर चल पड़ता है फिर उसके पीछे बहुतों 
की सख्या चली आती है। 

'अयनिज- परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम्‌ उदारचरितानां तु वसुधैव कूटुप्बकम्‌” ' यह 
मेरा है वह तेरा है ऐसी मनोवृलि संकीर्णता का प्रतीक है। उदार आचरण वाले उदारमना 
तो सारी वसुन्धरा को ही अपना कूटुग्ब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ऐसे ही उदार 
चरित्र वाले मुक्ति के भाजन बनते हैं। जिस पथ के माध्यम से मेरा उद्घार हो और दूसरे 
का मथ भी प्रदर्शित हो ऐसे पथ पर वे चलते हैं। भले ही उस पथ पर कंटक विछे हों। 
वह पथ मेरे लिये नहीं है जिसके द्वारा हिंसा का पोषण होता हो जिसके द्वारा जीवों 
की धक्का लगता हो, जिसके द्वारा जीवन पतित बनता हो, जिसके द्वारा एक दूसरे के 
बीच दीवार खड़ी हो जाती हो। स्वार्थ परायणता आती हो, वह पथ अहिंसा का पथ 
नहीं है। 

यही कारण था कि तोरणद्वार के पास पहुँचकर भी पथ बदल गया। कानों में वह 
दयनीय जीवो की आर्तध्वनि पड़ गयी। लाखों जनता ने भी सुनी लेकिन इस पथिक का 
पथ बदल गया। मूक प्राणियों की वेदना भरी आवाज वास्तव में यदि किसी ने सुनी 
तो वे नेमिकुमार थे और उनका अनुकरण करने वाली राजुल थीं, उन्होंने अपना ही नहीं 
दुनिया का पथ प्रदर्शित किया। धन्य हैं अहिंसा के पथ के पथिक, बारात को खुश करने 
के लिये वन्य जीवों की हिंसा मेरे लिये ठीक नहीं है। आज पर्यावरण प्रदूषण की बात 
चलती है। बंधुओ पर्यावरण के प्रदूषण में न वन्य प्राणियों का, न वनस्पति जगत का, 
न ही अन्य किसी देवता का हाथ है यह प्रदूषण मात्र मानव के मनोदूषण से उत्पन्न 
हो रहा है। अहिंसा के समर्थक जीवों के ऊपर दया करके अपनी सुख सुविधा की छोड़कर 
सबके कल्याण के मार्ग पर चलने बाले वे उदार चरित्र वाले नेमिनाथ जैसे महान पुरुष 
ही वास्तव में पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोगी हैं। 

यदि दया है तो जीवन धर्ममय है, दयामय धर्म अहिंसा धर्म एक वृक्ष की तरह 


समंध्र/ ४2६१३ 


है शेष सभी सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य उसी के संवर्धन संरक्षण और पोषण 
के लिये हैं। 

जैन समाज में परिग्रह की बात आती है कि परिग्रह्ठ बहुत है। बंधुओं, मात्र धन 
संपदा का संग्रह करना परिग्रह नहीं है। परिग्रह का अर्थ तो मूर्छा है। मूर्छा का अर्थ 
है गाफिलता, वस्तुओ के प्रति अत्यन्त आसक्ति। दयाधर्म के विकास के लिये शान्ति 
और आनंद के विस्तार के लिये जो अपने वित्त (धन सम्पदा) का समय-समय पर बुंद-बूंद 
कर संग्रह किया है यदि उसे वितंरण कर देता है तो वह परिग्रह एवं पाप का संग्रहकर्ता 
नहीं माना जाता! जैन समाज का इतिहास है आज तक उसने राजा महाराजार्जी के लिये 
देश पर विपत्ति आने पर अपने भंडार खोल दिये हैं। संग्रहीत धन का वितरण करके 
सदुपयोग किया है। अपनी इसी सस्कृति का अनुकरण करते हुये आज भी अपरिग्रह 
वृत्ति को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिये। 

वीतरागता, उज्ज्वल परिणाम और परोपकार की भावना ही जैन धर्म की ज्ञान है। 
“धम्मो मंगल मुक्किटं अहिंसा संजमो तवो। देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया 
मंणो।'” अहिंसा तप और संयम ही मंगलमय धर्म है। जिसका मन सदा उस 
धर्माचरण में लगा है उसे देव लोग भी नमस्कार करते हैं। यह जैन धर्म विश्व- 
धर्म है। आदिनाथ भगवान के समय जो धर्म था वही तो जैन धर्म है और आदिनाथ 
भगवान ही आदिद्रह्मा है। जिनका उल्लेख वेदों मे आता है और उनके पुत्र भरत के 
नाम से ही यह देश भारत देश माना जाता है। हमें भी उन्हीं का अनुकरण करते हुये 
जीवन में अहिंसा को धारण करना चाहिये। 

जैनियों ने कभी परस्परोपग्रहो जैनानाम्‌ नहीं कहडा। जैनधैर्म में तो परस्परोग्रही 
जीवानाम्‌ की बात आती है। साम्प्रदायिकता के नाम पर अपने-अपने घर भरना, अपना 
स्वार्थ सिद्ध करना और अहं को पुष्ट करना ठीक नहीं है, आज अहं वृत्ति नहीं सेवा 
वृत्ति को फैलाना चाहिये! जीवन भले हीं चार दिन का क्यों न झे लेकिन अहिंसामय 
ही तो मूष्यवान है जो धर्म के साथ क्षणभर भी जीता है वह धन्य है। 

अगवान ऋषभदेव ने तंपंस्या के उपरान्त कैवल्य प्राप्त होने पर हमें यहीं उपंदेश 
दिया कि प्रत्येक आत्मा अपना आत्मकल्याण करने के लिये स्वतंत्र है। हमें सभी जीवों 
के आत्म कल्याण में करुणाकान होकर दया धर्म से औतप्रोत होकर परस्पर उपकार 
की भावना रखकर, यथा सम्भव मदद करनी चाहिये। ६४03 


समग्र.” ४/६१४ 
ए निष्ठा से प्रतिष्ठा 


आज यह पचकल्याणक एवं गजरथ महोत्सव का समापन सागर की इस विशाल 
जन-राशि के सामने सानंद सम्पन्न हुआ। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य ह्नेता है 
उसकी भूमिका महीनों “बरसों पहले से चलती है और वह कार्य सम्पन्न हो जाता है कुछ 
ही दिनों मे। आज तक इस सागर की एक यही लगन रही कि पंचकल्याणक महोत्सव 
सानद सम्पन्न करना है और आज यह कार्य संपन्‍न हुआ तो सब ओर हर्ष छाया है 
सारी धकान भूल गयी है। 

बंधुओ ' हमारे सामने हमेशा कर्तव्य रहना चाहिये। कतापिन नहीं आना चाहिये। 
कोई भी कार्य होता है तो वह उपादान की योग्यता के अनुरूप होता है लेकिन उसके 
लिये योग्य सामग्री जुटाना भी आवश्यक होता है। सभी के परस्पर सहयोग से ऐसे महान्‌ 
कार्य सम्पन्न हात है। भावों मे आस्था होनी चाहिये। धर्म क प्रति आस्था जब धीरे- 
धीरे निष्ठा की ओर बढ़ती है प्रगाढ़ होती है तभी प्रतिष्ठा हो पाती है और जब प्रतिष्ठा 
की ओर दृष्टिपात नहीं करते हुये आगे बढ़ते है तो सस्था बन जाती है तभी सारी व्यवस्था 
ठीक हो पाती है। और हमारी अवस्था सुधर पाती है। यह जिन बिब प्रतिष्ठा आस्था 
के साथ हमारी अवस्था को सुधारने मे सहायक है। 

इस समारोह के सानद सम्पन्न होने में पुदुगल द्रव्य भी काम कर रहा है। अपनी 
अपन्नी योग्यता के अनुसार सभी सहयोगी बने हैं। चैतन्य परिणाम तो उपादान के रूप 
मे माना ही गया है जो सामूहिक रूप से इस कार्य को सम्पन्न करने में साक्षात कारण 
है। ऐसे भव्य आयोजन इसीलिए एकता के प्रतीक बन जाते हैं। यह एक दूसरे के सहयोग 
की भावना का परिणाम है कि विस्मय में डालने वाला इतना वृहत्‌ कार्य सम्पन्न हो गया। 
मानव एक मात्र ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन इतना ही है कि उसका 
दिल और दिमाग ठीक काम करता रहे। उसमे लगन और एकता बनी रहे। तब देवता 
भी उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और सहयोगी बनते हैं। 

प्रकृति का सहयोग दो प्रकार का है। एक बाहरी प्रकृति जो दिखायी पड़ती है और 
एक भीतरी प्रकृति जो हमारा स्वभाव है वह दिखाई नहीं पड़ती। यदि उस भीतरी स्वभाव 


“सभा: कं 

मैं, प्रकृति में चिंकार उत्पन्न हो जाये तो बाहरी प्रकृति अनुकूल होने पर भी संकर आ 
जाता है। यर्दिउज्ण्बल भाष हो, भीतरी प्रकृति शान्त ही ती बाहरी प्रकृति रूष्ट नहीं 
होती वरम्‌ संतुष्ट हो जाती है। कंल सुना था कि व्यवस्था में लगे हुये डीआईजी. कलेक्टर 
और सभी प्रशासनिक अधिकारी वगैरह का कहना है कि रथ की फेरी के समय धूल 
न॑ उड़े इसलिये पानी के सिचन की व्यवस्था होनी चाहिये वह हम करेंगे, तो प्रकृति ने 
स्वयं ही मेघों के माध्यम से रात्रि में मानो सिंचेन ही कर दिया। आशय यही हैं 
कि प्रत्येक समस्या का समाधान संतोष शान्ति संयम और परिणामों की उम्म्वज्ता से 
सभव है। 

आज महान तीर्थंकर, केवली, श्रुतकेवली या ऋद्धिधारी मुनि महाराज आदि तो नहीं 
है जिनके पृण्य से सारे कार्य सानंद सम्पन्न हो सकें पर सामूहिक पुण्य के माध्यम से 
आज भी धर्म के ऐसे महान आयोजन सानंद सम्पन्न हो रहे हैं। यही धर्म का महामाल्य 
है। यही सयम की महिमा है। संयमी के साथ असंयमी भी संयमित होकर चले यह 
बहुत कठिन होता है लेकिन आप सभी ने इस कठिनाई को भी बड़ी लगन से संयमित 
होकर पार कर लिया। यदि इसी प्रकार आगे भी करते जायेंगे तो संयमी बनने में देर 
नहीं लगेगी। संयम से हमारा यहाँ तात्पर्य संयम की ओर रुचि होने से है जिसका उद्देश्य 
परम्परा से निर्वाण प्राप्त करना है। ॥ 

जो जीवन शेष है वह आप धार्मिक आयोजनों में व्यतीत करें और परस्पर उपकार 
और सहयोग के महत्व को समझें। जो जीव शान्ति और सुख चाहते हैं। अपना उत्थान 
चाहते हैं उनके लिये यथोचित सामयिक सहयोग यंदि आप करेंगे उन्हें अपने समान मॉनकर 
अपना मित्र समझकर उनका हित चाहेंगे तो परस्पर एक दूसरे का कल्यांण हीगा। 

सिगड़ी के ऊपर एक बर्तन रखा है उसमें दूध तपाने के लिये रखा गया है। नीचे 
आग जल रही है। दूध तप रहा है। तपता-तपता वह दूध मालिक की असावधानी के 
कारण ऊपर आने लंगा। लगता है मानों वह कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के पास रहना चाहता 
है और चूंकि उसका मालिक कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं है इसलिये उसे छोड़ना चाह रहा है या 
कहो कि जो उसे संता रहा है, पीड़ा दे रहा है उस अरिन को देखने के लिये बाहर आ 
रहा है और इतने में ही थोड़ी सी जल की धारा उसमें छोड़ दी गयी और यह दूध जो 
उयल रहा था उफने रहा था यह बिल्कुल शान्त हो गया। 

यह सोचने की बात है कि थोड़ी सी जल की धारा दूध की शान्ति के लिये कारण 
बन गयी। इसका रहेत्थ यही है कि दूध का मित्र जले है। जल के कारण ही दूध, 
दूध माना जाता है। यदि दूध में जल तत्व खो जाये तो उसे आप कहते हैं- खोदा 
और खोवा की लोकप्रियता दूध के समान नहीं है। दूध को रस माना गया है। दूध आालक 


समा ४ (९१६ 
से लेकर वृद्ध सभी को प्रिय है और सभी के योग्य भी है। तो दूध में ओ जल मिला 
है उसी ले सभी उसकी चाहते हैं। दूध की जल ले यह मित्रता अनोखी है। 

विजातीय होकर भी दूध और जल में महरी मित्रता है। दूध की दूध से मित्रता 
भले ही न हो लेकिन जल से तो हमेशा रहती है। कांय का दूध यदि अकौआ के 
दूध से मिल जाये तो फट जाता है। विकृत हो जाता है। दोनों की मैज्ी कायम महीं 
रह पाती। दूध का उपकारी इस प्रकार एक मात्र जल्न ही है। हमें सोचना चाहिये कि 
जब दूध और जल में मैत्री झे सकती है तो हम मनुष्यों में परस्पर मैत्री भाव सहयोगी 
आव नहीं रह सकता। रहना चाहिये। 

वर्तमान में विभिन्‍न प्रकार के यान तीव्रगति से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किये जाते हैं 
और वे पृथ्वी की गुरुल्लाकर्षण कक्षा से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर लेते हैं। 
यह क्षमता पुद्गल के पास है। इसे हम विज्ञान की प्रगति और उन्नति मानते हैं तो 
क्या हम ऐसे धार्मिक आयोजनो के माध्यम से अपने जीवन को संवेगवान व सयमित 
करके अपने भावों को उज्ज्वल बनाकर के मोह की कक्षा से अपने आप को ऊपर नहीं 
उठा सकते। जो महान्‌ आस्मायें अपने भावों की उज्ज्वलता और तपस्या के प्रभाव से 
अनंतकाल के लिये मोह की कक्षा से ऊपर उठ गयी हैं उनका स्मरण अवश्य करना 
चाहिये और उन्हें अपना आदर्श मानकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिये। 

अंत में यही भावना करता हूँ कि- 

यही प्रार्थना वीर से 

अनुनय से कर जोड़। 

हरी भरी दिखती रहें 

धरती चारों ओर। 

(00 


समग्र ४८१३७ 


समग्र ४ परिशिष्ट . 


। प्रवचनागृत - 
प्रथम संस्करण - १९७५ 
प्रकाशक - प्रबन्ध समिति, श्री चन्द्रश्रभ दिग:जैन 
मन्दिर, फीरोजाबाद 


॥  अ्रवचन - पारिजात - 
प्रथम संस्करण -- १६८० 
- द्वितीय, सृतीय: चतुर्थ: 
प्रकाशन - श्री मुनिसंघ स्वागत समिति साभर (छप्र) 
॥ गुरुवाणी - 
प्रथम सस्करण १६७६ 
गुरुवाणी प्रकाशन, ११३०, महावीर पार्क रोड 
जयपुर (राज) 
द्वितीय सस्करण॑ 
.॥ प्रवचन - प्रमेय - 
प्रथम संस्करण १६८७ 
ज्ानोदय प्रकाशन, लार्डगंज, जबलपुर एम.्र) 
प्रवचन - प्रदीष - 
प्रथम संस्करण १६८७, 
द्वितीय सस्करण १६६१ 
रजकण प्रकाशन, टीकमगढ़ (भर्न) 
प्रवचन पंचामृत - 
प्रथम सस्करण कुुह१क. 
अकाशक - मूलतंद लुहाड़िया, जयपुर रोड: 
मदनगंज - फकिसतंयढ़ (रॉजे), 
प्रवचन पर्व - प्रथम संस्करण १६९४, .. 
द्वितीय संस्करण १६६६... 
प्रकांशन - श्री मुनिर्ंघ स्वागत स्रविति, समग्र (प्र) 


समप्म/४//चृश८॑ 


कि पावन प्रवचन - 


प्रथम संस्करण १६६४ 
प्रकाशन - नया बाजार मंदिर, ग्वालियर (मप्र) 


का प्रवचनिका - 


प्रथम सस्करण, १६६६ 
प्रकाशन - श्री मुनिसंघ स्वागत समिति, , 
सागर (मप्र) 


& प्रवचन - संग्रहों से निकालकर पृथक-पृथक प्रकाशित किये 
गये प्रवचन - 


है. 
२ 
३ं 


0 4. ८छ  »८ 


११ 
ब२ 


डबडबाती आँखें - ११ अगस्त ८५ आहार जी क्षेत्र 

अपर नाम - मानवता (प्रवचन प्रदीप) 

जैनदर्शन का हृदय - १६ जून ८० सागर 

अपरनाय - अनेकान्त (प्रवचन प्रदीष) 

जयन्ती से परे - ३ अप्रेल ८५ खुरई 

अपरनाम - अंतिम तीर्थकर मगवान महावीर (पावन - प्रवचन) 
ब्रह्मचर्य चेतन का भाग - (गुरुवाणी) 

आत्मानुभूति ही समयसार है (गुरुवाणी) 

मूर्त से अमूर्त की ओर - (गुरुवाणी) 

मर हम, मरहम बने - मार्दव धर्म (प्रवचन - पर्व) 

भक्त का उत्सर्ग/परम - पुरुष भगवान हनुमान। 

(पावन - प्रवचन) 

भोग से योग की ओर [प्रवचन - प्रदीप) 

व्यामोह की पराकाष्ठा / व्यामोह (प्रवंधन - प्रदीप) 

मानसिक सफलता अवचन - अदीप) 

प्रकचन पीयूष (प्रवचनामृत १-२) 

अनेकान्त प्रवचनामृत -- (प्रवचनामृत॒ के स्राथ अनेकान्त वाला 
प्रवचन जोड़कर प्रकाशित किया गया संग्रह) 

सागर मंथन - प्रवचननामृत, पावन - प्रवचन एवं अन्य प्रथक - 
प्रथक्‌ प्रकाशित प्रवंचनों का संग्रह 
सर्वोदिय - प्रवचन संग्रह -(वीर विद्या संघ गुजरात से प्रकाशित 
विविध प्रवचन संग्रहों का सेट) 


